


इस प्रकाशन के प्रेरणा-स्रोत 
उपाध्याय श्री ज्ञानसागरजी 


अनासक्त, अपरिग्रही और सतत 
ज्ञानाराधक परमपूज्य उपाध्याय १०८ श्री 
ज्ञाससागरजी मुनिराज भारत को गरिमासयी 
श्रमण-संस्कृति, संत-परम्परा और आध्यात्मिक 
अवधारणाओं के जीवन्त प्रतीक हैं । उनके उदार/ 
उदात्त चिन्तन से सहअस्तित्व की भावना को एक 
नई चमक मिली हे । 

सन्‌ १९५८ की वैशाख शुक्ला द्वितीया 
को मुरैना में जन्मे उमेशकुमार की जीवन-यात्रा 
आत्म-बोध के साथ प्रारम्भ होकर सन्‌ १९७६ 
में क्षुल्लक गुणसागर के रुप में प्रतिफलित हुई। 
फिर बारह वर्ष पहुचात्‌ ३१ मार्च १९८८ को 
टिगम्बरी दीक्षा प्राप्त कर वे मुनि ज्ञानसागर के 
नाम से प्रख्यात हुए। सागर से निकलकर 
मुजफ्फरनगर, खेकड़ा, विनौली, शाहपुर, गया 
और रफीगंज आदि में भ्रमण करता हुआ, तीन 
वर्ष में ही बुन्देलखण्ड का यह संत पूर्वोत्तर भाग्त 
की धर्म-पिपासु जनता में बसंत बनकर छा गया। 

उपाध्याय ज्ञानसागरजी की ज्ञानगंगा कहीं 
भी पंथों, जातियों या सम्प्रदायों की परिधि में 
सिमट कर नहीं बहती। वह धारा तो बिना किसी 
भेद-भाव के हर जाति, धर्म और आस्था वाले 
लोगों के बीच सरल, स्वाभाविक करुणाधाग के 
रुप में प्रवाहित होकर अहिंसा और विह्व-ञान्ति 
के अंकुर उगा रही है । 

भगवान महावोर की आचार्य परम्परा को 
रेखांकित करने वाले इस महान ग्रन्थ का यह 
संस्करण उन्हीं संत की प्रेरणा का सुफल है । 





॒ आवरण का चित्र - 

शान्तिप्रसाद कला-संग्रहालय खुजरहो का एक शिल्प 
चन्देल काल : १० वीं - ११ वीं शताब्दी ईस्बी, 
छायाकार - नीरज जैन, 


| ८ 9.48 


तीर्थकर महावीर 
ओर 
उनकी आचार्य-परम्परा 


ढ 

आचार्यतुल्य काव्यकार 
एवं 

लेखक 


यदीया वाग्गंगा विविध-नय-कल्लोल-विमला 

बृहद्ज्ञानाम्भोभिर्जजति जनतां या. स्नपयति । 

इदानीमप्येषा. बुधजन - मराले: . परिचिता 

महावीरस्वामी नयन - पथ - गामी भवतु नः ।। 
- पण्डित भागचन्द्र, महावीराष्टक 


तीर्थकर महावीर 
ओर 


उनकी आचार्य-परम्परा 


चतुर्थ खण्ड 


का 


चाट फणग सरोकार १८% # 727८५ // १ 
978 2// / १८२ 25 | 8//४८]/2/( ८०५ | 776 //4 
र्र 


23 ८/ घर ह 
गम 2 म आम ड ट 


॥३ दे 
3 ( 29 श ८ हज मत ३० ६०.० 
क> 26 
9 ट्रंप "77 व्व्वच्ल्ल्छ्ऊ-द | राव 
लेखक अर्गीर 


डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, 
एम.ए. पी-एच.डी. डी. लिट 


जज फज ऊ छा 7 ठः 
का 2 3065 8 8222 60 गा 


4 गिल 
कक] "०- 7 ६ 





(इस भाग का मुद्रण श्री नेमीचन्द रमेशकुमार पाटनी, रामगढ़ के सौजन्य से) 


आचार्य शन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला 


प्रब्नशक : 


प्रथम संस्करण सन्‌ १९७४ 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषद 


यह द्वितीय संस्करण सन्‌ १९९२ 
आचार्य गन्तिसागर छाणी प्रन्थमाला, 
पो.बुढ़ाना, जिला-मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश) 


प्राप्ति स्थान : 
१, मंत्री-आचार्य शञ्ान्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला 
पो. बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, (उत्तर प्रदेश) 


२. डॉ. मलिन के.शास्त्री 
ए-११, प्रोफेसर क्वार्टर्स, 
मगघ विश्वविद्यालय केम्पस, 
बोध गया (बिहार) ८२४ २३४ 


मूल्य : पूरा सेट चारों खण्ड : चार सो रुपया 


आचार्य कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी पहोत्सव के 
पावन प्रसंग में प्रकाशित 





मुद्रक : 

शकुन॒प्रिंटर्स 

पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा 
दिललो-३२ 





प्रकाशकीय निवेदन 


सोलह वर्ष पूर्व प्रकाशित और लगभग दस वर्ष से अनुपलब्ध यह 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ पुनः मुद्रित होकर आज आपके हाथ में पहुंच रहा है । प्रथमावृत्ति 
के प्रकाशकीय में भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद के मंत्री डॉ.पन्नालाल 
साहित्याचार्य ने इसकी पृष्ठभूमि में लिखा था - 

- “भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 
प्रकाशनार्थ विद्वत्परिषद ने इस ग्रन्थ के लेखन का दायित्व अपने तात्कालिक 
उपाध्यक्ष, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान, डॉ. नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य, एम.ए., 
पी.-एच-डी., डी.लिटू, को सौंपा था । सम्मानीय डॉ.शास्त्री ने चार पाँच 
वर्ष तक अथक परिश्रम करके समय पर इसे तैयार कर दिया । ” 

- “इसके प्रकाशन के लिए विद्वत्परिषद के पास अर्थ की व्यवस्था 
नगण्य थी, परन्तु विद्वत्परिषद के अध्यक्ष डॉ. दरबारीलाल कोठिया ने ग्रन्थ 
के अग्रिम ग्राहक बनाकर राशि एकत्र की और लगभग सात सौ ग्राहकों से 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हो जाने से यह प्रकाशन संम्भव हुआ । “इस बीच यह 
दुर्भाग्यपूर्ण घटित हो गया कि जनवरी १९७४ में डॉ.ञास्त्री का असामयिक 
निधन हो गया और वे अपनी इस महान कृतिको प्रकाशित नहीं देख पाये। 

इधर कई वर्षों से यह ग्रन्थ अनुपलब्ध था । इस अन्‍्तराल में जैन 
साहित्य और संस्कति के इतिहास के प्रति जिज्ञासु अध्येताओं की एक 
नई पीढ़ी तैयार हो गई है जिसके मार्ग-दर्शन के लिए इस ग्रन्थ की महती 
उपयोगिता निर्विवाद है। स्व. डॉ. शास्त्रो और डॉ.टरबारीलाल कोठिया के अत्यन्त 
स्नेहपूर्ण संबंध रहे हें।डॉ. शास्त्री की चर्चा चलते ही, आज भी कोठियाजी की 
आँखें भर आती है ।कोठियाजी कई वर्षों से अपने दिवंगत मित्र के इस 
अवदान को पुनः प्रकाशित कराने के प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु व्यय-साध्य 
होने के कारण सफलता का योग लग नहीं पा रहा था। 

संयोग से परम ज्ञानाराधक १०८ श्री उपाध्याय ज्ञानसागरजी मुनिराज 
का इस वर्ष गया में चातुर्मास हुआ । नवम्बर ९१ में वहाँ आगम वाचना 
हुई जिसमें अनेक विद्वानों ने भाग लिया । डॉ.कोठिया ने अपने मन का 
यह विकल्प वहाँ व्यक्त किया जिस पर पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज की 
प्रेरणा से “आचार्य ञन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला बुढ़ाना ” के कोष से पचास 
हजार को राशि ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए सहज उपलब्ध हो गई । बाद 
में अपने प्रवचन के बीच मैने गया समाज से इसमें सहायक होने का अनुरोध 
किया तब, मेरा याचना-वाक्य पूरा होने के पूर्व ही, समाज के अध्यक्ष बाबू 
पदमचन्दजी ने समाज की ओर से पच्चीस हजार को स्वीकृति प्रदान कर 
दी । बाद में स्व.प्रेरणा से उसमें वृद्धि करके उन्होंने दूसरे भाग के मुद्रण 


का दायित्व ले लिया। गया समाज की यह उदारता अन्य कर्णधारों के लिए 
अनुकरणीय है । 
उसी समय उपाध्यायजी के सान्रिध्य में इस हेतु सात सदस्यों को 
एक अस्थायो समिति का गठन करके कार्यारम्भ कर दिया गया । बाद 
में शेष अर्थव्यवस्था के उपाय करते समय यह विकल्प सामने आया कि 
आचार्य इन्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला ही शेष राशि का प्रावधान करके ग्रन्थ 
के प्रकाशन का भार वहन करे । स्व. डॉ शास्त्री के सुयोग्य पुत्र डॉ.नलिन 
के. शास्त्री ने ग्रन्थमाला को द्वित्तीय संस्करण का प्रकाशन अधिकार प्रदान करके 
इस प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त कर दिया । ग्रन्थ के दूसरे भाग के पुद्रण का 
सम्पूर्ण व्यय दिगम्बर जैन समाज गया ने और तीसरे भाग का व्यय दिगम्बर 
जैन पंचायत रफीगंज ने वहन किया है | इस चतुर्थ खण्ड का व्यय श्री नेमीचन्द रमेशकुमार 
जी पाटनी, रामगढ़ (रची) द्वारा प्राप्त हुआ है । यही इस प्रकाशन की पृष्ठभूमि है । 
शान्ति सदन, सतना, २३.४.९२ नीरज जेन 


कृतज्ञता- ज्ञापन 


इस समिति को संतोष है कि पूज्य १०८ श्री उपाध्याय ज्ञानसागर 
जी के आज्ञीर्वाद और प्रेरणा के फल-स्वरुप यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित 
करने में हमें सफलता मिली है । मुनिश्री के चरणों में हम नमन करते हैं। 
इस कालजयी कृति के सर्जनहार स्व.डॉ.नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य के प्रति 
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम यहाँ यह रेखांकित करना चाहते हैं कि उनकी 
यह कृति आज भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय है और आने वाली अनेक शताब्दियों 
तक उनके यहा को जीवित रखने पें समर्थ है । ग्रन्थ अपने आप में परिपूर्ण 
है और यह संस्करण मात्र उसका 'पुनर्मु द्रण' ही है । 

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद के द्वारा इसका प्रथम-प्रकाशन 
हुआ था अतः हम उस संस्था के आभारो हैं । द्रव्य सहयोग के लिए दातारों 
को, तथा त्वरित मुद्रण के लिए शकुन प्रकाशन के श्री सुभाषजी को धन्यवाद 
देना हमारा कर्तव्य हे। आचार्य शान्तिसागर छाणी ग्रन्थमाला को इस सराहनीय 


संकल्प के लिए बधाई। 
डॉ. दरबारीलाल कोठिया 
डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल नीरज जेन 
डॉ. फूलचन्द्र प्रेमी डॉ. नलिन के. शास्त्री 
रतनचन्द्र जेन, बुढ़ाना पदमचन्द्र जैन, गया 
(मंत्री-आचार्य शान्तिसागर छाणी (अध्यक्ष-दिगम्बर जैन समाज गया) 


ग्रन्थमाला, बुढ़ाना) 


प्रकाशक की लेखनीसे 


भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की ओरसे गुरु गोपालदास बरैया-शताब्दी 
समा रोहके प्रसंगको लेकर जब श्रो बरेया-स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन हुआ,तब समाजके 
प्रबुद्धवर्गंने अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट को थी । ग्रन्थका सर्वत्र समादर हुआ और 
उसको समस्त प्रतियाँ हाथों-हाथ उठ गयीं | भारतवर्षके समस्त विश्वविद्यालयोंकी 
लाइब्नेरियोंके लिए यह संग्रहणोय ग्रन्थ विद्वत्परिषद्‌की ओ रसे नि:शुल्क भेंट किया 
गया । उसके उत्तरमें विश्वविद्यालयोंके प्रबन्धकोंने जो धन्यवादप्त्र दिये, उनमें 
उन्होंने उस ग्रन्थरत्नको प्राप्तकर बड़ा हष॑ प्रकट किया था । 

वत्तमानमें चल रहे श्री १००८ भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण- 
महोत्सवके उपलक्ष्यमें भो विद्वत्परिषद्‌की कार्यकारिणीने 'तो्थंकर महावीर और 
उनको आजायं-परम्परा' नामक ग्रन्थ प्रकाशित करनेका निईंचय किया और 
इसके लेखनका भार विद्वत्परिषद्के उपाध्यक्ष और बहुमुखो प्रतिभाके घनी श्री 
नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचायं, एम०ए०, पो-एच० डी०, डी० लिट्‌०, अध्यक्ष संस्कृत- 
प्राकृत विभाग एच० डो० जेन कालेज आराको दिया गया । सम्माननीय डाक्टर 
साहबने इस ग्रन्थके लेखनमें वार-पाँच वर्ष अकथनीय परिश्रम किया है । परन्तु 
खेद है कि वे अपनो इस महनीय कृतिको अपने जोवन-कालमें प्रकाशित न देख 
सके । गत जनवरी ७४ में उनके दिवंगत होनेका समाचार देशभरमें संत्तप्त 
हृदयसे सुना गया । 

यह महान्‌ ग्रन्थ चार भागों में सम्पूर्ण हुआ है। इसके प्रकाशनके लिए विद्वत्प- 
रिषद्के पास अर्थंकी व्यवस्था नगण्य थी । परन्तु विद्वत्परिषद्‌के अध्यक्ष डॉक्टर 
दरबारीलालजी कोठियाने इसके अग्रिम ग्राहक बनानेकी योजना प्रस्तुत को, 
जिसे समाजने बड़े उत्साहके साथ स्वीकृत किया । श्री १०८ पूज्य विद्यानन्दजी 
महाराजने भी अपने शुभाशीर्वादसे इसके प्रकाशनका मार्ग प्रशस्त किया | यह 
प्रकट करते हुए प्रसन्नता होतो है कि इसके सातसो ग्राहक अग्रिम मूल्य देकर 
बन गये । ग्रन्थके चारों भागोंका मूल्य ८५) है। परन्तु अग्रिम ग्राहक बननेवालों- 
को यह ग्रन्थ ६१) में देनेका निणंय किया गया । 

ग्रन्थका आभ्यन्तर-परिचय डॉक्टर दरबारोलालजी कोठिया द्वारा लिखे 
आमुख तथा ग्रन्थकी विषय-सूचोसे स्पष्ट है । 

इस ग्रन्थके संपादन और प्रकाशन तथा अभ्थंके संग्रहमें विद्वत्परिषदुके अध्यक्ष 


प्रकाशककी लेखनीसे : ५ 


श्रीमान्‌ु डॉ० दरवा रीलालजो कोठिया, न्यायाचाय॑, एम० ए०, पी-एच०-डो०, 
पुव॑रीडर जेन-बौद्धवशनविभाग,हिन्दू-विश्वविद्यालय, वा राणसीको महान्‌ परिश्रम 
करना पड़ा है, प्रेसको दोड़घृष और प्रूफका देखना आदि कायं आपने जिस निस्पृह 
भाव, लगन और निष्ठासे संपन्न किये हैं वह श्लाघ्य है। आपकी इस महनोय 
सेवाके लिए में अत्यन्त इतज्ञ हूँ । 

पूज्य मुनिश्री विद्यानन्दजोने ग्रन्थपर आशीवेचनके रूपमें बहुमूल्य “आद्य 
मिताक्ष र' लिखकर हमें कृतार्थ किया, इसके लिए हम उनके प्रति विनत हैं । 
सिद्धान्ताचायं श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्रजी वाराणसीने अपना महत्त्वपूर्ण 
'प्राककथन” लिखनेकी कृपा की, अतः उनके भी अतिकृतज्न हैं । 

श्री बाबूलालजो फागुल्ल, संचालक महावोर-प्रेसने बड़ी सुन्दरतासे इसका 
प्रकाशन किया है, इसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं । 


अग्निम मूल्य भेजकर जिन ग्राहकोंने हमारी प्रकाशन-व्यवस्थाकों सुकर 
बनाया है उनके प्रति में नम्र आभार प्रकट करता हूँ। ग्रन्थकी तेयार पाण्डु- 
लिपिके वाचनमें श्रीमान्‌ सिद्धान्ताचायं पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री, डॉ० दरबा री- 
लालजो कोठिया, डॉ० ज्योतिप्रसादजी लखनऊ, आदि ग्द्वानोंने जो समय 
और सुझाव दिये हैं उनके प्रति भी में सविनय आभार प्रकट करता हूँ । 

अन्तमें प्रकाशन-सम्बन्धी अशुद्धियोंके लिए क्षमा-याचना करता हुआ 
आकांक्षा करता हूँ कि भगवान्‌ महावीरके २५०० वें निर्वाण-महोत्सवकी 
पुष्य-वेलामें इस ग्रन्थका घर-घरमें प्रचार हो ओर जन-मानस भगवान्‌ 
महावी रके सिद्धान्तोंसे सुपरिचित हो । 


विनीतत 
सागर पश्चालाल जैन 
९-७-१९७४ मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्‌ 


सागर 


६ : तोथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


आद्य मिताक्षर 


'रभ्परा' शब्द अपना विशेष महत्त्व रखता है और विश्वके कण-कणसे 
सम्बन्धित है। परम्पराका इतिहास लेखबद्ध करना वेसे ही कठिन काय॑ है, फिर 
श्रमण-परम्पराका इतिहास त्तो सर्वंथा ही दुरूह है। प्रसंगमें जहाँ 'परम्परा' 
शब्द सद-आगम और सद्गुरुओंका बोधक है, वहाँ यह प्रामाणिकताका द्योतक 
भी है। परम्परागत आगम और गुरुओंको सवंत्र प्रथम स्थान है। इसीलिए 
आचायंगुरुस्यो नसः के स्थान पर 'परम्पराचायंगरुरुम्यो नमः का प्रचलन 
है। लोकमें आज भी यह परम्परा प्रचलित है । जेसे गृहस्थोंके विवाह आदि 
संस्कारोंमें परम्परा (गोत्रादि) का प्रइन उठता है, वेसे ही मुनियोंके सबंधमें भी 
उनकी गुरु-परम्पराका ज्ञान आवश्यक है| 

भारतमें मुनि-परम्परा और ऋषि-परम्परा ये दो परम्पराए प्राचीनकालसे 
रही हैं । ऐतिहासिक दृष्टिसे प्रथम परम्पराका संबंध आत्मधर्मा श्रमणोंसे रहा 
है--श्रमणमुनि मोक्षमार्मके उपदेष्टा रहे हें। द्वितीय परम्पराका संबंध लोक- 
धर्ंसे रहा है--ऋषिगण गुहस्थोंके षोडश संस्कारादि सम्पन्न कराते रहे हैं । 
ऋषियोंको जब आत्मधर्मज्ञानकी बुभुक्षा जाग्रत्त हुई, वे श्रम णमुनियोंके समीप 
जिज्ञासाकी पृत्ति एवं मार्गंदर्शनके लिए पहुँचते रहे ।* 

स्‍्व० डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री द्वारा रचित ग्रन्थ 'तीयंडूर सहाबोर और 
उनकी परम्पर।' में श्रमण--मुनि-परम्पराका तथ्यपूर्ण इतिहास है। वस्तुत्तः 
१. वातरशना ह वा ऋषयः श्रमणा ऊर््वमन्थिनों बभूवुस्तानृषयोअर्थमायंस्तेडनिलाय- 

मचरंस्तेथ्नुप्रविशुः कृष्माण्डानि तांस्तेष्वन्वविन्दन श्रद्धया च तपसा च। तानृषयो- 

अजुवन कया निलायं चरथेति ते ऋषीनब्रुवन्नमोवोपस्तु भगवन्तो$स्मिन्‌ धाम्नि 
केन वः सपर्यामेति तानूषयोश्जुवन--पवित्र॑ नो बत येनोरेपसः स्यामेति त एतनि 
सूक्तान्यपद्यन्‌ ।' 
--तैत्तिरीय आरण्यक २ प्रपाठक ७ अनुवाक, १-२ 

“वातरशन--श्रमण-ऋषि ऊर्ध्वमन्थी (परमात्मपदकी ओर उत्क्रमण करनेवाले) 
हुए । उनके समीप इतर ऋषि प्रयोजनवश (याचनार्थ) उपस्थित हुए। उन्हें देखकर 
वातरशन कृष्माण्डनामक मन्‍्त्रवाक्योंमें अन्तहित हो गए, तब उन्हें अन्य ऋषियोंने 
श्रद्धा और तपसे प्राप्त कर लिया । ऋषियोंने उन वातरशन मुनियोंसे प्रबतत किया-- 
किस विद्यासे आप अन्तहिंत हो जाते हैं ? वात्तरशन मुनियोंने उन्हें अपने अध्यात्म 
घामसे आए हुए अतिथि जानकर कहा--हे मुनिजनों ! आपको नमोश्स्तु है, हम 
आपकी सपर्या (सत्कार) किससे करें ? ऋषियोंने कहा--हमें पवित्र आत्मविद्याका 
उपदेश दीजिए, जिससे हम निष्पाप हो जाएँ । 


आय मिताक्षर : ७ 


इतिहासकी रचनाके लिए तथ्यज्ञान आवश्यक है | यत॑:-- 
इतिहास इतीथ्टं तद्‌ इति हासीदिति श्र॒ते: | 
इतिवृत्तमथेतिहामाम्नायं चामनन्ति तत्‌ ॥ 
--आचायें श्री जिनसेन, आदिपुराण, १२५ 

“इतिहास, इतिवृत्त, ऐतिह्ा और आम्नाय समानारथंक शब्द हैं। 'इति ह 
भासोत' (निश्चय ऐसा ही था), 'इतिवृत्तम' (ऐसा हुआ--घटित दुआ) तथा 
परम्परासे ऐसा ही आम्नात है--इन अर्थो में इतिहास है । 

इतिहास दीपकतुल्य है। वस्तुके कृष्ण-इबेतादि यथार्थ रूपको जेसे दीपक 
प्रकाशित करता है, वैसे इतिहास मोहके आवरणका नाशकर, अ्रान्तियोंको 
दूर करके--सत्य स्ंछोक द्वारा घारण की जानेवाली यथार्थंताका प्रकाशन 
करता है | अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशसे पूर्व जेसे कक्षमें स्थित वस्तुएँ विद्यमान रहते 
हुए भी प्रकाशित नहीं होतो, वेसे हो सम्पूर्ण लोक द्वारा धारण किया गया 
गर्भभत सत्य इतिहासके बिना सुव्यक्त नहीं होता । 

प्रस्तुत ग्रन्थके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानुको लेखनामें बल 
और विचारोंमें तकंसंगतता है। समाज इनकी अनेक क्रृतियोंका मूल्यांकन कर 
चुका है--भलोभाँति सम्मानित कर चुका है। प्रस्तुत कृतिसे जहाँ पाठकोंको 
स्वच्छ श्रमण-परम्पराका परिज्ञान होगा, वहाँ ग्रन्थमें दिये गये टिप्पणोंसे उनके 
ज्ञानमें प्रामाणिकता भी आवेगी। श्रमण-परम्पराके अत्तिरिक्त इस ग्रन्थमें श्रमणों- 
की मान्यताओं एवं जेन सिद्धान्तोंका भी सफल निरूपण किया गया है । यह 
रा प्रकारसे अपनेमें परिपूर्ण एवं लेखककी ज्ञान-गरिमाको इज्जित क रनेमें 
सम है। 

यहाँ लेखकके अभिन्न मित्र डॉ० दरबारीलाल कोठियाजीके प्रस्तुत ग्रन्थके 
प्रकाशनमें किए गए सत्यप्रयत्नोंको भी विस्मृत नहीं किया जा सकता है, जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थके लिए कुछ शब्द लिखनेका आग्रहयुक्त निवेदन प्राप्त 
हुआ। विद्वत्परिषद्‌का यह प्रकाशन-कार्य परिषद्‌के सवंथा अनुरूप है। ऐसे सत्कायं- 


के लिए भी हमारे शुभाशीर्वाद ! 
2५.१९६४ हर !१०५४ (नि 


१. इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
सर्वलोकघुत॑ गर्भ॑ यथावत्‌ संप्रकाशयेत ॥ 
-- महाभारत 


८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 


उदय : पौषकृष्णा १२ ६ अवसान : माघ कृष्ण २ 
विक्रम संवत्‌ १९७२ वि० सं० २०३० 
ई० सन्‌ १९१५ १० जनवरी, १०७४ 


यी सजशकत हस्शक्ररा 


#एपुन कि आध्वाप्‌ पत कद्गा डा हलमो कि »४»बन्‌ के छुमाप्य «अल ऐ 
कदर “थी फल के मठशा[ए र्न्ली वेश अर भदाएदिघ्जनि फिक्रज (इनकी चर 
मके ४ ल्‍्जौके ५ परत मे (लए फ्ररूूणी| अत» यूके “ष्ग्लाती $७ रस बट हाान हु - 
“जाम क्षर्रीशी ! पर पिन्पस्थाओं फें हारी काम ससब्य भे मेग ऐट्गी इतठीए मेरे (सी भी 
जले आुस्या >े ऋज़रूण है प्रतिध्णने ही क्िझत (ही के 
दिन्द्र-भती के हन्कतल के कुछ को म्फ हि क्पा » हि भ्रष्ट लीशिमन-पनि" 
के न्ए5 नरीनिनगछ ऐे तर । घूक- ऋाजा् इफे -जक्एकम धी #ब्पे ट्री] का 
अद्धुूे के बदुप “वि त्गोझोनन अध्यक बीटल्नन »शी शे हक &। अम्ाकझ शस थे” 
अलग थे ने अफ्े ४-- ४० अद्धफूल+ च््ग्‌ (%३ अल आम / “»श्गृप्रहरू अजम फण्े- 
&ट्रनहीरी पा के है ५ और अतबगूफ्ाम कब, ८ीशिमएी “८ इसय हप खेले ६। 

77 2िन्कऋ्रसआनिन्ते अरआल्ूर इहतिए अषः जग 3 नि न जब तर फल्मेंबके 
के कप्रिवेक के बना प्राज »छी शेड़ी, धब थक प्रतक्रूकझ * ओोग्‌ >ब*र्म फ्रेश न्से 
ध्राज़ शो >दौ ३, #७ अझत्‌ हम ते -त्‌ ओपा +८ एैझघानि वे) बल चल 

ऊब्गूक़म ऋषी >प्री३! 

»छुए िस्फसक्षार भय हूफ डपओ $। हि हफ्िनि फेर है च्त सेफ म्न्‍्ते 
अष्कै फोरषण >म छठाए| उत्तें जषुश «सू लेग ५! “घ्ा) अताऋएर्कम सेफ्े ० भौ, क्षय मि- 
न्मप्जति ऋठी >पी ९ । ४छफाकर लिज्लार भी अदला ले २.लिमरज प्रन्दप्रपत “नौ अंद्लिष्ण 5 (शबकेत्ा 
प्लः 6 बन श्श्म्फक न्ञगी रे / “कमल अशाम रू «ते वैय ही फ्रेम प्डमननी ओछफे का अ- 

पार “कौ हर) , अदे हु #परेन्न #फमप्रेशिफ >५ «०५ “7, श्ठु अधि “| प्रन्मान्णित प्ले कल $7 
इक पिन्मेन> छान ८>ति बफो २। पद <थति 'ओफूलिर लेझ ५ “नमाममोश पे फ्राद्मस अर्म पुहुलला- 


० ञ ४ 
बी उम्म कम्य & अगना जरे ६, »हत हाफ ह॑ नीहर हिऐ * + 


लेखककी प्रस्तुत कृतिकी पाण्डुलिपिका एक पृष्ठ 


प्राक्‌ कथन 


भारतव्ंका क्रमबद्ध इतिहास बुद्ध ओर महावीरसे प्रारम्भ होता है । 
इनमेंसे प्रथम बोद्धवर्मके संस्थापक थे, तो द्वितीय थे जेनधमंके अन्तिम तीय्॑- 
क्र। 'तोर्थंकर' शब्द जंनधर्मके चौबीस प्रवत्तंकोंके लिए रूढ़ जेसा हो गया 
है, यद्यपि है यह योगिक हो । धमंरूपी तीथंके प्रवत्तंकको ही तीर्थंकर कहते हैं । 
आचार्य समन्तभद्वने पन्द्रहवें तीथंकर धमंनाथकी स्तुतिमें उन्हें 'धमंत्तीथंमनर्घ॑ 
प्रवतंयन्‌' पदके द्वारा धमंतीर्थंका प्रवत्तक कहा है। भगवान महावीर भी उसी 
धमंतीर्थंके अन्तिम प्रवत्तंक थे ओर आदि प्रवत्तंक थे भगवान्‌ ऋषभदेव । यही 
कारण है कि हिन्दू पुराणोंमें जेनधरमंकी उत्पत्तिके प्रसंगसे एकमान्न भगवान 
ऋषभदेवका ही उल्लेख मिलता है किन्तु भगवान्‌ महावोरका संकेत्त तक नहीं 
हैं जब उन्हींके समकालीन बुद्धको विष्णुके अवतारोंमें स्वीकार किया गया है। 
इसके विपरीत त्रिपिटक साहित्यमें निग्गंठनाटपुत्तका तथा उनके अनुयायी 
निग्रंन्‍्थोंका उल्लेख बहुत्तायतसे मिलता है। उन्हींको लक्ष्य करके स्व० डॉ० 
हर्मान याकोवीने अपनो जेन सूत्रोंकी प्रस्तावनामें लिखा है--'इस बातसे अब 
सब सहमत हैं कि नातपुत्त, जो महावीर अथवा वर्धमानके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
बुद्धेक समकालोन थे। बोडग्रन्थोंमें मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको 
दृढ़ करते हैं कि नातपुत्तसे पहले भी निग्न॑न्थोंका, जो आज जेन अथवा आहुंत्त 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हें, अस्तित्व था । जब बोद्धधर्मं उत्पन्न हुआ तब 
निम्न॑न्थोंका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमें गिना जाता होगा । बोद्ध पिटकों- 
में कुछ निग्न॑न्थोंका बुद्ध ओर उनके शिष्योंके विरोधीके रूपमें और कुछका 
बुद्धकफे अनुयायी बन जानेके रूपमें वर्णन आता है | उसके ऊपरसे हम उक्त अनु- 
पान कर सकते हैं। इसके विपरीत इन ग्रन्थोंमें किसी भी स्थानपर ऐसा कोई 
उल्लेख या सूचक वाक्य देखनेमें नहीं आता कि निग्नंन्थोंका सम्प्रदाय एक 
नवीन सम्प्रदाय है और नातपुत्त उसके संस्थापक हैं। इसके ऊपरसे हम यह 
अनुमान कर सकते हैं कि बुद्धके जन्मसे पहले अति प्राचीन कालसे निग्नेन्थोंका 
अस्तित्व चला आता है।” 

अन्यत्र डॉ० याकोवीने लिखा है--'इसमें कोई भी सबूत नहीं है कि पाश्वें- 
नाथ जेनधममंके संस्थापक थे। जेन परम्परा प्रथम तीथंकर ऋषभदेवको जेन 
धमंका संस्थापक माननेमें एकमत है। इस मान्यतामें ऐतिहासिक सत्यकी 
सम्भावना है !' 


प्राक्‌ कषन : ९ 


प्रसिद्ध दाश्शनिक डॉ० राधाकृष्णनूने अपने “भारतीय दर्शन' में कहा है-- 
जैन परम्परा ऋषभदेवसे अपने धमकी उत्पत्ति होनेका कथन करती है, जो 
बहुत-सी शतान्दियों पूर्व हुए हैं। इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि ईस्वी पू्व॑ 
प्रथम शत्ताब्दोमें प्रथम तोथंकर ऋषभदेवकी पूजा होत्ती थो । इसमें कोई सन्देह्‌ 
नहीं है कि जेनधर्मं वधेमान और पाश्वेनाथसे भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद- 
में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिध्टनेमि इन तोन तोर्थंकरोंके नामोंका निर्देश 
है। भागवत पुराण भी इस बातका समर्थन करता है कि ऋषभदेव जेनघर्मके 
संस्थापक थे |! 

यथार्थमें वेदिक्रोंकी परम्पराकी तरह श्रमणोंकी भी परम्परा अति प्राचीन 
कालसे इस देहमें प्रवर्तित है । इन्हीं दोनों परम्पराओंके मेलसे प्राचीन भारतीय 
संस्कृतिका निर्माण हुआ है। उन्हीं श्रमणोंको परम्परामें भगवान महावीर हुए 
थे। बुद्धकी तरह वे भो एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने भी घरका परि- 
त्याग करके कठोर साधनाका मार्ग अपनाया था । यह एक विचित्र बात है कि 
श्रमण परम्पराके इन दो प्रवत्तंकोंकी तरह वेदिक परम्पराके अनुयायी हिन्दू- 
धर्ममें मान्य राम ओर कृष्ण भी क्षत्रिय थे । किन्तु उन्होंने गृहस्थाश्रम और 
राज्यासनका परित्याग नहीं किया । यही प्रमुख अन्तर इन दोनों परम्पराओमें 
' है। क्रृष्ण भी योगी कहे जाते हैं किन्तु वे कर्मयोगी थे । महावीर ज्ञानयोगी 
थे। कमंयोग और ज्ञानयोगमं अन्तर है। कमंयोगीको प्रवृत्ति बाह्याभिमुखी 
होती है ओर ज्ञानयोगीकी आन्तराभिमुली । कमंयोगीको कमंमें रस रहत्ता है 
और ज्ञानयोगीको ज्ञानमें । ज्ञानमें रस रहते हुए कम करनेपर भी कर्मका कर्त्ता 
नहीं कहा जाता । और कमंमें रस रहते हुए कम नहीं करनेपर भी कमंका 
कर्त्ता कहलाता है । कर्म प्रवृत्तिरूप होत्ता है और ज्ञान निवृत्तिरूप । प्रवृत्ति 
और निवृत्तिको यह परम्परा साधनाकालमें मिली-जुली जेसी चलती है किन्तु 
ज्यों-ज्यों निवृत्ति बढ़ती जाती है प्रवत्तिका स्वतः हास होता जाता है। इसी- 
को आत्मसाधना कहते हैं । हे 

यथाथंमें विचार कर देखें--प्रवृत्तिके मुल मन, वचन ओर काय हैं । किन्तु 
आत्माके न मन है, न वचन है और न काय है | ये सब तो कर्मजन्य उपाधियाँ 
हैं । इन उपाधियोंमें जिसे रस है वह आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो 
जाता है उसे ये उपाधियाँ व्याधियाँ ही प्रतीत होती हैं । 

इलका निरोध सरल नहीं है। किन्तु इनका निरोध हुए बिना प्रवृत्तिसे 
छुटकारा भी सम्भव नहीं है। उसोके लिए भगवान महावीरने सब कुछ त्याग 
कर वनका मार्ग लिया था । संसार-मार्गियोंकी दृष्टिमें मले ही यह 'पलायनवाद' 
प्रतीत हो, किन्तु इस पलायनवादकों अपनाये बिना निर्वाण-प्राप्तिका दूसरा 


१० : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


मार्ग भी नहीं है। भोगी ओर योगीका मां एक कैसे हो सकता है। तभी तो 
गीतामें कहा हैं-- 

या निशज्ञा सर्वंभूतानां तस्यां जागति संयमी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निज्ञा पश्यतो सुने: ॥ 


सब प्राणियोंके लिए जो रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें 
प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनिकी रात है !! 


इस प्रकार भोगी संसा रसे योगीके दिन-रात भिन्न होते हैं । संयमी महावीर- 
ने भी आत्म-साधनाके द्वारा कारतिक कृष्णा अमावस्याके प्रातः सूर्योदयसे पहले 
निर्वाण-लाभ किया । जैनोंके उल्लेखानुनार उसोके उपलक्षमें दीपमालिकाका 
आयोजन हुआ और उनके निर्वाण-छाभको पच्चोस सौ वषं पूर्ण हुए। उसीके 
उपलक्षमें विश्वमें महोत्तका आयोजन किया गया है । 


उसीके स्मृतिमें 'तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा' नामक 
यह बृहत्काय ग्रन्थ चार खण्डोंमें प्रकाशित हो रहा है| इसमें भगवान महावीर 
और उनके बादके पच्चीस-सौ वर्षोंमें हुए विविध साहित्यकारोंका परिचयादि 
उनको साहित्य-साधनाका मूल्यांकन करते हुए विद्वान्‌ लेखकने निबद्ध किया 
है। उन्होंने इस ग्रन्थके छेखनमें कित्तना श्रम किया, यह तो इस ग्रन्थको 
आद्योपान्त पढ़नेवाले हो जान सकेंगे। मेरे जानतेमें प्रक्त्त विषयसे सम्बद्ध 
कोई ग्रन्थ, या लेखादि उनकी दुृष्टिसे ओझल नहीं रहा | त्तभी तो इस अपनी 
कृतिकों समाप्त करनेके पदचात्‌ हो वे स्वगंत्त हो गये और इसे प्रकाशमें लानेके 
लिए उनके अभिन्‍न सखा डॉ० कोठियाने कितना श्रम किया है, इसे वे देख नहीं 
सके । भगवान सहावीर ओर उनकी आचारयंपरम्परा'में लेखकने अपना जोबन 
उत्सगं करके जो श्रद्धाके सुमन चढ़ाये हैं उनका मूल्यांकन करनेको क्षमता 
इन पंक्तियोंके लेखकमें नहों है। वह तो इतना हो कह सकता है कि आचार्य 
नेमिचन्द्र शास्त्रोने अपनो इस कृतिके द्वारा स्वयं अपनेको भी उस परम्परामें 
सम्मिलित कर लिया है। 


उनकी इस अध्ययनपूर्ण कृतिमें अनेक विचारणीय ऐतिहासिक प्रसंग आये 
हैं। भगवान महावी रके समय, मात्ता-पित्ता, जन्मस्थान आदिके विषयमें तो 
कोई मतभेद नहीं है। किन्तु उनके निर्वाणस्थानके सम्बन्धमें कुछ समयसे 
विवाद खड़ा हो गया है । मध्यमा पावामें निर्गाण हुआ, यह सर्वंसम्मत उल्लेख 
है। तदनुसार राजगृहीके पास पावा स्थानको ही निर्वाणभूमिके रूपमें 
माना जाता है। वहाँ एक तालाबके मध्यमें विशाल मन्दिरमें उनके चरण- 


प्राक्‌ कषन : ११ 


चिन्ह स्थापित हैं। यह स्थान मगधमें है। दूसरी पावा उत्तर प्रदेशके देवरिया 
जिलेमें कुशीनगरके सभीप है। डॉ श्षास्त्रीने मगधवर्त्ती पावाकों ही निर्वाण- 
भूमि माना है। 

बिम्बसार श्रेणिक भगवान महावीरका परम भक्‍त था । उसकी मृत्यु डॉ० 
शास्त्रीने भगवान महावीरके निर्वाणके बाद मानी है, उन्हें ऐसे उल्लेख मिले 
हैं। किन्तु यह ऐतिहासिक प्रसंग विचारणीय हैं । 

उन्होंने जेन तत्त्व-ज्ञानका भी बहुत्त विस्तारसे विवेचन किया है और प्रायः 
सभी आवश्यक विषयोंपर प्रकाश डाला है। दूसरा, तीसरा तथा चोथा खण्ड 
तो एक तरहसे जेनसाहित्यका इतिहास जेसा है। संक्षेपमें उनकी यह बहुमल्य 
कृति अभिनन्दनीय है। आशा है इसका यथेष्ट समादर होगा । 

कैलाइचन्द्र शास्त्री 


१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


आमुख 


भारतोय संस्क्ृतिमें आहंत संस्कृतिका प्रमुख स्थान है। इसके दर्शन, सिद्धांत 
घमं और उसके प्रवत्तेक तीर्थकरों तथा उनको परम्पराका महत्त्वपूर्ण अवदान 
है। आदि तीथंकर ऋषभदेवसे लेकर अन्तिम चोबीसबें तीर्थंकर महावीर" 
और उनके उत्तरवर्ती आचारयोंने अध्यात्म-विद्याका, जिसे उपनिषद्‌-साहित्यमें* 
'परा विद्या” (उत्कृष्ट विद्या) कहा गया है, सदा उपदेश दिया और भारतकीो 
चेतनाको जागृत एवं ऊध्व॑मुखी रखा है। आत्माको परमात्माकी ओर ले जाने 
तथा शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिए उन्होंने ' अहिसा, इन्द्रियनिग्नह, त्याग और 
समाधि (आत्मलीनता) का स्वयं आचारण किया और पश्चात्‌ उनका दूसरोंको 
उपदेश दिया । सम्भवत्तः इसीसे वे अध्यात्म-शिक्षादाता ओर श्रमण-संस्कृतिके 
प्रतिष्ठाता कहे गये हैं । आज भी उनका मागंदशंन निष्कलुष एवं उपादेय माना 
जाता है। 


तोथंकर महावीर इस संस्कृतिके प्रबुद्ध, सबल, प्रभावशाली ओर अन्तिम 
प्रचारक थे । उनका दर्शन, सिद्धान्त, धर्मं और उनका प्रतिपादक वाइमय 
विपुल मात्रामें आज भी विद्यमान है तथा उसी दिशामें उसका योगदान हो 
रहा है। 

अतएव बहुत समयसे अनुभव किया जाता रहा है कि तीर्थंकर महावीरका 
सर्वाज़पूर्ण परिचायक ग्रन्थ होना चाहिए, जिसके द्वारा सवंसाधारणको उनके 
जोवनवुत्त, उपदेश और परम्पराका विशद परिज्नान हो सके । यद्यपि भगवान्‌ 
महावीरपर प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीमें लिखा पर्याप्त साहित्य उप- 
लब्ध है, पर उससे सर्वतवाधारणकी जिन्नासा शान्त नहीं होती । 

सोभाग्यकी बात है कि राष्ट्रने तीथंड्भर वढ्धमान-महावीरकी निर्वाण-रजत- 
शती राष्ट्रीय स्‍त्ततपर मनानेका निश्चय किया है, जो आगामी कात्तिक कृष्णा 
अमावस्या वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०१, दिनाडु १३ नवम्बर १९७४ से कात्तिक 
१. ध्मंतोर्थकरेम्योब्स्तु स्याद्गादिस्यो नमोनमः । 

ऋषभादि-महावी रान्तेभ्य: स्वात्मोपलब्धये ॥ 

भट्टाकलडुदेव, लघीयस्त्रय, मद्भूलपद्य १। 

२. मुष्डकोपनिषद्‌ १।१।४१५। ; 
३. स्वामो समन्तभद्र, युक्‍त्यनुशासन का० ६ । 


आमुख : १३ 


कृष्णा अमावस्या, वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०२, दिनाडूु १३ नवम्बर १९७५ तक 
पुरे एक वर्ष मनायी जावेगी। यह मज्जल-प्रसद्भ भी उक्त ग्रन्थ-निर्माणके लिए 
उत्प्रेरक रहा | 


अतः अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन विद्वत्परिषदने पाँच वर्ष पूर्व इस 
महान्‌ दुलंभ अवसरपर तोथंकर महावीर और उनके दर्शनसे सम्बन्धित विशाल 
एवं तथ्यपूर्ण ग्रन्थके निर्माण और प्रकाशनका निरचय तथा संकल्प किया । 
परिषद्ने इसके हेतु अनेक बैठक कीं और उनमें ग्रन्थकी रूपरेखापर गम्भीरतासे 
ऊहापोह किया | फलत: ग्रन्थका नाम 'तोर्थद्भर महाबीर ओर उनकी आचाये- 
परम्परा” निर्णीत हुआ और लेखनका दायित्व विद्वत्परिषद्के तत्कालीन अध्यक्ष, 
अनेक ग्रन्थोंके लेखक, मूर्घन्य-मनीषी, आचाये नेमिचन्द्र शास्त्री आरा (बिहार) 
ने सह स्वीकार किया | आचार्य शास्त्रीने पाँच वर्ष लगातार कठोर परिश्रम, 
अद्भुत लगन और असाधारण अध्यवसायसे उसे चार खण्डों तथा लगभग २००० 
(दो हजार) पृष्ठोंमें सृजित क रके ३० सितम्बर १९७३ को विद्वत्परिषद्को प्रकाश- 
ताथे दे दिया | 


विचार हुआ कि समग्र ग्रल्थका एक बार वाचन कर लिया जाय । आचाये 
शास्त्री स्याद्गाद महाविद्यालयकी प्रबन्धकारिणीको बैठकमें सम्मिकत होनेके 
लिए ३० सितम्बर १९७३ को वाराणसी पघारे थे। और अपने साथ उक्त 
ग्रन्थके चारों खण्ड लेते आये थे | अत: १ अक्तूबर १९७३ से १५ अक्तूबर १९७३ 
तक १५ दिन वाराणसीमें हो प्रतिदिन प्रायः तीन समय तीन-तीन घण्टे ग्रन्थका 
वाचन हुआ। वाचनमें आचाय॑ शास्त्रीके अतिरिक्त सिद्धान्ताचायं श्रद्धेय पण्डित 
कलाशचन्द्रजी शास्त्री पूव॑ प्रधानाचायं स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसो, डॉक्टर 
ज्योत्तिप्रशसाददी लखनऊ और हम सम्मिलित रहते थे । आचाय॑ शास्त्री स्वयं 
वाचते थे ओर हमलोग सुनते थे। यथावसर आवश्यकता पड़ने पर सुझाव भी 
दे दिये जाते थे। यह वाचन १५ अक्तूबर १९७३ को समाप्त हुआ और १६ 
अक्तूबर १९७३ को ग्रन्थ प्रकाशनाथ महावीर प्रेसको दे दिया गया । 


ग्रन्थ-परिचय 


इस विशाल एवं असामान्य ग्रन्थका यहाँ संक्षेपमें परिचय दिया जाता है, 
जिससे ग्रन्थ कितना महत्त्वपृर्ण है गौर लेखकने उसके साथ कितना अमेय परि- 
श्रम किया है, यह सहजमें ज्ञात हो सकेगा । 


यहाँ चतुर्थ खण्ड का परिचय प्रस्तुत है-- 


१४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


४, आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक 

इस चतुर्थ भागमें उन जैन काव्यकारों एवं ग्रन्थ-लेखकोंका परिचय निबद्ध 
है, जो स्वयं आचाय॑ न होते हुए भी आचाय॑ जेसे प्रभावशाली ग्रन्थकार हुए | 
इसमें चार परिच्छेद हैं, जिनका प्रतिपाद्य-विषय अधोलिखित है :-- 
प्रथम परिच्छेद : संस्कृत-कवि ओर ग्रन्थलेखक 

इसमें परमेष्ठि, धनञ्जय, असग, हरिचन्द, चामुण्डराय, अजित्सेन, विजय- 
वर्णी आदि तीस संस्क्ृत-कवियों एवं ग्रन्थलेखकोंका व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
बणित है । 
द्वितोय परिच्छेद : अपजअंश-कवि एवं लेखक 

इस परिच्छेदपें चतुमुंख स्वयंभूदेव, त्रिभुवन स्वयंभू, पुष्पदन्त, धनपार, 
घवल, हरिषेण, वीर, श्रीचन्द्र, नयनन्दि, श्रीघर प्रथम, श्रीघर द्वितीय, श्रीघर 
तृतीय, देवसेन, अमरकोति, कनकामर, सिंह, लाखू, यशःकीति, देवचन्द्र, उंदय- 
चन्द्र, रइघू, तारणस्वामी आदि पेंतालीस अपभ्रंश-कवियों-लेखकों और उनकी 
रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निबद्ध है। 
तृतोय परिच्छेद : हिन्दी तथा देशज भाषा-कवि एवं लेखक 

इसमें बनारसीदास, रूपचन्द्र पाण्डेय, जगजीवन, कुंवरपाल, भूधरदास 
द्यानतराय, किशनसह, दौोलतराम प्रथम, दोलतराम द्वितीय, टोडरमल्ल, 
भागचन्द, महाचन्द आदि पच्चीस हिन्दी-कवियों ओर लेंखकोंका उनको 
कृतियों सहित परिचय अद्धूत है। अन्य देशज भाषाओंमें कन्नड़, तमिल और 
मराठीके प्रमुख काव्यकारों एवं लेखकोंका भी परिचय दिया गया है । 
चतुर्थ परिच्छ द : पट्टावलियां 

इस परिच्छेदमें प्राकृत-पद्रावलि, सेनगण-पट्टावलि, नन्दिसंघबलात्कार- 
गण-पट्टावलि, आदि नौ पट्टावलियाँ संकलित हैं । इन पट्टावलियोंमें कित्तना ही 
इतिहास भरा हुआ है, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक ओर साहित्यिक दृष्टियोंसे 
बड़ा महत्त्वपृर्णं एवं उपयोगी है । 

इस प्रकार प्रस्तुत महान ग्रन्थसे जहाँ त्तीथंकर वर्धंमान-महावोर और 
उनके सिद्धान्तोंका परिचय प्राप्त होगा, वहाँ उनके महान्‌ उत्तराधिकारी इन्द्र- 
भूति आदि गणघरों, श्रुतकेवलियों और बहुसंख्यक आचार्यो के यश्षस्वी योगदान--- 
विपुल वाहुमय-निर्माणका भी परिज्ञान होगा । यह भी अवगत होगा कि इन 
आचार्यो ने समय-समय पर उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी तोथंकर महा- 
वीरकी अमृत्तवाणीको अपनी साधना, तपद्चर्या, त्याग ओर अभीद्षण ज्ञानो- 
पयोग द्वारा अब त्तक सुरक्षित रखा तथा उसके भण्डारको समुद्ध बनाया है। 


आमुख : १५ 


आभार 
इस विशाल ग्रन्थके सुजन और प्रकाशनका विद्वत्परिषदने जो निश्चय एवं 
संकल्प किया था, उसको पूर्णता पर आज हमें प्रसन्नता है। इस संकल्पमें 
विद्वत्परिषदके प्रत्येक सदस्यका मानसिक या वाचिक या कायिक सहभाग है। 
कार्यकारिणीके सदस्योंने अनेक बेठकोंमें सम्मिलित होकर मूल्यवान्‌ विचार-दान 
किया है। ग्रन्थ-वाचनमें श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री और डॉ* ज्योत्ति 
प्रसादजीका तथा ग्रन्थको उत्तम बनानेमें स्थानीय विद्वान्‌ प्रो" खुशालचन्द्रजी 
गोरावाला, पण्डित अमृतलालजी शास्त्री एवं पण्डित उदयचन्द्रजी बोद्धदर्शना- 
चार्यका भी परामर्शादि योगदान मिला है। 
पुज्य मुनिश्री विद्यानन्दजीने आद्य मिताक्षर' रूपमें आशीवंचन प्रदान कर 
तथा वरिष्ठ विद्वान्‌ श्रद्धेय पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'प्राककथन' लिखकर 
अनुगृहीत किया है। 
खतोली, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, मेरठ, जबलपुर, तेंदूखेड़ा, सागर, 
वाराणसी, आरा आदि स्थानोंके महानुभावोंने ग्रल्थका अग्रिम ग्राहक बनकर 
सहायता पहुँचायी है। विद्वत्परिषद्के कमंठ मंत्री आचार्य पण्डित पन्नालालजी 
सागरके साथ मैं भी इन सबका हृदयसे आभार मानता हूँ। 


वीर-शासन-जयन्ती, 
श्रावण क्रृष्णा १, वी० नि० सं० २५००, दरबारीरार कोठिया 
५ जुलाई, १९७४ अध्यक्ष 
वाराणसी अखिल भारतवर्षीय दि० जेन विद्वत्परिषद्‌ 


१६ : तीथंकर महावोर और उनको आवचार्य-परम्परा 


महाकवि धनञ्जय 
महाकवि असग 
महाकवि हरिचन्द्र 
वाग्भट्ट प्रथम 
चामुण्डराय 
अजितसेन 
बिजयवर्णी 
अभिनव वार्भट्ट 
महाकवि आशाधर 
महाकवि अहंदास 
पद्मताभ कायस्थ 
ज्ञानकीति 

धमंघर 

गुणभद्र द्वित्तीय 


कवि चतुमुंख 
महाकवि स्वयंभुदेव 
जिभुवनस्वयंभु 
महाकवि पुष्पदन्त 
धनपाल 

घबल कवि 
हरिषेण 


विषय-सूची 
प्रथम परिच्छेद 


संस्कृत-भाषाके काव्यकार और लेखक 


६ 
११ 
श्ड 
र२ 
२५ 
३७ 
३३ 
३७ 
४१ 
४८ 
पड 
फ्द््‌ 
ए्छ 
५० 


श्रीधरसेन 
नागदेव 

पंडित वामदेव 
पं० मेघावी 
रामचन्द्र भुम॒क्षु 
वादिचन्द्र 
दोड्डुय्य 
राजमल्ल 
पद्मसुन्दर 

पं० जिनदास 
ब्रह्म कृष्णदास 
अभिनव चारुकीति 
अरुणमणि 
जगन्नाथ 


द्वितीय परिच्छेद 
अपज्ंदध्-भाषाके कवि और लेखक 


श्ड 

९५ 
श्न्र 
१०४ 
श्श्र 
११६ 
१२० 


वोर कवि 
श्रीचन्द 

श्रीधर प्रथम 
श्रीघर द्वितीय 
श्रीधर तृतीय 
देवसेन 
अमरकीत्ति गणि 


ध्‌० 
श्र 
ध्५ 
घ्छ 
श्थ 
७१ 
७५ 
७६ 
८२ 
८३ 
८ डं 
<८५्‌ 
८९, 


श्र 
१३१ 
१३७ 
रैड५ 
१४९ 
१५१ 
श्पड 


विषय-सूची : १७ 


मुनि कनकाभर १५९ हरिचन्द द्वितीय 
महाकवि सिंह १६६ नरसेन या नरदेव 
लाखू १७१ महीन्दु 
यश्षःकीत्ति प्रथम १७८ विजयसिंह 
देवचन्द १८० कवि असवाल 
उदयचन्द्र १८४ बलल्‍्ह या बूचिराज 
बालचन्द्र १८९ कवि छाह ठाकुर 
विनयचन्द्र १९१ भाणिक्यराज 
महाकवि दामोदर १९३ कवि माणिकचन्द 
दामोदर द्वितीय अथवा ब्रह्म भगवतीदास 
दामोदर १९५ कवि ब्रह्मसाधारण 
सुप्रभाचायें १९७ कवि देवनन्दि 
महाकवि रदधघू १९८ कवि अल्हू 
विमलकीत्ति २०६ जल्हिगले 
लक्ष्मणदेव २०७ पं० योगदेव 
तेजपाल २०९ कृबि लक्ष्मीचंद 
धनपाल द्वितीय २११ कवि नेमिचंद 
कवि हरिचन्द या जयमित्रहल २९४ कवि देवदत्त 
गुणभद्र २१६ तारणस्वामी 
हरिदेव २१८ 
तुतीय परिच्छेद 

हिन्दो कवि ओर लेखक 
महाकवि बनारसीदास २४८ मनोहरलाल या मनोहरदास 
पं० रूपचन्द या रूपचन्द पाण्डेय २५५. नथमल विलाला 
जगजीवन २६० पंडित दौलतराम कासलीवाल 
कुंवरपाल २६२ आचायंकल्प पं० टोडरमल 
कवि सालिवाहन २६२ दौलत्तराम दितीय 
कवि बुलाकीदास २६३ पण्डित जयचन्द छावड़ा 
भैया भगवततीदास २६३ दीपचन्द दाह 
महाकवि भूधरदास २७२ सदासुख काशलीवाल 
कवि छानतराय २७६ पण्हित भागचन्द 
किशनसिह २८० बुधजन 
कवि खड्गसेन २८० वृन्दावनदास 


१८ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


श्र 
२२३ 
र्र५ 
२२७ 
२२८ 
र३० 
२३३ 
श्३५ 
२३२७ 
२३८ 
२४२ 
२४२ 
२४२ 


'२४२ 


र४रे 
र४रे 
२४३ 
र४र३े 
र४रे 


२८० 
२८१ 
२८१ 
२८३ 
२८८ 
२५९० 
३९३ 
२५४ 
२५६ 
२९८ 
रण 


हिन्दीके अन्य चाँचित कवि 


जयसागर ३०२ ब्रह्म गुलाल ३८४ 
खुशालचंद काला ३०३ भारामल ३०४ 
शिरोमणिदास ३०३ बखत्तराम ३०५ 
जोधराज गोदीका ३०३ टेकचन्द ३०५ 
लोहट ३०३ पण्डित जगमोहनदास और 
लक्ष्मीदास ३०४ पण्डित परमेष्ठो सहाय ३०५ 
गय्यकार राजमल्ल ३०४ मनरंगलाल ३०६ 
पाण्डे जिनदास ३०४ नबलशाह 

कन्नड़के जेन कवि 
आदिपम्प ३०७ कर्णपार्य ३०९, 
कवि पोन्‍्न ३०७ नेमिचन्द्र ३०९, 
कवि रन्न २३०७ गुणवम ३०९, 
नागचन्द या अभिनव पम्ण ३०८ रत्नाकर वर्णी ३०९, 
ओहडुय्य ३०८ मंगरस ३१० 
नयसेन ३०८ नागवर्म ३१० 
कवि जन्न २३०९ केशवराज ३१० 

तमिलके जेन कवि और लेखक 

तिरुतकक्‍्कतेवर ३१३ वामनमुनि ३१६ 
इलंगोवडिगल ३१४ कुंगवेल ३९७ 
तोलामुलितेवर ३१६ 

भराठीके जैन कवि 
जिनदास ३१८ वीरदास या पासकीत्ति ३२० 
गुणदास या गुणकीत्ति ३१९ महिसागर ३२० 
मेघराज ३१९ देवेन्द्रकोति ३२१ 

पराठीके अन्य कि ओर लेखक 

मेघराज ३२१ चिमणा ३२१ 
कामराज ३२१ जिनदास ३२१ 
सूरिजन ३२२१ पुण्यसागर - ३२१ 
नागोआया ३२१ महीचन्द्र ३२१ 
अभय कीति ३२१ महाकीत्ति ३२१ 
अजितकीत्ति ३२१ लक्ष्मीचन्द्र . ३२१ 


विषय-सछी : १९ 


जनादंन ३२२ जिनसागर इश२ 
नगेन्द्रकीतति ३२२ रत्नकीति ३२२ 
दयासागर ३२२ दयासागर श्र्र 
विशालकीति ३२२ जिनसेन श्र 
गंगादास ३२२ टकाप्पा ३२२ 
चिन्तामणि ३२२ सहवा ३२२ 
गृणकीति ३२२ रघु ३२२ 
उपसंहार 
अंग और पृवव॑साहित्यको प्रमाण और अप्रमाणविषयक देन ३३६ 
आचार्योंकी देन ३२३ व्याकरणविषयक देत ३३८ 
आचाय॑परम्परा ओर कमंसाहित्य ३२५ कोषविषयक देन ३३८ 
दाशंनिक युग ओर स्याद्ाद ३२८ पुराण और काव्यविषयक देन ३३९ 
द्रव्यगुण-पर्यायविषयक देन ३३१ आचार्यों द्वारा प्रभावित राज- 
अध्यात्मविषयक देन ३३४ वंश और सामन्‍्त ३४० 
चतुर्थ परिच्छेद 
पट्टावलियाँ 

नंदीसंघ बलात्का रगण सरस्वती मैघचन्द्र-प्रशस्ति ३६८ 
गच्छको प्राकृत-पट्टावठी ३४६ मल्लिषेण-प्रशस्ति रे७रे 
श्रुतधर-पट्‌टावली ३४९ देवकोत्ति-पट्टावलो ३८३ 
गणघरादि-पट्टावली ३५० नयकीति-पट्टावली ३८७ 
तिलोयपण्णत्तिके आधारपर प्रथम शुभचन्द्रकी गुर्वावली.. ३०३ 
आचाय॑परम्परा ३५२ द्वितीय शुभचन्द्रकी पट्टावलो ४०४ 
धवलामें निबद्ध श्रुतपरम्परा ३५४ श्रृत्तमुनि-पट््‌टावली ४१० 
काष्ठासंघकी उत्पत्ति ३५८ सेनगण-पद्टावली ४२४ 
काष्ठासंधकी गुर्वावली ३६० विरुदावली ४३० 
काष्ठासंघकी पट्‌टावलीका नन्दिसंघकी पदट्टावलीके 

भाषानुवाद ३६५ आचार्योंकी नामावली ४४२ 
श्रुतधर-पट्टावली ३६६ नागौरके भट्टारकोंकी नामावलो ४४३ 


शेषांश पृ० ३०६ & 
( हिन्दीके अन्य चचित कवि शोष॑कास्तगंत ) 


परिकश्षिष्ट 


नबलशाह 


अ्न्थका रानुक्रमणिका 


४४६ ग्रन्थानुक्रमणी 


४५७ 


२० : तीर्थंकर भहावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


खण्ड ; ४ 
आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक 


प्रथम परिच्छेद 
संस्क्रत-भाषाके काव्यकार ओर लेखक 


आस्वादयुक्त अर्थत्ततत्वको प्रेषित करनेवाली महाकवियोंकी वाणी अलौकिक 
और स्फुरणश्ञील प्रतिभाके वेशिष्ट्यको व्यक्त करती है। इस वाणीसे ही सहृदय 
रसास्वादनके साथ अनिरवंचनीय आनन्दको भी प्राप्त करते हैं । कवि और लेखक 
जीवनकी बिखरी अनुभूत्तियोंको एकत्र कर उन्हें शब्द और अर्थके माध्यमसे 
कलापूर्ण रूप देकर हृदयावजंक बनाते हैं । अतएवं इस परिच्छेदमें ऐसे आचायं- 
परम्परा-अनुयायियोंका निर्देश किया जायेगा, जिन्होंने गृहस्थावस्थामें रहते हुए 
भी सरस्वतीकी साथना द्वारा तीर्थकरकी वाणीको जन-जन तक पहुँचाया है। 
इस सन्दर्भमें ऐसे आचायं भो समाविष्ट हैं, जिनका जीवन अधिक उद्दीप्त है 
तथा जिनका कविके रूपमें आचाय॑ंत्व अधिक मुखरित है | 

काव्य या साहित्यकी आत्मा भोग-विलास और रागद्वेषके प्रदर्शनात्मक 
श्द्भार और वीर रसोंमें नहीं है, किन्तु समाज-कल्याणकी प्रेरणा ही काव्य या 
साहित्यके मूलमें निहित है। दर्शन, आचार, सिद्धान्त प्रभूति विषयोंकी उद॒- 


ल्रच- 


भावनाके समान ही जनकल्याणकी भावना भी काव्यमें समाहित रहती है। 
अतएव समाजके बीच रहने वाले कवि और लेखक गाहं॑स्थिक जीवन व्यत्तीत्त 
करते हुए करुणभावकी उदभावना सहज रूपमें करते हैं । एक ओर जहाँ सांसां- 
रिक सुखकी उपलब्धि और उसके उपायोंकी प्रधानता है, तो दूसरी ओर विरक्ति 
एवं जनकल्याणके लिये आत्मसमर्पणका लक्ष्य भी सर्वोपरि स्थापित है। 


ऐसे अनेक कवि और लेखक हैं, जो श्रावकपदका अनुसरण करते हुए 
राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जात्तीय एवं आध्यात्मिक भावनाओंकी अभिव्यक्तिमें पूर्ण 
सफल हुए हैं। यद्यपि ऐसे सारस्वतोंमें आचायंका लक्षण घटित नहीं होता, तो 
भी आचायं-परम्पराका विकास ओर प्रसार करनेके कारण उनकी गणना 
आचार्यकोटिमें की जा सकती है। अत्एव इस परिच्छेदमें गृहस्थावस्थामें जीवन- 
यापन करने वाले कवि और लेखकोंके साथ ऐसे त्यागी, मुनि और भट्टारक भी 
सम्मिलित हैं, जिनमें काव्य-प्रतिभाका अधिक समावेश है, तथा जिन्होंने आख्या- 
नात्मक साहित्य लिखकर विषयमें उदात्तता, घटनाओंमें वेचित्र्यपूर्ण विन्यास, 
चरित्र-चित्रण, असंख्य रमणीय सुभाषित्त एवं मानव-क्रियाकलापोंके प्रति असा- 
धारण अन्‍्तदृष्टि प्रदर्शित की है। इस श्रेणीकी रचनाओंमें मानव-मनोवृत्तियों- 
का विश॒द और सांगोपाँग चित्रण पाया जाता है। 

जैन-कवि काव्यके माध्यमसे दर्शन, ज्ञान ओर चरित्रकी भो अभिव्यञ्जना 
करते रहे हैं। वे आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोंके संस्का रोंकी अपरि- 
हायंता दिखलानेके पूर्व जन्मके आख्यानोंका भी संयोजन करते रहे हैं। प्रसंग- 
बश चार्बाक, तत्त्वोपप्लववाद प्रभृति नास्तिकवादोंका निरसन कर आत्माका 
अमरत्व और कमंसंस्कारका वेशिष्टय प्रतिपादित करते रहे हैं । 


जिस प्रकार एक ही नदीके जलको घट, कलश, छोटा, झारी, गिलास प्रभृति 
विभिन्‍न पात्रोंमें भर लेने पर भी जलकी एकरूपता अखण्डित रहती है, उसी 
प्रकार तीर्थकरकी वाणीको सिद्धान्त, आगम, आचार, दर्ंनं, काव्य आदिके माध्यम- 
से अभिव्यक्त करने पर भी वाणीकी एकता अक्षुण्ण बनी रहत्ती है। जिन तथ्य 
या सिद्धान्तोंको श्रुतधर, सारस्वत, प्रबुद्ध और परम्परापोषक आचार्योने आग- 
मिक शैंलीमें विवेचित किया है, उन तथ्य या सिद्धान्तोंकी त्यूनाधिकरूपमें अभि- 
व्यक्ति कवि और लेखकों द्वारा भी की गयी है। अतएव तीर्थंकर महावीरकी 
परम्पराके अनुयायी होनेसे कवि और लेखक भी महनीय हैं । हम यहाँ संस्कृत 
अपभ्र श और हिन्दीके जेन कवियोंका इतिवृत्त अंकित कर तीर्थंकर महावीरकी 
आचार्य-परम्परापर प्रकाश डालेंगे। हमारी दृष्टिमें साहित्य-निर्माता सभी 
सारस्वत तीर्थकरकी वाणाके प्रचारकी दृष्टिसे मृल्यवान हैं । 


२: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सुविधाकी दृष्टिसे कवि और लेखकोंका भाषाक्रमानुसार इतिवृत्त उपस्थित 
करना अधिक वैज्ञानिक होगा। अतएवं हम सर्वप्रथम संस्क्ृत-भाषाके कवि: 
लेखकोंका व्यक्तित्व और क्ृतित्व उपस्थित करेंगे । 


संस्कृतमाषाके कवि और लेखक 


संस्कृत-काव्यका प्रादुर्माव भारतीय सभ्यताके उषाकालमें ही हुआ है । 
यह अपनी रूपमाधुरी और रसमयी भावधाराके कारण जनजीवनको आदिम 
यगसे ही प्रभावित करता आ रहा है। जब संस्कृत भाषा ताकिकोंके त्तीक्षण तक॑- 
वाणोंके लिये तृणी बन चुको थी, उस समय इस भाषाका अध्ययन-मनन 
न करने वालोंके लिये विचारोंकी सुरक्षा खत्तरेमें थी। भारतके समस्त दाशें- 
निकोंने दर्शनशास्त्रके गहन ओर गढ़ ग्रन्थोंका प्रणयन संस्क्ृतभाषामें प्रारम्भ 
किया । जैन कवि और दाशंनिक भी इस दौड़में पीछे न रहे। उन्होंने प्राकृतके 
समान ही संस्कृतपर भी अधिकार कर लिया और काव्य एवं दशेनके क्षेत्रको 
अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओंके द्वारा समुद्ध बनाया। यही कारण है कि जेना- 
चार्योंते काव्यके साथ आगम, अध्यात्म, दर्शन, आचार प्रभृति विषयोंका संस्कृत: 
प्रणयन किया है। डॉ० विन्टरनित्सने जैनाचायोंके इस सहयोगकी पर्याप्त 
प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है-- 


] ००७8 ॥0६ 20९ ६0 00 पि| [०४४८८ 00 ४९ 40९7०7१७ 8०0९ए८घशा८त०६5 ६०0 
(6 व798., 30 4 09९ ६0 2९९ शा०णा) 4 प्रो [भंतब5 ॥3ए९ ८0750 
०9पा९० पाला एि। इधर 00 फिट इशाएह्व00०8 ९0०३४] 270 इसंटाएंव6 [९8- 
।एा€ ० ॥0८ा९४॥६४ ॥709|9). 


अतएवं यह कहा जा सकता है कि जेनाचार्योने प्राकृतके समान ही संस्कृत, 
अपभ्र श॒ एवं हिन्दी आदि विभिन्न भाषाओंमें अपने विचारोंकी अभिव्यञ्जना 
कर वाइ्मयकी वृद्धि की है। हम यहाँ संस्कृतके उन कवियोंके व्यक्तित्व और 
कृतित्वको प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने जीवनकी स्थिरताके साथ गम्भीर चिन्तन 
आरम्भ किया है तथा जिनकी कल्पना और भावनाने विचारोंके साथ मिलकर 
त्रिवेणीका रूप ग्रहण किया है। जीवनकी गतिविधियों, विभिन्‍न समस्याओं, 
आध्यात्मिक ओर दाशंनिक मान्यताओंका निरूपण काव्यके धरातल पर प्रति- 
ष्ठित्त होकर किया है। 








. यफ्नढ ]भ088 40 फ€ प्रांडठ79 ० वहतठंशा वटतएार >> 9 एत्श- 
प्रा2, 590०4 9७9 ]74 एक (००), /0)]772040980 949, '986 4. 


ज्ाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३ 


कवि परमेष्टी या परमेश्वर 


त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंके चरित्तका अंकन करने वाले कवि परमेष्ठी या 
कवि परमेद्वर हैं। इस कविकी सूचना श्री डा० ए० एन० उपाध्येने नागपुरमें 
सम्पन्न हुए प्राच्यविद्या-सम्मेलनके अवसर पर अपने एक निबन्ध द्वारा दी है। 
कवि परमेश्वर अपने समयके प्रतिभाशाली काव और वाग्मी विद्वान्‌ हैं। चामुण्ड- 
रायने अपने पुराणमें इनके कतिपय पद्म उंपस्थित किये हैं । इन पद्मोंसे कविकी 
प्रतिभा और काव्यक्षमताका परिचय प्राप्त होता है । 
कवि परमेश्वरका स्मरण «वीं शतीसे लेकर १३वीं शती तकके कन्‍नड़ 
कवि एवं संस्कृतके कवि करते रहे हैं। आदि पम्प (५४१ ई०), अभिनव पम्प 
(११०० ई०), नयसेन (१११२ ई०), अग्गल (११८५ ई०) और कमलभव इत्यादि 
कनन्‍नड़कवियोंने आदरपूर्वक ताकिक कवि समन्तभद्र और वेयाकरण पृज्यपाद 
इन दोनोंके साथ कवि परमेष्ठीका उल्लेख किया है। आदि पम्पने इन्हें जगत- 
प्रसिद्ध कवि कहा है-- 
श्रीमत्समन्द्रभद्र-- 
स्वामिगल जगत्प्रसिद्ध--कविपरमेष्ठि 
स्वामिगल पृज्यपाद--- 
स्वामिगल पदंगलीगे शाइवत पदमं' ॥ 
आदिपुराण १-१५, मेसूर १९०० 
९ मर ८ 
श्रीमत्समन्तभद्र-- 
स्वामिगल नेगलतेवेत्त कविपरमेष्ठि-- 
स्वामिगल पृज्यपाद--- 
स्वामिगल पदंगलीगे बोधोदयम॑' ॥ 
धर्मामृत १-१४, मेसूर १९२४ 
गुणवमं द्वितीयने 'पुष्पदन्तपुराण”' (अध्याय १, इलोक २६) में इन्हें सर- 
स्वतीके समान अभिनन्दनीय माना है। पाइवं पण्डितने अपने पुराणमें गुणज्येष्ठ 
विशेषण द्वारा कवि परमेष्ठीका उल्लेख किया है । 
कन्नड़-कवियोंके साथ आचाय॑े गुणभद्रने कवि परमेश्वरके गद्यकथाकाव्य- 
का निर्देश किया है-- 


१. जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पु० ८१। 
२. वही, पृ० ८२। 


४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक  पुरोश्चरितम्‌ । 
सकलच्छन्दोलद्भूतिलक्ष्यं सूक्ष्माथंग्‌ढडपदरचनम॒' ।। 
अर्थात्‌ परमेश्वर कविके द्वारा कथित गद्यकाव्य जिसका आधार है, जो 
समस्त छन्‍्दों और अलंकारोंका उदाहरण है, जिसमें सूक्ष्म अर्थ और गूढ पदोंकी 
रचना है, जिसने अन्य काव्योंको तिरस्कृत कर दिया है, जो श्रवण करने योग्य 
है, मिथ्याकवियोंके दपंको खण्डित करनेवाला है ओर अत्यन्त सुन्दर है, ऐसा 
यह महापुराण है। 
आचाय॑ जिनसेनने भी कवि परमेश्वरका आदरपूर्वक स्मरण किया है। 
उन्होंने उनके ग्रन्थका नाम वागर्थसंग्रह' बतलाया है-- 
स पूज्य: कविभिलेके कवीनां परमेद्वर: | 
वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं पुराणं यः समग्रहीत' ॥ 
उपयुक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि कवि परमेश्वर अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रामा- 
णिक पुराणरचयित्ता हैं। उन्होंने त्रिषष्टिशलाकापुरुषोंके सम्बन्धमें एक पुराण 
लिखा था, जो गुणभद्रके कथनानुसार गद्यकाव्य है। आचाय॑ जिनसेनने आदि- 
पुराणकी रचनामें कवि परमेश्वरके इस पुराणग्रन्थका उपयोग किया है। 
जिनसेनकी दृष्टिमें इस पुराणका नाम वागथ्॑संग्रह' था। चामुण्डरायने भी अपने 
चामुण्डरायपुराणके लिखनेमें कवि परमेश्व रके पुराणग्रल्थका उपयोग किया 
है । अतएवं यह निश्चित है कि कवि परमेश्वरका उक्त पुराण जिनसेनके पूर्व 
अर्थात्‌ ई० सन्‌ ८३७ के पहले ही प्रसिद्ध ही चुका था। कविपरमेश्वरका यह 
ग्रन्थ सम्भवत: चम्पूशलीमें लिखा गया है। यत: चामुण्डरायपुराणमें इसके 
पद्य उपलब्ध होते हैं और गुणभद्वने इसे गद्यकाव्य कहा है। इसकी प्रसिद्धिको 
देखते हुए लगता है कि इस ग्रन्थकी रचना समन्तभद्र और पूज्यपादके सम- 
कालीन अथवा कुछ समय पदचात्‌ हुई होगी । 
डॉ० ए० एन० उपाध्येने 'चामुण्डरायपुराण' में कविपरमेश्वरके नामसे उद्धृत 
पद्योंको उपस्थित कर कविकी प्रतिभा और पाण्डित्यपर प्रकाश डाला है। हम 
यहाँ उन्हीं पद्मोंमेंसे कत्तिपय पद्म उद्धृत करते हैं-- 
कविपरमेश्वरवृत्त । 
रामत्वं गणधृत्वमप्यभिमतं लोकान्तिकत्वं तथा 
पट्खण्डप्रभुता सुखानुभवनं सर्वार्थंसिड्यादिषु । 


१. उत्तरपुराण, प्रशस्ति, पद्चय १७ । 
२, आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण १॥६० । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५ 


इन्द्रत्वं महिमादिभिष्च सहित प्राप्त न संसारिभि: 
तत्म्राप्तो भवहेतुसंसूतिलताच्छेदे कुतः संयम: ॥। 
कविपरमेद्वर इलोक । 
कषायोद्रेककालुष्यं ब्रतद्॑नसत्तप: । 
दूषयत्यचिराद्राजन्‌ ततः क्रोधादि ब्जयेत्‌ ॥ 
त्यागेन लोभ क्षमया प्रकोप॑ 
मान मुदुत्वेत मनोहरेण | 
वृत्तेन मायामृजुनाभिवृद्धिं 
नरेन्द्र हन्यात्परलोककांक्षी ॥ 
भर > | 
तत्सुसाघुवच: सत्यं प्राणिपीडापराड मुखम | 
येन सावद्यकर्माण न स्पुशन्ति भयादिव॥ 
नाग्निंदह॒त्युब्चशिखाकलापस्तीत्रं विष॑ निविषतामुपेति । 
शस्त्र शतद्योतविभूषणत्वं सत्येन कि ते न भवेदभीष्टम" | 
काव्य, आचार और दर्शन इन तीनोंका समन्वय इन तोनों पद्योंमें पाया 
जाता है। कवि परमेश्वर पौराणिक जेनमान्यताओंसे भी सुपरिचित हैं | वास्तव- 
में उनके द्वारा रचित पुराणग्रन्थसे ही जैन साहित्यमें पुराण-साहित्यका प्रचार 
ओर प्रसार हुआ है और कवि परमेश्वरकी रचना ही समस्त पुराण-साहित्यका 
मूलाघार है। | 


महाकवि धनञ्जय 


महाकवि धनञ्जयके जीवनवृत्तके सम्बन्धमें विशेष तथ्योंकी जानकारी 
उपलब्ध नहीं है | द्विसन्धानमहाकाव्यके अन्तिम पद्मकी व्याख्यामें टोकाका रने 
इनके पिताका नाम वसुदेव, माताका नाम श्रीदेवी ओर गरुका नाम दशरथ 
सूचित किया है। कवि गृहस्थधर्मं और गृहस्थोचित षट्क्रमोंका पालन करता 
था | इनके विषापहारस्तोत्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि कविके पुत्रको सपं- 
ने डेंस लिया था, अतः सपंविषको दूर करनेके लिये ही इस स्तोत्रकी रचना- 
की गयी है । 
स्थितिकाल 

कंविके स्थितिकालके सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद है। इनका समय डॉ० 
के० बी० पाठकने ई० सन्‌ ११२३-११४० ई० के मध्य माना है। डॉ० ए० बी० 


१. जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १३, किरण २, पृ० ८५-८६ । 


६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आधचार्य-परम्परा 


कोथने अपने संस्कृत-साहित्यके इतिहासमें घनञ्जयका समय पाठक द्वारा अभिमत 
ही स्वीकार किया" है। पर धतञ्जयका समय ई० सन्‌ १२वीं शत्ती नहीं है। यतत 
इनके द्विसन्धानकाव्यका उल्लेख अचाय॑ प्रभाचन्द्रते अपने 'प्रमेयकमलमातंण्ड - 
में किया" है। प्रभाचन्द्रका समय ई० सन्‌ ११वीं शत्तीका पूर्वार्ड है। अत्तएव 
धनञ्जय सुनिश्चितरूपसे प्रभाचन्द्रके पृव॑वर्ती हैं । 
वादिराजने अपने 'पाइबनाथचरित' महाकाव्यमें द्विसन्धानमहाकाव्यके 
रचयिता धनञ्जयका निर्देश किया है और वादिराजका समय १०२५ ई० है। 
अतएव धनञ्जयका समय इनसे पूव॑ मानना होगा | वादिराजने लिखा है-- 
अनेकमेदसन्धाना: खनन्‍तो हृदये मुहुः। 
वाणा धनज्जयोन्मुक्ता कर्णस्येव प्रिया: कथमस्‌ ॥ पाह्वे ० १॥२६ 
जल्हणने राजशेखरके नामसे सुक्तिमुक्तावलोमें धनञ्जयकी नाममालाके 
निम्नलिखित इलोकको उद्धृत्त किया है-- 
द्विसन्धाने निपुणत्तां सतां चक्र धनज्जयः। 
यथा जात॑ फल तस्य स तां चक्रे धनञज्जय: ॥॥ 
यह राजशेखर काव्यमीमांसाके रचयित्ता राजशेखर ही हैं। इनका समय 
१०वीं शत्ती सुनिश्चित है। अतः धनजञ्जयका समय १०वीं शतीके पूर्व होना 
चाहिये । 
डॉ० होरालालजीने 'पट्खण्डागम' प्रथम भागकी प्रस्तावनामें यह सूचित 
किया है कि जिनसेनके गरू वीरसेन स्वामीने घवलाटीकामें  अनेकार्थनाममाला- 
का निम्नलिखित इलोक प्रमाणरूपमें उद्धृत किया है-- 
हेतावेब॑ भ्रकारादयें: व्यवच्छेदे विपयंये। 
प्रादु्भावे समाप्तो च इतिशब्दं विदुबुंधा:॥ 
घवलाटीका वि० सं० ८०५-८७३ (ई० सन्‌ ७४८-८१६) में समाप्त हुई थी । 
अतः धनजञ्जयका समय «वीं शत्तोके उपरान्त नहों हो सकता | 
घनञ्जयने अपनी नाममालामें 'प्रमाणमकलद्धुस्य' पद्ममें अकलंकका निर्देश 
किया है। अतएवं वे अकलंकके पृव॑वर्ती भो नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार 
उपयुक्त प्रभाणोंके आधार पर धनञअ्जयका समय अकलंकदेवके पश्चात्‌ और 
धवलाटीकाकार वी रसेनके पूर्व होनेसे ई० सन्‌ की ८वीं शत्तीके लगभग है । 


१. # सांइप07ए ० ऊशाडओःत६ ८८०४८००७ छए 3. 8. ६८८४७, ?ए०४० ।73॥ 
२. प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृ० ४०२, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई । 
३. घवलाटीका, अमरावतीसंस्करण, प्रथम जिल्द, पु० ३८७ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७ 


रचनाएँ 
या नामसाला--छात्रोपयोगी २०० पद्योंका शब्दकोश 


है। इस छोटे-से कोशमें बड़े ही कोशलसे संस्कृत-भाषाके आवद्यक पर्याय- 
शब्दोंका चयनकर गागरमें सागर भरनेकी कहावत चरित्ता्थ की है। इस कोशमें 
कुल १७०० शब्दोंके अर्थ दिये गये हैं। शब्दसे शब्दान्तर बनानेकी प्रक्रिया भी 
अद्वितीय है। यथा--पृथ्वीके आगे 'घर' शब्द या धरके पर्यायवाची शब्द जोड़ 
देनेसे पवेतके नाम; "पति! शब्द या पतिके समानार्थंक स्वामिन्‌ आदि जोड़ 
देनेसे राजाके नाम एवं 'रुह' शब्द जोड़ देनेसे वृक्षके नाम हो जाते हैं । 

इस नाममालाके साथ ४६ दलोक प्रमाण एक अनेकार्थनाममाला भी 
सम्मिलित है। इसमें एक शब्दके अनेकार्थोंका कथन किया गया है। 


२. विषापहारस्तोत्र--भक्तिपूर्ण ३९ इन्द्रवज्ञा वृत्तोंमें लिखा गया स्तुति- 
परक काव्य है। इस स्तोत्रपर वि० सं० १६वीं शतीकी लिखी पाष्वंनाथके 
पुत्र नागचन्द्रकी संस्कृतटीका भी है । अन्य संस्कृतटीकाएँ भी पायी जाती हैं। 

३. हिसन्धानमहाकाव्य--सन्धानशेलीका यह सरबंप्रथम संस्कृतकाव्य 
है। कविने आद्यन्त राम और कृष्ण चरितोंका निर्वाह सफलताके साथ किया 
है। इस पर विनयचन्द्रपण्डितके प्रशिष्य और देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र, 
रामभट्टके पुत्र देववट एवं बदरीकी संस्कृतटीकाएँ भी उपलब्ध हैं । 


यह महाकाव्य १८ सर्गो्में विभक्‍त है। इसका दूसरा नाम राघव-पाण्ड- 
वोय भी है। एक साथ रामायण और महाभारतकी कथा कुशलतापूर्वंक 
निबद्ध की गयी है । प्रत्येक इलोकके दो-दो अथं हैं। प्रथम अर्थसे रामचरित 
निकलता है ओर दूसरे अर्थंसे कृष्णचरित्त | कविने सन्धान-विधामें भी काव्य- 
तत्त्वोंका समावेश आवश्यक माना है-- 


चिरन्तने वस्तुनि गच्छति स्पूहां विभाव्यमानोउभिनवेनंवप्रिय: । 
रसान्त * श्चित्तह र॑ज॑ नो 5न्धसि प्रयोगरम्यरुपदंशकेरिव ॥३॥ 
स जातिमार्गो रचना च सा55कृत्तिस्तदेव सूत्र सकल पुरातनम्‌ | 
विवकत्तिता केवलमक्षरें: कृतिनं कज्चुकश्रीरिव वष्यंमृच्छति ॥४॥ 
कवेरपार्था मधुरा न भारतो कथेव कर्णान्तमुपेति भारती। 
तनोति सालदुतिलक्षणान्विता सतां मुदं दाशरथेयंथा तनु:" ॥५॥ 


अर्थात्‌ चित्तके लिये आकषंक तथा क्रमानुसार विकसित, फलत: नवीन 





१. द्विसन्धानमहाकाव्य, भारतोय ज्ञानपीठ प्रकाशन, १।३-५ । 


८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


श्रृंगार आदि रसों, तथा शब्दालंकार और बअर्थालंकारोंसे युक्त, सुन्दर वर्णों 
द्वारा गुम्फित रचना प्राचीन होने पर भी आनन्दप्रद होती है। 

उपजाति आदि छन्‍्द रहते हैं, पद-वाक्यविन्यास भी पूर्वपरम्परागत 
होता है, गद्य-पद्यमय ही आकार रहता है और सबके सब वही पुराने अलं- 
कारनियम रहते हैं । तो भी केवल अक्षरोंके विन्यासको बदल देनेसे ही रचना 
सुन्दर हो जाती है। 

जो वाणी अथंयुक्त, माधुर्यादि गृणोंसे समन्वित, अलंकारश्ञास्त्र और 
व्याकरणके नियमोंसे युक्त होतो है, वही सज्जनोंको प्रमुदित करती है । 

इस प्रकार कवि धनञज्जयने सन्धानकाव्यमें भो काव्योचित गुणोंको आव- 
इयक माना है और उनका प्रयोग भी किया है। 

प्रस्तुत काव्यमें राम और क्रृष्णके साथ पाण्डवोंका भी इतिवृत्त आया है । 
काव्यका आरम्भ तीथंकरोंकी वन्दनासे हुआ है, इतिवृत्त पुराणप्रसिद्ध है, 
मन्त्रणा, दूतप्रेषण, युद्धवर्णन, नगरवर्णन, समुद्र, पंत, ऋतु, चन्द्र, सूयं, 
पादप, उद्यान, जलक्रीड़ा, पृष्पावचय, सुरतोत्सव आदिका चित्रण है। कथा- 
नकमें हप॑, शोक, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि भावोंका संयोजन हुआ है। 
शाब्दी क्रीड़ाके रहने पर भी रसका वेशिष्ट्य वत्तमान है। महत॒कायें और 
महत्‌उद्देश्यका निर्वाह भी किया गया है । कविने किसी भी अस्वाभाविक घटना- 
को स्थान नहीं दिया है। विवाह, कुमारक्रीड़ा, युवराजावस्था, पारिवारिक 
कलह, दासियोंकी वाचछता आदिका भी चित्रण किया है। कविने श्युंगार. 
वीर, भयानक और वीभत्स रसका सम्यक्‌ परिपाक दिखलाया है। यहाँ उदा- 
हरणार्थ भयानकरसके कुछ पद्म प्रस्तुत किये जाते हैं-- 


पतत्रिनादेन भुजज्भयोषितां पपात गर्भ: किल ताक्ष्यंशडूया । 
नभवचरा निश्चितमन्त्रसाधना वने भयेनास्यपगा रमुच्यता: ॥१६॥ 
समन्‍्ततोषध्प्युदूगतधूमकेतव: स्थितोध्वंबाला इब तत्रसुदिश: | 
निपेतुरुल्का: कलमाग्रपिज्भला यमस्य लम्बा: कुटिला जटा इब"॥१७॥ 
राधव-पाण्डवराजाओंके पराक्रमपूर्ण युद्धक्षा आतंक सर्वत्र छा गया। 
उनके वाणकी टंकारसे गरुडकों ध्वनिका भय हो जानेसे नागपत्नियोंके गर्भपात 
हो गये। खेचर भयविह्धुल हो स्तब्ध हो गये। वे तलवारको म्यानसे निकाल 


न सके ओर उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे मन्त्रबलसे ही सफल हो सकते 
हैं। युद्धक्ी भीषणतासे दशों दिशाएँ ऐसी भीत हो गयी थीं, जेसेकि चारों 


१. हिसन्धान महाकाव्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ६।१६-६१७। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ९ 





ओरसे धूमकेतु छा जाने पर होता है ओर उनके बाल खड़े हो जाते हैं। सहस्न 
संघ॑से उत्पन्न पके धान्यको बालोंके समान धूसर रंगकी बिजलियाँ गिर रहो 
थीं, जो यमकी लम्बो और टेढ़ी जटाके समान ग्रतीत होती थीं । 


कविने ११२६, १२०, २२, १२४, २२२१, ३४०, ५३६, ५॥६०, और 
६२ में उपमाकी योजना की है। १।१५ में उत्प्रेक्षा, १।१४ में विरोधाभास, 
१४८ में परिसंख्या, २।५ में वक्रोक्ति, २१४ में आक्षेप, २।१५ में अतिशयोक्ति, 
३॥३४ में निश्चय और २।१० में समुच्च अलंकारकारका प्रयोग किया है। त्तथा 
वर्शंस्थ, वसन्‍्ततिलका, वेश्वदेवी, उपजाति, शालिनी, पुष्पिताग्रा, मत्तमयूर 
हरिणी, वेतालीय, प्रहर्षिणी, स्वागता, द्वुत्तविलम्बित, मालिनी, अनुष्टुप्‌, 
शादूंलविक्रीडित, जलूधरमाला, रथोद्धता, वंशपत्रपत्तित्त, इन्द्रवज्ञा, जलोल्द्वत- 
गत्ति, अनुकूला, तोटक, प्रमिताक्षरा, अउप छनन्‍्दर्सिक, शिखरिणी, अपटबवकक्‍्त्र, 
प्रमुदितवदना, मन्दाक्रान्ता, पृथ्वी, उद्गता और इन्द्रवंशा इस प्रकार ३१ 
प्रकारके छन्‍्दोंकी योजना की है। 

इस द्विसन्धानकाव्यमें व्याकरण, राजनीति, सामुद्रिकशास्त्र, लिपिशास्त्र, 
गणित्तशास्त्र एवं ज्योतिष आदि विषयोंकी चर्चाएँ भी उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

पदप्रयोगे निपुं विनामे सन्‍्धौ विसमें च कृतावधानम्‌ । 
सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं तच्चापे४पि न व्याकरण मुमोच ॥२।३६ 

अर्थात्‌ शब्द और धातुरूपोंके प्रयोगमें निपुण, पत्व-णत्वकरण, सन्धि 
तथा विसगंका प्रयोग करनेमें न चुकनेवाले और समस्त शास्त्रोंके परिश्रम- 
पृवेक अध्येता वेयाकरण व्याकरणके अध्ययनके समान चापविद्यामें भी बना 
व्याकरणको नहीं छोड़ते हैं । 

विहलेषणं वेत्ति न सन्धिकाय स॒ विग्रह॑ं नैव समस्तसंस्थास्‌ । 
प्रागेव वेवेक्ति न तद्धितार्थ शब्दागमे प्राथमिको5भवद्धा ॥५।१० 

व्याकरणशास्त्रका प्रारम्भिक छात्र विसन्धि--सन्धिहीन अलग-अलग 
पदोंका प्रयोग करता है, क्योंकि सन्धि करना नहीं जानता है। केवल विग्रह- 
पदोंका अर्थ करता है। कृदन्‍्त-आदि अन्य काय नहीं जानता है और न तद्धित 
ही जानता है। आगमोंका अभ्यासी भी कार्यविशेषका विच्ारक बन व्यापक 
सामान्यको भूलता है, विवाद करता है। समन्वय नहीं सोचता है ओर अभ्यु- 
दय-निःश्रेयसके लिये प्रयत्न नहीं करता है | 

धनअ्जयने व्याकरणशास्त्रका पूर्ण पाण्डित्य प्रदर्शित करनेके लिये अपवाद- 
सूत्र और विधिसूत्रोंका भी कथन किया है-- 


१० : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


विशेषसू त्रेरिव पत्रिभिस्तयो: पदातिरुत्सगं इवाहतोअखिल: ॥६।१० 

व्याकरणमें दो प्रकारके सूत्र हैं--अपवादस्‌त्र या विशेषसूत्र और उत्सगं- 
सत्र या विधिसूत्र | विधिस्‌त्रों द्वारा शब्दोंका नियमन किया जाता है और 
अपवादसन्नों द्वारा नियमका निषेध कर, अन्य किसी विद्येषसत्रकी प्रवृत्ति 
दिखलायी जाती है। व्याकरणमें घातुपाठ, गणपाठ, उणादि और लिज्ञानु- 
शासन ये चार खिलपाठ भी होते हैं। धातुपाठ व्याकरणका एक उपयोगी 
अंश हैं, सार्थ धातु-परिज्ञानके अभावमें व्याकरण अधूरा हो रहता है। जितने 
शब्दसमूहमें व्याकरणका एक नियम लागू होता है, उतने शब्दसमूहकों गण 
कहते हैं। उणूस॒त्रका आरम्भ होनेसे उणादि कहलाते हैं। जिन शब्दोंकी 
सिद्धि व्याकरणके अन्य नियमोंसे नहीं होती है, वे शब्द उणादि सूत्रोंसे सिद्ध 
किये जाते हैं। लिज्ञानुशासन द्वारा शब्दोंके लिड्भका निर्णय किया जाता है । 
इस प्रकार महाकवि धनजञ्जयने व्याकरणशास्त्रके नियमोंका समावेश किया है। 

सामुद्रिकशास्त्रमें श्र, नेत्र, नासिका, कपोल, कणं, ओष्ठ, स्कन्ध, बाहु, 
पाणि, स्तन, पाइवे, उरु, जंघा ओर पाद इन १४ अंगोंमें समत्व रहना घुभ 
माना जाता है। धनञ्जयने महापुरुषोंके लक्षणोंमें उक्त अंगरोंके समत्वकी चर्चा 
निम्न प्रकार की है-- 

चतुदंशद्वन्द्रसमानदेह: सर्वेषु शास्त्रेषु कृतावता र: । ३।३३ 

अतएव द्विसन्धानमहाकाव्य शास्त्र और काव्य दोनों ही दृष्टियोंसे महत्त्व- 

पूर्ण है। 


मदहाकवि असग 


कवि द्वारा रचित शान्तिनाथचरितको प्रशस्तिसे अवगत होता है कि 
कविके पिताका नाम पटुमति और माताका नाम वेरेति था। पिता धर्मात्मा 
मुनिभकत थे। इन्हें शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त था। माता भो धर्मात्मा थी। इस 
दम्पतिके असग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असगके पुत्रका नाम जिनाप था। 
यह भी जेन धरमंमें अनुरक्त शूरवोर, परलोकभीरू एवं ट्विजातिनाथ होनेपर 
भी पक्षपातरहित था। इस पुण्यात्माकी व्यास्यानशीलता एवं पोराणिक 
श्रद्धाकों देखकर कवित्वशक्तिसे हीन होनेपर भी गुरुके आग्रहसे उसके द्वारा 
यह प्रबन्धकाव्य लिखा गया है। प्रशस्तिमें कविने अपने गुरुका नाम नागनन्दि 
आचाय॑ लिखा है। ये व्याकरण, काव्य और जेन शास्त्रोंके ज्ञाता ये 
स्थितिकार 

महाकवि असगने श्रीनाथके राज्यकालमें चोलराज्यकी विभिन्‍न नग्रियोंमें 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११ 


णाठ ग्रन्थों की रचना की है । 'वद्धंमानचरित” को प्रशस्तिके अनुसार इस काव्य- 
का रचनाकाल शक संवत्‌ ९१० (ई० ९८८) है। कविने अपने गुरुका नाम 
नागनन्दि बताया है। इन नागनन्दिका परिचय श्रवणवेलगोलाके अभिलेखोंमें 
पाया जात्ता है। १०८ वें अभिलेखसे अवगत होता है कि नागनन्दि नन्दिसंघके 
आचार्य थे, पर नन्दिसंघकी पट्टावलीमें नागनन्दिके सम्बन्धमें कोई सूचना उप- 
लब्घ नहीं होती है। अतएव वद्धंमानचरितके आधारपर कविका समय ई० 
सन्‌ की १०वीं शताब्दी है । 

कविकी दो रचनाएँ प्राप्त हैं--वद्धमानचरित और शान्तिनाथचरित। 
बद्ध मानचरित महाकाव्यमें १८ सग॑ हैं और तीथंकर महावीरका जीवनवृत्त 
अंकित है। इस ग्रत्थका सम्पादन और मराठी अनुवाद जिनदासपाइवंनाथ 
फड़कुलेने सन्‌ १९३ १में किया है। मारीच, विश्वनन्दि, अहवग्नीव, त्रिपृष्ठ, सिह, 
कपिष्ठ, हरिषेण, सूर्य प्रभ इत्यादि के इतिवुत पू्व॑जन्मोंकी कथाके रूपमें अंकित 
किये गये हैं। 

महाकवि असगने अपने इस वद्धंसानचरितकी कथावस्तु उत्तरपुराणके ७४वें 
पव॑से ग्रहण की है | इस पुराणमें मघुवनमें रहनेवाले पुरुरवा नामक भिल्लराजसे 
वद्धंमानके पूव॑भवोंका आरम्भ किया गया है | कविने उत्तरपुराणकी 
कथावस्तुको काव्योचित बनानेके लिये कांट-छांट भी की हैं। असगने पुरुरवा 
ओर मरीचके आख्यानको छोड़ दिया है ओर रवेतात्तपत्रा नगरीके राजा नन्दि- 
बद्धंनके आँगनमें पुत्र-जन्मोत्सवसे कथानकका प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह 
नहीं कि यह आरम्भस्थल बहुत रमणीय है। उत्तरपुराणकी कथावस्तुके 
प्रारम्भिक अंशको घटितरूपमें न दिखलाकर पू्वंभवावलिके रूपमें मुनिराज- 
भव कहलवाया है। इस प्रकार उत्तरपुराणकी कथावस्तु अक्षुण्ण रह 
गयी है| 

कथावस्तुके गठनमें कवि असगने इस बातकी पूर्ण चेष्टा को है कि पौराणिक 
कथानक काव्यके कथानक बन सकें | घटनाओं का पूर्वापर क्रमनिर्धारण, उनमें 
परस्पर सम्बधस्थापन एवं उपाब्यानोंका यथास्थान संयोजन मौलिक रूपमें 
घटित हुआ है । प्रसंगोंको व्यर्थ वणंनविस्तार नहीं दिया है | मा्मिक प्रसंगों- 
के नियोजनके हेतु विश्वनन्दि और नन्‍्दन के जीवनमें छोकव्यापक नाना सम्बन्धों- 
के कल्याणकारी सौन्दयकी अभिव्यञ्जना की है । पिता-पुत्रका स्नेह नन्दिवद्धंन 
ओर ननन्‍्दनके जीवनमें, भाईका स्नेह विश्वभूति और विशाखभूतिके जीवनमें, 
पति-पत्नोका स्नेह त्रिपृष्ठ और स्वयंप्रभाके जीवनमें, विविध भोगविलास 
हरिषेणके जीवनमें एवं वीरता ओर चमत्कारोंका वर्णन त्रिपृष्ठके जीवनमें 
अभिव्यक्त कर जीवनको व्यास्या प्रस्तुत की गयी है। कथानियोजनमें योग्यता, 


१२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अवसर, सत्कायंता ओर रूपाकृतिका पूरा ध्यान रखा गया है। अवान्तर कथा- 
ओंका प्रक्षेपण पृू्व॑ंभवावलिके रूपमें किया है। वद्धमानका जीवनविकास 
अनेक भवों--जन्मोंका लेखा-जोखा है। कमंवादके भोक्‍ता नायक-तायिकाएँ 
मुनिराज द्वारा अपने विगत जीवनके इतिवृत्तको सुनकर विरवित धारण करते 
हैं। जीवनकी अनेक विषमताएंँ कथावस्तुमें विकसित हुई हैं। 


कविने रसानुरूप सन्दर्भ ओर अर्थानुरूप छन्‍्दोंको योजना, जीवनके व्यापक 
अनुभवोंका विश्लेषण एवं वस्तुओंका अलंकृत चित्रण किया है। इस महाकाव्य- 
का प्रतिनायक विशाखनन्दि है, जिसके साथ कई जन्मों तक विरोध चलता 
है। कवि असगने संगठित कथानकके कलेवरमें जीवनके विविध पक्षोंका उद्‌- 
घाटन करनेके लिए वस्तु-व्यापार, प्रकृत्तिचित्रण, रसभावसंयोजन एवं अलंकार- 
नियोजन किया है। २।४०में अनुप्रास, २२७में यमक और ५॥३५, २७, ५४८, 
६३४, ६६८, ७८, ७।४१, ७८५, ८२६, ८६७, ८७५, ९७, ९॥१०, ९॥२९, 
९३५, ९३५९५, १०२२, १०२३, १०।२४, १२१०, १२॥११, १२१६, १३॥३८, 
१३।४५, १२।६१, १३।७३, १४॥८, १४॥५, १७१५, १७२१, एवं १८।६में इलेष- 
का प्रयोग हुआ है । १।४०में उपमा, ४॥१०में उत्प्रेक्षा, १३॥५८में रूपक, ५।३४में 
आंतिमान, ५।११में अपहक्ृति, १।४२में अतिशयोकति, ?।४६में दुष्टान्‍्त, १३॥४६ 
में विभावना, १३।४४में अर्थान्तरन्यास, ५।७०में सन्देह, ५।२०में व्यतिकर, 
३।९में विरोधाभास, ५।१३में परिसंख्य, १३।४में एकावलो, ५।५४में स्वभावोक्ति 
५|५५में सहोक्ति, ७।२१में विनोक्ति ओर १॥६४में विशेषोक्ति अलंकार पाये 
जाते हैं । 

उन्दोंमें उपजाति, वृसन्‍्ततिलका, शिखरिंणो, वशंस्थ, शार्दूलविक्रोडित, 
मालिनी, अनुष्टुपू, मालभारिणी, मन्दाक्रान्ता, उपजाति, स्नगध रा, आख्यानको, 
शालिनी, हरिणी, रूलिता, रथोद्धता, स्वागता आदि प्रमुख हैं । 

कविका 'शान्तिनाथघरित' भी महाकाव्य है | इस काव्यप्रें १६ वें त्तीथंकर 
शान्तिनाथका जीवनवुत्त वर्णित है। कथावस्तु को पृष्ठभूमिके रूपमें पुवंभवा- 
वलि निबद्ध को गयी है। कथावस्तुकी योजनामें कविको पूर्ण सफलता मिली 
है। सन्ध्या, प्रभात, मध्याह्व, रात्रि, वन, सुयं, नदी, पव॑त, समुद्र, द्वीप, आदि 
वस्तुवर्णन सांगोपांग है। जीवनके विभिन्‍न व्यापार और परिस्थियोंमें प्रेम, 
विवाह, मिलन, स्वयंवर, सेनिक, अभियान, युद्ध, दोक्षा, नगरावरोध, विजय, 
उपदशसभा, राजसभा, दृत्तसंप्रेषण एवं जन्मोत्सवका चित्रण किया है। 

रस, भाव, अलूुंकार ओर प्रकृति-चित्रणमें भी कविको सफलता मिलो है। 
यह सत्य है कि वद्ध मानचरितको अपेक्षा शान्तिनाथचरितमें अधिक पौराणि- 


आचार्यतुल्य काम्यकार एवं लेखक : १३ 


कताका समावेश हुआ है। श्रावक और श्रम दोनों के आचारतत्त्व 
भी वर्णित हैं। इस काव्यका प्रकाशन मराठी अनुवाद सहित सोलापुरसे हो 


चुका है। 
महाकवि हरिचन्द्र 
महाकवि हरिचन्द्रका जन्म एक सम्पन्न परिवारमें हुआ था। इनके पिता- 
का नाम आद्रंदेव और माताका नाम रथ्यादेवी था । इनको जाति कायस्थ 
थी, पर ये जैनधर्मावलम्बी थे। कविने स्वयं अपनेको अरहन्त भगवान्‌के चरण- 
कमलोंका भ्रमर लिखा है। इनके छोटे भाईका नाम लक्ष्मण था, जो इनका 
अत्यन्त आज्ञाकारी और भक्त था। कविने अपने धर्मशर्माभ्युदयकी प्रशस्तिमें 
लिखा है-- 
मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिष्‌ प्रसिद-- 
स्तन्राद्रंदेव इतति नि्मेलमूत्तिरासीत्‌ । 
कायस्थ एवं निरवद्यग॒ुणग्रह: स-- 
त्रेकोषपि यः कुलमशेषमलंचकार ॥२॥ 
लावण्याम्बुनिधि: कलाकुलगृहं सोभाग्यसद्भाग्ययो: 
क्रोडावेध्म विलासवासवलमभीभूषास्पदं संपदाम | 
शोचाचा रविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिनः - 
दर्वाणीव पतित्रता प्रणयित्ती रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥३॥ 
अहंत्पदाम्भोरुहचञ्चरीकस्तयो: सुतः श्रीहरिचन्द्र आसीत । 
गुरुप्रसादादमला बभूवु: सारस्वते ल्लोतसि यस्य गाचः ॥४॥ 
भकक्‍्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्याकुलो राम इवानुजेन 
यः पारमासादितबुद्धिसेतु: शास्त्राम्बुराशे: परमाससाद" ॥५॥ 
प्रसिद्ध नोमक वंशमें निमंल मृतिके घारक आद्रंदेव हुए, जो अलंकारोंमें 
मुक्ताफलके समान सुशोभित थे। वह कायस्थ थे। निर्दोष गृणग्राही थे ओर 
एक होकर भी समस्त कुलको अलंकृत करते थे। शिवके लिए पावंतीके समान 
रथ्या नामक उनकी प्राणप्रिया थो, जो सौन्दयेका समुद्र, कलाओंका कुलभवन, 
सोभाग्य ओर उत्तम भाग्यका क्रीड़ाभवन, विलासके रहनेकी अट्टालिका एवं 
सम्पदाओंके आभूषणका स्थान थी। पवित्र आचार, विवेक एवं आश्चयंकी 
भूमि थी। उन दोनोंके अरहन्त भगवान्‌के चरणकमलोंका भश्रमर हरिचन्द 
नामक पुत्र उत्पन्त हुआ, जिसके वचन गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतीके प्रवाहको 
१. ग्रल्यकतुं: प्रशस्ति-घर्मशमम म्युदय, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९३ ३, पु०१७९। 


१४ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचारय-परम्परा 


समृद्ध बनाने वाले थे। उस हरिचन्दके एक लक्ष्मण नामका भाई था, जो उन्हें 
उतना ही प्रिय था, जितना रामको लक्ष्मण | 

कविका वंश या गोत्र नोमक न होकर नेमक होना चाहिये, क्योंकि नेमक 
गोत्रका उल्लेख कालञ्जरके एक अभिलेखमें भी आया है-- 

४ 'नेमकान्वयजेन्दकसुततेदुकेन भगवत्या: कारितमण्डपिका प्रसक्षेन तदभायें- 
या लक्ष्म्या: ” । 

कविका उपनाम चन्द्र था। १४वीं शत्ताब्दीमें धर्मशर्माभ्युदयका एक एलोक 
जल्हृणकी सूक्तिमुक्तावलीमें चन्द्रसूयंके नामसे उपलब्ध" है। अतः कविका चन्द्र 
उपनाम सिद्ध होता है। 

कविका जन्म कहाँ हुआ ओर उसने अपने इस ग्रल्थकी रचना कहाँ की, 
इसका निश्चित रूपमें परिचय प्राप्त नहीं है। 


१०वीं से १२वीं शताब्दीके राजनैत्तिक और सांस्कृत्तिक इतिहासका अध्य- 
यन करनेसे अवग॒त होता है कि गुजरात ओर उसके पाइवंवर्ती प्रदेशोंमें 
चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट, कलचुरी, शिलाहार आदि राजवंशोंका राज्य 
था। इनमेंसे प्रत्येकने जेनधमंकी उन्नतिके लिये विशेष योगदान दिया। 
ध॑मंशर्माभ्युदयकी संघवी पाडा पुस्तकभंडारकी १७६ संख्यक प्रतिमें गुजर 
ओर विशापुर? देशका नाम आया है। विद्यापुर आधुनिक बीजापुर हो है। 
इस प्रतिको लिखनेवाले झंझाक हुम्बड़वंशोय थे। अतएव हरिचन्द्र बीजापुर 
अथवा गुजरातके पाश्वंवर्ती किसी प्रदेशके निवासी रहे होंगे । 


हरिचन्द्रका व्यक्तित्व कवि और आचारशास्त्रके वेत्ताके रूपमें उपस्थित 
होता है। इन्होंने रघुवंश, कुमारसंभव, किरात, शिशुपालवध, चन्द्रप्रभचरित्त 
प्रभृति काव्यग्रन्थोंके साथ तत्त्वार्थंसत्र, उत्तरपुराण, रत्नकरण्डश्रावकाचार 
उवासगदसा, सर्वाथंसिद्धि प्रभृति ग्रन्थोंका भी अध्ययन किया था। दर्शन ओर 
काव्यके जो सिद्धान्त इनके द्वारा प्रत्तिपादित हैं, उनसे कविकी प्रतिभा और 


१. एपिग्राफिक इन्डिका, पृ० २१० । 

२. ध्मंदार्माम्युदयका २४४ इलोक जल्हण-सूक्तिमुक्तावछी, पृ० १८५ में अन्द्रसूयंके 
नामसे उपलब्ध है । 

३. अथास्ति गुर्जरो देशों विख्यातों भुवनत्रये। 
विद्यापुरं पुरं तत्र॒ विद्याविभवर्समवम्‌ ॥ १७६ नं०की धर्मशर्माम्युदयकी 
हस्तलिखित प्रति पाटणसे प्राप्त । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५ 


विद्वत्ताका अनुमान सहजमें किया जा सकता है | रस-ध्वनिको कविने सिद्धान्त- 
रूपमें स्वीकार किया है ! 

कवि भाग्यवादी है। उसे स्वप्न, निमित्त और ज्योतिषपर विश्वास है। 
हरिचन्द्रका अभिमत है कि काय॑ प्रारम्भ करनेके पहले व्यक्तिको अच्छी तरह 
विचार कर लेना चाहिये । बिना विचारे कार्य करनेवाले मनुष्यका निस्सन्देह 
उस प्रकार नाश होता है, जिस प्रकार तक्षसपंसे मणि ग्रहण करनेके इच्छुक 
मनुष्यका होता" है। इस कथनसे यह स्पष्ट है कि हरिचन्द्र विवेकशील और 
सोच-समझकर कार्य करने वाले थे | स्त्रियोंके सम्बन्धमें कविकी अच्छी धारणा 


नहीं है। कवि स्वाभिमानी, ब्रत और चरित्रनिष्ठ है। धमंशर्माभ्युदय और 
जीवन्धरचम्पूके अध्ययनसे कविक्रे औदाय॑ आदि गुणों पर भो प्रकाश पड़ता है | 


स्थितिकाल 

महाकवि हरिचन्द्रके स्थितिकालके सम्बन्धमें कई विचारधाराएं उपलब्ध 
हैं। यतः हरिचन्द्र नामके कई कवि हुए हैं। प्रथम हरिचन्द नामके कवि चरक- 
संहिताके टीकाकारके रूपमें उपलब्ध होते हैं। इनका समय अनुमानतः ई० 
प्रथम शत्ती है। माधवनिदानको मधुकोशी व्याख्यामें हरिचन्द्र ओर भट्टारक 
हरिचन्द्रके नाम आये हैं* । वाणभट्टनेः हषंचरितके प्रारम्भमें भट्टा रक हरि- 
चन्द्रका उल्लेख किया है। राजशेखरकी काव्यमीमांसा* और“ कपूंरमंजरीमें 
भी हरिचन्द्रका नामोल्लेख मिलता है। गउडवहोमें* भास, कालिदास और 
सुबन्धुके साथ हरिचन्द्रका भी पारित प्राप्त होता है। 

स्व० पण्डित नाथूराम प्रेमीने धर्ंशर्माभ्युदयकी पाटणकी एक पांडुलिपिका 


१. धमं० १८।२८। 

२. आत्र केचित्‌ हरिचन्द्रादिभिव्यास्यातं पाठान्तरं पठन्ति--मघुकोशी व्या० माघव- 
निदान, पृ० १७, पंक्ति १० । 

३. पदबन्धोज्जवलोहारी रम्यवर्णपदस्थिति: । 
भट्टारकहरिचन्द्रस्थ गद्यवन्धो नृपायते ॥ हर्षचरित्‌ ११३, पु० १०। 

४. हरिचन्द्रगुप्ती परीक्षिताविह विशालयाम |- का० मी० अ० १०, पु० १३५ 
(बिहार राष्ट्रभाषा संस्करण १९५४) । 

५. विदृषकः- (सक्रोधम्‌)--उज्जुअंता किण भणइ अम्हाणं चेडिया हरिगंद---णंदिमंद- 
कोट्टिसहाल्प्पहदी्ण वि पुरदो सुकइ त्ति ?---कपू रमंजरी, चोखम्बा संस्करण, १९५५ 
जवनिकान्तर, पृ० २९ । 

६. भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अजस्स रहुआरे । 
सोवन्धवे अवंघम्मि हरिचंदे अ आणंदो।॥। ८००, गउडवहो, भाण्डारकर, 
ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट पूना, १९२७ ई०। 


१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उल्लेख किया है, जिसका प्रतिलिपिकाल वि० सं १२८७ (ई० सन्‌ १२३०) है। 
प्रतिके अन्तमें लिखा है-- 

“१२८७ वर्ष हरिचन्द्रकविविरचितधमंशर्माम्युदयकाव्यपुस्तिका श्रीरत्नाकर- 
सूरिआदेशेने कीोत्तिचन्द्रगणिना लिखितमिति भद्रम्‌"! | 

अतः इतना स्पष्ट है कि ई० सन्‌ १२३० के पहले ही महाकवि हरिचन्द्रका 
धमंदर्माभ्युदय महाकाव्य लिखा जा चुका था| 

श्री पंडित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने अपने--'महाकवि हरिचन्दका समय''* 
शीषंक निबन्धमें धर्मंदर्माम्युदयके ऊपर वीरनन्दिके चन्द्रप्रभचरित और हेम- 
चन्द्रके 'पोगसार' का प्रभाव बताया है । आपने लिखा है कि “धमंशर्माभ्युदय' 
में भोगोपभोगपरिमाणब्रतके अतिचारोंमें १५ खरकर्मोका निर्देश किया है 
तथा अनर्थंदंडब्रतके स्वरूपमें खरकर्मोके त्यागको स्थान दिया है । अतः हरि- 
चन्दका समय वि० सं० १२०० के लगभग होना चाहिये |” इस कथनका समर्थन 
प्रो० अमृतलालजी श्ास्त्रीने “महाकवि हरिचन्द” (जेन सन्देश शोधांक ७) 
शीर्षक निबन्धमें किया है। आपने श्री पंडित केलाशचन्द्रजी शास्त्रीके प्रमाणोंको 


दुहराते ्र कुछ नवीन तथ्य भी प्रस्तुत किये, पर मूल तक दोनों महानुभावोंके 
समान हैं । 


इस सम्बन्धमें विचारणीय यह है कि क्या खरकर्मोंका त्याग हेमचन्द्रके पुवंवर्ती 
साहित्यमें भी मिलता है ? 'उवासगदसा'के आनन्द अध्ययन और 'समराइच्च- 
कहा' में भी खरकर्मोके त्यागका विवेचन है | अतः: कवि हरिचन्दने खरकर्मोके 
त्यागका कथन हेमचन्द्रके आधार पर न कर 'उवासगदसा' आदि ग्रन्थोंके आधार 
पर क्रिया होगा | अतएव हेमचन्द्रके पश्चात्‌ हरिचन्द्रका समय माननेका कोई 
सबल प्रमाण नहीं मिलता है | 
प्रो० के० के० हिण्डीकीने हरिचन्द्रको वादीभसिहके पश्चात्‌ (ई० सन्‌ १०७५- 
११७५)का कवि माना) है, पर वादीभसिहके समयके सम्बन्धमें पर्याप्त मतभेद 
है। स्व० श्रीनाथूरा मजी४ प्रेमी वादीभसिहका काल वि० सं०की १२वीं शत्ती; 
श्री पण्डित केलाशचन्द्रजी शास्त्री, अकलंकदेवके समकालीन और श्री डॉ० 
१. पाटणके संघवीपाड़ाके पुस्तकभण्डारकी सूची, ग्रायववाड़ सीरिजसे प्रकाशित, 
बड़ौदा १९३७ ई० | 
२. अनेकान्त, वर्ष ८, किरण ११-१२, पु० ३७६-३८२। 
३. भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जीवन्ध रचम्पूका अंग्रजी प्राकृकषन (#०7८७४०४), 
पृ० २३ । 
४. जैनसाहित्य और इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृ० ३२१॥। 
५. *न्यायक्रुमुदचन्द्र,, प्रथम भाग, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, १९३८, प्रस्ता० पृ० १११॥ 








आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७ 


प्रो० दरबारीलालूजी कोठिया" नवम शती मानते हैं। अतः श्रीहिण्डीकी द्वारा 
निर्णीत समय भी निविवाद नहीं है। 

धर्ंशर्माम्युदय और जीवन्धरचम्पूके आन्तरिक परीक्षण करनेपर कुछ 
तथ्य इस प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर महाकवि हरिचन्द्रके समय- 
का निर्णय किया जा सकता है। धर्मंशर्माम्युदय (२।४)में 'आसेचनक' शब्दका 
प्रयोग आया है। इस शब्दका प्रयोग वाणभट्टने भी ह्षबरितके प्रथम उच्छ्वास- 
में किय/* है। 'नेषधचरित', में हंस दमयन्तीसे कहता है--सुन्दरी ! अकेला 
चन्द्रमा तुम्हारे नयनोंको किसी प्रकार तृप्ति नहीं दे सकता। अतः नलके मुख- 
चन्द्रके साथ वह तुम्हारे लोचनोंका आसेचनक० बने | स्पष्ट है कि 'आसेचनक' 
दब्द हषंचरितसे विकसित होकर धमंशर्माभ्युदयमें आया और वहाँसे नेषधमें 
गया । नेषधमहाकाव्यपर धमंशर्माभ्युदयका और भी कई तरहका प्रभाव" है। 

“धमंशर्माम्युदय' का नाम सम्भवतः पार्श्वाम्युदयके अनुकरण पर रखा गया 
होगा । संस्कृत-काव्योंमें अभ्युदयनामान्तवाले काव्योंमें सम्भवत: जिनसेनका 
पार्श्वाभ्युदय सबसे प्राचोन है । ९वीं शत्तीके महाकवि शिवस्वामीका 'कप्फिणा- 
भ्युदय'" महाकाव्य है, जिसका कशानक बौढ़ोंके अवदानोंसे ग्रहण किया गया 
है। १३वीं शत्तीमें दाक्षिणात्य कवि वेंकटनाथ वेदान्तदेशिकने २४ सर्ग॑ प्रमाण 
शयादवाभ्युदय”' महाकाव्य लिखा है। जिसपर अप्पय दीक्षितने (ई० १६००) 
एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। महाकवि आशाघरने “मरतेश्वराम्युदय” नामक 
काव्य लिखा है। अतः यह निष्कष॑ निकालना दूरकी कौड़ी बेठाना नहीं है कि 
पार्ष्वाश्युदयके अनुकरण पर महाकवि हरिचन्द्रने अपने इस महाकाव्यका नाम- 
करण किया हो । 

महाकवि हरिचन्द्रके समय-निर्णयके लिये एक अन्य प्रमाण यह भी ग्रहण 
किया जा सकता है कि जीवन्धरचम्पूकी कथावस्तु कविने क्षत्रचूड़ामणि'से 
ग्रहण की है | श्रीकुप्पुस्वामीने अपना अभिमत प्रकट किया है कि 'जीवकचिन्ता- 


१. स्याद्वाद्सिद्धि, माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, सन्‌ १९५० ई०, प्रस्तावना, पृ० २५-२७। 

२. आसेचनक-दर्शनं''नप्तारम्‌ू--हर्षचरित, चोखम्बा संस्करण, प्रथम उच्छवास । 

३. नैषधमहाकाव्य, चौखम्बा संस्करण, ३११ ॥ 

४. नैषधपरिशीलन, डॉ० चण्डीप्रसाद शुक्ल द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद, सन्‌, १९६० ई० । 

५. पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज, संख्या २६, ई० सन्‌ १९३७में लाहौरसे प्रकाशित । 

६. संस्कृत-साहित्यका इतिहास, वाचस्पति, गरोला, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 
१९६०, पु० ८६८ | 


१८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


णि'में जीवन्घरचरित मिलता है, वह 'क्षत्र-चूड़ामणि'से प्रभावित है। इस 
आधार पर कवि हरिचन्द्रका समय १०वों शताब्दोके लगभग होना चाहिये । 
महाकवि असग द्वारा विरवित 'वद्धंमानचरितस्‌'के अध्ययनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि कविने कई सन्दर्भ और उत््रेक्षाएं जीवन्ध रचम्पू, घमंशर्माभ्युदय 
और बचन्द्रप्रभचरितसे ग्रहण को हैं। उक्त काव्यग्रन्थोंके तुलनात्मक अध्ययनसे 
यह सहजमें हो स्पष्ट हो जाता है कि हरिचन्द्रने असगका अनुकरण नहीं किया, 
बल्कि महाकवि असगने ही हरिचन्द्रका अनुकरण किया है। यथा-- 
प्रथिता विभाति नगरी गरीयसी धुरि यत्र रम्यसुदतीमुखाम्बुजम । 
कुरुविन्दकुण्डलविभाविभावितं प्रविलोक्य कोपमिव मन्यते जनः ॥ 
जीवन्धर०, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, ६॥२५ 
यत्रोल्लसत्कुण्डलपद्मरागच्छायावतंसारुणिताननेन्दु: । 
प्रसाद्यते कि कुपितेति कान्‍्ता प्रियेण कामाकुलितो हि म॒ढ़:॥ 
वर्धभानचरितम्‌, सोलापुर, ई० १९३१, १२६ 
सोदामिनीव जलदं नवमञ्जरीव चृत्त्र्मं कुसुमसंपदिवाद्यमासम्‌ । 
ज्योत्स्नेव चन्द्रमसमच्छविमेव सूर्य तं भूमिपालकमभूषयदायताक्षी ॥ 
जीवन्ध रचम्पू १२७ 
विदुयुल्लतेवाभिनवाम्बुवाहं चुत्तद्रुमं नृतनमञ्जरीव | 
स्फुरत्प्रभवामलपदरागं विभूषषामास तमायताक्षों ॥ 
वर्धमानचरितम्‌ ११४ 
हरिचन्द्रने ध्ंशर्माभ्युदयके दशम सगंमें विन्ध्यगरिरिकी प्राकृतिक सुषमा- 
का वर्णन किया है । महाकवि असगने इस सन्दर्भके समान ही उत्प्रेक्षाओंद्वारा 
विजयाद्धंका वर्णन किया है। अत: वरद्धमानचरितके रचयित्ता असगने हरिचन्द्र- 
का अनुसरण कर अपने काव्यको लिखा है। इसी प्रकार 'नेमिनिर्वाण' काव्यके 
रचयिता वाग्मट्टने भी “धर्मशर्माम्युदय'का अनेक स्थानोंपर अनुसरण किया 
है। 'धमंशर्माभ्युदय'के पञ्चम सर्गका नेमिनिर्वाणके द्वितीय संपर पुरा 
प्रभाव है। असगका समय ई० सन्‌ ९८८ है। अतः हरिचन्द्रका समय इनके पूर्व 
मानना चाहिये । 
श्रीमती स्वप्ना"* बनर्जनि धमंशर्माभ्युदयकी हस्तलिखित प्रतिके लेखक 
विशालकीति और शब्दाणंवचन्द्रिकामें आये हुए बिशालकीतिको एक मानकर 
हरिचन्दका समय १२वीं शतीका अन्तिम पाद सिद्ध किया है। पर धम्मंशर्माभ्युदयके 
अन्तरंग अनुशोलनसे हरिचन्द्रका समय ई० सनुकी १०वीं शती है। 


१. मरुधरकेसरी-अभिनन्दन-प्रन्थ, जोधपुर, पृ० ३९५ । 
आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९ 


रचनाएँ 

महाकवि हरिचन्द्रकी दो रचनाएँ उपलरूब्ध हैं-. 

१. धमंशर्माभ्युदय 

२. जीवन्धरचम्पू 

कुछ विद्वान जीवन्धरचम्पृ' को “धमंशर्माम्युदय' के कर्त्ता हरिचन्द्रको 
कृति नहीं मानते हैं, पर यह ठीक नहीं है। यतः इन दोनों रचनाओंमें भावों, 
कल्पनाओं ओर शब्दोंकी दृष्टिसे बहुत साम्य है। जीवन्धरचम्पूमें पुण्यपुरुष 
जीवन्धरका चरित वर्णित है। कथावस्तु ११ रम्मोंमें विभक्त है तथा कंथा- 
वस्तुका आघार वादीभसिंहकी गद्यचिन्तामणि एवं क्षत्रचूड़ामणि ग्रन्थ हैं। 
यों तो इस काव्यपर उत्तरपुराणका भी प्रभाव है, पर कथावस्तुका मूलस्नोतत 
उक्त काव्यग्रन्थ ही हैं। गद्य-पद्यमयी यह रचना काव्यगुणोंसे परिपूर्ण है। 
द्राक्षाससके समान मघुर काव्य-रस प्रत्येक व्यक्तिको प्रभावित करता है। 
घमंदर्मास्युदय 

इस महाकाव्यमें १५वें तीर्थकर धमंनाथका चरित वर्णित है। इसको 
कथावस्तु २१ सर्गोंमें विभाजित है। धर्म-शमं--धमं ओर शान्तिके अभ्युदय- 
वर्णनका लक्ष्य होनेसे कविने प्रस्तुत महाकाव्यका यह नामकरण किया है। 
कविने इस महाकाव्यकी कथावस्तु उत्तरपुराणसे ग्रहण की है। इसमें महा- 
काव्योचित घमंका समावेश करनेके लिये स्वयंवर, विन्ध्याचल, षडऋतु, 
पुष्पावचय, जलक्रीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय एवं रतिक्रीड़ाके वर्णन भी भ्रस्तुत 
किये हैं । उत्तरपुराणमें धर्मनाथके पित्ताका नाम भानु बताया है, पर घम्मं- 
शर्माभ्युदयमें महासेन । माताका नाम भी सुप्रभाके स्थान पर सुब्रता आया है। 
कविने कथावस्तुको पू्वभवावलीके निरूपणसे आरम्भ न कर वर्तमान जोवनसे 
प्रारम्भ की है। रघुवंशके दिलोपके समान महासेन भी पुत्र-चिन्तासे आक्रान्त 
हैं। वे सोचते हैं कि जिसने जीवनमें पुत्रस्पशंका अलोकिक आनन्द प्राप्त 
नहीं किया, उसका जन्म-धारण व्यथं है। अतः महासेन नगरके बाहरी उद्यान- 
में पधारे हुए ऋद्धिधारी प्रचेतानामक मुनिके निकट पहुँचते हैं। वे उनके 
समक्ष पुत्र-चिन्ता व्यक्त करते हैं। प्रसंगवश मुनिराज धर्मंनाथकी पूबंभवावली 
बतलाते हैं ओर छह महीनेके उपरान्त तीर्थंकर-पुत्र होनेकी भविष्यवाणी करते 
हैं। कविने धीरोदात्तनायकमें काव्योचित्त गुणोंका समावेश करनेपर भी 
पोराणिकताकी रक्षा की है। वनमें तीयंकर धर्मनाथके पहुंचते ही, षद्ऋतुओंके 
फल-पुष्प एकसाथ विकसित हो जाते हैं। घमंनाथके निवासके लिये कुवेरने 


२० : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


सुन्दर नगरका निर्माण किया, जन्मके दश अतिशयोंको काव्यका रूप देनेका 
प्रयास किया है। और नायकमें अपूर्व सामथ्यंका चित्रण करते हुए कहा है कि 
मार्ग चलनेके कारण क्लांत न होनेपर भी रुढ़िवश उन्होंने स्नान किया और 
मार्गका वेश बदला" | इस प्रकार कविने नायकको पोराणिकतासे ऊपर उठा- 
नेकी चेष्टा को है किन्तु ती्थंकरत्वकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके कारण पूर्णतया उस 
सीमाका अतिक्रममण नहीं हो सका है। 
इस महाकाव्यमें इतिवृत्त, वस्तुव्यापार, संवाद और भावाभिव्यञ्जन इन 

चारोंका समन्वित रूप पाया जाता है । प्रकृति-चित्रणमें भी कविको अपुर्ब॑ 
सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ उदाहरणार्थ गंगाका चित्रण प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

तापापनोदाय सदेव भूत्रयीविहा रखेदादिव पाण्डु रययुतिस । 

कीतेंवेयस्यामिव भतुंरग्रतो विलोक्य गड्भां बहु मेनिरे नरा: ॥९६८ ॥ 

शम्भोजं राजूटदरीविवतंनप्रवृत्तसंस्का र इव॒क्षितावपि । 

यस्या: प्रवाह: पयसां प्रवर्तते सुदुस्तरावतंतरज़ू मजजरः ॥९६९ ॥ 

सभी लोग अपने समक्ष गंगानदीको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । यह नदी 

जगत्‌-संतापको दूर करनेके लिये त्रिभुवनमें विहार करनेके खेदसे हो मानों 
इवेत हो रही है। यह नदो स्वामी धर्मनाथकी त्रिभुवन-व्यापिनी कीत्तिकी सहेलो- 
सी जान पड़ती है। जिस गंगानदीके जलका प्रवाह पृथ्वीमें भी अत्यन्त दुस्तर 
भावर्तों और तरंगोंसे कुटिक होकर चलता है, मानों महादेवजीके जटाजूटरूपी 
गुफाओंमें संचार करते रहनेके कारण उसे वेसा संस्कार हो पड़ गया है। 


वह गंगा निकटवर्ती वनोंकी वायुसे उठती हुई तरंगों द्वारा फेलाये हुए 
फेनसे चिह्नित है। अतः ऐसी जान पड़ती है मानों हिमालयरूपी नागराजके 
द्वारा छोड़ी हुई काँचुली हो हो । 
इस प्रकार कविने गंगाके श्वेत जलका चित्रण विभिन्न उल्ल्रेक्षाओं द्वारा 
सम्पन्न किया है। उसे रत्नसमूहोंसे खचित्त पृथ्वीकी करघनी बत्ताया है अथवा 
आकाशसे गिरी हुई मोतियोंकी माला हो बताया है। इसी प्रकार कविने 
सूर्यास्त, चन्द्रोदय, रजनी, वन आदिका भी जोवन्त चित्रण किया है। कवि 
रानी सुब्रताके ओष्ठका चित्रण करता हुआ कहता है-- 
प्रवाल-बिम्बीफल-विद्रुमादयः समा बभूवु: प्रभयेव केवलम। 
रसेन तस्यास्त्वधरस्य निदिचतं जगाम पीयूबरसो5पि शिष्यतास्‌ ॥२५१॥ 


१. धर्मशर्माम्युदय ११।४, ११॥५॥ 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१ 


किसलय, बिम्बीफल और विद्रुम आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके 
ओब्ठके समान थे । रसको अपेक्षा तो अमृत भी निदपचय हो उसका दविष्य बन 
चुका था । नासिका, कर्ण, मुख, पयोधर, कटि, भू, लछाट प्रभृतिका अपूव॑ 
चित्रण किया है। सुव्रताकी भोंहोंका निरूपण करता हुआ कवि कहता है-- 

इमानालोचनगोचरसं विधिविधाय सुष्टे: कलशापंणोत्सुक: । 
लिलेख वक्‍त्र तिलकाड्ुमध्ययोर्श्रंवोमिषादोमिति मद्भुलाक्षरम्‌ ॥२।५५॥ 
इस निरवद्य सुन्दरीको बनाकर विधाता मानों सृष्टिके ऊपर कलशा रखना 
चाहता था। इसीलिये तो उसने तिलवसे चिन्हित भौंहोंके बहाने उसके मुख 
पर 'ओम' यह मंगलाक्षर लिखा था। इस प्रकार कविने प्रत्येक उत्प्रेक्षाको तके- 
संगत बनाया है। 

'धमंशर्माभ्युदय' में श्रृंगार ओर शान्तरसका अपूव॑ चित्रण हुआ है। कविने 
भाव-सौंदयंकी व्यापक परिधिमें कल्पना, अनुभूत्ति, संवेग, भावना, स्थायी और 
संचारी भावोंका समावेश किया है। रसमें भावोंकी उमड़-घुमड़ है, पर सीमा- 
का अतिक्रमण नहीं । वात्सल्यभावका चित्रण भी षष्ठ सगंमें आया है। अलं- 
कार-योजनाकी दृष्ससि ७२२, २०१०, ७।४२, १११२, १४३६, १७७७६ आदि 
में उपमा, १।४५ में उत्प्रेक्षा, ३३० में अर्थान्तरन्यास, १७८० में-असंगति, ४।२० 
में उल्लेख, ४।२२में तदगुण, १०।१९८में भ्रान्तिमानु, २।६०में व्यत्तरिक, १७।४५ 
में विरोधाभास और २।३०में परिसंख्या अलंकार वतंमान हैं। अनुप्रास, यमक, 
इलेबकी अपेक्षा ११वाँ और १०वाँ सं प्रसिद्ध है। हरिचन्द्रने १९वें स्ंमें 
एकाक्षर और द्रथक्षर चित्रकी योजना की है। १९०॥८५ में सवंतोभद्र, १९॥९३ 
मुरजबन्ध, १९।७८ में गोमूत्रिका, १९।८४ में अद्धं भ्रम, १९।९८ षोड़षदल पद्मबन्ध 
एवं १९।१०१ में चक्रबन्ध आये हैं। निश्चयत: यह काव्य उदात्त छोलोमें 
लिखा गया है और इसमें उत्कृष्ट काव्यके सभी गुण विद्यमान हैं। इस काव्यके 
अन्तिम संमें जेनाचार ओर जेनदर्शनके तत्त्व वर्णित हैं । 


वागूभइ प्रथम 
वाग्भट्ूनामके कई विद्वान हुए हैं। “अष्टांगहदय' नामक आयुर्वेद्ग्रन्थके 
रचयिता एक वागभट्ट हो चुके हैं। पर इनका कोई काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है। जेन सिद्धान्त भवन आराकी विक्रम संवत्‌ १७२७ की लिखी हुई प्रतिमें 
निम्न लिखित पद्य प्राप्त होता है-- हे 


अहिच्छत्रपुरोत्पन्नप्राग्वाटकुलशालिन: | 
छाहडस्य सुतश्चक्रे प्रबन्धं वाग्भट: कवि: ॥८७॥ 


२२ : तीथँंकर भद्दावीर और उनकी आधचारयं-परम्परा 


यह प्रशस्ति-पद्य श्रवणबेलगोलाके स्व० पं० दोव॑लिजिनदास शास्त्रीके पुस्त- 
कालयवाली नेमिनिर्वाण-काव्यको प्रतिमें भी प्राप्य है ।" 

प्रशस्ति-पद्यसे अवगत होता है कि वाग्भट्ट प्रथम प्राग्वाट--पो रवाड़ कुलके 
थे और इनके पिताका नाम छाहड़ था | इनका जन्म अहिछत्रपुरमें हुआ था | 
महामहोपाध्याय डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझाके अनुसार नागौरका पुराना 
नाम नागपुर या अहिछत्रपुर है।* महाभारतमें जिस अहिछत्रका उल्लेख है 
वह तो वर्तमान रामनगर (जिला बरेली उत्तरप्रदेश) माना जाता है ।१ 'नाया- 
धम्मकहाओ ''में भी अहिछत्रका निर्देश आया है,* पर यह अहिछत्न चम्पाके उत्तर- 
पुवं अवस्थित था। विविधतोथंकल्पमें अहिछत्रका दूसरा नाम शंखवती नगरी 
आया है । इस प्रकार अहिछत्रके विभिन्न निर्देशोंके आधार पर यह निर्णय करना 
कठिन है कि वारभट्ट प्रथमने अपने जन्मसे किस अहिछत्रको सुशोभित किया था। 
डॉ० जगदीश चन्द्र जेनने अहिछत्रकी अवस्थिति रामनगरमें मानी है ।" किन्तु हमें 
इस सम्बन्धमें ओझाजीका मत अधिक प्रामाणिक प्रतोत होता है और कवि 
वाग्भटट प्रथमका जन्मस्थान नागौर ही जेचता है । कवि दिगम्बर सम्प्रदायका 
अनुयायी है, यतः मल्लिनाथको कुमाररूपमें नमस्कार किया है | 


स्थितिकाल--वाग्भट्र प्रथमने अपने काव्यमें समयके सम्बन्धमें कुछ भी 
निर्देश नहीं किया है । अतः अन्तरंग प्रमाणोंका साक्ष्य ही शेष रह जाता है। 
वाग्भटालंका रके रचयिता वाम्भट्ट द्वितीयने अपने लक्षणग्रंथमें 'नेमिनिर्वाण' 
काव्यके छठे सगंके “कान्तारभूमो” (६।४६) “जहुव॑सन्ते” (६(४७) ओर “निमि- 
विशालनयनयो:” (६॥५१) पद्म ४३५, ४३२५ और ४।॥३२ में उद्धुत किये हैं । 
नेमिनिर्वाणके सातवें सगंका “वरण: प्रसूनविकरावरणा” २६रवां पद्म भो वाग्मठा- 
लंकारके चतुर्थ परिच्छेदके ४०वें पद्यके रूपमें आया है। अतः नेमिनिर्वाण- 
काव्यकी रचना वाग्भटालंकारके पूर्व हुई है। वाग्भटालंकारके रचयित्ता 
वाग्भट्ट द्वितीयका समय जयसिहदेवका राज्यकाल माना जाता है। प्रो० 
'बूलर ने अनहिलवाड़के चालुक्य राजवंशको जो वंशावल्ली अंकित को है उसके 
जैनहितेषी, भाग ११, अंक ७-८, पृ० ४८२ । 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी, भाग २, पृ० ३२९ | 
« महाभारत, गीताप्रेस, ५११९।३० । 
. नायाधम्मकहाओ १५॥१५८। 
+ हि. कालंत्ा धराठतं& 38 ढ6फ८४०प गा पा जुद्। (०0०॥5, 
9०ण७४०, 947, 70. 264-265, 
६. नेमिनिर्वाण काव्य १।१९। 


न 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २३ 


अनुसार जयसिहदेवका राज्यकाल ई० सन्‌ १००३-११४३ ई० सिद्ध होता है। 
आचाय॑ हेमचन्द्रके द्धाश्रय-काव्यसे सिद्ध होत्ता है कि वाग्मद्ट चालुक्यवंशीय 
कर्णदेवके पुत्र जयर्सिहके अमात्य थे। अत्तएव 'नेमिनिर्वाणकी रचना ई० ११७०के 
पु होनी चाहिए | 

“बन्द्रप्रभचरित', 'धमंशर्माभ्युदय' ओर 'नेमिनिर्वाण' इन तीनों काब्योंके 
तुलनात्मक अध्ययनसे यह ज्ञात होता है कि “चन्द्रप्रभचरित'का प्रभाव धर्मे- 
शर्माम्युदय” पर है और 'नेमिनिर्वाण' इन दोनों काव्योंसे प्रभावित है। भर्म- 
शर्माभ्युदयके “श्रीनाभियुनोद्चिरमडिस्रयुग्मनखेन्दव:” (घमं० १११) का 
नेमिनिर्वाणके “श्रीनाभिसूनो: पदपद्ययुग्मनखा:” (नेमि० १।१) पर स्पष्ट प्रभाव 
है । इसी प्रकार “चन्द्रप्रभं नौमि यदीयमाला नूनं” (घमं० १२) से “चन्द्रप्रभाय 
प्रभवे त्रिसन्ध्यं तस्मे'' (नेमि० १॥८) पद्म भी प्रभावित है। अतएवं नेमिनिर्वाण- 
का रचनाकाल ई० सन्‌ १०७५-११२५ होना चाहिए । 
रचनाएँ 

वाग्भट्ट प्रथमका व्यक्तित्व श्रद्धा और भक्त कविका है। उन्होंने अपने 
महनीय व्यक्तित्व द्वारा जेनकाव्यको विशेषरूपसे प्रभावित किया है । इनके द्वारा 
लिखित एक ही रचना उपलब्ध है, वह है “नेमिनिर्वाणकाव्य” | यह महा- 
काव्य १५ सर्गोर्में विभक्‍त है और तोर्थंकर नेमिनाथका जीवनचरित्त अंकित्त 
है। अल तीथैकरोंके नमस्कारके पश्चात्‌ मुलकथा प्रारम्भ की गई है । 
कविने नेमिनाथके गर्भ, जन्म, विवाह, तपस्या, ज्ञान श्रौर निर्वाण कल्याणकों- 
का निरूपण सीधे ओर सरलरूपमें किया है। कथावस्तुका आधार हरिवंश- 
पुराण है। नेमिनाथके जीवनकी दो ममंस्पशों घटनाएँ इस काव्यमें अंकित हैं ! 
एक घटना राजुल ओर नेमिका रेवतक पर पारस्परिक दर्शन और दर्शनके 
फलस्वरूप दोनोंके हृदयमें प्रेमाकर्षंणकी उत्पत्तिरूपमें है। दूसरी घटना 
पशुओोका करुण क्रन्दन सुन विलखती राजुल तथा आद्रेनेत्र हाथजोड़े उग्रसेनको 
छोड़ मानवतताकी प्रतिष्ठार्थ वनमें तपए्चरणके लिए जाना है। इन दोनों घट- 
नामोंकी कथावस्तुको पर्याप्त सरस और मामिक बनाया है। कविने वसन्त- 
वर्णन, रेवत्तकवर्णन, जलक्रीड़ा, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सुरत, मदिरापान प्रभृत्ति 
काव्यविषयोंका समावेश कथाको सरस बनानेके लिए किया है। कथावस्तुके 
गठनमें एकान्वितिका सफल निर्वाह हुआ है। पुर भवावलिके कथानकको 
हटा देने पर भी कथावस्तुमें छिन्न-भिन्‍नता नहीं आती है। यों तो यह काव्य 
अलंकृत शेलीका उत्कृष्ट उदाहरण है; पर कथागठनको अपेक्षा इसमें कुछ 
शेथिल्य भी पाया जाता है | 


२४ : तीथकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


कविने इस काव्यमें नगरी, पर्व॑तत, स्त्री-पुरुष, देवमन्दिर, सरोवर आदिका 
सहज-सग्राह्म चित्रण किया है। रसभाव-योजनाकी दृष्टिसे भी यह काव्य सफल 
है । श्रृंगार. रौद्र, वोर और शान्त रसोंका सुन्दर निरूपण आया है | विरहकी 
अवस्थामें किये गये शीतलोपचार निरर्थक प्रतीत होते हैं। एकादश समंमें 
वियोग-श्वृंगा रका अद्भुत चित्रण आया है। 
अलंकारोंमें २४४२ में अनुप्रास, १।९ में यमक, १११ में इलेष, ३।४० और 
३।४१ में उपमा, ४।५ में रूपक, ११८ में विरोधाभास, १०१० में उदाहरण, 
८।८० में सहोक्ति, १।४२ में परिसंख्या और १।४१ में समासोकित प्राप्त हैं । 
उपजाति, वरसंततिलका, मालिनी, रुचिरा, हरिणी, पुष्पिताग्रा, श्ठगधरा, 
शादूंलविक्रीड़ित, पृथ्वी, रथोद्धता, अनुष्टृप, वंशस्थ, द्वुतविलम्बितं, आर्या, 
शक्षिवदना, बन्धूक, विद्युन्माला, शिखरिणी, प्रमाणिका, हँसरुत, रुवमवती, 
मत्ता, मणिरंग, इन्द्रवज्ना, भुजं गप्रयात, मन्दाक्रान्ता, प्रमिताक्षरा,कुसुमविचित्रा, 
प्रियम्बदा, शालिनी, मोतिकदाम, तामरस, तोटक, चन्द्रिका, मंजुभाषिला, 
मत्तमयूर, नन्दिनी, अशोकमालिनी, श्यग्विणी, शरमाछा, अच्युत्त, शशिकला, 
सोमराजि, चण्डवृष्टि, प्रहरणकलिका, नित्यभ्रमरविलासिता, ललिता और 
उपजाति छन्‍्दोंका प्रयोग किया गया है। उन्दशास्त्रकी दृष्टिसि इस काव्यका 
सप्तम सर्ग विशेष महत्त्वपूर्ण है। जिस छन्दका नामांकन किया है कॉविने उसी 
उन्दमें पद्यरचना भी प्रस्तुत को है। कवि कल्पनाका धनी है । सन्ध्याके समय 
दिशाएँ अन्धकारद्रव्यसे छिप्त हो गई थीं और रात्रिमें ज्योत्स्नाने उसे चन्दन- 
द्रव्यसे चचित कर दिया; पर अब नवीन सूयंकिरणोंसे संसार कुंकुम द्वारा 
लीपा जा रहा है। 
सन्ध्यागमे तततमोमृगनाभिपडु[नेक्‍्त॑ च चन्द्ररचिचन्दनसंचयेन । 
यक्चचितं तदधुना भुवनं नवीनभास्वत्करौघघुसुणैरुपलिप्यते सम ॥३।१५॥ 
मग्नां तम:प्रसरपंकनिकायमध्याद गामुद्धरन्सपदि पव॑ततुड्ध श्यज्ञाम । 
प्राप्योदयं नयतति साथंकतां स्वकीयमहसां पति: करसहस्तलमसावखिन्न: ॥३।१६॥ 
अन्धका ररूपी कीचड़में फंसी हुई पृथ्वीका पवंतरूपो उन्नत श्वंगोंसे उद्धार 
करते हुए उदयको प्राप्त सूयंदेवने हजारों किरणोंको फेछाकर साथेक नाम 
प्राप्त किया है। इस प्रकार काव्य-मूल्योंको दृष्टिसे यह काव्य महत्त्वपूर्ण है। 
इसका प्रकाशन काव्यमालासिरीजमें ५६ संख्यक ग्रंथके रूपमें हुआ है । 


चामुण्डराय 
चामुण्डराय 'वीरमात्तंण्ड', 'रणरंगसिह', 'समरधुरन्धर' और “बेरिकुल- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५ 


कालदण्ड' होने पर भी कलाकार एवं कलाप्रिय है। बाहुबलिचरितमें इनकी 
माताका नाम कालिकादेवी बतलाया गया है। इनके पिता तथा पूुव॑ज गंग- 
वंशके श्रद्ाभाजन राज्याधिकारी रहे होंगे। वे महाराज मारसिह तथा राज- 
मल्ल द्वितीयके प्रधानमंत्री थे । इनका वंश ब्रह्मक्षत्रियवंश बताया गया है ।" 
चामुण्डरायपुराणसे यह भी अवगत होता है कि इनके गुरुका नाम अजितसेन 
था | अभिलेखोंसे यह भी निविवाद ज्ञात होता है कि चामुण्डराय जन्मना जेन 
थे। नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीनी अपने गोम्मटसारमें--'सो अजियसेणणाहो 
जस्स गुरु कहकर अजितसेनको उनका दीक्षागुरु बताया है। मंत्रीवर 
चामुण्डरायने आचाय॑ नेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवर्त्तसि भी शिक्षा प्राप्त की थी | 

चामुण्डराय अपनी मातृभाषा कन्नड़के साथ संस्कृतमें भी पारंगत विद्वान 
थे। वे इन दोनों भाषाओंमें साधिकार कविता एवं लेखनकाय॑ करते थे । 


उनकी उपाधियोंके सम्बन्धमें कहा गया है कि खेडगयुद्धमें बज्ज्वलदेवको 
हरानेसे उन्हें 'समरधुरन्धरकी उपाधि; नोलम्बयुद्धमें गोलूरके मैदानमें 
उन्होंने जो वीरता दिखलाई उसके उपलक्ष्यमें उन्हें 'वीरमात्त॑ण्डको उपाधि', 
उक्कंगीके किलेमें राजादित्यसे वीरतापुबंक लड़नेके उपलक्ष्यमें 'रणरंगसिह'की 
उपाधि; बागेयूरके किलेमें त्रिभुव॒नवी रको मारने और गोविन्दारको उसमें न 
घुसने देनेके उपलक्ष्यमें 'वेरिकुलकालदण्ड'; राजाकामके किलेमें राजवास सिवर, 
क्रुड़ामिक आदि योद्धाओंको हरानेके कारण उन्हें 'भुजविक्रम'की उपाधि; 
अपने छोटे भाई नागवर्माके घातक मदुराचयको मार डालनेके उपलक्ष्यमें 'समर- 
परशुराम'की उपाधि एवं एक कबीलेके मुखियाको पराजित करनेके उपलक्ष्यमें 
'प्रतिपक्षराक्षस'की उपाधि प्राप्त हुई थी । 

नेतिक दृष्टिसे 'सम्यक्त्वरत्नाकर', 'शौचामरण', 'सत्ययुधिष्ठि” ओर 
'सुमटचूड़ामणि' उपाधियाँ प्राप्त थीं । 

चामुण्डराय गोम्मट, गोम्मटराय, राय और अण्णके नामोंसे भी प्रसिद्ध 
था । संभवत: गोम्मट इनका घरेलू नाम था । इसीसे बाहुबलीको मूर्ति गोम्म- 
टेक्वर कही जाने लगी। विन्ध्यगिरिपवंतपर इस मूत्तिके अतिरिक्त उन्होंने 
एक त्यागद अ्रद्वादेवनामक स्तम्भ भी बनवाया था। इस पर चामुण्डरायको 
एक प्रशस्ति भी अंकित है। इन्होंने चन्द्रगरि पर एक मन्दिरका निर्माण 
कराया, जो चामुण्डरायवसतिके नामसे प्रसिद्ध है। चामुण्डरायपुराण एवं अन्य 


१. “जगत्पवित्रश्नह्मक्षत्रियवंधभागे”, चा० पु०, पु० ५। 
२. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाया ९६६ । 


२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्म-परम्परा 


प्राप्त सामग्रीसे यह भो ज्ञात होता है कि इन्हें एक पुत्र भी था, जिसका नाम 
जिनदेवन था । उसने बेलगोलामें जिनदेवका एक मन्दिर बनवाया था। 
चामुण्डरायका परिवार धर्मात्मा और श्रद्धालु था। 


स्थितिकाल 


चामुण्डरायने अपने 'त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण'में कुछ प्रमुख आचार्यों ओर 
ग्रंथका रोंका निर्देश किया है तथा कुछ संस्कृत ओर प्राकृत्के पद्म भी उद्धृत 
किये हैं। गुद्धपिच्छाचायं, सिद्धसेन, समन्‍्तभद्र, पुज्यपाद, कवि परमेद्व र, वीर- 
सेन, गुणभद्ब, धमंसेन, कुमारसेन, नागसेन, चन्द्रसेन, आयंनन्दि, अजितसेन, 
श्रीनन्दि, भूतबलि, पुष्पदन्त, गुणघर, नागहस्ती, यतिवृषभ, उच्चारणाचाय॑, 
माघनन्दि, शामकुण्ड, तेम्बुल्राचायं, एलाचाय॑, शुभनन्दि, रविनन्दि और जिन- 
सेन आचार्योका उल्लेख चामुण्डरायपुराणमें पाया जाता है। इन उल्लेखोंसे 
चामुण्डरायके समयपर प्रकाश पड़ता है। चामुण्डरायने अपने महापुराणको 
शक सं० ९०० (ई० सन्‌ ९७८) में पूर्ण किया है। इन्होंने श्रवणबेलगोलामें 
बाहुबलि स्वामीकी मूत्तिको प्रतिष्ठा ई० सन्‌ ९८१में की है ।* 

ब्रह्मदेवस्तम्भपर ई० सन्‌ ९७४का एक अभिलेख पाया जाता है। गोम्म- 
टेश्वरकी मृत्तिके समीप ही द्वारपालकोंकी बाँयी ओर प्राप्त एक लेखसे, जो 
११८० ई० का है, मृत्तिके सम्बन्धमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं :-- 

भगवान बाहुबलि पुरुके पुत्र थे। उनके बड़े भाई दन्द्युद्धों उनसे हार 
गये । लेकिन भगवान बाहुबलि पृथ्वीका राज्य उन्हें ही सॉंपकर तपस्या करने 
चले गये । और उन्होंने कमंपर विजय प्राप्त की । पुरुदेवके ज्येष्ठ पुत्र भरतने 
पोदनपुरमें बाहुबलिकी ५२५ घनुष ऊँची एक मूत्ति बनवाई। कुछ कालो- 
परान्त उस स्थानमें, जहाँ बाहुबलिकी मूत्ति थी, असंल्य कुक्कुट सप॑ उत्पन्न 
हुए । इसीलिए उस मूत्तिका नाम कुक्कुटेश्वर भी पड़ा । कुछ समय बाद यह 
स्थान साधारण मनुष्योंके लिए अगम्य हो गया । उस मृत्तिमें अलोकिक शक्ति 
थी। उसके तेज:पूर्ण नखोंको जो मनुष्य देख लेता था वह अपने पुर्व जन्मकी 
बातें जान जाता था । जब चामुण्डरायने लोगोंसे इस जिनमूत्तिके बारेमें सुना, 
तो उन्हें उसे देखनेकी उत्कट अभिलाषा हुई | जब वे वहाँ जानेको तैयार हुए। 
तो उनके गुरुओने उनसे कहा कि वह स्थान बहुत दूर और अगरम्य है। इस 
पर चामुण्ड रायने इस वत्तंमान मृत्तिका निर्माण करवाया। 


इस अभिलेखसे यह स्पष्ट है कि ई० सन्‌ ११८० के पूर्व चामुण्डरायका 
१. जैनसिद्धाल्तभास्कर, भाग ६, किरण ४, पृु० २६१ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७ 


यश्ष व्याप्त हो चुका था और वे गोम्मटेद्ामृतिके प्रतिष्ठापकके रूपमें मान्य हो 
चुके थे । अतएव संक्षेपमें चामुण्डरायका समय ई० सन्‌ की दशम शताब्दी है। 
रचना 

चामुण्डराय संस्कृत ओर कन्नड़ दोनों हो भाषाओंमें कविता लिखते थे । 
इनके द्वारा रचित चामुण्डरायपुराण और चारित्रसार ये दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
चामुण्डरायपुराणका अपर नाम त्रिषष्ठिपुराण है। यह ग्रन्थ कन्नड़गद्यका 
सबसे प्रथम ग्रन्थ है। यद्यपि कविपरम्परासे आगत लेखकके प्रसाद और 
माघुयंकी झलक इस ग्रन्थमें पर्याप्त है तो भी स्पष्ट है कि यह कृति सर्वसाधा- 
रणके उपदेशके लिए लिखी गई है। यद्यपि इसमें पम्पका उपयुक्त शब्द-अ्थ॑- 
चयन, रण्णका लालित्य तथा वाणका शब्द-अथं-माधुयं नहीं है, तो भी इसका 
अपना सौष्ठव निराला है | इसमें जातक कथाको-सी झलक मिलती है। थों 
तो इस ग्रन्थमें ६३ शलाकापुरुषोंकी कथा निबद्ध की गई है; पर साथमें आचार 
ओर दरांनके सिद्धान्त भी वर्णित हैं । 
चारित्रसार 

आचारशास्त्रका संक्षेपमें स्पष्टरूपसे वर्णन इस ग्रन्थमें गद्यरूपमें प्रस्तुत 
किया गया है। इस ग्रंथका प्रकाशन माणिकचन्द्रग्रंथभालाके नवम ग्रन्थके रूपमें 
हुआ है। आरम्ममें सम्यक्त्व ओर पंचाणुब्रतोंका वर्णन है। संकल्पपुवंक 
नियम करनेको ब्रत कहते हैं। इसमें सभी प्रकारके सावद्योंका त्याग किया 
जाता है । ब्रतीको निःशल्य कहा है। लिखा हे-- 

अभिसंधिकृतो नियमो क्रतमित्युच्यते, सबंसावद्यनिवृत्त्यसंमवादणुक्रतं 
द्वीद्ियादीनां जंगमप्राणिनां प्रमत्तयोगेन प्राणव्यप रोपणान्मनोवाक्कायेश्च निवृत:। 
अगारीत्याझणुन्नरतम्‌ ।' 

ब्रतोंके अतिचार, रात्रिभोजनत्याग ब्रतका कथन भी अणुक्नतकथनप्रसंगमें 
आया है। 

द्वितीय प्रकरणमें सप्तशीलोंका कथन आया है। साथ ही उनके अतिचार 
भी वर्णित हैं | अनथंदण्डब्रतका कथन करते हुए अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादा- 
चरित, हिसाप्रदान ओर अशुभश्रुति ये पाँच उसके भेद कहें हैं । जय, पराजय, 
बन्ध, बध, अगच्छेद, सर्वस्वहरण आदि किस प्रकार हो सके, इसका मनसे चिन्तन 
करना अपध्यान है। पापोपदेशके क्लेशवाणिज्य, तियंगवाणिज्य, बंधकोपदेश 
और आरम्भकोपदेश भेद हैं। क्लेशवाणिज्यका कथन करते हुए लिखा है कि दासी- 
दास आदि जिस देझमें सुलभ हों उनको वहासे छाकर अर्थलाभके हेतु बेंचना 
क्लेशवाणिज्य है। गाय-मेंस आदि पश्ुओंको अन्यत्र ले जाकर बेचना तियंग्‌- 


२८ : तीथकर महावीर और उनकी आचारय-परम्परा 


वाणिज्य है। पक्षीमार और शिकारियोंको किसी प्रदेशविशेषमें रहने वाले 
पशुपक्षियोंकी सूचना देना बधकोपदेश है। अधिक मिट्टी, जल, पवन, वनस्पत्ति 
आदिके आरम्भका उपदेश देना आरम्भकोपदेश है । अनथंदण्डक्तका और भी 
अधिक विद्लेषण किया है तथा विष, शस्त्र आदिके व्यापारको अनथथंदण्डके अन्तगंत्त 
माना है। इस प्रकार सात शीलोंका विस्तारपूवंक निरूपण किया है । गृहस्थके 
इज्या, वार्त्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम, तप इन छः षटकर्मोंका कथन भी आया 
है। इज्याका भर्थ अहंतृपूजासे है। इसके नित्यमह, चतुमुंख्र, कल्पवृक्ष, 
अष्टाह्ििक और इन्द्रध्वज भेद हैं । वारत्तसि अर्थ असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, 
शिल्प आदि आजीविकावृत्तियोंसे है। दत्तिका अर्थ दान है। इसके दयारद्द॑त्ति, 
पात्रदत्ति, समदत्ति ओर सकलदत्ति ये चार भेद हैं। सात शीलोंके परचात्‌ 
मारणान्तिक सल्‍लेखनाका कथन आया है। 


तृतीय प्रकरणमें घोडशभावनाका निरूपण है। दर्शनविशुद्धता, विनय- 
सम्पन्नता, दीलवब्रतेष्वनत्तिचार, अभीदणज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस्त्याग, 
शक्तितस्तप, साधुसमाधि, वेयावृत्तिकरण, अहूंदूर्भक्ति, आचायेंभक्ति, बहुश्रुत- 
भक्ति, प्रवचनभक्ति, आवश्यकापरिहाणि, मार्गंप्रभावना और प्रवचनवात्सल्य 
इन सोलह भावनाओं के स्वरूप हैं । 


चतुर्थ प्रकरणमें अनगारधमंका वर्णन है। आर भमें दश घर्मोकी व्याख्या 
की गयी है। अनन्तर तीन गुप्ति और पाँच समितियोंका कथन आया है। 
संयमी निग्न्॑थोके पाँच भेद बतलाये हैं--पुलाक, वकुश, कुशील, निग्नैथ ओर 
स्नातक | इनके स्वरूप और भेद-प्रभेद भी वर्णित हैं। परीषहजयप्रकरणमें २२ 
परिषहोंका उल्लेख करनेके अनन्तर किस गुणस्थानवालेको किन परिषहोंको 
सहन करना चाहिए, इसका वर्णन आया है। अन्तिम प्रकरण तप-वर्णनका है। 
इसी संदर्भंमें द्वादश अनुप्रेक्षाओंका वर्णन भी आया है | तपका लक्षण बतलाते 
हुए लिखा है-- 


'रत्नत्रयाविर्भावार्थमिच्छानिरोधस्तप: । अथवा कर्मक्षयार्थ मार्गाविरोधेन 
तप्यत इति तप:। त्दद्विजिधस, बाह्ममाभ्यन्तरञ्च । अनशना दिबाह्वद्रव्यापेक्षत्वा- 
त्परप्रत्ययलक्षणत्वाच्च बाह्यं, तत्‌ षड्विधं, अनशनावमोदयंवृत्तिपरिसंख्या- 
नरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशमेदात्‌ । आभ्यन्तरमपि षड्विघं, प्राय- 
श्चित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सगेध्यानभेदात्‌ ।* 

इस संदर्भमें उग्र तपश्चरणसे प्राप्त ऋद्धियोंका कथन भी आया है। इस 


१. चारित्रसार, माणिकचन्द्र-ग्रन्थमाला, पृष्ठ ५९ | 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९ 


प्रकार चामुण्डरायने चारित्रसारग्रंथमें श्रावक ओर मुनि दोनोंके आचारका 
वर्णन किया है। चामुण्डरायका संस्कृत और कन्‍्नड़ गद्यपर अपूव॑ं अधिकार 
है। उन्होंने ग्रंथान्तरोंके पद्म भी प्रमाणके लिये उपस्थित किये हैं। 


अजितसेन 

अलंका रचिन्तामणिनामक ग्रंथके रचयिता अजित्तसेननामके आचाये हैं। 

इन्होंने इस ग्रंथके एक संदभंमें अपने नामका अंकन निम्न प्रकार किया है-- 
'अन्र एकाथद्भुक्रमेण पठिते सत्ति अजितसेनेन कृतश्चिन्तामणि:* 

डॉ० ज्योतिप्रसादजीने* अजितसेनका :परिचय देते हुए लिखा है कि 
अजितसेन यतीश्वर दक्षिणदेशान्तर्गत तुलुवप्रदेशके निवासी सेनगण पोरारि- 
गच्छके मुनि संभवतया पाश्व॑सेनके प्रशिष्य और पद्मसेनके गुरु महासेनके सघर्मा 
या गुरु थे। 

अजितसेनके नामसे श्यृंगारमअजरीनामक एक लघुकाय अलंकार-शास्त्र- 
का ग्रंथ भी प्राप्त है। इस ग्रन्थमें तीन परिच्छेद हैं | कुछ भंडा रोंकी सूचियोंमें 
यह ग्रंथ 'रायभूप'की कृतिके रूपमें उल्लिखित है। किन्तु स्वयं अंथकी प्रशस्तिसे 
स्पष्ट है कि इस श्इंगारमंजरीकी रचना आचाय अजितसेनने शीलविभूषणा 
रानो बिट्ठुलदेवीके ओर “राय” नामसे विख्यात सोमवंशी जेन नरेश 
काम रायके पढ़नेके लिए संक्षेपमें की है 

एक प्रतिके अन्तमें “श्रीमदजितसेनाचायंविरचिते''' तथा दूसरीौके 
अन्तमें “श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलक्ष्मीवराजितसेनदेवयत्तीव्वरविरचित:”' लिखा 
है । निःसन्देह विजयवर्णीने राजा कामरायके निमित्त श्यृंगाराणंवचन्द्रिका ग्रंथ 
लिखा है। सोमवंशी कदम्बोंकी एक शाखा वंगवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। 
दक्षिण कन्‍्नड़ जिले तुलुप्रदेशके अन्तग्गंत बंगवाडिपर इस वंशका राज्य था। 
१२वीं-१३वीं शतीमें तुलुदेशीय जेन राजवंशोंमें यह वंश सवंमान्य सम्मान प्राप्त 
किये हुए था । इस वंशके एक प्रसिद्ध नरेश वोर नरसिहवंगराज (११५७- 
१२०८ ई०)के पश्चात्‌ चन्द्रशेखरवंग ओर पाण्ड्यवंगने क्रमश: राज्य किया | 
तदनन्तर पाण्ड्यवंगकी बहन रानी बिट्ठुलदेवी (१२३९-४४ ई०) राज्यकी संचा- 
लिका रही | ओर सन्‌ १२४५में इस रानी बिट्ठुलाम्बाका पुत्र उक्त कामराय 
प्रथम वंगनरेन्‍्द्र राजा हुआ। विजयवर्णीने उसे गुणाणंव ओर राजेन्द्रपूजित 
लिखा है। 


१. अलंकारचिन्तामणि, शोलापुर संस्करण, पृ० ४४, पंक्ति ९। 
२. जैन संदेश, शोधांक २, नवम्बर २०, १९५४, पु० ७९। 
३. जैन ग्रंथ-प्रशस्ति-संग्रह, भाग १, वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली, पु० ८९-९१। 


३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डॉ० ज्योतिप्रसादजीने ऐतहासिक दुष्टिसि अजितसेनके समयपर 
विचार किया है। उन्होंने अजित्तसेनको अलंकारशास्त्रका वेत्ता, कवि और 
चिन्तक विद्वानु बतलाया है। इसमें सन्देह नहीं कि अजितसेन सेनसंघके आचार्य॑ 
थे। श्यंगारमञजरीके कर्ताने भी अपनेको सेनगण-अग्रणी कहा है। अतः इन 
दोनों ग्रंथोंके कर्त्ता एक ही अजित्तसेन प्रतीत होते हैं। 


स्थितिकाल 


अजितसेनने अलंकारचिन्तामणिमें समन्तभद्र, जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्मट्ट, 
अहंद्यास आदि आचार्योंके ग्रंथोंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। हरिचन्द्रका समय 
दशम शतो, वाग्भट्रका ११वीं शती और अहंददासका १३वीं शत्तीका अन्तिम 
चरण है। अतएवं अजितसेनका समय १३वीं शतो होना चाहिये | डॉ० ज्योति- 
प्रसादजीका कथन है कि अजितसेनने ई० सन्‌ १२४५के लगभग श्युंगारमञजरी- 
की रचना का है, जिसका अध्ययन युवकनरेश कामराय प्रथम वंगनरेन्द्रने 
किया । और उसे अलंकारशास्त्रके अध्ययनमें इतना रस आया कि उसने ई० 
सन्‌ १२५०के लगभग विजयकीतिके शिष्य विजयवर्णसि श्ूंगाराणंवचन्द्रिकाकी 
रचना कराई । आदचयं नहीं कि उसने अपने आदिविद्यागुरु अजितसेनको 
भी इसी विषयपर एक अन्य विशद ग्रंथ लिखनेको प्रेरणा की हो ओर उन्होंने 
अलंकारचिन्तामणिके द्वारा शिष्यकी इच्छा पूरी की हो । 

अहंद्दासके मुनिसुव्रतकाव्यका समय लगभग १२४० ई० है ओर इस काव्य 
ग्रंथवी रचना महाकवि पं० आशाघरके सागारघर्मामृतके बाद हुई है। आशा- 
धरने सागरघर्मामृतको ई० सन्‌ १२२८में पूर्ण किया है। अतएवं अलंकार- 
चिन्तामणिका रचनाकाल ई० १२५०-६०के मध्य है । 
रचनाएँ 

अजितसेनकी दो रचनाएं 'पश्रृंगारमञण्जरी' और “अलंकारचिन्तामणि' हैं । 
अलंका रचिन्तामणि पाँच परिच्छेदोंमें विभाजित है। प्रथम परिच्छेदमें १०६ 
इलोक हैं | इसमें कवि-शिक्षापर प्रकाश डाला गया है| कवि-शिक्षाकी दृष्टिसे 
यह ग्रंथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। महाकाव्यनिर्माताको कितने विषयोंका वर्णन 
किस रूपमें करना चाहिए, इसकी सम्यक विवेचना को गई है। नदी, वन, 
पव॑त्त, सरोवर, आखेट, ऋतु आंदके वर्णनमें किन-किन तथ्योंको स्थान देना 
चाहिए, इसपर प्रकाश डाला गया है। काव्य आरंभ करते समय किन शब्दोंका 
प्रयोग करना मंगलमय है, इसपर भी विचार किया गया है। यह प्रकरण अलं- 
कारशास्त्रकी दृष्टिसे विशेष उपादेय है। ह 


जआाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३१ 


द्वितीय परिच्छेदमें शब्दालंकारके चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक थे 
चार भेद बतलाकर चित्रालंकारका विस्तारपुवंक निरूषण किया है। 

परिच्छेदमें वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमकका विस्तारसहित निरूपण 
आया है। 

चतुर्थ परिच्छेदमें उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मृति, रूपक, परिणाम, 
सन्देह, भआ्रान्तिमानू, अपक्लव, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, अतिशय, सहोक्ति, विनोक्ति, 
समासोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, मोलन, सामान्य, तद॒गुण, 
अतदगुण, विरोध, विशेष, अधिक, विभाव, विशेषोक्ति, असंगति, चित्र, 
अन्योन्य, तुल्ययोगित्ता, दीपक, प्रतिवस्तूपमा, दुश्ान्त, निर्देशना, व्यततरेक, 
इलेष, परिकर, आक्षेप, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतस्तुति, पर्यायोक्तिल, प्रतोष, अनु- 
मान, काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास, यथासंख्य, आर्थापत्ति, परिसंख्या, उत्तर, 
विकल्प, समुच्चय, समाधि, भाविक, प्रेम, रस्य, ऊज॑स्वी, प्रत्यनीक, व्याघात, 
पर्याय, सूक्ष्म, उदात्त, परिवृत्ति, कारणमाला, एकावली, माला, सार, संसृष्टि 
ओर संकर इन ७० अर्थालंकारोंका स्वरूप वर्णित है। 

पञ्चम परिच्छेदमें नव रस, चार रीतियाँ, द्राक्षापाक गौर शब्यापाक 
शब्दका स्वरूप, शब्दके भेद--रूढ़, योगिक और मिश्र, वाच्य, लक्ष्य और 
व्यंग्याथं, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना छक्षणा, 
कौशिकी, आयंभटी, सात्त्वती और भारती वृत्तियाँ, शब्दचित्र, अर्थ-चित्र, 
व्यंग्या्थंक परिचायक संयोगादि गुण, दोष और अन्‍्तमें नायक-नायिका 
भेद-प्रभेद विस्तार-पूवंक निरूपित हैं । 


वक्रोक्ति अलंकारका कथन दो संदर्भोमें आया है तृतीय परिच्छेद और 
चतुर्थ परिच्छेद । इसमें पुनरक्तिकी शंका नहीं की जा सकती है, यत्तः वक्रोक्ति 
शब्द शक्तिमूलक ओर अथंशक्तिमूलक होता है । तृतीय परिच्छेदमें शब्दशक्ति- 
मलक ओर चतुर्थ परिच्छेदमें अथंशक्तिम्लक वक्रोक्ति निरूपित है। 

इस अलंकारग्रंथमें नाटकसम्बन्धी विषय और घ्वनिसम्बन्धी विषयोंको 
छोड़ शेष सभी अलंकारशास्त्रसम्बन्धी विषयोंका कथन किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है--लक्षण और लक्ष्य-- 
उदाहरण । लक्षणसम्बन्धी सभी पद्म अजितसेनके द्वारा विराचित हैं और उदा- 
हरणसम्बन्धी इलोक महापुराण, जिनशतक, ध्मंशर्माभ्युदय और मुनिसुब्रत- 
काव्य आदि ग्रन्थोंसे लिये हें। इसकी सूचना भी ग्रन्थकारने निम्नलिखित पद्ममें 
दी है-- 


३२ : तीथंकर महावीर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


अनोदाहरणं पू्व॑पुराणादिसुभाषितम्‌ 
पुण्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिद॑ तत्त:॥ ५॥ 
अपने मतकी पुष्टिके लिए 'वार्भटालंकार'के लक्षण और उदाहरण भी 
प्रस्तुत किये हैं। इनका निरूपण 'उक्तंच” लिखकर किया है। 
शब्दालंका रोंके वर्णनकी दृष्टिसे यह ग्रंथ अद्वितीय है। विषयोंका विशद 
वर्णन प्रत्येक पाठककों यह अपनी ओर आकृष्ट करता है। 


विजयवर्णी 
विजयवर्णने 'श्रृंगाराणंवचन्द्रिका' नामक ग्रंथकी रचना कर अलंकार- 
शास्त्रके विकासमें योगदान दिया है। इनके व्यक्तिगत जीवनके सम्बन्धमें 
कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। ग्रन्थप्रशास्ति और पुष्पिकासे यह ज्ञात होता है 
कि वे मुनीन्द्र विजयकीत्तिके शिष्य थे। एक दिन बात्तचीतके क्रममें वंगवाडीके 
कामरायने इनसे कविताके विभिन्न पहलुओंकी व्याख्या प्रस्तुत करनेका आग्रह- 
किया । राजाको प्रा्थंनापर इन्होंने 'अलंकारसंग्रह' अपरनाम “गा रार्णव- 
चन्द्रिका की रचना की। 
इस रचनामें विजयवर्णीनि विभिन्न विषयोंपर विचार करते हुए अलंकार, 
अलंफारोंके लक्षण और उदाहरण लिखे हैं। उदाहरणोंमें कामरायकी प्रशंसा को 
गयी है | रचनाकी प्रस्तावनामें विजयवर्णीने कर्णाटकके कवियोंकी कविताओंके 
संदर्भ दिये हैं। इन संदर्भोके अध्ययनसे इस त्तथ्यपर पहुँचते हैं कि विजयवर्णीने 
गुणवर्मेन आदि कवियोंको रचनाओंका अध्ययन किया था। वे राजा कामरायके 
व्यक्तिगत सम्पक में थे । 
ग्रन्थके आरम्भमें लिखा है-- 
“श्रीमद्विजयकीर्ततीन्दी: सूक्तिसंदौहकोमुदी । 
मदोयचित्तसंत्तापं हत्वानन्द॑ दर्यात्परम ॥१४॥ 
श्रीमद्विजयकीत्यख्यगृरुराजपदाम्बुजम | 
मदोयचित्तकासारे स्थेयात्‌संशुद्धघो जले ॥१५॥॥ 
गुणवर्मादिकर्नाटकवीनां सूक्तिसंचयः । 
वाणीविलासं देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌॥१७॥” 


विजयवर्णने अपनी प्रशस्तिमें आश्रयदाता कामरायका निर्देश किया है। 
इन्हें स्याद्गादधर्ममें चित्त लगानेवाला और स्ंजन-उपकारक बताया है | 


ई० सन्‌ ११५७में वंगवाडीपर वीर नरसिंह शासत करता था। उसका 
एक भाई पाण्ड्यराज था। चन्द्रशेखर वीर नरसहका पुत्र था और यह १२०८ 


आचार्यतुल्य एवं काव्यकार लेखक : ३३ 


ई० में सिहासनासीन हुआ था और उसका छोटा भाई पाण्डथ्प्प ई० सन्‌ 
१२२४में राज्यपर अभिषिक्त हुआ था। उनकी बहन बिट्ठुलदेवी ई० 
१२३९में राज्यप्रतिनिधि नियुक्त की गयीं। बिट्ुलदेवीका पुत्र ही कामराय था, 
जो ई० सन्‌ १२६४में राज्यासन हुआ । इतिहास बत्तछात्ा है कि सोमवंशी 
कदम्बोंकी "एक शाखा वंगवंशके नामसे प्रसिद्ध थी और इस वबंदका शासन 
दक्षिण कन्नड जिलेके अन्तगंत वंगवाडीपर विद्यमान था | वीर नरसिंह वंग- 
राजने ई० सन्‌ ११५७से ई० सन्‌ १२०८ तक शासन किया। इसके पदचात्‌ 
चन्द्रशेखरवंग और पाण्ड्यवंगने ई० सनु १२३९ तक राज्य किया । पाण्ड्य- 
वंगकी। बहन रानी बिट्ुलदेवी ई० सन्‌ १२३९से ई० सन १२४४ तक राज्या- 
सीन रहीं । तत्पष्चात्‌ रानी बिद्दुलदेवी अथवा बिट्ठुलाम्बाका पुत्र कामराय 
बंगनरेन्द्र हुआ । 'विजयवर्णी'ने उसे गुणार्णव ओर “राजेन्द्रपूजित' लिखा है। 
प्रशस्तिमें बताया है-- 
“स्याद्गादधर्मंप रमामृतदत्तचित्त: 
सर्वोपकारिजिननाथपदाब्जभूज़ू: । 
कादम्बवंशजलराशिसुधामयूख: 
श्रीरायवंगनृपतिजंगतीह जीयात्‌ ॥ 
कीतिस्ते विमला सदा वरगृणा वाणी जयश्रीपरा 
लप्ष्मी: सवंहिता सुख सुरसुखं दानं विधानं महत्‌ । 
ज्ञानं पीनमिदं पराक्रमगुणस्तुझ्ओो नयः कोमलो 
रूप॑ कान्तत्तरं जयन्तनिभ भो श्रीरायमूमीश्वर ॥/" 
कामरायको वर्णीने पाण्डयवंगका भागिनेय बताया है-- 
'तस्य श्रीपाण्डयवद्भस्य भागिनेयो गुणार्णव:। 
विट्ुलाम्बामहादेवीपुत्रो राजेन्द्रपूजित: ॥/* 
विजयवर्णीके समयका निश्चय करनेके लिए “शूंगा रार्णवचन्द्रिका का प्रताप- 
रुद्रयशोभूषण, श्यंगारार्णव और अमृतनन्दिके अलंकारसंग्रहके साथ तुलनात्मक 
अध्ययन करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि “श्वृंगारार्णवचन्द्रिका' विषय और प्रति- 
पादनशेलीकी दृष्टिसे 'प्रतापरुद्रयशोभूषण” ओर '“अलंकारसंग्रह से बहुत 
प्रभावित है । अथवा यह भी संभव है कि इन दोनों ग्रंथोंको श्यृंगारार्णवचन्द्रि 
काने प्रभावित किया हो। डॉ० पी० बी० काणेने "प्रतापरुद्रयशोभूषण'का 


१. खश्यूंंगाराणंवचन्द्रिका, दशम परिच्छेद, पद्यसंख्या १९५ एवं १ ९७। 
२. वही, प्रथम परिच्छेद, पद्यसंख्या १६ । 


३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


रचनाकाल १४वीं शत्ती माना है और श्रीबालकृष्णमूत्तिने अमृतानन्दिका १३वीं 
शती निर्धारित किया है। पर सी० कुन्हनराजा अमृतानन्द योगीका समय 
१४वीं शतीका प्रथम अर्द्धांश मानते हैं। इस प्रकार “श्ृंगारार्णवचन्द्रिका का 
रवनाकाल १३वीं शती माना जा सकता है| 

बंगरायकी जेसी प्रहांशा कविने को है उससे भी यही ध्वनित होता है कि 
विजयवर्णी वंगनरेश कामरायका समकालीन है | कामरायके आश्रयमें रहकर 
उनकी प्रार्थनासे ही श्यूंगारार्णवचन्द्रिकाका प्रणयन किया गया है। 


रखना 
विजयवर्णीकी श्ूंगाराणंवचन्द्रिका नामक एक ही रचना प्राप्त होती है। 
विजयवर्णीने पूव॑शास्त्रोंका आश्रय ग्रहण कर हो इस अलंकारमस्रन्थको लिखा 
है। उन्होंने व्यास्यात्मक एवं परिचयात्मक पद्यपंक्तियाँ मौलिकरूपमें लिखी 
हैं । विषयके अध्ययनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कविने परम्परासे प्राप्त 
अलंका रसम्बन्धी विषयोंको ग्रहण कर इस शास्त्रकी रचना की है। कविकी 
काव्यप्रतिभा सामान्य प्रतीत होती है। वह्‌ स्थान-स्थानपर यत्तिमंग दोष 
करता चला गया है। यद्यपि विषयवस्तुकी अपेक्षा यह ग्रंथ साहित्यदपंगादि 
ग्रन्थोंकी अपेक्षा सरल और सरस है तो भी पुव॑ कवियोंका ऋण इसपर स्पष्टतः 
झलकता है । 
आंगाराणंवचन्द्रिका दश परिच्छेदोंमें विभक्त है-- 
१. वर्णगणफलनिर्णय, २. काव्यगतशब्दार्थनिर्णय, ३. रसभावनिर्णय- 
४. नायकमेदनिर्णय, ५. दसगुणनिर्णय, ६. रीतिनिर्णय, ७. वृत्तिनिर्णय, 
८. शय्याभागनिर्णय, ९. अलंकारनिर्णय और १०. दोषगृणनिर्णय । 
प्रथम परिच्छेदमें मंगलपद्यके पश्चात्‌ कदम्बवंशका सामान्य परिचय दिया 
गया है और बताया गया है कि कामरायको प्राथंनासे विजयवर्णने अलंकार- 
शास्त्रका निरूपण किया। काव्यकी परिभाषाके पश्चातु पथ, गद्य ओर मिश्र 
ये तीनों काव्यके भेद वर्णित हें। इस अध्यायका नाम वर्णगणफलनिणंय है। 
अत्तः नामानुसार वर्ण और गणका फल बतलाया गया है। किस वर्णसे काव्य 
आरम्भ होनेपर सुखप्रद होता है और किस बर्णसे काव्य आरम्भ होनेपर 
दुःखप्रद होता है, इसका कथन आया है। लिखा है-- 
अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तेषु शुभावहा:। 
केचित्‌ केचिदनिष्टाख्यं वित्तरन्ति फल नृणास्‌ ॥ 
ददात्यवर्णः संप्रीतिमिव्णों. मुदमुदवहेत्‌ । 
कुर्यादुवर्णों. द्रविणं. ततः स्वरचतुष्टयम्‌ ॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३५ 


अपव्यातिफलं दल्यादेच: सुखफलावहाः | 
ड्जबिन्दुविसर्गात्तु पदादो संभवन्ति नो॥ 
कखगघादच लक्ष्मी ते वितरन्ति फलोत्तमास्‌ । 
दत्ते चकारोध्पख्याति छकार: प्रीतिसौल्यद: ॥ 
मित्रलाभं॑ जकारोधश्यं विधत्ते भीभृतिद्वयस्‌ | 
झः करोति टठौ खेददुःखे द्वे कुकतः क्रमात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अकारसे छकार पयंन्‍्त सभी वर्ण शुभप्रद हैं; पर बीच-बीचमें कुछ 
वर्ण अनिष्टफलप्रद भी बताये गये हैं। अवर्णसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीति 
यवर्णसे काव्य आरम्भ करनेपर आनन्द ओर उवर्णसे काव्यारम्भ करने पर 
घनकी प्राप्ति होती है। ऐच्‌, ए, ऐ, ओो, औ वर्णोंसे काव्यारम्भ करनेपर सुख 
फल प्राप्त होता है और ऋल ऋलू वर्णोंस काव्यारम्भ करनेपर अपकीत्ति 
होती है। ह, अर, . ओर : पदादियमें नहीं रहते हैं। क ख ग घ वर्णोंसे 
काव्यारम्भ करनेपर उत्तम फलकोौ प्राप्ति होती है। चकारसे काव्यारम्भ 
करनेपर अपकीत्ति, छकारसे काव्यारम्भ करनेपर प्रीतति-सौख्य, जकारसे 
काव्यारम्भ करनेपर मित्रलठाम, झकारसे काव्यारम्भ करनेपर भय और ट2- 
कार-ठकारसे काव्यारम्भ करनेपर खेद ओर दुःख प्राप्त होते हैं। डकारसे 
काव्यारम्मभ करनेपर शोभाकर, ढकारसे काव्यारम्भ करनेपर अशोभाकर 
णकारसे काव्यारम्भ करनेपर भ्रमण और तकारसे काव्यारम्भ करनेपर 
सुख होता है । इस प्रकार वर्ण और गणोंका फछ बताया गया है। 
द्वितीय परिच्छेदमें काव्यगत शब्दार्थंका निश्चय किया है | इसमें ४२ पद्म 
हैं। मुख्य ओर गोण अर्थोंके प्रतिपादनके पश्चात्‌ शब्दके भेद बतलाये गये हैं । 
तृतीय परिच्छेदमें रसभावका निश्चय किया गया है। आरम्भमें ही बताया 
है कि निर्दोष वर्ण और गणसे युक्त रहनेपर भी निर्मला तथा शब्दसहित 
काव्य नीरस होनेपर उसी प्रकार रुचिकर नहीं होता जिस प्रकार बिना लवणका 
व्यञ्जन | पश्चात्‌ विजयवर्णीनि स्थायीभावका स्वरूप, मेद एवं रसोंका निरूपण 
किया है। लिखा है-- 
“निरवद्यवर्णणणयुत्तमपि काव्यं निमंलाथं शब्दयुतम्‌ । 
नि्लंवणशाकमिव तन्न रोचते नीरसं सतां मानसे ॥३।१॥ 
सात्त्विकभावका विदलेषण भी उदाहरण सहित किया गया है। रसोंके 
सोदाहरणस्वरूप निछपणके पश्चात्‌ रसोंके विरोधी रसोंका भी कथन किया है। 
चतुर्थ परिच्छेद नायकमेदनिश्चयका है। नायकमें जनानुराग, प्रियंवद, 


३६ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


वाग्मित्व, शोच, विनय, स्मृति, कुछोनता, स्थिरता, दृढ़ता, माधुय॑, शोय॑, 
नवयौवन, उत्साह, दक्षता, बुद्धि, त्याग, तेज, कला, घमंशास्त्रज्ञता ओर प्रज्ञा 
ये नायकके गण माने गये हैं। नायकके चार मेद हैं--धी रोदात्त, धीरलकूलित 
घीरशान्त और धीरोद्धत। क्षमा, सामथ्यं, गांभीयं, दया, आत्मइलाधाशन्य आदि 
गण धीरोदात्त नायकके माने गये हैं। इस प्रकार नायक, प्रतिनायक आदिके 
स्वरूप, भेद और उदाहरण वर्णित हैं । 

पाँचवें परिच्छेदमें दस गुणोंका कथन आया है । षष्ठ परिच्छेदमें रोतिका 
स्वरूप और भेद, सप्तममें वृत्तिका मेद ओर स्वरूप बताया गया है। केशिको, 
आयंभटी, भारती ओर सात्त्वती इन चारों वृत्तियोंका उदाहरणसहित निरूपण 
आया है। 

अष्टम परिच्छेदमें शय्यापाक ओर द्वाक्षापाकके लक्षण आये हैं। नवम 
परिच्छेदमें अलंकारोंका निर्णय किया गया है। उपमाके विपर्यासोपमा, मोहो- 
पमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, श्लेषोपमा, सन्‍्तानोपमा, निन्दोपमा, आचिख्या- 
सोपमा, विरोधोपमा, प्रतिशेधोषमा, चटूपमा, तत्त्वास्यानोपमा, असाधारणोपमा, 
अभूत्तोपमा, असंभाषित्तोपमा, बहुपमा, विक्रियोपमा, मालोपमा, वाक्‍्यार्थोपमा, 
प्रतिवस्तृपमा, तुल्ययोगोपमा, हेतृुपमा, आदि उपम।के भेदोंका सोदाहरण स्व- 
रूप बतलाया है | रूपक अलंका रके प्रसंगमें समस्तरूपक, व्यस्तरूपक, समस्त- 
व्यस्तरूपक, सकलरूपक, अवयवरूपक, अयुक्त€पक, विषमरूपक, विरुद्धरूपक, 
हेतुरूपक, उपमारूपक, व्यतिरेकरूपक, क्षेपरूपक, समाधानरूपक, रूपकरूपक 
अपहृतिरूपक आदि भेदोंका विवेचन किया है। वृत्तिअलंका रके अन्तगंत उसके 
भेद-प्रमेद भी वर्णित हैं । दीपक, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, आशक्षेप, 
उदात्त, प्रेय, ऊजेस्व, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, एलेष, निद्शना,. व्याजस्तुति 
आशी:, अवसरसार, भ्रान्तिमान्‌, संशय, एकावलो, परिकर, परिसंख्या, प्रश्नोत्तर, 
संकर, आदि अलंकारोंके मेद-प्रमेदों सहित लक्षण व उदाहरणोंका विवेचन 
किया है। 

दशम परिच्छेदमें दोष और गुणोंका विवेचन किया है। यह परिच्छेंद 
काग्यके दोष और गुणोंको अवगत करनेके लिए विशेष उपयोगी है । इस प्रकार 
इस ग्रंथमें अलंकारशास्त्रका निरूपण विस्तारपूवंक किया गया है। आचाय 
विजयवर्णीनि सरस शैलोमें अलंकार-विषयका समावेश किया है । 


अभिनव वाग्मइ 
अलंका रशास्त्रके रचयिताओंमें वाग्भट्टका महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये व्या- 
करण, उन्द, अरुकार, काव्य, नाटक, चम्पू आदि विधाओंके ममंञ्ञ विद्वान थे । 


आचपार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ३७ 


इनके पिताका नाम नेमिकुमार था। नेमिकुमारने राहडपुरमें भगवान नेमिनाथ- 
का और नलोटपुरमें २२ देवकुलकाओं सहित आदिनाथका विश्ञाक मंदिर निर्मित 
किया था । काव्यानुशासनमें लिखा है-- 
नाभेयचेत्यसदने दिशि दक्षिणस्यां | द्वाविशतिविदधता जिनमन्दिराणि। 
मन्‍्ये  निजाग्रवरप्रभुराहडस्य । पूर्णीकृतो जगति येन यश्ः शक्षांक: ॥ 
““काव्यानुशासन पु० ३४ 
नेमिकुमारके पिताका नाम मकक्‍्कलप और माताका नाम महादेवी था। 
इनके राहुड ओर नेमिकुमार दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु ओर राहड ज्येष्ठ 
थे। नेमिकुमार अपने ज्येष्ठ भ्राता राहडके परम भक्त थे ओर उन्हें श्रद्धा ओर 
प्रेमको दृष्टिस देखते थे । 
कवि वाग्भट्ट भक्तिरसके अद्वितीय प्रेमी थे | उन्होंने अपने अराध्यके चरणों- 
में निवेदन करते हुए बताया है कि में न मुक्तिकी कामना करता हूं ओर न 
घनवेभवकी । में तो निरन्तर प्रभुके चरणोंका अनुराग चाहता हें-- 
नो मुक्त्ये स्पृहयामि विभवे: कार्य न सांसारिके:, 
िस्वाबोध्य करी पुनरिद॑ त्वामीशमभ्यचंये । 
स्वप्ने जागरणे स्थितो विचलने दुःखे सुखे मंदिरे, 
' कान्तारे निश्चि वासरे च सतत भक्तिमंमास्तु त्वयि 
अर्थात्‌ हे नाथ में मुक्तिपुरिकी कामना नहीं करता ओर न सांसारिक 
कार्योंको पूत्तिके लिए घन-सम्पत्तिकी ही आकांक्षा करता हूँ; किन्तु हे स्वामिन्‌ 
हाथ जोड़ मेरी यही प्रार्थना है कि स्वप्नमें, जागरणमें, स्थितिमें, चलनेमें, 
सुख-दुःखमें, मन्दिरमें, वन, पव॑त आदियमें, रात्रि ओर दिनमें आपकी ही भक्ति 
प्राप्त होती रहे। में आपके चरणकमलोंका सदा भ्रमर बना रहूँ। 
कवि वाग्मद्वने अपने ग्रंथोंमें अपने सम्प्रदायका उल्लेख नहीं किया है, पर 
काव्यानुशासनकी वृत्तिके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी होना 
सूचित होता है। उन्होंने समन्तभद्रके बृहत्स्वयंमूस्तोत्रके द्वितीय पद्यको “प्रजा- 
पतियं: प्रथम॑ जिजीविषु:” आदि “आगमआप्तवचनं यथा” वाक्यके साथ उद्धृत 
किया है। इसी प्रकार पृष्ठ ५पर यह ६५वाँ पद्म भी उद्धृत है-- 
नयास्तवस्यात्पदसत्यलांछिता रसोपविद्धा इव छोहधातव:। 
भवन्त्यभि प्रेतगुणा यत्तस्ततो भवम्तमार्या: प्रणता हितैषिण: ॥ 
इसी प्रकार पृष्ठ १५पर आचाये वोरनन्दोके मंगछ-पश्चको उद्घृत किया 
है। पृष्ठ १६पर नेमिनिर्वाण काव्यका निम्नलिखित पश्च उद्धृत है-- 


३८ : तीथकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


गुणप्रतीति: सुजनाज्जनस्य दोषेष्ववज्ञा खलजल्पतेषु | 
अतो श्र्‌वं नेह मम प्रबन्धे प्रभूतदोषेधप्ययशोवकाश: ॥१।२७ 

इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके कवि हैं। इस 
प्रन्थमें 'चन्द्रप्रभ' और “नेमिनिर्वाण के अतिरिक्त धनञअ्जयकी नाममाला और 
राजोमतिपरित्यागके भी उद्धरण मिलते हैं । 
स्थितिकाल 

काव्यानुशासन और छन्दोनुशासनके रचयिता वाग्भट्रका समय आश्षाधरके 
पदचात्‌ होना चाहिए। कविने नेमिनिर्वाणके साथ राजीमतिपरित्याग या 
राजोमतिविप्रलंभके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं | काव्यानुशासनमें आये हुए निम्न- 
लिखित उद्धरणसे भी वाग्मट्टके समयपर प्रकाश पड़ता है-- 

“इति दण्डिवामनवाग्भटादिप्रणीता दश्काव्यगुणा:। वयं तु माघुयोज- 
प्रसादलक्षणांस्त्रीनेव गृूणा मन्यामहे, शेषास्तेष्वेवान्तभंवन्ति | तद्यथा--माघुरयें 
कान्ति: सोकुमायँ च, औजसि इलेष: समाधिरुदारता च। प्रसादेः्यंव्यक्ति: 
समता चान्तमंवति।”" 

इस अवतरणमें दण्डी, वामन ओर वाग्भट्रकी मान्यताओंका कथन आया 
है । वाग्भट्रने वाग्भटालंकारकी रचना जयसिंहके राज्यकालमें आर्थात्‌ वि० सं० 
की १२वीं शताब्दिमें को है। अतएव काव्यानुशासनके रचयिता वारभट्रका समय 
१२वीं शताब्दिके पश्चात्‌ होना चाहिए। आशाधघरके 'राजीमतिविप्रलंभ' या 
'राजीमतिपरित्याग” काव्यके उद्धरण आनेसे इन वाग्भट्का समय आशाघरके 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ वि० की १४वीं छत्तोका मध्यभाग होना चाहिए । 
रचनाएं 

वाग्भट्ट केवल अलंकार या छन्‍्द शास्त्रके ही ज्ञाता नहीं हैं, अपितु उनके 
द्वारा प्रबन्धकाव्य, नाटक और महाकाव्य भी छिखे गये हैं। काव्यानुशासनकी 
वृत्तिमें लिखा है-- 

“विनिितानेकनव्यनाटकच्छन्दो5लंका रमहाका व्यप्रमुखमहा प्रबन्धबन्धु रो 5- 
पारता रशास्त्रसाग रसमुत्तरणतोर्थायमानश्षेमुषी “महाकविश्रीवार्भटो 

इस अवतरणसे स्पष्ट है कि वाग्भट्टने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है; पर 
अभी तक उनके दो हो ग्रन्थ उपलब्ध हैं--छन्दोनुशासन ओर काव्यानुशासन | 
उन्दोनुशासनको पाण्डुलिपि पाटणके दवेताम्बरीय ज्ञानभण्डारमें विद्यमान है। 


१. काव्यानुशासन २३१ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३९ 


इसकी ताडपत्रसंख्था ४२ और एलोकसंख्या ५४० हैं। इसपर स्वोपशवृत्ति भी 
पायी जाती है। मंगलूपछमें कविने बताया है--- 


विभुं तामेयमानस्थ उन्दसामतुशासनम्‌ | 
श्रीमन्‍्तेसिकुमारस्यात्मजो5हू॑ बच्छि_ वारमट: ॥। 
यह छन्‍्दग्रन्थ पाँच अध्यायोंमें विभकत है--१. संज्ञा, २. समवृत्ताख्य, 
३. अद्ध॑समवृत्ताख्य, ४. माश्नासमक और ५. मात्राउन्दक | 
काव्यानुशासनके समान इस ग्रंथमें दिये गये उदाहरणोंमें राहड और नेमि- 
कुमारकी कीत्तिका खुला गान किया गया है। उन्‍्दशास्त्रकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ 
उपयोगी मालूम पड़ता है| 
काव्यानुश्ञासन 
यह रचना निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे छप चुकी है। रस, अलंकार, गुण, 


छनन्‍्द और दोष आदिका कथन आया है। उदाहरणोंमें कबिने बहुत्त ही सुन्दर- 
सुन्दर पद्मोंको प्रस्तुत किया है। यथा-- 


को<्यं नाथ जिनो भवेत्तव वी हुं हुं प्रतापी प्रिये 
हुँ हुं हि विमुझ्च कातरमते शौर्यावलेपक्रियां । 
भोहोश्नेन विनिजित: प्रभुरसो तत्किद्धुरा: के वर्य 
इत्येवं रतिकामजल्पविषय: सोश्य जिनः पातु व: ॥ 
अर्थात्‌ एक समय कामदेव और रति जंगलमें विहार कर रहे थे कि अचा- 
नक उनको दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी। जिनेन्द्रके सुभभ शरीरकों देखकर 
उनमें जो मनोरंजक संवाद हुआ उसीका अंकन उपयुक्त पद्ममें किया गया है । 
जिनेन्द्रको भेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति कामदेवसे पूछती है कि हे 
नाथ, यह कौन है ? कामदेव उत्तर देता है--यह जिन हैं---रागद्वेंष आदि कमे- 
शत्रुओंको जीतने वाले। पुनः रत्ति पूछती है कि ये तुम्हारे वशमें हुए हैं ? 
कामदेव उत्तर देता है-प्रिये वे मेरे वशमें नहीं हुए, क्योंकि प्रतापी हैं। पुन: 
रति कहती है कि यदि तुम्हारे वशमें ये नहीं हैं तब तुम्हारा त्रेलोक-विजयी 
होनेका अभिमान व्यर्थ है। कामदेव रतिसे पुनः: कहता है कि इन जिनेन्द्रने 
हमारे प्रभु मोहराजको जीत लिया है। अतएव जिनेन्द्रको वश करनेकी मेरी 
शक्ति नहीं । 
इसी प्रकार कारणमालालंकारके उदाहरणमें दिया गया पद्य भी बहुत 
सुन्दर है-- 


४० ; तीर्थंकर महावोर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


जितेन्द्रियत्व॑ विनयस्य कारणं, गृणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनोध्नुरज्यते, जनानुरागप्रभवा हि. सम्पदः॥ 
इस प्रकार यह काव्यानुशासन काव्यशास्त्रकी शिक्षा देता है। इसमें अलं- 
कारोंके साथ गुणदोष ओर रीतियोंका भी कथन आया है। 


अष्टांगहृदय' के कर्त्ता वाग्भट्ट जेनेतर मालूम पड़ते हैं । 


महाकति आशाधर 


आशाधरका अध्ययन बड़ा ही विशाल था । वे जेनाचा र, अध्यात्म, दर्शन, 
काव्य, साहित्य, कोष, राजनीति, कामझशास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी विषयोंके 
प्रकाण्ड पण्डित थे | दिगम्बर परम्परामें उन जेसा बहुश्रुत गृहस्थ-विद्वान्‌ ग्रन्थ- 
कार दूसरा दिखलाई नहीं पड़ता । 


आशाघर माण्डलगढ़ (मेवाड़) के मूलनिवासी थे। किन्तु मेवाड़ पर मुसलमान 
बादशाह शहाबुद्दीन गो रीके आक्रमणोंके होनेसे त्रस्त होकर मालवाकी राजघानी 
घारा नगरीमें अपने परिवार सहित आकर बस गये थे। पं० आशाधघर बघेर- 
वाल जातिके श्रावक थे। इनके पिताका नाम सल्लक्षण एवं माताका नाम 
श्रीरत्नी था। सरस्वती इनकी पत्नी थीं, जो बहुत सुशील ओर सुशिक्षित्ता 
थीं। इनके एक पुत्र भी था, जिसका नाम छाहड़ था। सागारघर्मामृतके अन्तमें 
इन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 


व्याप्रेरवालवरवंशसरोजहंस: 
काव्यामृतौघरसपानसुतुप्तगात्र: । 
सल्लक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षु- 
राशाधरो विजयतां कलिकालिदास: ॥ 


आशज्याधरजीने अपने सुयोग्य पुत्रकी स्वयं प्रशंसा की है । कहा जाता है 
कि इनके पिता अपनी योग्यताके कारण मालवानरेश अजुन वर्मदेवके सन्धि- 
विग्नह मन्‍्त्री थे। आशाधरजोने घारा नगरीमें व्याकरण ओर न्यायशास्त्रका 
अध्ययन किया था । इनके विद्यागुरु प्रसिद्ध विद्वान पं० महावीर थे। 


विन्ध्यवर्माका राज्य समाप्त होनेपर आशाघर नालछा-नलकच्छपुरमें रहने 
लगे थे। उस समय नलकच्छपुरके राजा अजुन वर्मदेव थे। उनके राज्यमें 
इन्होंने अपने जीवनके २५ वर्ष व्यतीत किये ओर वहांके अत्यन्त सुन्दर नेमि- 
चेत्यालयमें ये जेन साहित्यको उपासना करते रहे । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ४१ 


आशाघरके पाण्डित्यकी प्रशंसा उस समयके सभी भट्टारक विद्वानोंने को 
है | उदयसेनने आपको “नयविद्वचक्षु” तथा 'कलि-कालिदास” कहा है। मदन- 
कोत्ति यतिपतिने 'प्रज्ञापुअजअ” कहकर आशाघरकी प्रशंसा को है। स्वयं 
25 रहनेपर भी बड़े-बड़े मुनि और भट्टारकोंने इनका शिष्यत्व स्वीकार 
है। 
जेनधर्मके अतिरिक्त अन्य मतवाले विद्वानु भी आपको द्तत्तापर भुग्ध 
थे | मालवानरेश अजु नदेव स्वयं विद्वानु ओर कवि थे। अमरुकशतककी रस- 
समञ्जीवनी नामकी एक संस्कृततटीका काव्यमालामें प्रकाशित हुई है। इस 
टीकामें 'यदुक्तमुपाध्यायेन बालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन” इस प्रकार लिखकर 
मदनोपाध्यायके इलोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये हैं ओर भव्यकुमुदचन्द्रिका 
टीकाकी प्रशस्तिके नवम इलोकके अन्तिम पादकी टीकामें ५० आशाधरने 
'आपु: प्राप्ता: बालसरस्वतिमहाकविमदनादय:” लिखा है। इससे स्पष्ट है कि 
अमरुकशतकमें उद्धृत उदाहरणस्वरूप इलोक आशाघरके शिष्य महाकवि 
मदनके हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन लेखमालामें अजुन वर्मंदेवका तीसरा 
दानपत्र प्रकाशित हुआ, जिसके अन्तमें 'रचितमिदं राजगुरुणा मदनेन!ः लिखा 
है । अतः यह स्पष्ट है कि आशाधरके शिष्य मदनोपाध्याय, जिनका दूसरा नाम 
बालसरस्वती था, मालवाघीश महाराज अजुंनदेवके गुरु थे | 
अमरुकशत्तककी टीकामें आये हुए पद्मयोंसे यह भी ज्ञात होता है कि मदनो- 
पाध्यायका कोई अलंकारग्रन्थ भी था, जो अभी तक अप्राप्त है। 
मदनकीत्तिके सिवा आशाधरके अनेक मुनि शिष्य थे | व्याकरण, काव्य, 
न्याय, धर्ंज्षास्त्र आदि विषयोंमें उनको असाधारण गति थी । बताया है-- 
यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रृषमाणाश्न कान्‌ 
षट्तकीपरमास्त्रमाप्य न यतः प्रत्यथिन: केडक्षिपन्‌ । 
चेरः केःस्खलितं न येन जिनवाग्दीपं पथि आहिताः 
पोत्वा काव्यसुधां यतदच रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठां न के ॥ ९ ॥ 


अर्थात्‌ शुश्रषा करनेवाले शिष्योंमेंसे ऐसे कौन हैं, जिन्हें आशाधरने व्या- 
करणरूपी समुद्रके पार शीघ्र ही न पहुँचा दिया हो तथा ऐसे कोन हैं, जिन्होंने 
आशाघरके षट्दशनरूपी परमशस्त्रको लेकर अपने प्रतिवादियोंके न जोता हो, 
तथा ऐसे कोन हैं जो आशाधरसे नि जिनवाणीरूपी दीपक ग्रहण करके 


१. इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा यो5भिनन्दित: प्रीत्या । 
प्रश्ञापुज्जोसीति व योडईभिहितों मदनकीतियतिपतिना ॥ 


४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोक्षमार्गमें प्रवृद्ध न हुए हों और ऐसे कोन शिष्य हैं जिन्होंने आशाघरसे 
काव्यामृतका पान करके रसिकपुरुषोंमें प्रतिष्ठा न प्राप्त की हो ? 

आश्याधरने अपने अन्य दो शिष्योंके नाम भी दिये हँ--वादीन्द्र विशाल- 
कीत्ति और भट्टारक देवचन्द्र | विशालकीत्तिको षड्दशंनन्यायकी शिक्षा दी 
थी और देवचन्द्रको धमंशास्त्रकी | मदनोपाध्यायको काव्यका पण्डित बनाकर 
अजु नवमंदेव जे रसिक राजाका राजगुरु बनाया था। इससे स्पष्ट हैं कि 
आशाधर महान विद्वान थे और इनके अनेक शिष्य थे। 

धारा नगरीसे दस कोसकी दूरीपर नलकच्छपुर स्थित था। यहाँ आकर 
आशाधरने सरस्वतीकी साधना विशेषरूपसे की | 

आशाधरका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे अनेक विषयोंके विद्वान होनेके 
साथ असाधारण कवि थे । उन्होंने अष्टांगहृदय जेसे महत्त्वपूर्ण आयुरवेद ग्रन्थपर 
टीका लिखी । काव्यालंकार और अमरकोशकी टीकाएँ भी उनकी विद्वत्ताकी 
परिचायक हैं | आश्याधर श्रद्धालु भक्त थे । उनके अनेक मित्र और प्रशंसक थे | 
उनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज था, जिससे मुनि और भट्टारक भी 
उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें गोरवका अनुभव करते थे। उनकी लोक- 
प्रियताकी सूचना उनकी उपाधियाँ ही दे रही हैं । 
स्थितिकारू 


महाकवि आशाघरने अपने ग्रन्थोंमें रचना-तिथिका उल्लेख किया है। 
उन्होंने अनगारधममृतकी भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका कात्तिक शुक्ला पंचमी 
सोमवार वि० सं० १३०० को पूर्ण की थी। इस समय इनकी आयु ६५-७० 
वर्षकी रही होगी | इस प्रकार उनका जन्म वि० सं० १२३०-३५ के लगभग 
आता है। पं० आश्याघरके तीन ग्रन्थ मुख्य हैं और सवंत्र पाये जाते हैं। जिन- 
यज्ञकल्प, सागारघर्मामृत और अनगारधर्मामृत । जिनयज्ञकल्पकी प्रद्मस्तिमें 
कई भ्रन्थोंके नाम आये हैं-- 
स्थाद्गादविद्याविशदप्रसाद: प्रमेयरत्नाकरनामघेयः । 
तकंप्रबन्धी निरवच्यपद्मपीयूषपुरों वहत्तिस्म यस्मात्‌ ॥१०। 
सिद्धयडूं भरतेश्वराभ्युदयसतुकाव्यं निबन्धोज्ज्वलस्‌ 
यस्त्र विद्यकवीन्द्रमो दनसहं स्वश्रेयसे5री रचत्‌ । 
यो#ंद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शास्त्र च धर्मामृतम्‌ 
विर्माय व्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्रं की ॥श्शा 
आयुर्वेदविदामिष्टां | वाग्मटसंहिताम्‌ । 
अष्टाजुहदयोदोत॑ नियनतसू चर यः ॥१श। 
आजार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ४३ 


अर्थात्‌ स्याद्गादविद्याका निर्मल प्रसादस्वरूप प्रमेयरत्नाकरनामका न्याय- 
ग्रन्थ, जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है, आशाघरके हृदय-सरोवरसे 
प्रवाहित हुआ । भरतेश्वराभ्युदयनामक उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये 
बनाया, जिसके प्रत्येक सगंके अन्तमें 'सिद्ध/ शब्द आया है, जो तीनों विद्याओंके 
जानकार कवोन्द्रोंकोी आनन्द देनेवाला है और स्वोपज्ञटीकासे प्रकाशित है। 
इनके अतिरिक्त “धर्मामृत' शास्त्र, वाग्भट्रसंहिताकी अष्टांगहृद्रयोद्योतिनी टीका 
रची । मूलाराधना ओर दृष्टोपदेशपर भो टोकाएँ लिखों। अमरकोशपर क्रिया- 
कलापनामक टीका बनायो। आराधनासार और भूपालचतुर्विशतिका आदि 
की टोकाएँ भी लिखीं। वि० सं० १२८५ के पूवं रे हुए ग्रन्थोंकी तालिका 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें पाई जाती है। इसके पश्चात्‌ वि० सं० १२८६ से 
१२५६ तकके मध्यमें रचे गये ग्रन्थोंका उल्लेख सागारघर्मामृतकी टीकामें पाया 
जाता है। १२९५६ के अनन्तर जो ग्रन्थ रचे, उनका निर्देश अनागरघर्मामृत- 
टीकामें पाया जाता है । इस टीकामें राजीमतिविप्रलुंभनामक खण्डकाव्य, 
अध्यात्मरहस्य और रत्नश्रयविधान इन तीन ग्रन्थोंका निर्देश मिलता है | 


आश्याघरके समयकी पुष्टि अजुंनवर्मंदेवके दानपत्रोंस भी होतो है। अजुन- 
वर्मदेवके त्तीन दानमात्र प्राप्त हुए हैं--१. वि० सं० १२६७ का, २. वि० सं० 
१२७० का, ३. वि० सं० १२७२ का। इसके पदचात्‌ अजुनदेवके पुत्र देवपाल- 
देवके राज्यत्वकालका एक अभिलेख हरसोदामें मिला है, जो वि० सं० १२७५ 
का है। इससे ज्ञात होता है कि १२९७२ और १२७५ के बीचमें अजुंनदेवके 
राज्यका अन्त हो चुका था। अजु नदेवके राज्यका प्रारम्म वि० सं० १२६७ 
के कुछ पहले हुआ है | वि० सं० १२५० में जब आश्याघर धारामें आये थे तब 
विन्ध्यवर्माका राज्य था, क्योंकि विन्ध्यवर्माके भनन्‍्त्री विद्यापत्ति विल्हणने 
आशाधरकी घिद्वत्ताकी प्रशंसा की है । यदि आश्ाघरके विद्याभ्यासकाल ७-८ 
वर्ष माना जाय, तो विन्ध्यवर्माका राज्य वि० सं० १२५७-५८ तक रहता है | 
विन्ध्यवर्माके पश्चात्‌ सुभटवर्माका राज्यकाल ७-८ वर्ष माना जाय, तो अजुंन- 
देवके राज्यकालका समय वि० सं० १२६५ आता है। इसी समयके लगभग 
आश्याघर नलकच्छमें आये होंगे । 


पिप्पलियाके अजुंनदेवके दानपत्रमें* उनकी कुलपरम्परा निम्न प्रकार 
आई है-- 
१. बंगाल एशियाटिक सोसाइटीका जर्नल, जिल्द ५, पुृ० ३७८ तथा भाग ७, पु० २५ 
और ३२। 


४४ : तीथैकर महावीर और उनको आधचार्य-परम्परा 


भोज--उदयादित्य--नरवर्मा, यक्षोवर्मा, अजयवर्मसा, विन्ध्यवर्मा या 
विजयवर्मा, सुमटवर्मा और अजुनवर्मा | अजु न॒वर्माके कोई पुत्र नहीं था। इस- 
लिये उसके पीछे अजयवर्माके भाई लक्ष्मीवर्माका पौत्र देवपाल और देवपालके 
पदचात्‌ उसका पुत्र जयतुंगिदेव (जयसिंह) राजा हुआ | 

आशाधर जिस समय घारामें आये उस समय विन्ध्यवर्माका राज्य था और 
वि० सं० १२९६ में जब उन्होंने सागारघर्मामृतकी टीका लिखो तब जयतुंगि- 
देव राजा थे । इस प्रकार आशाघर घाराके सिहासनपर पाँच राजाओंको देख 
चुके थे। विन्ध्यवर्माके मन्त्री विद्यापति विल्हणने आशाधरकी विद्वत्तापर 
मोहित होकर लिखा-- 

“आशाघरत्वं मयि विद्धि सिद्ध निसगंसोन्दयंमजयंमाये । 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ परं वाच्यमयं प्रपञऊ्च: ॥” 

इस प्रकार आशाघरका समय वि० को तेरहवीं शत्ती निश्चित है। 
रचनाएँ 

आशाघरने विपुल परिमाणमें साहित्यका सुजन किया है | वे मेघावो कवि, 
व्याख्याता ओर मौलिक चिन्तक थे। अबतक उनकी निम्नलिखित रचनाओंके 
उल्लेख मिले हैं-- 

१. प्रमेयरत्नाकर, रे. भरतेश्वरा भ्युदय, ३. ज्ञानदीपिका, ४. राजीमति- 
विप्रलुभ, ५.'अध्यात्मरहस्य, ६. मूलाराघनाटीका, ७. इष्टोपदेशटीका, ८. भूपाल- 
चतुविशतिकाटीका, ९. आराधनासा रटीका, १०. अमरकीशटीका, ११. क्रिया- 
कलाप, १२. काव्यालंका रटीका, १३. सहख्ननानस्तवन सटीक, १४. जिनयज्ञ 
कल्प सटीक, १५. त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र, १६. नित्यमहोद्योत, १७. रत्नत्रय- 
विधान, १८. अष्टांगहद्योतिनीटीका, १९. सागारधर्मामृत सटीक और २०. 
अनगारघर्मामृत सटीक | 
अध्यात्मरहस्य 

पं० आशाधरजीने अपने पिताके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना की । साथ 
ही यह भी बताया है कि यह शास्त्र प्रसन्न, गम्भीर और आरब्ध योगियोंके 
लिये प्रिय बस्तु है। योगसे सम्बद्ध रहनेके कारण इसका दूसरा नाम योगो- 
द्वीपन भी है। कविने लिखा है-- 
“आदेशात्‌ पितुरध्यात्म-रहस्यं नाम यो व्यधात्‌ | 
शास्त्र प्रसन्न-गम्भी र-प्रियमा रब्धयोगिनास्‌ ॥*! 


अन्तिम प्रदस्ति इस प्रकार है-- 
आजार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ४५ 


'इत्याशाधर-विरचित-धर्मामृतनाम्नि सुक्ति-संग्रहे योगोह्रीपनो नामाष्टा- 
दक्षोष्ष्याय: ।! 

इस ग्रन्थमें ७२ पद्य हें ओर स्वात्मा, शुद्धात्मा, श्रुतिमति, ध्यात्ति, दृष्टि 
और सद्गुरुके लक्षणादिका प्रतिपादन किया है। पश्चात्‌ रत्नत्रयादि दूसरे 
विषयोंका विवेचन किया है। वस्तुतः इस अध्यात्मरहस्यमें गुण-दोष, विचार- 
स्मरण आंदिकी शक्तिसे सम्पन्न भावमन ओर द्रव्यमनका बड़ा ही विशद 
विवेचन किया है। यह योगाभ्यासियों और अध्यात्मप्रेमियोंके लिये उपयोगी है | 


आशाधरने धर्मामृत ग्रन्थ लिखा है, जिसके दो खण्ड हैँ--अनगारघर्मामृत 
ओर सागारधर्मामृत । अनगारघर्मामृतमें मुनिधमंका वर्णन आया है तथा 
मुनियोंके मूलगुण ओर उत्तरगुणोंका विस्तारपुवंक निरूपण किया है। आशा- 
घर विषयवस्तुके लिये मूलाचा रके ऋणी हैं । 

सागारघर्मामृतमें गृहस्थवर्मंका निरूपण आठ अध्यायोंमें किया है। 
प्रथम अध्यायमें श्रावकधमंके ग्रहणकी पात्रता बतलाकर पाँच अणुब्रत, तीन 
गुणव्रत ओर चार शिक्षात्रत तथा सलल्‍्लेखनाके आचरणको सम्पूर्ण सागरधमे 
बतलाया है। उक्त १२ प्रकारके धरमंको पाक्षिक श्रावक अभ्यासरूपसे, नैष्ठिक 
आचरणरूपसे और साधक आत्मलीन होकर पालन करता है । 

आठ मलगृणोंका धारण, सप्त व्यसनोंका त्याग, देवपूजा, गुरूपासना और 
पात्रदान आदि क्रियाओंका आचरण करना पाक्षिक आचार है। घमंका मूल 
अहिंसा और पापका मूल हिंसा है। अहिसाका पालन करनेके लिये मद्य, मांस, 
मधु और अभध्ष्यका त्याग अपेक्षित है। रात्रिभोजनत्याग भी अहिसाके अन्त- 
गंत है 

गृह-विरत श्रावक आरम्भिक हिसाका पूर्ण त्याग करता है और गुह-रत 
श्रावक, संकल्पी हिसाका। सत्याणुब्रत, अचोर्याणुब्रत, ब्रह्मचर्याणुब्रत और परि- 
ग्रहपरिमाणाणुवब्रतका धारण करना भी आवश्यक है। श्रावक गुणब्रत और शिक्षा- 
ब्रतोंका पालन करता हुआ अपनी दिनचर्याको भी परिमाजित करता है। वह 
एकादश प्रतिमाओंका पालन करता हुआ अंतमें सल्लेखना द्वारा प्राणोंका 
विसजंन कर सदुगति लाभ करता है। इस प्रकार धर्मामृतमें श्रमण और श्रावक 
दोनोंकी चर्याओंका वर्णन किया है | 


प्रतिष्ठाविधिका सम्यक्‌ प्रतिपादन करनेके लिये आश्याधरने छः: अध्यायोंमें 
जिनयज्ञकल्पविधिको समाप्त किया है। प्रथम अध्यायमें मन्दिरके योग्य भूमि, 


४६ : तीर्थंकर महावीर ओर, उनकी आच्ाार्य-परम्परा 


| 
| 
| 


मूतिनिर्माणके लिये शुभ पाषाण, प्रतिष्ठायोग्य मूर्ति, प्रतिष्ठाचायं, दीक्षागुरु 
यजमान, मण्डप-विधि, जलयात्रा, यागमण्डलू-उद्धार आदि विषयोंका वर्णन 
है। द्वितीय अध्यागमें तोथंजल लानेकी विधि, पञचपरमेष्ठिपूजा, अन्य देव» 
पूजा, जिनयज्ञादिविधि, सकलीकरणक्रिया, यज्ञदोक्षाविधि, मण्डपप्रतिष्ठा- 
विधि और वेदोप्रतिष्ठाविधि वणित है। तृतीय अध्यायमें यागमण्डलकी पुजा- 
विधि और यागमण्डलमें पूज्य देवोंका कथन किया है । 

चतुर्थ अध्यायमें प्रतिष्ठेय प्रतिमाका स्वरूप अहंन्तप्रतिमाकी प्रतिष्ठाविधि, 
गर्भकल्याणककी क्रियाओंके अनन्तर जन्मकल्याणक, तपकल्याणक, नेत्रीन्मीलन, 
केवलज्ञानकल्याणक ओर निर्वाणकल्याणककी विधियोंका वर्णन आया है। 

पञ्चम अध्यायमें अभिषेक-विधि, विसज॑न-विधि, जिनारलूय-प्रदक्षिणा 
पुषण्याहवाचन, ध्वजारोहण-विधि एवं प्रत्तिष्ठाफलका कथन आया है। षष्ठ 
अध्यायमें सिद्ध-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा-विधि बृहद्सिद्धचधक्र और लघुसिद्धचक्रका 
उद्धार, आचायं-प्रतिष्ठा-विधि, श्रुतदेवता-प्रतिष्ठा-विधि एवं यक्षादिको 
प्रतिष्ठाविधिका वर्णन है। षष्ठ अध्यायके अन्तमें ग्रन्थकर्त्ताको प्रशस्ति अंकित 
है। परिशिष्टमें श्रुतपूजा, गुरुपुजा आदि संगृहोत हैं। 
त्रिषष्ठि स्पृतिशास्त्र 

इस ग्रन्थमें ६३ शलाका-पुरुषोंका संक्षिप्त जीवन-परिचय आया है। ४० 
पद्मयोमें तीथेंकर ऋषभदेवका, ७ पद्योंमें अजितनाथका, ३ पद्मोंमें संभव- 
नाथका, ३ पद्योंमें अभिनन्दनका, ३ में सुमतिनाथका, ३ में पद्मप्रभका, ३ 
सुपाइवं जिनका, १० में चन्द्रप्रभका, रे में पुष्पदन्तका, ४ में शीतलनाथका, १० 
में श्रेयांस ती्थंकरका, ९ में वासपृज्यका, १६ में विमलनाथका, १० में अनन्त- 
नाथका, १७ में धमंनाथका, २१ में शान्तिनाथका, ४ में कुन्थुनाथका, २६ में 


. अरनाथका, १४ में मल्लिनाथका और ११ में मुनिसुब्रतका जीवनवृत्त वर्णित है। 
: इसी संदर्भमें राम-लक्ष्मणकी कथा भी ८१ पद्योंमें वाणित है। तदनन्तर २१ पद्योंमें 


कृष्ण-बलराम, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदिके जीवनवृत्त आये हैं। नेमिनाथका जोवन- 
वृत्त भी १०१ पद्योंमें श्रीकृष्ण आदिके साथ वर्णित है। अनन्तर ३२ पद्योंमें 
पाइ्व॑ंनाथका जीवन अंकित किया गया है। पश्चात्‌ ५२ पद्मोंसे महावीर-पुराण- 
का अंकन है। तीर्थँकरोंके कालमें होनेवाले चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण 
आदिका भी कथन आया है। ग्रन्थके अन्तमें १५ पद्योंमें प्रशस्ति अंकित है। 
ग्रन्थ-रचनाकालका निर्देश करते हुए लिखा है-- 

नलकच्छबुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिघत्‌ । 

ग्रन्थोध्यं द्विनवद्ययेकविकमाकसमात्यये ॥१३॥ 

अर्थात्‌ वि० सं० १२०१में इस भ्रंथकी रचना की है । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ४७ 


महाकवि अहंदास 


संस्कृत गद्य और पद्चके निर्माताके रूपमें महाकवि अहंहास अद्वितीय हैं | 

भुनिसुव्रतकाव्य, पुरदेवचंपू और भव्यजनकंठाभरणकी प्रशस्तियोंसे यह स्पष्ट 
है कि महाकवि अहेहास प्रत्तिभाशाली विद्वान थे। कविते इन ग्रंथोंकी प्रश- 
स्तियोंमें आशाघरका नाम बड़े आदरके साथ लिया है। अतः यह अनुमान 
लगाना सहज है कि इनके गुरु आशाधर थे। मुनिसुब्रतकाव्यके एक पद्यसे यह 
ध्वनित्त होत्ता है कि अहंद्यास पहले कुमार्ग्ें पड़े हुए थे, पर आशाघरके घर्मा- 
मृत्तके अध्ययनसे उनके परिणामोंमें परिवत्तंन हुआ ओर वे जेनघर्मानुयायी 
हो गये। बताया है-- 

धावन्कापथसंभुते भववने सन्‍्मागंमेक॑ परस | 

त्यक्त्वा श्रांतत्तरर्चिराय कथमप्यासाद्य कालादमुस्‌ ॥ 

सद्धर्मामृतमुद्धृतं जिनवच'ःक्षी रोदधेरादरात्‌ । 

पायं पायमितश्रम: सुखपद॑ दासो भवाम्यहँतः ॥१०।६४ 

२८ ८ २९ 

अहंद्वास: सभक्त्युल्लसितमवसितं भूषरे तत्र कृत्वा 

कल्याणं तीथंकतु: सुरकुलमहित: प्रापदात्मीयलोकस्‌ ॥। 

अहंद्वासोध्यमित्थं जिनपतिचरितं गौतमस्वाम्युपन्ञं | 

गुम्फित्वा काव्यबन्धं कविकुलमहितः प्रापदुच्चे: प्रमोदम ॥१०।६३ 

अर्थात्‌ कुमार्गोंस भरे हुए संसाररूपी वनमें जो एक उत्तम समन्मागं था, 

उसे छोड़कर बहुतकाल तक भटकता हुआ में अत्यन्त थक गया । किसी प्रकार 
काललब्धि वह उसे प्राप्त किया। उस सनन्‍्मागंको पाकर जिनवचनरूपी क्षीर- 
समुद्रसे उद्धृत किये और सुखके स्थान समीचीन धर्मामृत्तको आदरपूर्वक पी-पी- 
कर थकान रहित होता हुआ मैं अहँन्त भगवानका दास होता है । 


देवताओंसे पूजित्त तथा अहंँद भगवान्‌के दास इन्द्रदेव उस सम्मेदपवंतत 
पर तीथंकर भगवान मुनिसुव्रतनाथका मोक्षकल्याणक सम्पन्न कर सानन्‍्द 
अपने स्वगंलोकको लोट आये तथा कविकुलपुजित अहँहासने भी गौतम 
स्वामीसे कहे गये श्रीजिनेन्द्रचरितको काव्यरूपमें ग्रथित कर बड़ी भारी 
प्रसन्नता प्राप्त की | 

उपयुक्त ६४वें पय्यमें आया हुआ 'धर्मामृत' पद आशाधरके 'घर्मामृत' ग्रन्थका 
सूचक है | इस पद्यसे यह अवगत होता है कि अहंद्यास पहले कुमार्गंमें पड़े 


४८ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


हुए थे। आशाधरके धर्मामृतने और उनकी उतक्तियोंने उन्हें सुमागंमें लगाया । 
बहुत संभव है कि कवि अहंद्यास पहले जेनघर्मानुयायी न होकर अन्य धर्मा- 
नुयायी रहे हों। यही कारण है कि उन्हें ब्राह्मणघर्ं और वेदिक-पुराणोंका 
अच्छा परिज्ञान है | 

'दासो भवाम्यहंत:' पद्यसे भी यही ध्वनित होता है। श्री पं० नाथूराम- 
जी प्रेमीका अनुमान है कि अहंद्ास नाम न होकर विशेषण जेसा है । उन्होंने 
लिखा है--“चतुविशतिप्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाको पढ़नेके बाद हमारा यह 
कल्पना करनेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीत्ति ही तो कुमार्ग में 
ठोकरें खाते-खाते अन्तमें आश्ाधरकी सुक्तियोंसे अहंद्वास न बन गये हों । 
पूर्वोक्त ग्रंथोंमें जो भाव व्यक्त किये गये हैं उनसे तो इस कल्पनाको बहुत्त 
पुष्टि मिलती है और फिर यह अहंद्यास नाम भी विशेषण जेसा ही मालूम 
होता है। संभव है उनका वास्तविक नाम कुछ और हो रहा हो । यह नाम 
एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है” ।" 'प्रेमी'जीने 
मदनकीत्तिक्रो ही विशालकोत्ति और आशाधरको प्रेरणासे अहंद्वासके रूपमें 
परिवत्तित स्वीकार किया है, पर पुष्ट प्रमाणोंके अभावमें प्रेमीजीके इस कथन- 
को स्वोकार नहीं किया जा सकता | तथ्य जो भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है 
कि अहंंद्ासको आशाध रके ग्रन्थों और वचनोंसे बोध प्राप्त हुआ है । 


स्थितिकाल 


कवि अहंद्वासने मुनिसुव्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यकण्ठाभरणमें आशा- 
धरका निर्देश दिया है।आशाधरने वि० सं० १३००में अनगारधर्मामृतकी टीका 
पूर्ण की थी । अत्त: कवि अहंंद्यास आशाधघरके पृव॑वर्त्ती नहीं हो सकते हैं। अब 
विचारणीय यह है कि वे आशाध रके समकालीन हैं या उनके पश्चातृवर्त्ती विद्वान्‌ 
हैँ। उन्होंने अपने ग्रंथोंमें आशाधरका उल्लेख जिस रूपमें किया है उससे यही 
अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आशाधरके समकालीन रहे हों । 
मुनिसुब्रतकाव्यकी प्रशस्ति-- 
मिथ्यात्वकमंपटलेश्चिरमावृते मे युग्मे दृशो: कुपथयाननिदानभूते ॥। 
आशाघरोक्तिछसदंजनसं प्रयोगे रच्छीकृत पृथुलसत्पथमा श्रितो$स्मि ॥ १०६५॥ 
अर्थात्‌ मेरे नयन-युगल चिरकालसे मिथ्यात्वकमंके पटलसे ढके हुए थे 
और मुझे कुमागगंमें ले जानेमें कारण थे। आशाधरके उक्तिरूपी उत्तम 
अंजनसे उनके स्वच्छ होनेपर मैंने जिनेन्द्रदेवके महान्‌ सत्पथका आश्रय लिया। 


१. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० १४२-४३ । 





आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक-: ४९ 


पुरुदेव्चपूका अन्तिम प्च-- 
मिथ्यात्वपंककलुषे मम मानसे5स्मिन्‌ आशाघरोक्तिकतकप्रसरे: प्रसन्ने । 
उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्‍त्या तच्चंपुदंभजलजेन समुज्जजम्भे | 
कविप्रशस्ति 
अर्थात्‌ मेरा यह मानसरूप सरोवर मिथ्यात्वरूपी कीचड़से कलुषित था | 
आश्याघरकी उक्तिरूपी निमंलोके प्रभावसे जब वह निमंल हुआ तो ऋषभ- 
देवकी भक्तिसे प्रसन्‍न हुई शरद्‌ ऋतुके द्वारा उसमेंसे चम्पूरूप कमल विकसित्त 
हुआ | 
इन पद्मोंसे इतना ही स्पष्ट होता है कि आशाधरकी उक्तियोंसे उन्चकी 
ष्टि या मानस निमंल हुआ था; पर वे आशाधरके समकालीन थे या उत्तर- 
कालीन थे, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता है। भव्यजनकण्ठाभरणमें एक 
ऐसा पद्य आया है, जो कुछ अधिक प्रकाश देता है-- 
सूक्‍त्येव तेषां भवभीरवो ये गृहाश्रमस्थाश्चरित्तात्मधर्मा: । 
त एवं शेषाश्रमिणां साहाय्या धन्या: स्युराशाघरसूरिभुख्या: ॥२३६।॥ 
आचाये उपाध्याय और साधुका स्वरूप बतलानेके पश्चात्‌ ग्रन्थकार कहते 
हैं कि उन आचाये आदिकी सुक्त्तियोंके द्वारा ही जो संसारसे भयभीत प्राणी 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए आत्मघमंका पालन करते हैं और शेष ब्रह्मचयं, वान- 
प्रस्थ और साधु आश्रममें रहने वालोंकी सहायता करते हैं वे आशाधर सूरि 
प्रमुख श्रावक धन्य हैं । 
इस पद्ममें प्रकारान्तरसे आशाघरकी प्रशंसा को गई है और बताया गया 
है कि गुृहस्थाश्रममें रहते हुए भी वे जनधर्मका पालन करते थे तथा अन्य 
आश्रमवासियोंकी सहायता भी किया करते थे । इस पद्यमें आशाधरकी जिस 
परोपका रवृत्तिका निर्देश किया गया है उसका अनुभव कविने संभवत: प्रत्यक्ष 
किया है और प्रत्यक्षमें कहे जाने वाले सदृवचन भी सूक्ति कहलाते हैं। अत- 
एवं बहुत संभव है कि अहंद्यास आशाधरके समकालीन हैं । अतएव अहंद्ासका 
समय वि० सं० १३०० मानना उचित ही है। यदि अहूंदासको आशाधरका 
समकालीन न मानकर उत्तरकालीन माना जाय तो उनका समय वि० की 
१४वीं शतीका प्रथम चरण आता है । 
रखनाएँ 
अहंद्ासकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-- १. मुनिसुन्रतकाव्य, २. पुरुदेव- 
चम्पू ओर ३. भव्यजनकण्ठामरण । ह 


५० : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


इस महाकाव्यमें २०वें तोथँकर मुनिसुत्रतकी कथा वर्णित है। कविने १० 
स्गोमें काव्यको समाप्त किया है। कथा मूलतः उत्तरपुराणसे गुहीत है। 
कविने कथानकका मूलरूपमें ग्रहणकर प्रासंगिक और अवान्तर कथाओंकी 
योजना नहीं की है | काव्यमें श्यंगारमावनाका आरोप किये बिना भो मानव- 
जीवनका सांगोपांग विश्लेषण किया है | 

काव्यके इस लघु कलेवरमें विविध प्राकृतिक दृश्योंका चित्रण भी किया 
गया है। मगधदेशकी विशेषताओंको प्रकृतिके माध्यम द्वारा अभिव्यक्त करते 
हुए कहा है-- 

नगेषु यस्योन्नतवंशजाता: सुनिमंला विश्रुतवृत्तरूपा: | 

भव्या भवन्त्याप्तगुणाभिरामा मुक्ता: सदा लोकशिरोविभूषा: ॥१।२४॥ 

तरंगिणीनां तरुणान्वितानामतुच्छपप्मच्छदलाण्छितानि । 

पृथूनि यस्मिन्पुलिनानि रेजुः कांचीपदानीव नखाओ्चितानि ॥१२६॥ 

मगधके उत्तरो भागमें फेली हुई पब॑तश्रेणीपर विविध वृक्ष, मध्य भागमें 
लहलहाते हुए जलपूर्ण खेत और उनमें उत्पन्न रक्तकमल दर्शकोंके चित्तको 
सहजमें हो आकृष्ट कर लेते हैं । राजगृहके निरूपण-प्रसंगमें विविध वृक्ष-लता- 
कमलोंसे परिपूर्ण सरोवरोंके रेखाचित्र भी अंकित्त किये गये । 

द्वितीय पद्ममें बताया है कि वृक्ष-पंक्तिसे युक्त नदियोंके सुन्दर विकसित 
कमलपत्रोंसे चिह्नित विस्तृत पुलिन नायिकाके नखक्षत जघनके समान सुशो- 
भित होते हैं। वाटिकाओंके वुक्षों और क्रीड़ापवंत्तोंपर स्नान करनेवाली 
रमणियोंका चित्रण करते हुए कविने लिखा है -- 

बहिवंने यत्र विधाय वुक्षारोहं परिष्वज्य समपितास्या:॥ 

कृताधिका रा इव कामतंत्रे कुवंन्ति संगं विटपेब्रंतत्य: ॥१३८॥ 

आरामरामाशिरसीव केलिशैले लत्ताकुन्तलभासि यत्र ॥ 

सकुद्भुमा निज्ञ रवारिधारा सोमन्तसिन्दूरनिभा विभाति ॥१३९॥ 

राजगृहके बाहरी उपक्रनोंमें वृक्षोपर चढ़ी हुई छ७छतायें काम-शास्त्रमें 
प्रवोण उपपततियोंका आलिगन तथा चुम्बन करती हुई कामिनियोंके समान जान 
पड़तो हैं । 

जिस राजगृहमें स्त्रीरूपिणी वाटिकाओंमें उनके मस्तकके समान वेणी 
€ूपिणी लताओंसे मंडित क्रीड़ापवंत्तोंपर स्त्रियोंके स्नान करनेसे कुंकुममिश्रित 
जलूवारा--क्रनेसे गिरतो हुई सीमन्तके सिन्दूरके समान शोभित थी। 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५१ 


कविने उक्त दोनों पद्योंमें प्रकृतिका मानवीकरण कर मनोरम और मधुर 
रूपोंको प्रस्तुत किया है। उत्प्रेक्षाजन्य चमत्कार दोनों ही पद्मोंमें वत्तमान है। 


दह्मम सगंमें जिनेन्द्र-सान्निध्यसे नीलीवनके अशोकसत्रच्छद, चम्पक, आम्र 
आदि वुक्षोंका क्रमशः सुन्दरी स्त्रियोंके चरणघात, चाटुवाद, छाया, कटाक्ष 
आदिके बिना ही पुष्पित होना वॉणित है। कविने यहाँ काव्यरूढ़ियोंका भी 
अतिक्रमण किया है। 

आलूम्बनखूपमें प्रकृतिचित्रण करते हुए कविने वर्षाकालमें मेघगज॑न, 
हँंसशावकों और वियोगीजनोंके कम्पित होने, सपोंके बिलसे निकलने, मयूरोंके 
नृत्यमग्न होने एवं चातकोंके अधरपुटके उन्मीलित होनेके वर्णन द्वारा वर्षा- 
कालीन प्रकृतिका भव्यरूप उपस्थित किया है।" 


प्रकृतिमें मानवीय व्यापारों और चेष्टाओंके भी सुन्दर उदाहरण आये हैं। 
हेमनत वर्णन-प्रसंगमें प्रातःकालीन बिखरे हुए ओस-बिन्दुओंसे सुशोभित, 
लताओंसे लिपटे हुए और उनके गुच्छोंरूपी स्तनोंका आलिगन किये हुए वृक्षों- 
पर संभोगान्तमें निस्सुत द्वेतकणोंसे युक्त युवकोंका आरोप स्वभावत: 
उद्दीपक है।* 

वर्षाकालमें नायक और आकादामें नायिकाका आरोपकर गाढ़ालिगनका 
सरस वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आकाश-नायिकाके स्तनप्रदेशपर स्थित 
माला टूट जाती है, जिससे उसके मोती और मूँगे इन्द्रबधूटो ओर ओलोंके 
रूपमें बिखरे हुए दीख पढ़ते हैं। ? 

कविने वसुधामें वात्सल्यमयी माताका आरोप कर भावोंकी सूक्ष्म अभि- 
व्यञज्जना की है। माता अपने पुत्रों--वृश्नोंका अत्याचारी सूर्यसंतापसे रक्षण 
करनेके हेतु उसके सामने दाँत निकालकर गिड़गिड़ा रही है-- 


प्रासादचेत्यपरिखालतिकादुमक्ष्मा जाता ध्वजयुकुजहम्यंगणक्षमाएच । 
पीठानि चेति हरसंख्यभुवस्तदंतरेकांतकेलिसदन॑ जिनबोधलद्ष्म्या: ॥९।१०॥ 


इस प्रकार इस काव्यमें कविने कल्पनाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा संदर्भाशों- 
को चमत्कारपुर्"णं और सरस बनाया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिसंख्या, 


१. मुनिसुव्रतकाव्य ९।१३॥। 
२. वही ९२८ । 


३. वही ९१२२ । 


५२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


एकावली आदि अलंकार रसोत्कषं उत्पन्न करनेमें सहायंके हैं। इस काव्यमें 
पौराणिक मान्यताएँ भी वर्णित हैं; पर यवा्थंतः यह शास्त्रीय महाकाव्य है। 


इस चम्पूकाव्यमें आदितोथंकर ऋषभदेवका जीवनवृत्त वर्णित है पे कथा- 
वस्तु १० स्तवकोंमें विभक्त है। कविने गद्य और पद्य दोनों ही प्रौढ़रूपमें लिखे 
हैं। मंगलपद्योंके अनन्तर जम्बूद्वीपका विस्तृत वर्णन है। अतिबलके राज्यका 
परिसंख्याद्वारा वर्णन करते हुए लिखा है-- 

'यस्मिन्महीपाले महीलोकलोकोत्तरप्रसाद शांतकुंभममयस्तंभायमानेन निज- 
भुजेन धरणीयेगदरनिविशेषमाविश्नाणे, बंधनस्थिति: कुसुमेषु चित्रकाव्येषु च 
अलंका राश्रयता महाकविकाव्येषु कामिनीजनेषु च, घनमलिनांबरता प्रावृषेण्यदि- 
वसेषु कृष्णपक्षनिशासु ज, परमोहप्रतिपादनं प्रमाणशास्त्रेषु युवतिजनमनोहरांगेषु 
च, शुभकरवालशन्यता कोदंडधारिषु कच्छपेषु च परं व्यवतिष्ठत ॥।' 

कविने भावात्मक विषयोंका समावेश पद्मोंमें किया है ओर वर्णनात्मक 
संदर्भोंका गद्यमें | वणंनशेलो बड़ो हो रमणीय और चित्ताकषंक है। देवांगनाएँ 
जन्माभिषेकके पश्चात्‌ नृत्य करती हुई भावपूर्वंक ऋषभदेवको पूजा करती हैं-- 

“नटत्सु रवधूजनप्रविसरत्कटाक्षाव्लिं | 
कपोलतलसंगतां त्रिभवनाधिपस्थादरात्‌ ॥ 
सुराधिपतिसुन्दरी स्‍्नपनतोयशंकावशात्‌ । 
प्रमाज॑यितुमुद्यता किल बभूव हासास्पदस ॥५।१३॥” 

इस प्रकार इस चम्पूमें काव्यात्मक सभी गुण वत्तंमान हैं। इसकी गद्य-शेली 
तो पद्मोंकी अपेक्षा अधिक प्रोढ है। 


भवष्यजनकष्ठाभरण 

इस काव्यमें कुल २४२ पद्य हैं। इसमें आचार, नीति, दर्शन और सूक्ति 
इन सभोका समन्वय है । कतिपय पौराणिक मान्यतताओंकी समीक्षा भी की 
गई है| इस ग्रन्थके प्रारंभमें वेदिक-पुराणोंकी कई मान्यताएँ अंकित हैं। 
गणेश, कात्तिकेय, शिव-पावंतीके आख्यान निर्दिष्ट कर संकेतरूपमें उनको समीक्षा 
भो की गई है । प्रसंगवश इस ग्रन्थमें यापनीय-सम्प्रदाय, श्वेताम्बर-सम्प्र दाय, 
आदिको भी समीक्षा की गई है। कविने बताया है कि धर्म सदा अहिसासे होता 
है, हिसासे नहीं। जिस प्रकार कमल जलसे हो उत्पन्न हो सकता है अग्नि 
से नहीं, उसी प्रकार इन्द्रियनिग्रहू ओर कषायविजय अहिसा द्वारा ही संभव है, 
हिसा द्वारा नहीं-- 


आधार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ५३ 


सदाप्याहिसाजनितोउस्ति धर्ं:स जातु हिसाजनितः कुत्तः स्यात्‌ । 

न जायते तोयजकज्जमग्नेने चामृतोत्यं विषतोध्मरत्वम ॥८१॥ 

अहिसाके पालनाथ मद्य, मांस, मधुके त्यागका और निर्मेल आचरण पालन 
करनेका कथन किया है। कविने आप्तमें सर्वेज्षताकी सिद्धि करते हुए लिखा 
है-- 

'तत्सूक्ष्मद्रान्तरिता: पदार्था: कस्यापि पुंसो विशदा भवन्ति। 
व्रजन्ति सर्वेष्प्यनुमेयतां यदेतेइनलाद्या भुवने गथेव ॥१२३॥/' 

अर्थात्‌ संसारमें जो परमाणु इत्यादि सुक्ष्म पदार्थ हैं, राम-रावण आदि 
अन्तरित पदार्थ हैं ओर हिमवन आदि दुरवर्त्ती पदार्थ हैं वे किसीके प्रत्यक्ष अवश्य 
हैं क्योंकि इन सभी पदार्थोंको हम अनुमानसे जानते हैं | जो पदार्थ अनुमानसे 
जाना जाता है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होता है। जेसे पव॑त्तमें छिपी हुई 
अग्निको हम दूरसे उठता हुआ धुंआ देखकर अनुमानसे जानते हैं। पश्चात्‌ 
उसका प्रत्यक्षीकरण होता है । 

इस ग्रन्थपर 'समन्तभद्र'के “रत्नकरण्डश्रावकाचार'का विषेष प्रभाव है। 
ग्रन्थकर्त्ताने ११६ पद्मों तक कुदेवोंकी समीक्षा को है। आप्तका स्वरूप बत्तलानेके 
अनन्तर जिनवाणीका माहात्म्य ७ पद्योमें दिखंखाया गया है। तत्पश्चात्‌ 
सम्यग्दशंनका वर्णन आया हैं। इस संदमंमें ३ मूढ़ता, ८ मद और < अंगोंका 
स्वरूप भी दर्शाया गया है। तत्पश्चात्‌ सम्यक्द्शनका माहात्म्य बतलाकर 
सज्जाति आदि सप्त परमस्थानोंका स्वरूप भी एक एक पद्ममें अंकित किया गया 
है। २०६ पद्यसे २१२ पद्म तक परमस्थानोंका स्वरूप-वर्णन है। २१३वें ओर 
२१४वें पदञ्ममें सम्यकज्ञानका कथन आया है। कविने र॒त्नत्रयकों ही वास्तविक 
धर्म कहा है और उसका महत्त्व २२४वें ओर र२५वें पद्ममें प्रदशित किया है। 
२२६वें पद्यसे २३३वें पद्य तक पथ्चपरमेष्ठोका स्वरूप वर्णित है। इस प्रकार 
इस लघुकाय ग्रन्थमें जेनसिद्धान्तोंका वर्णन आया है | 

प्मननाभ कायस्थ 

राजा यशोधरकी कथा जेनकवियोंको विशेष प्रिय रही है। पद्मनाभने 
यशोधरचरित्तकी रचना कर इस श्वृंखलामें एक ओर कड़ो जोड़ी है। पद्मनामको 
जेनधमंसे अत्यधिक स्नेह था और इस घमंके सिद्धान्तोंके प्रति अपूर्व आस्था थी। 

पष्चनाभका संस्कृत-माषापर अपूर्व अधिकार था। उन्होंने भट्टा रक गुण- 
कीत्तिके सान्निध्यमें रहकर जेनधमंके आचार-विचारों और सिद्धान्शोंका 
अध्ययन किया था । गुणकीत्तिके उपदेशसे हो इन्होंने यश्लोधरचरित या दया- 


५४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सुन्दरविधान काव्यग्रन्थ राजा वीरमदेवके राज्यकालमें लिखा है। जब कवि- 
का काव्य पूर्ण हो गया, तो सन्‍्तोषनामके जयसवालने उसको बहुत प्रशंसा 
की और विजयसिंह जयसवालके पुत्र पृथ्वो राजने उक्त ग्रन्थकी अनुमोदना की । 

कुशराज जयसवालूकुलके भूषण थे और ये वीरमदेवके मंत्री थे। इन्हींको 
प्रेरणासे यशोधरचरित्त लिखा गया । कुशराज राज्यकार्यमें बड़े ही निपुण थे। 
इनके पिताका नाम जेनपाल और माताका नाम लोणादेवी था। पितामहका 
नाम लण्ण ओर पितामहीका नाम उदिततादेवी था। आपके पाँच ओर भाई 
थे, जिनमें चार बड़े ओर एक सबसे छोटा था| हंसराज, सेराज, रेराज, भव- 
राज ओर क्षेमराज | क्षेमराज सबसे बड़ा ओर भवराज सबसे छोटा था। 
कुशराज राजनीतिजन्न होनेके साथ धर्मात्मा भी था। इसने ग्वालियरमें चन्द्र- 
प्रभजिनका एक विशाल जिनमंदिर बनवाया था और उसकी प्रतिष्ठा 
करवायी थी । 

कुशराजको तीन पत्नियाँ थीं--रल्हो, लक्षणश्री और कोशोरा | रल्हो 
गृहकायंमें कुशल और दानशीला थी | वह नित्य जिनपुजा किया करती थी | 
इससे कल्यार्णापरह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही रूपवानु, दानी 
ओर श्रद्धालु था । शेष दोनों पत्नियाँ मी--धर्मात्मा और सुशीला थीं। कुशराज 
ते श्रुतभक्तिवश यशोधरचरितकी रचना कराई। 


पद्मनाभ मेधावी कवि होनेके साथ समाजसेवी विद्वान थे। जन भट्टारकों 
और श्रावकोंके सम्पकसे उनका चरित्र अत्यन्त उज्जवल और श्रावकोचित था। 
ग्रन्थप्रशस्तिसे पद्मनाभके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, पद्म- 
नाभने अपने प्रेरक कुशराजके वंशका विस्तृत परिचय दिया है। 


स्थितिकाल 


पहद्मना भने अपना यह काव्यग्रन्थ वोरमदेवके राज्यकालमें लिखा है। 
वीरमदेव बड़ा ही भ्रतापो राजा तोमर-वंशका भूषण था। छोकमें उसका 
निर्मल यश व्याप्त था। दान, मान और विवेकमें उस समय उसकी कोई समत्ता 
करनेवाला नहीं था । यह विद्वानोंके लिए विषरूपसे आननन्‍्दायक था। यह 
ग्वाजडियरका शासक था| वोरमदेवके पिता उद्धरणदेब थे, जो राजनीतिमें दक्ष 
ओर सबंगुणसम्पन्न थे। ई० सन्‌ १४०० यथा उसके आस-पास हो राज्यसत्ता 
वोरमदेवके हाथमें आयो । ई० सन्‌ १४०५में मलल्‍्लू एकबालखाँने ग्वालियरपर 
आक्रमण किया था। पर उस समय उसे निराश होकर ही लोटना पड़ा । 
दुसरी बार भी उसने आक्रमण किया; पर वीरमदेवने उससे सन्धि कर ली। 
आाचाय॑ अमृतचन्द्रको 'तत्त्वदीपिका'की लेखकप्रशस्तिसे वो रमदेवका राज्यकाल 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं केखक : ५५ 


वि० सं० १४६६ तक वर्तमान रहा । अतएंव उनके राज्यकालकी सीमा ई० 
सन्‌ १४०५-१४१५ ई० त्तक जान पड़ती है। इसके पदचात्‌ ई० सन्‌ १४२४से 
पुव॑ वीरमदेवके पुत्र गणपत्तिदेवने राज्यका संचालन किया है । इन उल्लेखोंसे 
स्पष्ट है कि पद्मननाभने ई० सन्‌ १४०५-१४२५ ई० के मध्यमें किसी समय यशो- 
घरचरितत'की रचना की है। 
रचना 

राजा यशोधघर और रानी चन्द्रमत्तीका जीवन-परिचय इस काव्यमें अंकित 
है । पौराणिक कथानकको लोकप्रिय बनानेकी पूरी चेष्टा की गई है । 

कथावस्तु ९ सर्गोंमें विभक्त है। नवम स्गंमें अभयरुचि आदिका स्वर्ंगमन 
बताया गया है | कविता प्रौढ है। उत्प्रेज्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिग 
आदि अलंकारों द्वारा काव्यकों पूर्णतया लोकप्रिय बनाया गया है । 


शानकीरत्ति 


ज्ञानकीत्ति यति वादिभूषणके शिष्य थे। इन्होंने यशोधरचरित्तकी रचना 
तानूके आग्रहसे संस्कृतभाषामें की | नानू उस समय बंगालके गवर्नर महाराजा 
मानसिहके प्रधान अमात्य थे। कविने सम्मेदशिख रकी यात्रा की है और वहाँ 
उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया है | ज्ञानकोत्ति बंगालप्रान्तके अकच्छरपुर नामक 
नगरमें निवास करते थे । 

यशोधरचरितके अन्तमें लम्बी प्रशस्ति दी गई है, जिससे अवगत होता है 
कि शाह श्रीनानूने यशोधरचरित लिखाकर भट्टारक श्रीचन्द्रकीतिके शिष्य 
शुभचन्द्रको भेंट किया था । 

इस भ्रन्थमें रचनाकाल स्वयं अंकित किया है-- 


'शते षोडशएकोनषष्टिवासरक शुभे | 
माघे शुक्ले5पि पंचम्यां रचितं भुगुवासरे ।। ५ ॥ 


अर्थात्‌ सोलहसो उनसठ (१६५०) में माघ शुक्ल प०चमी शुक्रवा रको ग्रन्थ 
समाप्त हुआ | यह काव्य मानसिहके समयमें लिखा गया है। काव्यके अन्तको 
प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 


“इति श्रीयशोधरमहाराजचरिते भट्टारकश्रीवादिभूषणशिष्याचारय्यं- 
श्रीज्ञानकीत्तिविरचिते राजाधिराजमहाराजमानसिंहप्रधानसाहश्रीनानूनामांकिते 
भट्टारकश्रीअ भयरुच्यादिदीक्षा ग्रहणस्वर्गादिप्राप्तिवर्णनो नाम नवम: सर्ग: ॥” 


५६ : तीथंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्पष्ट है कि यह यशोधरचरित भो ९ सगॉमें पूर्ण हुआ है। ज्ञानकीत्तिने अपनी 
पूरी पट्टावलो अंकितकी है। बताया है कि मूलसंध कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वती- 
गच्छ ओर बलात्कार गणके भट्टा रक वानिभूषणके पट्टथर (शष्य थे | ज्ञानकीत्ति 
पद्मकीत्तिके गुरुभाई भी हैं । 
ज्ञानकीत्तिने सोमदेव, हरिषेण, वादिराज, प्रभंजन, धनज्जय, पुष्पदन्त 
ओर वासवसेन आदि दविद्वानोंके द्वारा लिखे गये यशोधर महाराजके चरितको 
अनुभवकर स्वल्पबुद्धिसे संक्षेपमें इसकी रचना की है। ज्ञानकीतिने पूर्व॑वर्ती 
आचार्योमें उमास्वाभि, समन्तभद्र, वादीभसिह, पृज्यपाद, भट्टाकलंक और 
प्रभाचन्द्र आदि विद्वानोंका स्मरण किया है। ग्रन्थकी भाषाशेली प्रौढ है | 
यहाँ उदाहरणाथ्थ एक पद्म 3द्धृत किया जाता है-- 
दोदंण्डचण्डबलत्रासितशत्रुलोकी रत्नादिदानपरिपोषितपात्रओघष: | 
दोनानुवृत्तिश रणागतदीघंशोक: पृथ्व्यां ब॒भूव नृपतिवंरमानसिह: ॥१६॥ 
इस प्रकार ज्ञानकीतिका यह काव्य काव्यगुणोंस युक्त होनेके कारण 
जनप्रिय है । 
धमंधर 
कवि धमंध< इक्ष्वाकुवंशमें समुत्पन्न गोलाराडान्वयो साहू महादेवके प्रपुत्र 
और आशपालके पुत्र थे । इनकी माताका नाम होरादेवो था | विद्याधर और 
देवधर धमंघरके दो भाई थे । पं० धमंधरकी पत्नीका नाम नन्दिका था। 
नन्दिकांसे दो पुत्र ओर तीन पुत्रियाँ उत्पन्न हुई थीं। पुत्नोंका नाम पराशर 
ओर मनसुख था । 
कविने संस्कृतमें 'नागकुमारचरित” की रचना की | इस चरित-काव्यके 
आरम्भमें मूलसंघ सरस्वतोगच्छके भट्टा रक पद्मनन्दी, शुभचन्द्र और जिनचन्द्र- 
का उल्लेख किया गया है। लिखा है-- 
भद्रे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाभिधो. गुरु: । 
तदाम्नाये गणी जात: पद्मनन्दी यतीश्वरः॥५॥ 
तत्पट्टे शुभचन्द्रो5भूज्जिन चन्द्रस्ततो5जनि । 
नत्वा तान्‌ सदगुरून भकक्‍त्या करिष्ये पंचमीकथां ॥ ६॥ 
शुभां नागकुमारस्थय कामदेवस्थ पावनीं | 
करिष्यासमि समासेन कथां पूर्वोनुसारत: ॥ ७॥ 
अतएव स्पष्ट है कि कवि मूलसंघ सरस्वतोगच्छका अनुयायी था | 
स्थितिकाल 
कविने नागकुमा रचरितका रचनाकाल ग्रन्थकी प्रशस्तिमें दिया है। इस 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ५७ 


प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि वि० सं० १५११ में श्रावणशुक्ला पुणिमा सोम- 
वारके दिन इस ग्रन्थको लिखा है-- 
व्यत्तीते विक्रमादित्ये रुद्रेष्‌ शशिनामनि। 
श्रावणे शुक्ूपक्षे व परणिमाचन्द्रवासरे॥ ५३ ॥ 

कविने नागकुमा रचरित यदुवंशी लम्बकंचुक्रगोत्री साहू नल्हृकी प्रेरणासे 
रचा है। साहू नलल्‍्हू चन्द्रपाट या चन्द्रपाड नगरके दत्तपललीके निवासी थे। 
नल्ह साहुके पित्ताका नाम घनेश्वर या धनपाल था, जो जिनदासके पुत्र थे। 
जिनेदासके चार पुत्र थे--शिवपाल, जयपाल, घनपाल, द्युदपाल | नल्हू साहुकी 
माताका नाम लक्षणश्री था। उस समय चौहानवंशोी राजा भोजराजके पुत्र 
माधवचन्द्र राज्य कर रहे थे। घनपाल मन्त्री पदपर प्रतिष्ठित था साहू नल्हूके 
भाईका नाम उदयसिह था। साहू नल्हू भी राज्य द्वारा सम्मानित थे । इनकी 
दो पत्नियाँ थीं--दूमा ओर यशोमतो । तेजपाल, विजयपाल, चन्दर्नासह और 
नरसिह ये चार पुत्र थे । इस प्रकार साहू नल्ह्ू सपरिवार घमंसाधना करते थे । 

नागकुमा रचरितकी प्रशस्तिमें साहू नल्हूके समान ही चौहानवंशी राजाओं - 
का परिचय प्राप्त होता है। सारंगदेव और उनके पुत्र अभयपालका निर्देश 
आया है । अभयपालका पुत्र रामचन्द्र था, जिसका राज्य वि० सं० १४४८ में 
विद्यमान था । रामचन्द्रके पुत्र प्रतापचन्द्रके राज्यमें रइधूने ग्रन्थ-रचना की है । 
प्रतापचन्द्रका दूसरा भाई रणसिंह था। इनका पुत्र भोजराज हुआ | भोज- 
राजकी पत्नीका नाम शीलादेवी था। इसके गर्भसे माधवचन्द्र नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ। इस माधवचन्द्रके कनकसिह ओर नृसिह दो भाई थे। माघवचन्द्र- 
के राज्यकालमें ही कवि धर्मधरने नागकुमारचरितकी रचना की है। माधव- 
चन्द्रका राज्यकाल वि० सं० को १६ वीं शती है। अत: कवि धमंधरका समय 
नागकुमा रकी प्रशस्तिमें उल्लिखित पुष्ट होत्ता है | 
रचनाएँ 

कवि घमंधरकी दो रचनाएँ उल्लिखित मिलती हें--श्रीपालचरित और 
नागकुमारचरित्त । पुण्यपुरुष श्रीपाछकी कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इस 
कथाका आधार ग्रहण कर विभिन्‍न भाषाओं में काव्य लिखे गये । 

नागकुमार चरितको रचना धमंघरने अपम्रंशके महाकाव पुष्पदन्तके 
'णायकुमारचरिउ' के आधार पर की है । ग्रन्थके परिच्छेदके अन्तमें पुष्पिका- 
वाक्य निम्न प्रकार मिलता है-- 

'इति श्रीनागकुमारकामदेवकथावत्तारे शुक्लूपंचमीक्नतमाहात्म्ये साधुन॑- 
ल्हूकारापिते पण्डिताशआपालात्मजधमंघरविरचिते श्रेणिकमहाराजसमवसरण- 
प्रवेशवर्णनो नाम प्रथम: परिच्छेद: समाप्त: ।' 


५८ : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नागकुमारचरित सरक और बोधगम्य शेलीमें लिखा गया काव्य है। 
इसका काव्य ओर इतिहासकी दृष्टिसे अधिक मूल्य है। 


गुणभद्र द्वितीय 

गुणभद्र नामके कई जैनाचायं हुए हैं। सेनसंघी जिनसेन स्वामीके शिष्य 
और उत्तरपुराणके रचयिता प्रथम गुणभद्र हैं और प्रस्तुत धन्यकुमारचरितके 
कर्ता द्वितीय गुणभद्र हैं। द्वितीय गुणभद्रके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वे 
म.णिक्यसेनके प्रशिष्य और नेमिसेनके शिष्य थे। ये सिद्धान्तके विद्वान थे । 
मिथ्यात्व तथा कामके विनाशक ओर स्थाद्वादरूपी रत्नभूषणके धारक थे। 
इन्होंने राजा परमादिके राज्यकरालमें विलासपुरके जेन मन्दिरमें रहकर 
लम्बकंचुक वंशके महामना साहू शुभचन्द्रके पुत्र वल्हणके धर्मानुरागसे धन्य- 
कुमा रचरितकी रचना की थी । 

ग्रन्थकी प्रशस्तिमें परमादिका नाम आता है। डा० ज्योतिप्रसादजीने 
परमादिका निर्णय करते हुए लिखा है--“दसवीं-चौदहवीं शततीके बीच दक्षिण 
भारतमें गंग, पश्चिमो चालुक्य, कलचुरी परमार आदि अनेक वंशोंके किन्हीं- 
किन्‍्हीं राजाओंका उपनाम या उपाधि पेर्माडि, पेम्म॑ंडि, पेमाविडि, पेमाडिरेव, 
पेम्मेंडिराय आदि किसी-न-किसी रूपमें मिलता है, किन्तु 'परमादिन' रूपमें 
कहीं नहीं मिलता । उत्तर भारतमें महोबेके चन्देलोंमें चन्देल परमाल एक 
प्रसिद्ध नरेश हुआ है | वह दिल्ली, अजमेरके पृथ्वीराज चोहानका प्रबल प्रति- 
इन्द्दी था और सन्‌ ११८२ ई० में उसके हाथों पराजित भी हुआ था। ११६७ 
ई० से बुन्देलखण्डके जेन शिलालेखोंमें इस राजाका नामोल्लेख मिलने लगता 
है और १२०३ ई० में उसकी मृत्यु हुई मानी जातो हैे। यह राजा चन्देलनरेश 
मदन वमंदेवका पौत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसके पिताका नाम पृथ्वीवमंदेव 
था ओर उसके उत्तराधिकारीका नाम तज्ेलोक्यवर्मदेव था। इसके अपने शिला- 
लेखोंमें इसका नाम 'परमादिदेव' या 'परमादि' दिया है, जो कि धन्यकुमार- 
चरितमें उल्लिखित 'परमादिन' से भिन्‍न प्रतीत नहीं होता ।”* 

इस उद्ध रणसे यह स्पष्ट है कि गुणभद्वने धन्यकुमारचरित्तको रचना चन्देल- 
परमारके राज्यमें १२वीं या १३ वीं शतीमें की होगी । विचारके लिए जब 
माणिक्यसेन और नेमिसेनके सेनसंघी नामोंको लिया जाता है तो एक ही 
माणिकसेनके दिष्य नेमिसेन मिलते हैं, जिनका निर्देश शक सं० १५१५ के 
प्रतिमालेखमें पाया जाता है। सम्भवत्त: ये कारंजाके सेनसंघी भट्टारक थे। 


१. जैन सन्देद, शोधांक ८; २८ जुलाई १९६०, पु० २७५ । 
आचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ५९ 


अत: घन्यकुमार चरितके रचयिता गुणभद्र और उनके गुरु प्रगुरु भट्टारक 
नहीं थे । 

बिजोलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र भी स्वयंको महामुनि कहते हैं । 
११४२ ई० के एक चालुक्य-अभिलेखमें किन्‍हीं वीरसेनके शिष्य एक माणिक्य- 
सेनका उल्लेख मिलता है। संभव है उनके कोई शिष्य नेमिसेन रहे हों, जिनके 
शिष्य बिजोलिया-अभिलेखके रचयिता गुणभद्र हों । 

ई० सन्‌ १३७ में रचित जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयमें अय्यपायंने एक पृव॑वर्त्ती 
प्रतिष्ठाशास्त्रका रके रूपमें गुणभद्रका उल्लेख किया है। संभव है कि बिजो- 
लियामें मन्दिरप्रतिष्ठा करानेवाले यह आचाय॑ गुणभद्र ही अय्यपायं द्वारा 
अभिव्रेत हों । अतएव धन्यकुमारचरितकी रचना महोबेके चन्देलनरेश परमादि- 
देवके शासनकालमें की गई होगी। बिजोलिया-अभिलेखके रचयितासे इनकी 
अभिन्नता मालूम पड़ती है | 

धन्यकुमा रचरित्तकी प्रशस्ति वि० सं० १५०१ की लिखी हुई है। अतः 
धन्यकुमा रचरित्तका रचनाकाल्‍ इसके पूर्व होना चाहिए । 

ललितपुरके पास मदनपुरसे प्राप्त होनेवाले एक अभिलेखमें बताया गया है 
कि ई० सन्‌ ११२२ वि० सं० १२३९० में महोबाके चन्देलवंशी राजा परमादि- 
देवपर सोमेश्वरके पृत्र पृथ्वीराजने आक्रमण किया था। बहुत संभव है कि 
इसका राज्य विलासपुरमें रहा हो । अतएवं धन्यकुमा रचरितकी रचनाकार 
वि० की १३वीं शती होना चाहिए । 

धन्यकुमारचरितकी कथावस्तु ७ परिच्छेदों या स्मोमें विभक्त है। और 
इसमें पुष्यपुर्ष धन्यकुमारके आख्यानको प्राय: अनुष्टुपठन्दोंमें लिखा है । 
पुष्पिकावाक्यमें लिखा है-- 

“इति घन्यक्रुमारचरिते तत्त्वाथंभावनाफलद्ंके आचायंश्रोगुणमभद्रकृते 
कक धन्यकुमारशालिभद्रयति-सर्वार्थंसिद्धियमनो नाम सप्तम: 
पं ६ ३ 


+ 


श्रीधरसेन 


श्रीधरसेन कोष-साहित्यके रचयिताके रूपमें प्रसिद्ध हैं । इनका विक््वलोचन 
कोष प्राप्त है। इस कोषका दूसरा नाम मुक्तावली-कोष है। कोषके अन्तमें 
एक हक हुई है, जिससे श्रोधरसेनकी गुरुपरम्पराके सम्बन्धमें जानकारी 
प्राप्त -- 


६० : तीर्थंकर महावीर ओर उनको आधचार्य-परम्परा 


सेनानवये सकलसत्त्वसमपितश्री: 
श्रीमानजायत कविमुंनिसेननामा । 


आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या 
यस्यास वादपदवी न दवीयसी स्थात्‌ ॥ १॥ 


तस्मादभूदखिलवाड्मयपा रदुश्वा 
विश्वासपात्रमवनीतलनायकानाम । 
श्रीक्षीधरः सकलसत्कविगुम्फितत्त्व- 
पीयूषपानकृतनिजरभारतीक: ॥ २ ॥ 
तस्यातिशायिनि कवेः पथि जागरूक- 
धीलोचनस्य गुरुशसनलोचनस्य । 
नानाकवीन्द्ररचितानभिधानकोशा- 
नाकृष्य लोचनमिवायमदीपि कोश: ॥ ३ ॥ 
साहित्यकमंकवितागमजागरूके- 
रालोकित: पदविदां च १रे निवासी । 
वत्म॑न्यधोत्य मिलित: प्रतिभान्वितानां 
चेदस्ति दुजंनवचो रहितं तदानोम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ कोशकी प्रशस्तिके अनुसार इनके गरुका नाम मुनिसेन था, ये सेन- 
संघके आचाये थे । इन्हें कवि और नेयायिक कहा गया है। श्रीधरसेन नाना 
शास्त्रोंके पारगामी ओर बड़े-बड़े राजाओं द्वारा मान्य थे। सुन्दरगणिने अपने 
धातुरत्नाकरमें विश्वलोचनकोशके उद्धरण दिये हैं ओर धातुरत्नाकरका 
रचनाकार ई० १६२४ है, अत: श्रीधरसेनका समय ई० १६२४ के पहले अवश्य 
है। विक्रमोवंशीय पर रंगनाथने ई० १६५६ में टीका लिखी है। इस टीकामें 
विध्वलोचनकोशका उल्लेख किया गया है | अतः यह सत्य है कि विध्वछोचन- 
की रचना १६वीं शताब्दीके पूव॑ हुई होगी । श्लेलीको दुष्टिसि विध्वलोचनकोश 
पर हैम, विद्वप्रकाश ओर मेदिनी इन तीनों कोशोंका प्रभाव स्पष्ट लक्षितत 
होता है। विध्वप्रकाशका रचनाकाल ई० ११०५, मेदिनीका समय इसके कुछ 
वर्ष प्रश्वात्‌ अर्थात्‌ १२वीं शत्तीका उत्तराद्ध और हेमका ?रवीं शतीका 
उत्तराद्ध है। अत: विशध्वलोचनकोशका समय १३वीं शतोका उत्तराध॑ या १४वीं 
का पूर्वाधं मानना उचित होगा। 


इस कोशमें २४५३ इलोक हैं । स्वरवर्ण और ककार आदिके वर्णक्रमसे 
शब्दोंका संकलन किया गया है। इस कोशकी विशेषताके संबंधमें इसके संपादक 
श्रीनन्दलाल दर्माने लिखा है “संस्कृतमें कईं नानाथं कोश हैं, परन्तु जहाँ तक 


आनार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६१ 


हम जानते हैं, कोई भी इतना बड़ा और इतने अधिक अर्थोंको बतलानेवाला 
नहीं है। इसमें एक-एक शब्दको लोजिये--जहाँ अमरमें इसके चार व मेदिनीमें 
दर अर्थ बतलाये गये हैं, वहाँ इसमें १२ अथे बतलाये गये हैं, यहो इस कोशको 
विशेषता है ।” 


नागदेव 


नागदेव संस्कृतके अच्छे कवि और गद्यकार हैं। इन्होंने 'मदनपराजय' 
अ्न्थके आरम्भमें अपना परिचय दिया है। बताया है कि पृथ्वो पर पविन्र 
रघुकुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान चंगदेव हुआ | चंग- 
देव कल्पवृक्षके समान याचकोंके मनोरथको पूर्ण करनेवाा था | इसका पुत्र 
हरिंदेव हुआ । हरिदेव दुजंन कवि-हाथियोंके लिये सिहके समान था । हरि- 
देवका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी श्रसिद्धि इस भूतलपर महान वेद्यराजके 
रूपमें थी । 

नागदेवके हेम और राम नामक दो पुत्र हुए । ये दोनों भाई भी अच्छे वेद्य 
थे । रामके प्रियंकर नामक एक पुत्र हुआ, जो अर्थियोंके लिये बड़ा प्रिय था। 
प्रियंकरके भी श्री मल्लुगित्‌ नामक पृत्र उत्पन्न हुआ। श्री मल्लुगित्‌ जिनेन्द्र 
भगवानूके चरणकमलके प्रति उन्मत्त अमरके समान अनुरागी था और 
चिकित्साशास्त्रसमुद्रमें पारंगत था । 

मल्लुगित्‌का पुत्र में नागदेव हूँ । मैं अल्पन्ञ हूँ । छनन्‍्द, अलंकार, काव्य 
और व्याकरणशास्त्रका भो मुझे परिचय नहीं है ।* 

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि नागदेव सारस्वतकुलमें उत्पन्न हुआ था ओर उसके 
परिवारके सभी व्यक्ति चिकित्साज्ास्त्र या अन्य किसी श्षास्त्रसे परिचित थे । 


१. यः शुद्धरामकुलपद्मविकासनार्को 
जातोर्धथनां सुरतरुभुंवि चड़ुदेव:। 
तन्नन्दचनी हरिरसत्कविनागर्सिह: 
तस्मादिभषड्जनपतिभू वि नागदेव: ॥ रे ॥। 
तज्जावुभौ सुभिषजाविह हेमरामों 
रामात्प्रियंकर इति प्रियदोर्भथनां यः। 
तज्जश्चिकित्सितमहाम्बुधिपारमाप्त : 
श्रोमल्लुगिज्जिनपदाम्बुजमत्तमूज़: ॥ ३ ॥ 
ठज्जो5ह नागदेवाश्य:  स्तोकज्ञानेत. संयुतः । 
छन्दोलंका (काव्यानि नाभिषानानि वेदम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
६२ ; तोबंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्थितिकाल 

नागदेवने 'मदनपराजय'की रचना कब को, इसका निर्देश कहीं नहीं मिलत्ता 
है। 'मदनपराजय' पर आशज्याधरका प्रभाव दिखलाई पड़ता है तथा ग्रन्थकर्त्तानि 
स्वयं इस बातको स्वीकार किया है कि हरदेवने अपभ्रंशमें 'मदनपराजय' ग्रंथ 
लिखा है उसी ग्रन्थके आधारपर संस्कृत-भाषामें 'मदनपराजय' लिखा गया 
है। अतः हरदेवके पदचात्‌ ही नागदेवका समय होना चाहिए। हरदेवने भी 
'मयणपराजउ'का रचनाकाल अंकित नहीं किया है। इस ग्रन्थकी आमेर 
भंडारकी पाण्डुलिपि वि० सं० १५७६ की लिखी हुई है। अतः हरदेवका समय 
इसके पूर्व सुनिश्चित है। साहित्य, भाषा एवं प्रतिपादन शेलीको दुष्टिसे 
'मयणपराजउ'का रचनाकार १४ वीं शती प्रतीत होता है। अतएवं नागदेवका 
समय १४वीं शत्तीके लगभग होना चाहिए। यदि आशाधरके प्रभावकों नाग- 
देवपर स्वीकार किया जाय, तो इनका समय १४वीं शतीका पूर्वाद्धं सिद्ध होता 
है । यतः आशाघरने 'अनगा रधर्मामृत'की टीका वि० सं० १३०० में समाप्त की 
थी | इस दृष्टिसे नागदेवका समय बि० की १४ वीं शत्ती माना जा सकता है। 
नागदेवने अपने ग्रन्थमें अनेक ग्रन्थोंके उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। इन उद्धरणोंके 
अध्ययनसे भी नागदेवका समय १४ वीं शत्ती आता है। 'मदनपराजय'की जो 
पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं उनमें एक प्रति भट्टा रक महेन्द्रकोत्तिके शास्त्रभण्डार 
आमेर की है। यह प्रति वि० सं० १५७३ में सूयंसेन नरेशके राज्यकालमें लिखो 
गई है । इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें बत्ताया है कि मुलसंघ कुन्दकुन्दाचार्यके आम्नाय 
तथा सरस्वतीगच्छमें जिनेन्द्रसूरिके पट्टपर प्रभाचन्द्र भट्टारक हुए, जिनके 
आम्नायवर्ती नरसिहके सुपुत्र होलाने यह प्रति लिखकर किसी ब्रती पात्रके 
लिये समपित को । नरसिंह खण्डेलवासके निवासी पाम्पल्य कुलके थे । इनकी 
पत्नीका नाम मणिका था। दोनोंके होला नामक पुत्र था, जिसकी पत्नोका 
नाम वाणभू था | होलाके बाला और पर्वत नामक दो भाई थे और इस प्रतिको 
लिखानेमें तथा ब्रतीके लिए समपंण करनेमें इन दोनों भाइयोंका सहयोग था । 
इस लेखसे यह भी प्रतोत होता है कि बाला की पत्नोका नाम धान्या था| 
और इसके कुम्म और बाहू नामक दो पुत्र भी थे । 

इस पाण्डुलिपिके अवछोकनसे इतना स्पष्ट है कि नागदेवका समय वि० 
सं० १५७३ के पूर्व है। अतएव संक्षेपमें ग्रल्थके अध्ययनसे नागदेवका समय 
आश्याधरके समकालीन या उनसे कुछ ही बाद होना चाहिए । नागदेब बड़े ही 
प्रतिभाशाली और सफल काव्यलेखक थे । 


“मदनपराजय के पुष्पिका-वाक्योंमें लिखा मिलता है--इति “ठाकुरमाइन्द- 
आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६३ 


देवस्तुतजिन (नाग) देवविरचिते स्मरपराजये संस्कृतबन्धे श्रुतावस्थानाम- 
प्रथमपरिच्छेद:” । 


ठाकुर माइन्ददेव और जिनदेवको किस प्रकार इस ग्रन्थका कर्त्ता बतलाया 
गया है । श्री जेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्तासे प्रकाशित और श्री पं० 
गजाधरलालजी न्यायतीर्थ द्वारा अनूदित 'मकरध्वजपराजय'के परिच्छेदके 
अन्तमें भी मदनपराजयके कर्त्ताको ठाकुर माइन्ददेवसुत जिनदेव सूचित किया 
गया है | यों तो मदनपराजयके प्रारम्भमें हो नागदेवने अपने पिताका नाम 
मल्लुगित बताया है। नागदेवसे पूर्व छठो पोढ़ी में हुए हरदेवने 'मदनपराजय' 
को अपभ्रंशमें लिखा है । श्री डा० हीरालालजोने अपने एक निबन्धमें लिखा है- 
“इस काव्यका ठाकुर मयन्ददेवके पुत्र जिनदेवने अपने स्मरपराजयमें परिवद्धंन 
किया, ऐसा प्रतीत होता है”", पर जबतक 'मदनपराजय” और 'स्मरपराजय! 
ये दोनों रचनाएँ स्वतन्त्र रूपसे उपलब्ध नहीं होती है तब तक यह केवल 
अनुमानमात्र है । हमारा अनुमान है कि नागदेवने 'मदनपराजय'को ही स्मर- 
पराजय, मारपराजय और जिनस्तोत्रके नामसे अभिहित किया है। अतएव 
नागदेवका ही अपरनाम जिनदेव होना चाहिए। 


रचना 


नागदेव द्वारा रचित्त मदनपराजय प्राप्त होता है। सम्यक्त्वकौोमुदी ओर 
मदनपराजयमें भाषासाम्य, शेलीसाम्य और ग्रन्थीद्घृत पद्चसाम्य होनेसे 
सम्यक्त्वकीमुदीके रचयिता भी नागदेव अनुमानित किये जा सकते हैं, पर 
यथाथंत: नागदेवका एक ही ग्रन्थ मदनपराजय उपलब्ध है । 

'म्दनपराजय' में रूपकशेली द्वारा मदनके पराजित होनेकी कथा रवणित 
है। यह कथा रूपकशेलीमें लिखी गई है। बताया है कि भवनामक नगरमें 
मकरध्वज नामक राजा राज्य करता था। एक दिन उसको सभामें शल्या, 
गारव, कमंदण्ड, दोष ओर आश्रव आदि सभी योद्धा उपस्थित थे | प्रधान 
सचिव मोह भो वत्तंमान या। मकरध्वजने वार्त्तालापके प्रसंगमें मोहसे किसी 
अपूर्व समाचार सुनानेकी बात कह्दी । उत्तरमें उसने मकरध्वजसे कहा--राजनु 
आज एक ही नया समाचार है ओर वह यह है कि जिनराजका बहुत ही शीघ्र 
मुक्ति-कन्याके साथ विवाह होने जा रहा है । मकरध्वजने अबतक जिनराजका 
नाम नहीं सुना था और मुक्तिकन्यासे भी उसका कोई परिचय नहीं था। 
वह जिनराज और मुक्तिकन्याका परिचय प्राप्तकर आद्चय॑चकित हुआ | 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५० अंक ३, ४ पृ० १२१ । 


६४: तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 








वह मुक्ति कब्याका वर्णन सुनते हो उसपर मुख्ध हो गया और उसने 
विचार व्यक्त किया कि संग्रामभूमिमें जिनराजको प्रास्त कर वह स्वयं ही 
उसके साथ विवाह करेगा। मोहने नीतिकौशलसे उसे अकेले संग्रामभूमिमें 
उतरनेसे रोका । मकरध्वजने मोहकी बात मान ली। किन्तु उसने मोहको 
आज्ञा दी कि वह जिनराजपर चढ़ाई करनेके लिए शीघ्र हो अपनो समस्त सेना 
तैयार करके ले आये । 


मक रघध्वजकी रति ओर प्रीति नामक दो पत्नियाँ थीं । उसने रतिको मुक्ति- 
कन्याको मकरध्वजके साथ विवाह करानेके हेतु समझानेको भेजा। मार्ग॑में 
मोहकी रतिसे मेंट हुई। मोहने रतिको लौटा दिया और मकरध्वजको बुरा- 
भला कहा। मोहकी सम्मतिके अनुसार मकरध्वजने राग-द्वेष नामके दूत्तोंको 
जिनराजके पास भेजा । दूतोंने जिनराजकी सभामें जूकर मकरध्वजका संदेश 
सुनाया | वे कहने लगे कि मकरध्वजका आदेश है कि आप मुक्ति-कन्याके 
साथ विवाह न करें और आप अपने तोनों रत्न महाराज मकरध्वजको भेंट 
कर दें और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। जिनराजने मकरघ्वजके 
प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। जब्र राग-ढ्वेंष बढ़-बढ़कर बातें करने लगे, तो 
संयमने उन्हें चाँटा लगाकर उन्हें समास अलग कर दिया । संयमसे अपमानित 
होकर राग-द्वेंष मकरघध्वजके पास आ गये। मकरध्वज जिनेन्द्रके समाचा रको सुन- 
कर उत्तेजित हुआ । उसने अन्यायको बुलाकर अपनो सेनाको तैयार करनेका 
आदेश दिया । जिनराजकी सेना संवेगकी अध्यक्षतामें तेयार होने लगी | मकर- 
ध्वजने बहिरात्माको जिनराजके पास भेजा और क्रोध, हेंष आदिने वोरता- 
पूव॑क संवेग, निर्वेदके साथ युद्ध किया। जिनराजने शुक्लध्यानरूपी वीरके द्वारा 
कमं-घनुषको तोड़कर मुक्ति-कन्याको प्रसन्न किया । मकरध्वजकी समस्त सेना 
छिन्न-भिन्न हो गई और मुक्तितश्रोने जिनराजका वरण किया । 


इस रूपक काव्यमें कवि नागदेवने अपनी कल्पनाका सूक्ष्म प्रयोग कियः 
है । इस संदर्भमें कविने मुक्ति-कन्याका जेसा हृदयग्राही चित्रण किया है वेसः 
अन्यत्र मिलना दुष्कर है। 

अलंकार, रस और भाव संयोजनकी दुष्टिसे भी यह काव्य कम महत्त्यप् 
नही है । 


पंडित वामदेव 
पं० बामदेव मलसंघके भट्टा रक विनयचन्द्रके शिष्य त्रेलोक्यकीत्तिके प्रशि 
ओर मुनि लघध््मीचन्द्रके शिष्य थे। पं० वामदवका कुल नंगम था। नगम .. 


आचायंतुल्य काव्यत - एवं लेखक : 


निगम कुल कायस्थोंका है। इससे स्पष्ट है कि प॑० वामदेव कायस्थ थे। वाम- 
देव प्रतिष्ठादि कमंकाण्डोंके ज्ञाता और जिनभक्त्तिमें तत्पर थे ।* 

इन्होंने नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्तीके त्रिलछोकसारको देखकर श्रेलोबय- 
दीपक ग्रंथकी रचना की है। इस ग्रन्थकी रचनामें प्रेरक पुरवाड वंशके कामदेव 
प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नीका नाम नामदेवी था, जिसने राम-लक्ष्मणके समान 
जोमन और लक्ष्मण नामक दो पुत्र उत्पन्न किये थे । इनमें जोमनका पुत्र नेमि- 
देव नामका था, जो गुणमषण और सम्यवत्वसे विभूषित था | वह बड़ा उदार 
न्‍यायी और दानी था। कामदेवकी प्रार्थनासे ही त्रेलोक्यदीपकक्की रचना 
सम्पन्न हुई है। 
स्थितिकाल 

पं० वामदेवका स्थित्तिकाल निश्चित्तरूपसे नहीं बतलाया जा सकता है। 
त्र लोक्यदीपक ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति वि० सं० १४३६में फिरोजशाह 
तृगलकके समय योगिनीपुर (दिल्ली)में लिखी गई मिलो है। यह प्रत्ति अतिशय- 
क्षेत्र महावीरजीके शास्त्र-भण्डारमें विद्यमान है, जिससे इस ग्रन्थका रचना- 
काल वि० सं० १४२६के बाद नहीं हो सकता है। बहुत संभव है कि पं० वाम- 
देव वि० सं० १४३ ८के आस-पास जीवित रहे हों। अत्तएवं वामदेवका समय 
बि० की १५वीं शती है ! 
रचनाएँ 

पं० वामदेवकी दो रचनाएं" 'त्रे लोक्यदोपक' ओर “भावसंग्रह' उपलब्ध 
हैं। 'भावमंग्रह में ७८२ पद्य है। इस ग्रन्थके अन्तमें प्रशस्ति भी दी हुई है। 
इस प्रशस्तिके आध।रपर पं० वामदेवके गुरु मुनि लक्ष्मीचन्द्र थे । 

'भावसंग्रह'की रचना देवसेनके प्राकृत भावसंग्रहके आधारपर ही हुई 


१, भूयाद्भूव्यजनस्थ विश्वमहितः: श्रीमूलसंघ: अश्रिये 
यत्राभूद्विनयेन्दुरद्भतगुण सच्छी लद॒ग्धार्णव: । 
तच्छिष्योईजनि भद्रमूतिश्मलस्त्रेलोवयकीति: शशी । 
येनैकान्तमहातमः प्रशमितं स्याद्वादविद्याक रै: ॥७७९।। 

2 ८ >< >९ 
तब्छिष्य: क्षितिमण्डले विजयते लक्ष्मीन्दुनामा मुनि: ॥७८०॥॥ 
श्रोमत्सवंज्ञपूजाकरणपरिणतस्तत्त्वचिन्तारसालो 
लक्ष्मीचन्दांप्रिपञ्मधुकरः: श्रीवामदेव: सुधी: । 
उत्पत्तिर्यस्य जाता शशिविशदकुले नैगमश्रीविशाले 
सोश््यं जीव्यात्मकाम॑ जगति रसलसद्भावशास्त्रप्र णेता ॥७८१॥ 








तोथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


प्रतीत होती है। यह प्राकृत भावसंग्रहका संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता है। 
यद्यपि वामदेवने त्थान-स्थानपर परिवत्तन, परिवद्धंत और संशोधन भी किये हैं । 
पर यह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। यह देवसेन द्वारा रचित भावसंग्रहका रूपान्तर 
मात्र है। वामदेवने 'उक्तं च' कहकर ग्रन्थान्तरोंके उद्धरण भी प्रस्तुत किये 
हैं। गीताके उद्धरण कई स्थलोंपर प्राप्त होते हैं | वेदिकपुराणोंसे भी उद्धरण 
ग्रहण किये गये हैं | नित्यैकान्त, क्षणिकेकान्त, नास्तिकवाद, वैनेयकमिथ्यात्व, 
अज्ञान, केवलि-मुक्ति, स्त्री-मोक्ष, सग्रंथ-मोक्षकी समीक्षाके पश्चात्‌ १४ गुण- 
स्थानोंका स्वरूप और ११ प्रतिमाओंके लक्षण प्रतिपादित किये गये हैं | इज्या, 
दत्ति, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदिका कथन आया है | 


भावसंग्रहके अतिरिक्त वामदेवके द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रन्थ और भी 
मिलते हैं-- 


१, प्रतिष्ठासूक्तिसंग्रह २. तत्त्वाथंसार 
३. त्रेलोक्यदीपक ४. श्रुतज्ञानोद्यापन 
५. त्रिलोकसारपूजा ६. मन्दिरसंस्का रपूजा 


पं० मेधावी और उनकी रचना 
मेधावीके गुरुका नाम जिनचन्द्र सूरि था । इन्होंने 'धमंसंग्रह-श्रावकाचार' 
नामक ग्रंथकी रचना हिसार नामक नगरमें प्रारंभ की थी और उसको समाप्ति 
नागपुरमें हुईं। उस समय नागपुर पर फिरोजशाहका शासन था। मेधावीने 
'धमंसंग्रहभ्नावकचा र'के अन्तमें प्रशस्ति अंकित की है, जिसमें बताया है कि कुन्द- 
कुन्दके आम्नायमें पवित्र गुणोंके धारक स्थाह्वादविद्याके पारगामी पद्मनन्दि 
आचाय॑ हुए। इन पद्मनन्दिके पट्पर द्रव्य और गुणोंके ज्ञाता शुभचन्द्र मुनि- 
राज हुए। इन शुभचन्द्र मुनिराजके पट्टपर श्रृतमुनि हुए। इन श्रुतमुनिसे 
मेघावीने अष्टसहस्री ग्रंथका अध्ययन किया। जिनचन्द्र के शिष्योंमें रत्नकीत्ति- 
का भी नाम आया है। मेधावी श्रावकाचारके अद्वितीय पंडित थे। इन्होंने 
समन्तभद्र, वसुनन्दि ओर आशाधर इन तोनों आचायोंके श्रावकाचारोंका 
अध्ययन कर धर्मेंसंग्रह श्रावकाचारकी रचना की है। मेधावाने ग्रंथरचता- 
कालछका निर्देश कर अपने समयको सूचना स्वयं दे दी है। बताया है-- 
सपादलक्षे विषये&तिसुन्दरे 
श्षिया पुरं नागपुरं समस्ति तत्‌ | 
पेरोजखानो नृपत्तिः प्रपाति स- 
न्यायेन शौर्येण रिपुन्निहन्ति च ॥ १८॥ 
मर 


( 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ६७ 


मेघाविनर्ति निवसन्नहं बुध 

वृर्ण व्यधां ग्रन्थमिमं तु कात्तिके। 
चन्द्राव्धिवाणेकमितेषत्र (१५४१) वत्सरे 

कृष्णे शत्रयोददयह॒नि स्वशक्तित:॥ २१॥ 


वि० सं० १५४१ कालिक कृष्णा त्रयोदशीके दिन ध्मंसंग्रहअआावकाचा रकी 
समाप्ति हुई है। इस प्रक्तार मेघावीने ग्रंथरचनाका समय सूचित कर अपने 
समयका निर्देश कर दिया है। अततएव कविका समय वि० की १६वीं शती है| 
कविका एक हो ग्रन्थ उपलब्ध है--धमंसंग्रहभ्मावकाचार । इस श्रावका- 
चारमें १० अधिकार हूँ । प्रथम अधिकारमें श्रेणिक द्वारा गौतम गणधरसे 
श्रावकाचार सम्बन्धी प्रश्न पूछना और गौतमका उत्तर देना वर्णित है। इस 
अधिकारमें प्रधानत: राज़गृूहके विपुलाचछ पर्वत पर तीथैकर महावीरके 
समवद्वरणका वर्णन आया है ओर उसका द्वित्तीय अधिकारमें विस्तारपुबंक 
वर्णन किया गया है। मानस्तंभ, वीथियों, गोपुर, वप्र, प्राकार, त्तोरण आदि भी. 
इसी अधिकारमें वर्णित हैं। तृतीय अधिकारमें श्रेणिक महाराजका समवश रणमें 
पहुँचकर अपने कक्षमें बेठना एवं महावीरकी दिव्यध्वनिका खिरना वर्णित है। 
चतुर्थ अधिका रमें सम्यग्दशंनका निरूपण आया है । सम्यग्द्शनको ही धमंका 
मूल बतलाया है। जब तक व्यक्तिकी आस्था धर्मोन्मुख नहीं होत्ती तब तक वह 
अपनी आत्माका उत्थान नहीं कर सकता । अतः मेघावीने सम्यग्दशंनके साथ 
अष्टमूलगुण, द्वादश प्रतिमाएँ, सात तत्त्व, नव पदार्थ आदिका कथन किया है। 
इसी प्रसंगमें २६२ मिथ्यावादियोंकी समीक्षा भो को गई है। चतुर्थ अधिकारका 
८!वां पद्म आशाधरके सागारघर्मामृतके प्रथम अध्यायके १३वें पद्यसे बिल्कुल 
प्रभावित है । ऐसा प्रतीत होता है कि मेघावीने चतुर्थ अध्यायके ७७, ७८ और 
७०वें पद्य भी आशाधरके सागारघर्मामृतके अध्ययनके पदचात्‌ हो लिखे हैं। 
पंचम अधिकारमें दर्शन-प्रतिमाका वर्णन किया गया है और प्रसंगवश मद्य, 
: मांस ओर मधुके त्याग पर जोर दिया गया है। नवनीत, पंचउदुम्बरफल, 
अभक्ष्यमक्षण, द्यूतक्रीडाके त्यागका भी निर्देश किया गया है। षष्ठ अधिकारमें 
पंचाणृव्रतोंका स्वरूप आया है और सप्तममें सात शीलोंका वर्णन किया है । 
अष्टम अधिकारमें सामायिकादि दक्ष प्रतिमाओंका वर्णन किया गया है । नवम 
'अधिकारमें ईर्यो, भाषा, एबणा, आदाननिक्षेपण और उत्सगं इन पाँच समि- 
तियोंके स्वरूपवर्णनके पदचात्‌ नैष्ठिक श्रावकके लिए विधेय कत्तंब्योपर प्रकाश 
डाला गया है| इस अधिकारमें संयम, दान, स्वाध्याय सल्लेखनाका भी वर्णन 
आया है। दशम अधिका रे विशेष रूपसे सम्नधिम रणका कथन किया गया है। 


६८ : तीथंकर महावीर औरू उनकी आध्यर्य-परम्परा 


जो साधक अपनी मृत्युके समयको जान्तिपूरवक सिद्ध कर लेता है वह सदगति 
छाभ करता है। इस प्रकार मेघावोने धमंसंग्रहआवकाणशरकी रचना कर 
श्रावकाचा रको संक्षेपमें बतलानेका प्रयास किया है। इस ग्रन्थका प्रकाशन 
बाबू सूरजभान वकोल देवबन्द द्वारा १९१० में हो चुका है। 


रामचन्द्र 
रामचन्द्र मुमुक्षुने 'पुष्याल्रव-कथाकोश'की रचना की है। इस ग्रन्थकी 
पुष्पिकाओंमें बताया गया है कि वे दिव्यमुनि केशवनन्दिके शिष्य थे । प्रशस्तिमें 
लिखा है-- 
“यो भव्याब्जदिवाकरों यमकरो मारेभपञ्चाननो 
नानादुःखविधायिकमंकुम्तो. वज्जायते. दिव्यधी:। 
यो योगोन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो विद्याणंवोत्तोणंवान्‌ 
ल्यात: केशवनन्दिदेवयतिप: श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥१॥ 
शिष्यो5भूत्तस्य भव्य: सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्षु- 
शात्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशदयशसः: पद्मनन्याहृयाद्े । 
वन्याद्‌ वादीभसिहात्‌ परमयतिपते: सोश्वभ्यधादुभव्यहेतो- 
ग्रंन्थं पुण्यास्रवास्यं गिरिसमितिमिते (५७) दिव्यपद्ये: कथार्थे: ॥२॥ 
अर्थात्‌ आचाय॑ कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें दिव्यबुद्धिकि धारक केशव- 
नन्दि नामके प्रसिद्ध यतीन्द्र हुए | वे भव्यजोवरूप कमलोंको विकसित करनेके 
लिए सुयंसमान, संयमके परिपालक, कामदेवरूप, हाथोके नष्ट करनेमें सिहके 
समान पराक्रमी ओर अनेक दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले कमंरूपी पव॑तके मेदनेके 
लिए कठोर वज्ञके समान थे । बढ़े बडे ऋषि और राजा महाराजा उनके 
चरणोंकी वन्दना करते थे । वे समस्त विद्याओंमें निष्णात थे | 
उनका भव्य शिष्य समस्त जनोंके हितका अभिलाथो रामचन्द्र भुमुक्षु 
हुआ। उसने यशस्वी पद्मनन्दि नामक मुनिके पासमें शब्द और अपशब्दोंको 
जानकर व्याकरणशास्त्रका अध्ययन करके कथाके अभिप्रायको प्रकट करने 
थाले ५७ पद्मों द्वारा भव्यजीवोंके निमित्त इस पुण्यास्नव कथा ग्रन्थको रचा है । 
वे पद्मनन्दि 25 कलह हुई अतिशय निर्मल कीतिसे विभूषित्त, वन्दनीय एवं 
वादीरूपी हाथियोंको परास्त करनेके लिए सिंहके समान थे । कुन्दकुन्दाचायंकी 
इस वंशपरम्परामें पह्चतन्दि त्रिरात्रिक हुए | वे देशीयगणमें मुख्य और संघके 
स्वामी थे। इसके पदचात्‌ माधवनन्दि पंडित हुए, जो महादेवको उपमाको 
धारण करते थे। इनसे सिद्धान्तशास्त्रके पारंगत मासोपवासी गुण रत्नोंसे विभूषित, 
पंडितोंमें प्रधान वसुनन्दि सूरि हुए। वसुनन्दिके शिष्य मोौलिनामक गणी हुए। 


आचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ६९ 


ये निरन्तर भव्यजीवरूप कमलोंके प्रफुल्लित करनेमें सुयंके समान तत्पर थे। 
ये देवोंके द्वारा वन्दनीय थे । 

उनके दिष्य मुनिसमूइके द्वारा वन्दनीय श्रीनन्दि सूरि हुए। उनकी कीत्ति 
चन्द्रमाके समान थी। वे ७२ कलाओं मे प्रवीण थे । उन्होंने अपने ज्ञानके तेजसे 
सभी दिशाओंको आलोकित कर दिया था । श्रीनन्द चार्वाक, बौद्ध, जेंन, 
सांख्य, शेव आदि दर्शनोंके विद्वानु थे। 

उपयुक्त प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि केशवनन्दि अच्छे विद्वानु थे और उन्हीं- 
के शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षु थे। रामचन्द्रने महायशस्वी वादीभसिंह महामुनि 
पद्मनन्दिसे व्याकरण शास्त्रका अध्ययन किया था| कुछ विद्वानोंका अभिमत 
है कि प्रशस्तिके अंतिम छः पद्य पीछेसे जोड़े गये हैं | ये प्रशस्ति पद्म ग्रंथका 
मूल भाग प्रतीत नहीं होते। यह संभव है कि इस प्रशस्तिमें उल्लिखित 
पद्मनन्दि रामचन्द्रके व्याकरणगुरु रहे हों । प्रशस्तिके आधारपर, पद्मनन्दि, 
माधवनन्दि, वसुनन्दि, मौली या मौनी और श्रीनन्दि आचाये हुए हैं। सिद्धान्त- 
शास्त्रके ज्ञाता वसुनन्दि मूलाचारटीकाके रचयिता वसुनन्दि यदि हैं तो इनका 
समय १२३४ ई० के पूर्व होना चाहिए । 

रामचन्द्र मुमुक्ष संस्कृत-भाषाके प्रौढ़ गद्यकार हैं। उन्होंने संस्कृत और 
कन्नड़ दोनों भाषाओंकी रचनाओंका पुण्यास्रवकथाकोशके रचनेमें उपयोग 
किया है। कन्नड़ भाषाके अभिन्ञ होनेसे उन्हें दक्षिणका निवासी या प्रवासी 
माना जा सकता है। रामचन्द्रके इस कथाकोशसे यह स्पष्ट होता है कि रच- 
यिताकी कृतिमें व्याकरण-शेथिल्य है। उनकी शैली और मुहावरोंसे भी यही 
सिद्ध होता है । 
स्थितिकाल 

रामचन्द्र मुमुक्षुने अपने लेखनकालके सम्बन्धमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
है। इनके स्थितिकालका निर्णय ग्रन्थोंक उपयोगके आधारपर ही किया जा 
सकता है। इन्होंने हरिवंशपुराण, महापुराण और बृहृदकथाकोशका उपयोग 
किया है। हरिवंशपुराणका समय ई० सन्‌ ७८३, महापुराणका समय ई० सन्‌ 
८९७ और बुहद्कथाकोशका ई० सन्‌ ९३१-३२ है। अतएव रामचन्द्रका समय 
ई० सन्‌ की १०वीं शताब्दीके पदचात्‌ है। रामचन्दकी कृतिके आधारसे कन्नड़ 
कवि नागराजने ई० सन्‌ १३३१में कन्नड़चंपूकी रचना की है। अतएवं १३३१ 
के पूर्व इनका समय संभाव्य है। यदि प्रशस्तिमें उल्लिखित्त वसुनन्दि मूला- 
चारकी टीकाके रचयिता सिद्ध हो जायें, त्तो रामचन्द्रका समय १३वीं शतीके 
मध्यका भाग होगा । 


७० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


दूसरों बात यह है कि रत्नकरण्डके टोकाकार प्रभाचन्द्रने रामचन्द्रको 
कथाएँ इस टीकामें ग्रहण की हैं तो रामचन्द्र प्रभाचन्द्रसे भी पूवव॑ तिद्ध होंगे। 

हमारा अनुमान है कि पुण्यात्नवकथाकोशके रचयिता केशवनन्दिके शिष्य 
रामचन्द्र आशाधरके समकालोन या उनसे कुछ पूव॑वर्त्ती हैं । 
रचनाएँ 

रामचन्द्र मुमुक्षुकी पुण्यास्रवकथाकोशके साथ शान्तिनाथचरित कृति भी 
बतलायो जाती है। पद्मनन्दिके शिष्य रामचन्द्र द्वारा रचित धमंपरीक्षा ग्रन्थ 
भी संभव है। पुण्यास्नव ४५०० इलोकोंमें रचित कथा-पग्रन्थ है | इस ग्रन्थका 
सारांश कविने ५७ पद्योंमें निबद्ध किया है। आठ कथायें पूजाके फलसे; नौ 
कथाएँ पंचनमस्का रके फलसे; ७ कथायें श्रुतोपयोगके फलसे; ७ कथाएँ शीलके 
फलसे सम्बद्ध; ७ कथाएँ उपवासके फलसे और १५ कथाएँ दानके फलसे सम्बद्ध 
हैं। शैली वेदर्भी है, जिसे पूजा, दर्शन, स्वाध्याय आदिके फलोंको कथाओंके 
माध्यम द्वारा व्यक्त किया गया है | 


वादिचन्द्र 


बलात्कारगणकी सूरत-शाखाके भट्टारकोंमें कवि वादिचन्द्रका नाम उप- 
लब्ध होता है। इनके गुरु प्रभाचन्द्र और दादागुरु ज्ञानभूषण थे। इनको 
जाति हुंवड़ बतायी गई है | सूरत-शाखाके भट्टा रकपट्टपर पद्मनन्दि, देवेन्द्रकोति, 
विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, वोरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और 
वादिचन्द्रके नाम उपलब्ध होते हैं । वादिचन्द्रके पट्रपर महीचन्द्र आसोन हुए 
थे। वादिचन्द्र काव्यप्रतिभाकी दृष्टिसे अन्य भट्टारकोंकी अपेक्षा आगे हैं। 
उनकी भाषा प्रौढ है और उसमें भावगांभीयं पाया जाता है। ग्रंथरचना 
करनेके साथ उन्होंने मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा भी करवाई थो। धमं और साहित्यके 
प्रचा रमें उनका बहुमूल्य योग रहा । मूलसंघ सरस्वत्तीगच्छ और बलात्कार- 
गणके विद्वानोंमें इनकी गणना को गई है। 


स्थितिकाल 


भट्टारक वादिचन्द्र सरिके समयमें वि० सं० १६३७ (ई० सन्‌ १५८०)में 
उपाध्याय धम्ंकीत्तिने कोदादामें श्रोपालच रित्तकी प्रति लिखी है ! बताया है-- 


“संवत्‌ १६३७ वर्षे वेशाल वदि ११ सोमे अदेह श्रीकोदादाशुभ-स्थाने श्री 
शीतलनाथचेत्यालये श्रीमूलसंघे“““““भ० श्रोज्ञानभूषणदेवा: तत्पट्टं भ० श्री 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७१ 


प्रभाचन्द्रदेवा: तत्पट्टे भ० श्रीवादिचन्द्र: तेषां मध्ये उपाध्याय धर्मकीर्ति 


स्वकर्मक्षयार्थ लेखि ।” 

वि० सं० १६४० (ई० सन्‌ १५८३)में वाल्मीकिनगरमें पाध्वंपुराण* की 
रचना; वि० सं० १६५१ (ई० सन्‌ १५९४)में श्रीपाल-आख्यान? एवं वि० सं० 
१६५७ (६० सन्‌ १६००)में अंकलेश्वरमें यशोधरचरितका* प्रणयन कवि द्वारा 
हुआ है। वादिचन्द्रने झ्ञानसूयोदयनाटककी रचना माघ शुक्ला अष्टमी वि० सं० 
१६४८ (ई० सन्‌ १५०१)में मघूकनगर गुजरातमें समाप्त की थी |" 

कविकी एक अन्य रचना पवनदूतनामक खण्डकाव्य भी उपछब्ध है। पर 
इस काव्यमें कविने रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। वादिचन्द्रका समय 
वि० सं० १६३७-१६६४ संभव है । 


कवि वादिचन्द्रने खण्डकाव्य, नाटक, पुराण एवं गीतिकाव्योंका प्रणयन 
किया है। इनके द्वारा लिखित निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं :-- 

१. पाध्वंपुराण--इस पौराणिक ग्रन्थमें २३वें तीथँंकर पाश्वंनाथका चरित 
वर्णित है। इसका परिमाण १५८० अनुष्टुप्‌ इलोक है। 

२. श्रीपाल-आख्यान--गुजरातीमिश्रित हिन्दीमें यह गोीतिकाव्य लिखा 
गया है। भाषाका नमूना निम्न प्रकार है-- 

प्रगट पाट त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवंतजी । 
तस पद कमल भ्रमर अविचल जस प्रभाचन्द्र जयवंतजी ॥ 
जगमोहन पाटे उदयो वादीचन्द्र गुणालजी । 
नवरसगीते जेणे गायो चक्रवति श्रीपालजी ॥ 

३. सुभगसुलोचनाचरित--यह्‌ कथात्मक काव्य है। इसमें ९ परिच्छेद 
हैं। कविने अन्तिम प्रशस्तिमें उक्त काव्यकी विशषेषतापर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है-- 

“विहाय. पद-काठिन्य सुगमेबंचनोत्करे: । 
ह चकार चरितं साध्वा वादिचन्द्रोउल्पमेधसा ।॥।” 


१. भट्टारक-सम्प्रदाय, शोलापुर, लेखांक ४९१ । 
२. शून्याब्दे रसाब्जांके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले । 
कात्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मृदा ।--पास्वंपुराण, लेखांक-४९२ । 
३ “संवत सोल एकावनावर्ष कीधो ये परबंधजी ।”--श्रीपाल-आश्यान, लेखांक ४९४ । 
४. “सप्तपंचरसान्जांके वर्षकारि सुशास्त्रकम्‌--यशोधरचरित, लेखांक ४९५ । 
५. “वसुबंद रसाब्जांके वर्ष माघे सिताष्टमी दिवसे''--.श्ञानसुर्योदयनाटक, लेखांक ४९३ । 


७२ : तीर्थंथर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्पष्ट है कि कविने समस्यन्त कठोर पदोंको छोड़ सरल और रूघु अस- 
मस्यन्त पदोंका चयन इस काव्यमें किया है । ह 


४. ज्ञानसूर्योदय नाटक--इस नाटकके पात्र भावात्मक हैं। सूत्रधार और 
नटीके बोच सम्पन्न हुए वार्त्ताकापमें कहा गया है लोक स्वमावतः उपशान्त 
है । किसी कमेके प्रभावसे व्यक्ति श्रान्त होते हैं और पुन: शान्ति प्राप्त करते 
हैं। चेतन्य-आत्माकी सुमत्ति और क्रुमति नामक दो पत्नियोंसे पृथक-पृथक्‌ दो 
कुल उत्पन्न हुए हैं। सुमतिके पुत्र विवेक, प्रबोध, सन्‍्तोष ओर शीोल हैं तथा 
कुमतिके मोह, मान, मार, क्रोध और लोभ हैं। कुमतिकी प्रेरणासे आत्माने 
मोह और काम नामक पुत्रोंको राज्य दे दिया। विवेकको यह अच्छा न लगा। 
अत्तएव वह ध्यान आदिकी सहायत्तासे मोह और कामको वश करता है तथा 
मक्तिकाभ करता है । 


५. पवनदृत इसमें १०१ पद्म हैं। यह मेघदूतकी शेलीमें लिखा गया एक 
स्वतंत्र काव्य है । इसमें बताया है कि उज्जयिनीमें विजयनरेश नामक राजा 
रहता था । उसकी पत्नीका नाम तारा था। अपनी रानीसे बहुत प्रेम करता 
था। एक दिन अशनिवेग नामका एक विद्याघर ताराकों हरकर ले गया। 
रानोके वियोगसे राजा दुःखी रहने लगा । विरहावस्थामें वह पवनको दूत 
बनाकर रानीके पास भेजनेका निश्चय करता है। अपनी विरहावस्थाका 
चित्रण करनेके अनन्तर पवनको वह मार्ग बतलाता है। इस सन्दर्भमें वन, 
नंदो, पर्वत, नगर और नणरोंमें निवास करनेवाली स्त्रियों त्तया उनकी 
विलासमयी चेष्टाओंका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। पवन राजाका सन्देश 
लेकर अशनिवेगके नगरमें पहुँचता ओर अशनिवेगके महलमें जाकर ताराको 
उसके प्रियका सन्देश सुनाता है। तदनन्तर अह्निवेगकी सभामें जाकर उसे 
ताराके वापस दे देनेका परामर्श देता है। अशनिवेग विजयनरेशको युद्धको 
घमकी देता रै; पर उसकी माता उसे युद्ध न करनेका परामर्श देती है। और 
ताराको पवनके हाथ सौंप देतो है। पवन ताराको लेकर वापस आ जाता है। 

यह काव्य मन्दाक्रान्ता छन्दोंमें लिखा गया है। भाषा सरल, सरस और 
प्रसादगुणमय है। ऋतुओंका चित्रण काव्यात्मक शैलीमें किया गया है। ताराके 
शोलकी अभिव्यञ्जना बहुत ही सुन्दर हुई है। 


६. पाण्डवपुराण--इसमें पाण्डवोंका वृत्तान्त वर्णित है । 
७. यशोधरचरित--महा राज यशोधरकी लोकप्रिय कथा इसमें दो है । 
८. होलिकाचरित--एक सरस चरित्तकाव्य है । 


आजार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ७३ 


काव्यप्रतिभा 


कवि वादिचन्द्रने अपनी रचनाशैली द्वारा लोकरुचिको तो परिब्कृत किया 
हो है, कोमल पदावलो एवं भाषाका व्यवहार कर नई उदभावनाएँ प्रसृत कौ 
हैं । इनके साहित्यके प्रधान तोन गुण हँ--ललित पद, सुकुमार भाव एवं अवि- 
कटाक्षर-बन्ध । 

कविकी एक अन्य विशेषता रूपकात्मकताकी भी है। भावात्मक पदार्थो- 
काम, मोह, विवेक, सुमति, कुमति आदिका प्रयोग स्थुलपात्रके रूपमें विहित 
है। अत: प्रतीक काव्य लिखनेमें भो कवि किसोसे पीछे नहीं है। राजा पवनसे 
प्राथंना करता हुआ कहता है-- 


“क्षित्यां नीरे हुतभुजि परव्योम्नि काले विशाले 
त्वं लोकानां प्रथममकथ्थ प्राणसंत्राणतत्त्वम्‌ । 
तस्माद्वातोाधरचलगते तान्वियोगे हि नार्या:, 
स्यान्नवान्तविपुलकरुण: सत्त्वरक्षानपेक्ष: ॥/-पवनदूत । पद्च ३ 


हे पवन ! हर समय प्राणकी रक्षा करनेवाले पजञ्चभूतोंमें--पृथ्वी, 
जल, अग्नि, आकाश ओर कालमें तुम्हारी गणना प्रधानरूपसे की जाती है। 
अतएव मेरे वियोगमें जो मेरी प्रियाके प्राण निकलनेकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें 
तुम जाकर रोक दो | अतः जीवके हृदयमें दयाका भाव उमड़ा रहता है वे 
प्राणियोंकी रक्षासे कदापि विमुख नहीं होते। पवनका महत्त्व बतलाते हुए 
राजा पुनः कहता है-- 


“एते वृक्षा: सति नवघने5प्यत्र सवंत्र भूमो 
बोभूयन्ते न हि बहुफलास्त्वां विनेति प्रसिद्धिः। 
तस्मात्तांस्त्वं घनफलघनास्संप्रय॑च्छन्प्रकुर्या: 
प्राय: प्राप्ता: पवनमतुलां पुष्टितामानयन्ति ॥-पवनदूत ४ 


देखो समस्त संसारमें तुम्हारे विषयमें यह प्रसिद्धि है कि नवीन वर्षाके 
होनेपर भी वृक्ष तुम्हारे बिना अधिक नहों फलते | अतः: तुम जाते समय इस 
बातकी याद रखना कि तुम्हें मार्गमें जो-जो वृक्ष मिलें उन्हें खूब फलयुक्त 
बनाते हुए जाना; क्योंकि पवनको प्राप्त कर प्राय: सभी पुष्ट हो जाते हैं । 

इस प्रकार कविने विरही नायक द्वारा पवनसे विभिन्‍न प्रकारको बातें 
कराई हैं । संक्षेपमें कवि वादिचन्द्रको अपनी रचनाओंके प्रणयनमें पर्याप्त सफ- 
लता मिली है। 


७४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


दोइय्य 


कवि दोडुय्यने 'भमुजबलिचरितम” नामक एक ऐतिहासिक खण्डकाव्यकी 
रचना की है। ये आत्रेय गोत्रीय विप्रोत्तम और जेन धर्मावलम्बी थे । ये पिरिय- 
पट्टणके निवासी करणिकतिलक देवप्यके पुत्र थे | इनके गुरुका नाम पंडित 
मुनि था। कविने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
आदिब्रह्मविनिर्मितामलमहावंशाब्धिचन्द्रायमा-- 
नात्रेयोदुभवविप्रगोत्रतिलक:  श्रीजेनविप्रोत्तम: । 
दोड्डय्यः सुगुणाक रो5स्ति पिरिराजाख्यानसत्पत्तने, 
तेनासौ जिनगोम्मटेशचरितं भकत्या मुदा निर्मिततम्‌॥ 


स्थितिकाल 


श्री पं० के० भुजबलि शास्त्रीने कविका समय १६वीं शताब्दी माना है। 
भाषा और शेलोकी दुष्ट्सि भी इस कविका समय १६वीं शतोके आसपास प्रतोतत 
होता है। 


रचना और काव्यप्रतिभा 


कविकी एक ही रचना 'भुजबलिचरितम्‌' उपलब्ध है। यह रचना जेन 
सिद्धान्त भास्कर, भाग १०, किरण २ में प्रकाशित है । 'भुजबलिचरितं'का 
नाम 'भुजबलिशतकम' भी है। इस काव्यमें मैसूर र राज्यान्तर्गंत श्रवणबेलगोलस्थ 
प्रसिद्ध अलौकिक एवं दिव्य गोम्मटस्वामीको मूत्तिका इतिहास वर्णित है। कविने 
चरित आरम्भ करते ही रूपक-अलंकार द्वारा प्रशस्त भुजबलिचरितको 
प्रारम्भ करनेकी प्रत्तिज्ञा की है। 


श्रीमोक्षल॒क्ष्मीमुखपद्मसूय॑ नाभेयपुत्र वरदोबंलीशम । 
नत्वादिकामं भरतानुजातं तस्य प्रशस्तां सुकथां प्रवक्ष्ये ॥ १ ॥ 
कविने प्रस्तुत पद्यमें नाभेयपुत्र--भुजवलिको मोक्षलक्ष्मो मुखपद्मको विक- 
सित करनेवाला सूर्य कहा है। इस सन्दभंमें उपमेय और उपमानके साधम्यंका 
पूरा विस्तार पाया जाता है। नाभेयपुत्रमें सूर्य साधम्यं न होकर ताद्रूप्य बन 
गया है । अतः यहाँ ताद्रूप्यप्रतीतिजन्य चमत्कार पाया जाता है । 


कतिपय पद्मयोंको पढ़नेसे कालिदासको रचनाओंको स्मृति हो आतो है। 
कुमा रसम्भवके “अस्त्युत्त रस्यां दिशि देवतात्मा” १।१ का स्पष्ट प्रभाव निम्न- 
लिखित पद्यपर वत्तंमान है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७५ 


सदृत्त रस्थां दिशि पौदनाख्यापूरी विभाति त्रिदशाधिपस्य। 
पुरप्रभास्वश्रतिबिम्बित्तादईमिव जैनक्षितिमण्डलेईस्मन ॥१६॥ 
कवि गोम्मटेशकी मूत्तिको कामघेनु, चिन्तामणि, कल्पवृक्ष आदि उपमानों- 
से तुलना करता हुआ उसका वेशिष्टथ निरूपित करता है-- 
अक्त्रिमाहंत्प्रतिमापि कायोत्सगेंग भात्तीव सुकामधेनु: । 
चिन्तामणि: कल्पकुंज: पुमानाकृति विधत्ते जिनविम्बमेतत्‌ ॥२१॥ 
कविकी भाषा प्रोढ है। एक-एक शब्द चुन-चुनकर रखा गया है। गोम्म- 
टेशके मस्तकाभिषेकका वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
अष्टाधिक्यसहस्रकुम्मनिभते: सन्मन्त्रपतात्मके 
गा ल 
गंगायु पविच्छेदके 
श्रीमद्वोब॑लिमस्तकाभिषवर्ण चक्रे नृपाग्रेसर: ॥४४॥ 
अभिषेकमें प्रयुक्त जलकी विशेषता और पविज्नताका मूत्तिमान चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 
पीयूषवत्साघुकरेरनिद्येश्चोच्चो ्ध वे: सारतरेज॑लोघे: । 
श्रीगुम्मटाधीक्ष्वरमस्तकाग्रे स्‍्नान॑ चकार क्षितिपाग्रगण्य: ॥४५॥ 
कविने भावव्यञ्जनाको स्पष्ट करनेके लिए रूपक-अलंकारको अनेक 
पद्मोंमें सुन्दर योजना की है। हेमसेन मुनिको कुन्दकुल्दवंशरूपी समुद्रको 
समद्धिके लिए चन्द्रमा, देशीयगणरूपी आकाशके लिए सूय्य, वक्रगच्छके लिए 
हम्यंशेखर एवं नन्दिसंघरूपी कमलवनके लिये राजहंस कहा है-- 
बुन्दकुन्दवंशवार्धिपुर्ण चन्द्रचा रुदे -- 
शीगणाकभ्रसूयंवक्रगच्छहम्यंशेखर । 
नन्दिसंघपक्मपण्डराजहंस._ भूतले 
त्वं जयात्र हेमसेनपण्डितायं सन्मुने ॥९२॥ 


राजमल्ल 
राजमल्लके जीवन-परिचयके सम्बन्धमें लाटीसंहिताके अन्तमें प्रशस्ति 
उपलब्ध है। इस प्रशस्तिसे यद्यपि सम्पूर्ण तथ्य सामने नहीं आते--केवल उससे 
निम्नलिखित परिचय ही प्राप्त होता है-- 
एतेषामस्ति मध्ये गृहनृपरुचिमानु फामन: संघनाथ- 
स्तेनोच्चे: कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम छाटी । 


७६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


श्रेयोज्य॑ फामनीये: प्रमुदितिमनसा दानमानासनाधे:। 
स्थोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुषाम्नायिना हैमचनंद्र ॥३८॥ 
--जछाटोसंहिता भ्रन्थकर्त्ता प्रशस्ति, पद्च ३८ 


इस पदसे ग्रन्थकर्त्ताके सम्बन्धमें इतना ही अवगत होता है कि वे हेमचन्द्र- 
की आम्नायके एक प्रसिद्ध विद्वान थे और उन्होंने फामनके दान, मान, आस- 
नादिकसे प्रसन्‍नचित्त होकर लाटीसंहिताकी रचना को थी । यहाँ जिन हेमचन्द्र- 
का निर्देश आया है वे काष्ठासंधी भट्टारक हेमचन्द्र हैं, जो माथुरगच्छपुष्कर- 
गणान्वयी भट्टारक कुमारसेनके पट्टशिष्य तथा पद्मतन्दि भट्टारकके पट्टंगुरु 
थे, जिनको कविने लाटीसंहित्ताके प्रथमसगंमें बहुत प्रशंसा की है। बताया है 
कि वे भट्टारकोंके राजा थे। काष्ठासंघरूपी आकाशमें मिथ्या-अंघकारको दूर 
करनेवाले सूयं थे और उनके नामकी स्मृतिमात्रसे दूसरे आचार्य निस्तेज हो 
जाते थे | 


इन्हीं भट्टा रक हेमचन्द्रकी आम्नायमें ताल्‍्ह विद्वानुकी भी सूचित किया गया 
है | इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि कवि राजमल्ल काष्ठासंधी घि6ह्दान्‌ 
थे। इन्होंने अपनेको हेमचन्द्रका शिष्य या प्रशिष्य न लिखकर आस्नायी बताया 
है। और फामनके दान, मान, आसन दिकसे प्रसन्न होकर लाटोसंहिताके लिखने 
को सूचना दो है। इससे यह स्पष्ट है कि राजमल्ल मुनि नहीं थे। वे गृहस्था- 
चाय या ब्रह्मचारी रहे होंगे । 
राजमल्लका काव्य अध्यात्मशास्त्र, प्रथमानुयोग ओर चरणानुयोगपर 
आधघृत है । 'जम्बूस्वामोचरित'में कविने अपनो लघुता प्रदर्शित करते हुए लिखा 
है कि में पदमें तो सबसे छोटा हुँ ही, वय और ज्ञान आदि गुणोंमें भी सबसे 
छोटा हुँ-- 
'सर्वेभ्योषषि लघीयांइव केवल न क्रमादिह। 
वयसोर्षप लघुबुंद्धो गुणेनज्ञानादिभिस्तथा ॥श१३४॥... 
--जम्बूस्वामोचरित ११३४। 


स्थितिकाल 


कवि राजमल्लने लाटीसंहिताको समाप्ति वि० सं० १६४१में आश्विन 
दक्षमी रविवारके दिन को है । प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
(श्री) नृपत्तिविक्रमादित्यराज्ये परिणते सत्ति। 
सहैकचत्वारिशद्धि रूदानां शत्तषोढश ॥२॥ 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७७ 


तत्रापि चाहिवनीमासे सित्तपक्षे शुभान्विते। 
दशम्यां च दशरथे शोभने रविवासरे ॥३॥ 

जम्बूस्वामीचरितके रचनाकालका भी निर्देश मिलता है। यह ग्रन्थ वि० 
सं० १६३२ चेन्र कृष्णा अष्टमो पुनवंसु नक्षत्रमें लिखा गया है। इस काव्यके 
आरम्भममें बताया गया है कि अगंलपुर (आगरा)में बादशाह अकबरका राज्य 
था। कविका अकबर के प्रति जजिया कर और मद्यकी बन्दी करनेके कारण 
आदर भाव था | इस काव्यको अग्रवालजातिमें उत्पन्न गगंगोत्री साहु टोडर- 
के लिए रचा है। ये साहु टोडर अत्यन्त उदार, परोपकारी, दानशीरू और 
विनयादि गुणोंसे सम्पन्न थे। कविने इस संदर्भमें साहु टोडरके परिवारका पूरा 
परिचय दिया है । उन्होंने मथुराकी यात्रा की थी ओर वहाँ जम्बूस्वामी क्षेत्रपर 
अपार धनव्यय करके ५०१ स्तूपोंकी मरम्मत तथा १३ स्तृपोंका जीर्णोद्धार 
कराया था। इन्हींकी प्रार्थंनासे राजमल्लने आगरामें निवास करते हुए जम्बू- 
स्वामीचरितकी रचना की है। अतएव संक्षेपमें कवि राजमल्लका समय विक्रम- 
की १७वीं शतोी है! हमारा अनुमान है कि पञ्चाध्यायीकी रचना कविने लाटी- 
संहिताके पश्चात्‌ वि० सं० १६५०के लगभग की होगी | श्रो जुगककिशोर मुख्तार 
जीने लिखा है'--“पञ्चाध्यायीका लिखा जाना लाटीसंहिताके बाद प्रारंभ 
हुआ है । अथवा पंचाध्यायीका प्रारंभ पहले हुआ हो या पोछे, इसमें सन्देह्‌ 
नहीं कि वह लाटीसंहिताके बाद प्रकाशमें आयी है। और उस वक्त जनताके 
सामने रखो गई है जबकि कवि महोदयकी यह लोकयात्रा प्राय: समाप्त हो चुकी 
थी। यही वजह है कि उसमें किसी सन्धि, अध्याय, प्रकरणादिक या ग्रथ- 
करत्ताके नामादिकी कोई योजना नहीं हो सकी ओर वह निर्माणाधीन स्थितिमें 
ही जनताको उपलब्ध हुई है ।” 

अतएव यह भानना पड़ता है कि पञ्चाध्यायो कवि राजमल्लकी अंतिम 
रचना है और यह अपूृर्ण है। 
रचनाएं 

कवि राजमल्लको निम्नलिखित रचनाए प्राप्त होती हैं-- 

१. लाटीसंहिता 

२. जम्बूस्वामीचरित 

३. अध्यात्मकलमात्तण्ड 

४. पण्चाध्यायी 

५. पिद्धुलशास्त्र 


१. श्री पं० जुगलकिशोर मुख्तार, वीर वर्ष ३ अंक १२-१३ । 


७८ : ठोर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जम्बूस्वामी चरित--इस चरितकाव्यमें पुण्यपुरुष जम्बूस्वामीकी कथा 
वर्णित है । १३ सर्ग हैं और २४०० पद्य । कथामुखवर्णनमें आगराका बहुत ही 
सुन्दर वर्णन आया है । इस ग्रन्थकी रचना आगरामें-हो सम्पन्न हुई है। इस 
काव्यकी कथावस्तुको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं--पृव॑ंभव और वतंमान 
जन्म । पूव॑भवावलीमें भावदेव और भवदेवके जोवनवृत्तोंका अंकन है । कविने 
विद्यू ज्वरचोरका आख्यान भी वर्णित कियाःहै। आरंभके चार परिष्छेदोंमें 
वर्णित सभी आश्यान पूवंभवावलीसे सम्बन्धित 'हैं। पञझ्चम"“परिच्छेदसे जम्बू- 
स्वामीका इत्तिवृत्त आरंभ होता है। जम्बूकुमारके पिताका नाम'अहंदुदास 
था । जम्बूकुमार बड़े ही पराक्रमशाली और वीर थे। इन्होंने एक मदोन्मत्त 
हाथीको वश किया, जिससे प्रभावित होकर चार श्रोमन्त सेठोंने अपनी कन्याओं 
का विवाह उनके साथ कर दिया जम्बूकुमार एक मुनिका उपदेश सुन विरक्त 
हो गये ओर वे दीक्षा लेनेका विचार करने लगे। चारों स्त्रियोंने अपने मघुर 
हाव-भावों द्वारा कुमारकों विषयभोगोंके लिए आकर्षित करना चाहा; पर वे 
मेरके समान अडिग रहे। नवविवाहिताओंका' कुमारके स्ताथ नानाप्रकारसे 
रोचक वार्त्तालाप हुआ और उन्होंने कुमारको अपने वशमें करनेके लिए पूरा 
प्रयास किया ; पर अन्तमें वे कुमारको अपने रागमें आबद्ध न कर सकी । जम्बू- 
कुमारने जिनदीक्षा ग्रहणकर तपश्च रण किया तथा केवलज्ञान ओर निर्वाण पाया। 
कविने कथावस्तुको सरस बनानेका पूण् प्रयास किया है। युद्धक्षेत्रका वर्भन 
करता हुआ कवि वीरता ओर रोद्रताका मूत्तरूप ही उपस्थित कर देता है-- 
“प्रस्फु रत्स्फुरदस्रोधा भटा: संदर्शिता: परे। 
ओत्पातिका इवानीला सोल्का मेघा: समुत्यिता: ॥ 
करवालं करालाग्र॑ करे कृत्वाधमभयोध्परः । 
पश्यन्‌ मुखरसं तस्मिन्‌ स्वसोन्दय परिजज्ञिवान्‌ ॥। 
कराग्रं विधृतं खड़गं तुलयत्कोध्प्यमा्धूट: | 
प्रभिमिसुरिवानेन स्वामीसत्कारगोरवम्‌ ॥” 
जम्ब्स्वामीचरित, ७।१०४-१०६ 
कविने इस संदमंमें दृश्य-बम्बकी योजना को है। समरमें भास्वर अस्त्र 
घारण किये हुए योद्धा इस प्रकारके दिखलाई पढ़ते हैं. जिसप्रकार उत्पातकालमें 
नोले मेघ उल्कासे परिपूर्ण परिलक्षित होते हैं । यह निमित्तशास्त्रका नियम हैं 
कि उत्पातकालमें टूटकर पड़नेवाली उल्काएँ अनियमित रूपसे झटित गति करती 
हैं ओर वे नीले मेघोंके साथ मिलकर एक नया खूप प्रस्तुत करती हैं। कविने 
इसी बिम्बको अपने मानसमें ग्रहणकर दीप्तिमान अस्त्रोंसे परिपूर्ण योद्धाओंकी 


आचार्मतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ७९ 


आभाका चित्रण किया है। द्वितीय पद्ममें हाथके अग्रमागमें धारण किये गये 
करवालमें योद्धाओंको रोषपूर्ण अपने मुखका प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है। 
इस कल्पनाको भी कविने चमत्कृतरूपमें ग्रहण किया है । इस प्रकार जम्बूस्वामी- 
चरितमें बिम्वों, प्रतोकों, अलंकारों और रसभावोंकी सुन्दर योजना की गई है । 
एकादश सर्गमें सुक्तियोंका सुन्दर समावेश हुआ है । 


लाटीसंहिता--लाटीसंहिताको रचना कविने वेराट नगरके जिनालयमें 
की है। यह नगर जयपुरसे ४० मीलकी दूरी पर स्थित है। किसी समय यह 
विराट मत्स्यदेशको राजधानी था। इस नगरकी समृद्धि इतनी अधिक थी कि 
यहाँ कोई दोन-दरिद्री दिखाई नहीं पढ़ता। अकबर बादशाहका उस समय 
राज्य था | और वही इस नगरका स्वामी तथा भोक्‍ता था। जिस जिनालयमें 
बैठकर कविने इस ग्रन्थकी रचना की है वह साधु दूदाके ज्येष्ठ पुत्र और फामन 
के बड़े भाई 'न्योता'ने निर्माण कराया था । इस संहिताग्रंथकी रचना करनेकी 
प्रेरणा देने वाले साहू फामनके वंशका विस्तार सहित वर्णन है। और उससे 
फामनके समस्त परिवारका परिचय प्राप्त हो जाता है। साथ ही यह भी मालूम 
होता है कि वे लोग बहुत वेमवशालो ओर प्रभावशाली थे। इनको पुव॑निवास- 
भूमि 'डोकनि' नामको नगरी थो। ओर ये काष्ठासंघी भट्टारकोंकी उस गददी- 
को मानते थे, जिसपर क्रमशः कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि, यश:कोत्ति ओर 
क्षेमकीत्ति नामके भद्टारक प्रतिष्ठित हुए थे। क्ष मकीत्तिभट्टारक उस समय 
वत्तमान थे और उनके उपदेश तथा आदेछसे उक्त जिनालयमें कितने ही चित्रों- 
को रचना हुई थो | इस प्रकार कवि राजमल्लने वेराटनगर, अकबर बादशाह 
काष्ठासंधी भट्टारक बश, फामन कुटुम्ब, फामन एवं बेराट जिनालयका गुण- 
गान किया है। लाटासंद्वितामें श्रावकाचारका वर्णन है और हसे ७ सगगोंमें 
विभक्त किया गया है। प्रथम सगमें ८७ पद्म हैं और कथामुखभाग वर्णित है। 
द्वितीय स्॑में अष्टमूठलगुणका पालन और सप्तव्यसनत्यागका वर्णन आया है। 
इस सगंमें २१९ पद्म हैं। तृत्तीय सगंमें सम्यग्द्शनका सामान्यलक्षण वर्णित है 
ओर चतुर्थ सगंमें सम्यग्दर्शनका विशेष स्वरूप निरूपित है और इसमें ३२२ 
पद्म हैं। पज्चम सर्गमें २७३ पद्मोंमें त्रसहिसाके त्यागरूप प्रथमाणुश्नरतका वर्णन 
किया गया है।। षष्ट स्गमें सत्याणुब्रत, अचोर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुब्रत और परि- 
ग्रहपरिमाणाणुब्रतका २५६ पद्योंमें कथन किया गया है। इसी अध्यायमें गुणब्रत 
और शिक्षाब्रतोंका भी अतिचार सहित वर्णन आया है। सप्तम अध्यायमें सामा- 
यिक आदि प्रतिमाओंका वर्णन आया है। अन्तमें ४० पद्च प्रमाण ग्रंथकर्ताकी 
प्रशस्ति दी गई है। पर इस प्रशस्तिमें कविका परिचय अंकित नहीं है। 


८० : तीथँंकर महावीर और उनकी आबचार्य-परम्परा 


“अध्या्सकसलछमासंण्ड---छोटी-सी रचना है और उसमें अध्यात्म-विषयका 
कथन आया है। अध्यात्मशास्त्रका अथ॑ है परोपाधिके बिना मूलवस्तुका निर्देश 
करना।अध्यात्मरूपी कमछको विकसित करनेके लिए यह कृति सुर्यके समान है । 
इसपर 'समयसार” आदि ग्रंथोंका प्रभाव है । इस ग्र॑ंथमें ४ अध्याय और १०१ 
पद्य हैं । प्रथम अध्यायमें निएचय और व्यवद्वार दोनों प्रका रके रत्नत्रयका, दूसरे 
अध्यायमें जीवादि सप्ततत्त्वोंके प्रसंगसे, द्रव्य, गुण और पर्याय त्तथा उत्पाद, 
व्यय और प्लौव्यका; तीसरे अध्यायमें जीवादि छः द्रव्योंका और चौथे अध्याय- 
में आस्रव आदि शेष तत्त्वोंका निरूपण किया है । 


पिजुसझास्त्र--इसमें उछन्दशास्त्रके नियम, उन्‍्दोंके लक्षण और उनके 
उदाहरण आये हैं। इसकी रचना भूपाल भारमल्लके निमित्तसे हुई है। ये श्रीपाल 
जातिके प्रमुखपुरुष वणिक्संघके अधिपति और नागौरी तपागच्छ आम्नायके 
थे। इनके समयमें इस पट्ट पर हष॑ंकीत्ति अधिष्ठित थे। इसकी रचना नागौरमें 
हुई है। ऐसा अनुमान होता है कि कवि आगरासे नागोर चला गया था। भूपाल 
भारमल्ल भी वहींके रहनेवाले थे । 


पत्माध्यायो--यह ग्रंथ अपूर्ण है; फिर भी जेनसिद्धान्तको हलक करने- 
के लिए यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार अन्य ग्रंथोंके “निर्माण 

है उसी प्रकार पण्चाध्यायीके निर्माणका भी कोई हेतु होना चाहिए । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस ग्रंथदी रचना कविने दीघंकालीन अभ्यास, मनन ओर 
अनुभवके बाद की है। मंगलाचरण प्रवचनसारके आधारपर किया गया है। 


इस ग्रंथके दो ही अध्याय उपलब्ध होते हैं। प्रथम अध्यायमें सत्ताका स्वरूप, 
द्रव्यके अंशविभाग, द्रव्य और गुणोंका विचार, प्रत्येक द्रव्यमें संभव गुणोंका 
कथन, अथंपर्याय और व्यग्जनपर्यायोंका विशेष वर्णन, गुण, गुणांश, द्रव्य और 
द्रव्यांशका निरूपण भी पाया जाता है । द्रव्यके विविध लक्षणोंका समन्वय करने 
के पद्चात्‌ गुण, गुणोंका नित्यत्व, भेद, पर्याय, अनेकान्तदृष्टिसे वस्तुविचार, सत्‌ 
पदार्थ, नयोंके मेद, नयाभास, जीवद्रव्य और उसके साथ संलग्न क्मसंस्कार- 
का भी कथन किया गया | दूसरे अध्यायमें सामान्यविशेषात्मक वस्तुसिद्धिके 
पश्चात्‌ अम॒त्त॑ पदार्थोंकी सिद्धि और द्रव्योंकी क्रियावती और भाववतोी शक्तियों- 
का भी कथन आया है। स्वाभाविकी और वेभाविकी शक्तियोंके विचा रके पश्चात्‌ 
जीवतत्त्व, चेतना, ज्ञानीका स्वरूप, ज्ञानीके चिह्न, सम्यग्दशंनका लक्षण, उसके 
प्रशमादि भेद, सप्तभय, सम्यग्दर्शनके आठ अंग, तीन मृढ़ता आदिका भी निरूपण 
आया है। इसी अध्यायमें औदयिकभावोंका स्वरूप, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८१ 


विचार, मिथ्यात्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। जेन दर्शनको प्रमुख बातों- 
की जानकारी इस अकेले ग्रंथसे ही संभव है। 

इस प्रकार राजमल्लने उपयोगी क्षतियोंका निर्माण कर श्रुतपरम्पराके 
विकासमें योग दिया है । काव्य प्रतिभाको दृष्टिसे भी राजमल्ल कम महत्त्वपूर्ण 


नहीं हैं । 
पससुन्दर 


«० सं०की १७वीं हतीमें पद्मसुन्दर नामके अच्छे संस्क्ृत-कावि हुए हैं। पं० 
पद्मसुन्दर आनन्दमेरुके प्रशिष्य और पं० पद्ममेरुके शिष्य थे। कविने स्वयं अपने- 
को और अपने गरुकों पंडित लिखा है। इससे यह अनुमान होता है कि पं० 
पद्मसुन्दर गद्दीघर भट्टारकके पाण्डेय या पंडित शिष्य रहे होंगे। भट्टा रकोंकी 
गहियों पर कुछ पंडित शिष्य रहते थे, जो अपने गुरु भट्टा रककी मृत्युके पष्चातु 
भट्टा रकपद तो प्राप्त नहीं करते थे । पर वे स्वयं अपनी पंडित॒परम्परा चलाने 
लगते थे । और उनके पछ्चात्‌ उनके शिष्य-प्रतिशिष्य पंडित कहलाते थे । 


पं० पश्चसुन्दरने 'मविष्यदत्तचरित'की रचना की है। और इस ग्रंथके अन्त- 
में जो प्रशस्ति अंकित की गई है उसमें काष्ठासंघ, माथुरानवय और पुष्करगण- 
के भट्टा रकों-की परम्परा भी अंकित है | कविके आश्रयदाता और ग्रंथ रचनेकी 
प्रेरणा करनेवाले साहू रायमल्ल इन्हीं भट्टारकोंको आम्नायके थे। 

ग्रंथ रचनेकी प्रेरणा उन्हें 'चरस्थावर' में उस समयके प्रसिद्ध घनी साहू राय- 
मल्लको प्रार्थनासे प्राप्त हुई थी | यह 'चरस्थावर” मुजफ्फरनगर जिलेका वरत्त॑- 
मान 'चरथावल' जान पढ़ता है। 

साहू रायमल्ल गोयलगोत्रीय अग्रवाल थे। इनके पूव॑ज छाजू चोधरी देश- 
विदेशमें विख्यात थे । इनके पाँच पुत्र हुए, जिनमें एक नरसिंह नामका भी था । 
इसी नरसिहके पौत्ररूपमें साहू रायमल्ल हुए थे । रायमल्लकी दो पत्नियाँ थीं। 
इनमें प्रथम पत्नी ऊधाहीसे अमीचन्द्र नामक पुशन्र और मीनाहीसे उदयसिह, 
शालिवाहन और अनन्तदास नामक तीन पुत्र हुए । 

काष्ठासंघ माथुरान्वय पृष्करगणके उद्धरसेनदेव, देवसेन, विमलसेन, गुण- 
कीत्ति, यशःकीत्ति, मलयकीत्ति, गृणभद्र, भानुकीत्ति और कुमारसेन भट्टारकों- 
को भविष्यदत्तनरितमें नामावली आयी है। कुमा रसेनके समयमें इत्र मविष्यदत्त- 
चरितको प्रतिलिपि को गई है। 


८२: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


स्थितिकार 

पं० पष्मसुन्दरने अपने ग्रन्‍्थोंमें रचघनाकालका अंकन किया है । अतः इनके 
स्थितिकालके सम्बन्धमें जानकारों प्राप्त करना कठिन नहीं है। प्रशस्तिके 
अनुसार भविष्यदत्तचरितका रचनाकाल कातिक शुक्ला पंचमी वि० सं० १६१४ 
और रायमल्लाभ्युदयका रचनाकाल ज्येष्ठ शुक्ला पंचमो वि० सं० १६१५ है। 
अतएव पं» पद्मसुन्दरका समय वि० सं० की १७वीं शती निश्चित है | 
रचनाएँ 

पं० पद्यसुन्दरकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं--मविष्यदत्तचरित और राय- 
मल्लाभ्युदयमहाकाव्य । भविष्यदत्तचरितमें पुण्यपुरुष भविष्यदत्तकी कथा 
अंकित है। श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीकी सूचनाके अनुसार फाल्गुन शुक्ला 
सप्तमी वि० सं० १६१५ की लिखित भविष्यदत्तच्रितकी अपूण्ण प्रति बंबईके 
ऐलक पन्‍नाऊछाल सरस्वतीभवनमें विद्यमान है। भविध्यदत्तकी कथा पाँच सर्गों 
या परिच्छेदोंमें विभक्त है । 

रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्यमें २५ सर हैं। इसमें २४ तीर्थंकरोंके जीवनवृत्त 
गम्फित किये गये हैं। ग्रंथका प्रारंभिक अंश ओर अन्त्यप्रशस्ति इतिहासकी 
दृष्टिसे लपयोगी है। ग्रंथके अन्तमें पुष्पिकावाक्य निम्नप्रकार लिखा गया है-- 

“इति श्रीपरमाप्तपुरुषचतुरविंशतितीर्थंकरगुणानुवादचरिते पं० श्रीपच्- 
मेरुविनेये पं* पद्मसुन्दरविरचिते वरद्धंमानजिनचरितमंगलकीत्तंनं नाम पंच- 
विश: सर्गे: ।” 


पं० जिनदास 

पं० जिनद्रास आयुर्वेदके निष्णात पंडित्त थे। इनके पूवंज हरिपतिको 
पद्मावतीदेवीका वर प्राप्त था। ये पेरीजशाह द्वारा सम्मानित थे। इन्हींके 
वंशमें पद्मननामक श्रेष्ठि हुए, जिन्होंने याचकोंको बहुत-सा दान दिया। पदम 
अत्यन्त प्रभावशालो थे। अनेक सेठ, सामन्‍त और राजा इनका सम्मान करते 
थे। पदमका पुत्र वेद्यराज बिश्ष था। बिझने शाह नसोरसे उत्कष॑ प्राप्त किया 
था। इनके दूसरे पुत्रका नाम सुहृजन था, जो विवेकी ओर वादिरूपी मुगराजोंके 
लिये सिहके समान था। यह भट्टारक जिनचन्द्रके पदपर प्रतिछ्ित हुआ और 
इसका नाम प्रभाचन्द्र रखा गया। इसने राजाओं जेसी विभूतिका परित्याग 
किया था। उक्त बिका पुत्र धमंदास हुआ, जिसे महमूहशाहने बहुमान्यता 
प्रदान की थी। यह वेद्वशिरोमणि और यशस्वी था। इनकी धमंपत्नीका नाम 


जाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८३ 


धर्मश्री था, जो अद्वितोय दानी सद्दृष्टिरूपसे मन्‍्मथविजयी और हँसमुख थी। 
इसका रेखा नामक पुत्र आयुर्वेदशास्त्रमें प्रवीण वेद्योंका स्वामी और लोक- 
प्रसिद्ध था। रेखा चिकित्सक होनेके कारण रणस्तम्म नामक दुर्गमें बादशाह 
शेरशाहके द्वारा सम्मानित हुए थे | प्रस्तुत जिनदास रेखाके हो पृत्र थे। 
इनकी माताका नाम रेखश्री ओर धमंपत्नीका नाम जिनदासी था, जो रूप- 
लावण्यादि गुणोंसे अलंकृत थी। पं« जिनदास रणस्तंभ दुर्गंके समीपस्थ नव- 
रक्षपुरके निवासी थे ।* 


स्थितिकाल 
जिनदासको एक 'होलोरेणुकाचरित” रचना उपलब्ध है। इस रचनाके 
अन्तमें कविने इसका लेखन-काल दिया है। अत: जिनदासके समयमें किसी भी 
प्रकारका विवाद नहीं है। प्रशस्तिमें लिखा है-- 
वसुखकायशीतांशुमिते (१६०८) संवत्सरे तथा । 
ज्येष्ठागसे सिते पक्षे दछ्षम्यां शुक्रवासरे ॥६१॥ 
अकारि ग्रंथ: पूर्णोध्यं नाम्ता दृष्टिप्रबोधकः । 
श्रेय से बहुपुष्याय मिथ्यात्वापोहहेतवे ॥६२॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १६०८ ज्येष्टशुक्ला दशमी शुक्रवारके दिन यह ग्रन्थ पूर्ण 
हुआ है। पं० जिनदासने यह ग्रन्थ भट्वारक घर्मंचन्दके शिष्य भट्टारक ललित- 
कीत्तिके नामसे अंकित किया है। पुष्पिकावाक्यमें लिखा है-- 
'इति श्रीपंडितजिनदासविरचिते मुनिश्रीललितकीत्तिनामाडिते होली- 
रेणुकापवंचरिते दर्शनप्रबोधनाम्नि घूलिपवं-समयधमं-प्रशस्तिवर्णनो नाम 
सप्तमोश्ष्याय: ।' 


रचना 


पंडित जिनदासकी एक ही रचना प्राप्त है--“होलिकारेणुचरित्त!' | इस 
रचनामें पथ्चनमस्कारमंत्रका महात्म्य प्रतिपादित है। रचना सात अध्यायोंमें 
विभक्त है। इलोकसंल्या ८४३ है। कविने शेरपुरके शान्तिनाथचेत्यालयमें 
५१ पद्चोंवाली होलीरेणुकाचरितकी प्रतिका अवलोकनकर ८४३ पद्मोंमें इसे 
समाप्त किया है। काव्यत्त्वकी दृष्टिसि यह रचना सामान्य है । 


त्रक्ष कृुष्णदास 
ब्रह्म ऋष्णदास लोहपत्तन नगरके निवासी थे। इनके पिताका नाम हष॑ं 





८४ : तीब॑कर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


और माताका नाम वीरिका देवी था । इनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम मंगलूदासं 
था । ये दोनों भाई ब्रह्मचारो थे। ब्रह्म कृष्णदासने मुनिसुव्रतपुराणकी प्रशस्तिमें 
रामसेन भट्टारककी परम्परामें हुए अनेक भट्‌टारकोंका स्मरण किया है। 
ब्रह्म कृष्णदास काष्ठासंघके भट्टारक भुवनकीत्तिके पट्टधर भद्टारक रत्न- 
कीत्तिके शिष्य थे। भव्टारक रत्नकीत्ति न्याय, नाटक ओर पुराणादिके विश्व 
थे। ब्रह्म कृष्णासका व्यक्तित्व आत्म-साधना ओर ग्रल्थ-रचनाको दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण है । 
स्थितिकाल 

ब्रह्म कृष्णदासने अपनी रचना मुनिसुव्रतपुराणमें उसके रचनाकालका निर्देश 
किया है। बताया है कि कल्पबल्ली नगरमें वि० सं० १६८१ कात्तिक शुक्ला 
त्रयोदशीके दिन अपराह्न समयमें ग्रन्थ पूर्ण हुआ । छिखा है-- 

“इन्द्ृष्टथट्चन्द्रमितेष्य वर्ष (१६८१) श्रीकात्तिकारव्ये धवले च पक्षे ! 

जीवे त्रयोदश्यपरान्हया मे कृष्णेन सोख्याय विनिर्मितो&्यं ॥९६॥ 

लोहपत्तननिवासमहेभ्यो हर्ष एवं वाणिजामिन हर्ष:। 

तत्सुत: कविविधि: कमनीयो भाति मंगलसहोदरकृष्ण: ॥९७॥ 

श्रीकल्पवल्लीनगरे गरिष्ठे श्रीग्रह्मचा रीश्वर एव कृष्ण: | 

कंठावलंब्यूज्जितपूरमल्ल: प्रवद्धमानो हितमा [त] तान ॥९८॥ 

इन प्रद्स्ति-प््योंमें कविने अपनेको अ्रह्मचारी भो कहा है तथा इनके 
आधार पर कविका समय वि० की १७वीं शती है । 


रचना 
मुनिसुब्रतपुराणमें कविने २०वें तोथकर मुनिसुव्रतका जोवन अंकित किया 

है। इसमें २३ सन्धि या सं हैं। और ३०२५ पद्म हैं। यह रचना काव्य- 

गुणोंकी दुश्सि भी अच्छी है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तरन्यास, विभा- 

वना आदि अलंकारोंका प्रयोग पाया जाता है। इसको प्रति जयपु रमें सुर- 
है । 


अभिनव चारुकीति पंडिताचार्य 


अभिनव चारुकीत्ति पंडिताचायं द्वारा विरचित 'प्रमेयरत्नालंकार' नामक 
प्रमेयरत्नमालछाको टीका प्राप्त होती है। इस ग्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमें 
निम्नलिखित पुष्पिकावाक्य उपलब्ध होता है--- 


आधार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८५ 


“इति श्रीमत्स्याद्गादसिद्धान्तपारावारपारीणमानस्य देशीगणाग्रगण्पस्य 
श्रीमद्वेलुगुलपु रनिवासरसिकस्याभिनवचारुकी तिपण्डिताचार्यस्य कृतो परीक्षा- 
मुखसूत्रव्याख्यायां प्रमेयरत्नालद्भू रसमाख्यायां प्रमाणस्वरूपपरिच्छेद: प्रथम: ।” 


इससे स्पष्ट है कि अभिनव चारुकीति पब्डिताचाये देशीगणके आचाय॑ थे और 
बेलुगुलुपुरके निवासी थे । स्याद्वादविद्यामें निष्णात थे । अतएव अच्छे नैयायिक 
और ताकिकके रूपमें उनकी ख्याति रही होगी । प्रशस्तिके अनुसार ग्रंथकार 
देशीगण पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय इंगुलेइवरबलिके आचाय॑ थे। और पर- 
म्परानुसार श्रवणबेलगोल पट्टपर आसीन हुए थे। यह परम्परा ११वों शतीमें 
आरंभ हुई और इसमें चारुकीति नामके अनेक पट्टाधीश हुए। कभी-कभी 
श्रुतकीति, अजितकरति आदि कतिपय अन्य नामोंके भी भट्टारक हुए हैं। पर 
अधिकतर चारुकीति नामके भट््‌टारक हुए हैं। परस्पर भेद बतलानेके लिए 
अभिनव, पंडितदेव, पंडितायं, पंडिताचायं आदि विशेषणोंमेंसे एक या दो 
विशेष प्रयुक्त होते रहे हैं। 


अभिनव पंडिताचायं चारुकीत्तिकी एक अन्य रचना 'गीतवीतराग' भी 
उपलब्ध है । इस ग्रन्थमें कविने निम्न लिखित प्रशस्ति अंकित की है-- 
“गाज यवंशांबुधिपूर्ण चन्द्र: यो देवराजो5जनि राजपुत्र:, 
'तस्यानुरोधेन च गीतवीतरागप्रबन्धं मुनिपक्चकार ॥।१॥ 
द्राविडदेशविशिष्टे सिहपुरे लब्धशस्तजन्मासो; 
बेलुगोलपण्डितवयंश्चक्रे श्रीवृषभनाथविराचितस्‌ ॥२॥ 
स्वस्ति श्रीबेलगोले दोबंलिजलनिकटे कुन्दकुन्दान्वयेनो5 
| स्तुत्यः पुस्तकाद्धुश्रतगुभर: ख्यातदेशीगणार्य:, 
विस्तोणशिषरोतिप्रगुण रसंभ्त गोतयुग्वीतरागम 
शस्ताधीशप्रबन्ध॑ बृधनुतमतनोत्‌ पण्डिताचार्यंबय: । 
इति श्रीमद्रायराजगुरुभूमण्डलाचायंवर्ण महावादवाददवरायवादिपितामह- 
सकलविद्वज्जनचक्रवत्तिबल्लाग्रायजीवरक्षापालकृत्याद्ने कवि रुद्धालीविरा- 
जितश्रीमद्बेलुगुलसिद्धसिहासनाधीश्वरश्रीमदभिनवचा रुकी त्तिपण्डिताचा य॑वय प्र- 
णोतवोत रागा।भधानाष्टपदी समाप्ता ।” 


इस फिर बजा वा स्पष्ट है कि अभिनव पंडिताचायंका जन्म दक्षिण भारतके 
सिह॒पुरमें हुआ था । जब श्रवणबेलगोलमें भट्टारक पद प्राप्त किया, तो इनका 


उपाधिनाम चारुकीत्ति हो गया । कविने गंगवंशके राजंपुत्र देवराजके अनुरोध 
से गीतवोतरागकी रचना समाप्त की है। ै 


८६ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचजार्य-परम्परा 


इन अभिनव पंडिताचायंका उल्लेख श्रंवणवेलगोलके निम्नलिखित अभि: 
लेखमें पाया जाता है-- 

स्वस्ति श्रीमूलसडूघदेशिय-गणपुस्तकगच्छकोण्डकुन्दान्वयद श्रीमदर्भिनव- 
बारुकीत्ति-पण्डिताचाय्येर शिष्यलुसम्यक्त्वायनेक-गृण-गणाभरण-भूषिते राय- 
पात्रचूडामणिवेलुगुलद मद्भायि माडिस्िद त्रिभुवनचूडामणियेम्ब चेत्यालयक्के 
मजुलमहा श्रो श्री श्री ।* 

इस अभिल्ेखसे अभिनव पण्डिताचायंका समय शक्‌ सं० १२४७के पूर्व 
होना चाहिए । इन्होंने अपने शिष्य मद्भायसे त्रिभुवनच॒ड़ामणि चेत्यालयका 
निर्माण कराया था, जो कालान्तरमें मज्भाय वसतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

दूसरे अभिनव पण्डिताचायंका निर्देश शक्‌ घं० १४६६, ई० सन्‌ १५४४के 
अभिलेखमें पाया जाता है। विजयनगरनरेश देवरायकी रानी भीमादेवीसे 
हन अभिनवपंडिताचायंने शान्तिनाथबसतिका निर्माण कराया था। अतः 
इस आधार पर अभिनव पण्डिताचायंका समय वि० की १६वीं शती सिद्ध होता 
है | बताया है-- 

“स्वस्ति श्रीमद्‌ राय-राज-गुरु-मण्डलाचाय्यंमहावादवादीदव ररायवादि- 
पितामह सकलविद्वज्जन-चक्रवत्तिगलु, बल्‍लालराय-जीवरक्षपालकादनेक बिरु- 
दावलि विराजमानरुमप्प श्रीमच्चारुकी त्ति-पण्डित देवरुगल प्रशिष्ठरादतच्छिष्य 
श्रीमदर्भिनव-चारुकीति-पण्डित-देवरुगल प्रियशिष्य रादतस्या ग्रजशिष्य श्री माच्चरु- 
कीतिपण्डितदेवरुगल सती््यंराद श्रीमच्छान्तिकी ति-देवरु (ग) लु शकवषं ॥/! 

हमारा अनुमान है कि ये द्वितोय अभिनव पण्डिताचार्य हो गीतबीतराग 
और प्रमेयरत्नमालालंका रके रचयित्ता हैं। गीतवीतराग पर ई० सन्‌ १८४२की 
बोम्भरसकी कन्नड़-टीका भी प्राप्त है। गीतवीतरागकी पाण्डुलिपि ई० सन्‌ 
१७५८की उपलब्ध है। अतएवं अभिनव पण्डिताचायंका समय ई० सन्‌ की 
१६वीं शती होना चाहिए। डा० ए० एन० उपाध्येने इनके समयकी पूव॑ सीमा 
१४०० ई० और उत्तर सीमा १७५८ बतलायी है | हमारा अनुमान है कि मध्य- 
में इनका समय ई० सन्‌को १६वीं शत्ती होना चाहिए । 


रचनाएँ 
अभिनव पंडिताचार्यको दो रचनाएँ उपलब्ध हैं---गीत्तवोतराग और प्रमेय- 
रत्नालंकार | गीतवीतरागमें प्रबन्धगीत लिखे गये है। कविने स्वाराध्य ऋषभ- 


१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथण भाग, माणिकचन्ददिगम्बरजैनग्रन्थमाला, ग्रथाडू, २८, 
अमभिलेखसंख्या १३२ । 


आचार्य तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ८७ 


दैवके दह् जन्मोंको कथा गीतोंमें निबद्ध की है। कथावस्तु २४ प्रबन्धोंमें विभक्त 
है। प्रथम प्रबन्धमें महाबरकी प्रशंसा, द्वितोयमें महाबलका बेराग्योत्पादन, 
तृतीयमें ललिताज़का वनविहार, चतुर्थमें श्रीमत्तीका जातिस्मरण, पंचममें 
वज्ञजंघका पद्टकार्थ विवरण, पष्ठमें वज्ञजंच और श्रीमतीके सौन्दयंका 
चित्रण, सप्तममें श्रीमतीका विरहवर्णन, अष्टममें मोगभूमिवर्णण, नवममें 
आयंका-गुरुगृण स्मरण, दशममें श्रीधरका स्वगंवेभववर्णन, एकादछमें सुविधि 
पुत्रसम्बोधन, द्वादशमें अच्युतेन्द्रके दिव्य शरीरका वर्णन, त्रयोदशर्में वज्ञ- 
नाभिके शारीरिक सौन्दय॑ंका चित्रण, चतुरद्ंशमें सर्वार्थंसिद्धि विमानका चित्रण, 
पन्द्रह॒वेंमें मरदेवीका निरूपण, सोलहवेंमें मरुदेवीके स्वप्न, सप्तदशमें प्रभात 
वर्णन, अठारहवेंमें जिनजन्माभिषेक, उच्नीसवेंमें परमोदारिक शरोर, बीसवेमें 
ऋषभदेवका वेराग्य, इक्कीसवेंमें ऋषभदेवका तप, बाइसवेंमें समवशरणका 
वर्णन, तेइसवेंमें समवशरणभूमिका चित्रण और चौबीसवेंमें अष्टप्रात्ति- 
हारियोंका कथन आया है। प्रसंगवश ललिताजुदेवको कथाको पर्याप्त विस्तृत 
किया गया है। गोतिकाव्यकी दृष्टिसे यह काव्य अत्यन्त सरस और मधुर है । 
कवि श्रीमतोकी भावनाका चित्रण करता हुआ कहता है-- 
“चन्दनलिप्तसुवर्णश री रसुधौतवसनवरधी रस, 
मन्दरशिखरनिभामलूमणियुतसन्नुतमुकुटमुदा रम्‌ । 
कथमिह लप्स्ये दिविजवर मानिनिमन्मथकेलिपरम्‌ ॥। 
इन्दुरविद्यनिभमणिकुण्डलमण्डितगण्डयगेशमस्‌, 
चन्दिरदकसमनिटिलविराजितसुन्द रत्तिलकसुकेशम्‌ ॥' 


प्रमेवरत्ननाछालंकार--यह्‌ नव्यशेलीमें लिखी गई प्रमेयरत्नमालाकी 
टीका है। लेखकने प्रमेयरत्नमालामें आये हुए समस्त विषयोंका स्पष्टीकरण 
नव्यशेलीमें किया है। प्रमाणके लक्षणकी व्याख्या करते हुए न्यायकुमुदचन्द्र, 
प्रमेषकमलमात्तंण्ड आदि ग्रन्थोंसे विषय-सामग्री ग्रहणकर आये हुए प्रमेयोंका 
स्पष्टीकरण किया है। प्रमाण-लक्षणमें सांख्य, प्राभाकर आदिके मतोंकी भी 
समीक्षा की है। इस ग्रंथकी चार विशेषताएं हैं-- 

१. मल मुद्दोंका स्पष्टीकरण । 

२. व्याख्यानको विस्तृत भोर मोलिक बनानेके हेतु ग्रन्थान्तरोंके उद्धरणों- 
का समावेश | 

३. गूढ़ विषयोंका पद-व्याल्यानके साथ स्पष्टीकरण | 

४. विषयके गांभीयंके साथ प्रोढ़भाषाका समावेश | 


८८ : ठोथंकर महावीर और उनकी आधवार्य-परम्परा 


इस प्रकार ग्रन्थकारने अपने इस प्रमेयरत्ममालालंकारको एक स्वतंत्र ग्रंथका 
स्थान दिया । यहाँ उदाहरणाथ्थं कुछ संदर्भाश उपस्थित किया जाता है-- 
ज्ञानको प्रमाण सिद्ध करते हुए बोद्धमतकी समीक्षा निम्न प्रकार की है-- 
“अत्राहुबौद्धा, अद्वेतिनएच--ज्ञानं द्विविघं--निविकल्पकं सविकल्पक॑ चेति । 
तत्र नयनोन्मीलनान्तरं निष्प्रकारक” वस्तुस्वरूपमात्रविषयक ज्ञानं यज्जायते 
तन्निविकल्पकम्‌ । उक्त च-- 
कल्पनापोढमन्नान्तं प्रथमं निविकल्पकम । 
बालमूकादिविज्ञानसदु्श शुद्धवस्तुजम््‌ ॥ इति ॥ 
कल्पना पदवाच्यत्व॑ त्दपोढ़ं त्दविषयकमित्यर्थ:। क्षणिकपरमाणुरूप- 
स्वलक्षणात्मकशुद्धवस्तुविषयक॑सौगतमते निविकल्पकस्‌ । अपोहस्य पदवाच्य- 
त्वेषपि स्वलक्षणे तदभावात्‌, स्वलक्षणविषयके निर्विकल्पके पदवाच्यत्वस्य भानं 
न सम्भवति । न च स्वलक्षणस्य पदवाच्यत्वं कुतो नास्तीति वाच्यम्‌। पद- 
वाच्यत्वं हि पदसद्भीत्त: | स खलु व्यवहाराथ्थं: संकेतकालमा रभ्य व्यवहा रकाल- 
पय॑न्तस्थायिनि पदार्थे युज्यते ।” 


प्रमेवरत्नमालालंका रमें अनेक नवीन तथ्योंका समावेश लेखकने किया है । 


अरुणमणि 


अरुणमणि भट्टा रकश्नुतकीत्तिके प्रशिष्य ओर बुधराघवके शिष्य थे। इन्होंने 
ग्वालियरमें जेनमन्दिरका निर्माण कराया था। इनके ज्येष्ठ शिष्य बुधरत्नपाल 
थे, दूसरे वनमाली और तीसरे कानरसिंह । अरुणमणि इन्हीं कानरसिंहके पुत्र 
थे। इन्होंने अजितपुराणके अन्तमें अपनी प्रशस्ति अंकित की है। अरुणमणिका 
अपरनाम लालभणि भी है। प्रशस्तिमें बताया है कि काष्छासंघमें स्थित माथुर- 
गच्छ ओर पुष्करगणमें लोहाचार्यंके अन्वयमें होनेवाले भट्टा रक धमंसेन, भावसेन 
सहस्रकीत्ति, गुणकीति, यश:कीत्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकीत्तिके शिष्य बुधराघव और 
उनके शिष्य बुधरत्नपाल, वनमाकछी और कानरसिह हुए हैं। इनमें कानरसिहके 
पुत्र अदणमणि या छालमणि हैं । 


स्थितिकारू 


अजितपुराणमें ग्रन्थयका रचनाकाल अंकित है, जिससे अरुणमणिका समय 
निविवाद सिद्ध होता है। प्रशस्तिमें लिखा है-- 
रस-बुष-यति-चन्द्रे  ख्यातसंवत्सरे (१७१६) 5स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे वेजयंती-दशाम्यां । 


जाचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ८९ 


अजितजिनचरित्र॑ बोधपात्र॑ बुधानां । 
रचितममलवाग्मि-रक्त रत्नेन तेन ॥४०॥ 
मुद्गले भूभुजां श्रेष्ठे राज्येवरंगसाहिके । 
जहानावाद-नगरे पाश्व॑ंनाथजिनालये ॥४१॥ 
अर्थात्‌ अरुणमणिने ओरंगजेबके राज्यकालमें वि० स० १७१६ में जहानाबाद 
नगर वत्तंमान नई दिल्लीके पादवनाथ जिनालयमें अजितनाथपुराणकी समाप्ति 
की है । अतः कविका समय १८वीं शती है | 
रचना 
कविकी एक ही रचना अजितपुराण उपलब्ध है। इसकी पाण्डुलिपि श्री 
243५ भवन आरामें भो है | द्वितीय तीथंकर अजितनाथका जोबनवृत्त 
बणित है | 


जगन्नाथ 


जगन्नाथ संस्कृत-माषाके अच्छे कवि हैं । ये भट्टा रक नरेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे। इनका वंश खण्डेलवाल था और पोमराज श्रेष्ठिके सुपुत्र थे। इनका भाई 
वादिराज भी संस्कृत-भाषाका प्रौढ़ कवि था। इन्होंने वि० सं० १७२९ में 
बाग्मटालंकारकी कविचन्द्रिका नामकी टीका लिखी थी। ये तक्षक वत्तंमान 
टोडा नामक नगरके निवासी थे। वादिराजके रामचन्द्र, लालजी, नेमिदास 
और विमलदास ये चार पुत्र थे | विमलदासके समयमें टोडामें उपद्रव हुआ था, 
जिसमें बहुतसे ग्रन्थ भी नष्ट हो गये थे। वादिराज राजा जयसिहके यहाँ किसी 
उच्चपदपर प्रतिष्ठित थे । 


कविवर जगन्नाथने कई सुन्दर रचनाएँ लिखी हैं ) 


स्थितिकारू 

जगन्नाथने वि० सं० १६९९ में चतुविंशतिसन्धान स्वोपज्ञटोकासहित लिखा 
है। इनका समय १७ वीं शतोका अन्त ओर अठारहवीं शतीका प्रारंभ होना 
चाहिए। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने जेनग्रन्थप्रशतिसंग्रह प्रथम भागकी 
प्रस्तावनामें कविवर जगन्नाथकी कई रचनाओंका निर्देश किया है। इनके 
अनुसार कविको सात रचनाएँ हैं--- 

१. चतुविंशतिसन्धान स्वोपज्ञ 

२. सुलनिधान 


९० : तीर्यंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


३ जझानलोचनस्तोत्र 
४. श्यूंगा रसमुद्रकाव्य 
५. इवेताम्बर-पराजय 
६. नेमिनरेन्द्रस्तोत्र 
७. सुधेणचरित्र । 


चतुविंशतिसन्धानकाव्यमें एक ही पद्म है, जिसके २४ अर्थ कविने स्वयं 
किये हैं । पद्य इस प्रकार है-- 
श्रेयान्‌ श्रीवासुपृज्यो वृषभजिनपति: श्रीद्रमाद्धोज्य धर्मो 
हयंडूपुष्पदन्तोी मुनिसुव्रतजिनो5नन्‍्तवाक श्रीसुपादरवव: । 
शाल्ति: प्मप्रभोरो विमलविभुरसौ वद्धमानोप्यजाडको 
मल्लिनेंमिनंमिया_ सुमतिखतु सच्छीजगप्नाथधी रस ।॥।”” 
इस पद्यमें २४ तीथैंकरोंको नमस्कार किया गया है। कविने पृथक्‌-पृथक्‌ 
२४ अर्थ लिखे हैं । 
दूसरी कृति सुखनिधान है, जिसकी रचना कवि जगन्नाथने तमालपुरमें को 
है । इस ग्रन्थमें कविने अपनी एक अन्य कृतिका भी उल्लेख किया है। “अन्यच्च 
अस्माभिरुक्त 'श्यृंगारसमुद्रकाव्ये” वाक्यके साथ श्यृंगा रसमुद्रकाव्यकी सूचना दी 
है | अत: कविकी यह रचना भी महत्त्वपूर्ण रही होगी । 
एक अन्य-कृति ए्वेताम्बर-पराजय है। इसमें र्वेताम्बरसम्मत केवलिभक्तिका 
सयुक्तिक निराकरण किया है। इस ग्रंथमें भी एक अन्य कृतिका निर्देश मिलता 
है। वह कृति हैं 'स्वोपज्ननेमिनरेन्द्रस्तोत्र' | 
इस कृतिकी रचना कवबिने वि० सं० १७०३ में की है। लिखा है-- 
“वबत्से गुणाश्रवीतेन्दुयुते (१७०३) द्वोपोत्सवे दिने 
भुक्तिताद: समाप्तोयं:ं सितम्बर-कुयुक्तिहा ॥ १॥ 
इति ह्वेताम्बर-पराजये कवि-गमक-वादि-वाग्मित्वगुणालंकृतेन खांडिल्ल 
वंशोद्भवपोमराजश्रेष्ठिसुतेन जगज्नाथवादिना कुृते केवलिभुक्तिनिराकरणं 
समाप्तम्‌ ।!' 
कविको एक अन्य रचना 'सुषेणचरित'का भो निर्देश मिलता है। यह ग्रंथ 
भट्टारक महेन्द्रकीत्तिके आमे र-शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है। 
सुखनिधानकाब्यमें श्रीपाठककोी कथा अंकित है। यह पाँच परिच्छेदोंमें 
लिखा गया है । इसका रचनाकाल वि० सं० १७०० है । कविने अन्तिम प्रश्स्ति- 
में रचनाकाल एवं भ्रन्थके वर्ष्यंविषयके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है-- 


आचार्यतुल्म काव्यकार एवं खेखक : ९१ 


“घीरा विशुद्ममतयो मम सच्चरित्र॑ कुव॑न्तु शुद्धमिह यम विपयेयोक्‍त॑। 
दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पुंसो दोषो न चास्ति पतने खलु तस्य लोके ॥ 
आचायेपूर्णन्दु-समस्तकी त्ति-सरोजकीर्त्यादिनिदेशतो मे | 
कृतं॑ चरित्र सुपुरांतमाले श्रीपालराज्ञ: शंधामनाम्ना ॥२०९॥ 
इस प्रकार कवि जगन्नाथ गद्य-पद्यरचनामें सिद्धहस्त दिखलाई पड़ते हैं। 
सुखनिधानमें विदेहक्षेत्रस्थ श्रीपालका चरित्त निबद्ध किया गया है। 


९२ : ठीथंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


द्वितीय परिच्छेद 
अपभ्र श-भाषाके कवि ओर लेखक 


प्राकृत और संस्कृतके साथ अपभअ्रंशने काव्यभाषाके सिंहासनकों अलंकुतत 
किया । गुजेर, प्रातिहार, पालवंश, चालुक्य, चौहान, चेदि, गहड़वाल, भन्‍्देल, 
परमार आदि राजाओंके राज्यकालमें अपशञ्लंदाका पर्याप्त विकास हुआ | छठवीं 
शत्तीसे चोदहवों शततों तक अपक्रंद्यमें अनेक मान्य आचाय हुए, जिन्होंने 
अपनी लेखनीसे अपभ्रंश-साहित्यको मौलिक कृतियाँ समर्पित की । 


अपअंशका सबसे पुराना उल्लेख पतञ्जलिके महाभाष्यमें मिलता है। 
भरतमुनिने अपने नाटघशास्त्रमें भी अपश्रंशका निर्देश किया है। हिमवत, 
सिन्धु, सोवोर तथा अन्य देशोंमें उकारबहुला भाषाको अपभअ्रंश कहा है।" 
भागमह, दण्डो, रुद्ट आदि आचायोंने भी अपन्रंशको काव्यभाषा होनेका संकेत 
किया है। छठो शतीके बल्लभोके राजा गुहसेनके एक ताम्रलेखमें संस्कृत, 


१. नाट्यशास्त्र १८।॥८२। 


> ९३ ० 


प्राकृत और अपभ्रंश इन तौन भाषाओं में प्रबन्ध-रचना लिखनेके लिये नियमन किया 
है। ८वीं शताब्दी तक आते-आते अपश्रंश-काव्यका रूप इतना विश्रुत और 
लोकरंजक हो चुका था कि उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमाला (वि० सं० 
८३५) में संस्कृत, प्राकृत और अपञ्र शको तुलना करते हुए लिखा है--संस्क्ृत 
अपने बड़े-बड़े समासों, निपातों, उपसर्गों, विभक्तियों और लिगोंकी दुर्गमताके 
कारण दुजंत-हृदयके समान विषम है। प्राकृत समस्त कला-कलापोंके माला- 
रूपी जन-कल्लोलोंसे संकुल लोकवुत्तान्तरूपी महोदधि-महापुरुषोंके मुखसे 
निकली हुई अमृतधाराकी विन्दु-सन्‍्दोह एवं एक-एक क्रमसे वर्ण और पदोंके 
संघटनसे नानाप्रका रकी रचनाओंके योग्य होते हुए सज्जन-वचनके समान सुख- 
संगम है ओर अपभ्र श संस्कृत, प्राकृत दोनोंके शुद्ध-अशुद्ध पदोंसे युक्त तरंगों 
द्वारा रंगीली चालवाले नववर्षाकालके मेघोंके प्रषातसे पूरद्वारा प्लावित नदीके 
समान सम और विषम होती हुई प्रणय-कुपिता प्रणयिनीके वार्तालापके समान 
मनोहर होती है। 


राजशेखर, हेमचन्द्र आदिने भी अपभ्र श-भाषाके काव्योचित रूपपर 
विचार किया है ओर सभोने मुक्तकण्ठसे अपभ्र शको काव्यकी भाषा स्वीकार 
किया है। महाकवि कालिदासके “विक्रमोवंशीय' नाटकमें अपश्र शके अन्य 
प्रबन्ध-काव्योंकी अपेक्षा भाषाका सर्वाधिक समुद्ध ओर परिष्कृत रूप प्राप्त होता 
है। ८वीं शतीसे अपभ्र शके प्रबन्ध-काव्योंकी परम्परा प्राप्त होने लगी है। 
चउमुहु--चतुमुंखका अबतक कोई काव्य उपलब्ध नहीं है। पर 'पउमचरिउ' 
को उत्थानिका एवं प्रशस्तिसे यह ध्वनित होता है कि चतुमुंखदेवने महाभारत- 
की कथा लिखी थी। पञ्चमी-चरित भी उनकी कोई रचना रही है। अतएव 
संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि जेन लेखकोंने संस्कृत ओर प्राकृतके समान 
हो अपभ्र श-भाषामें भी सरस काव्य-रचनाएँ लिखी हैं। इन रचनाओं में काव्य- 
तत्त्वके साथ दर्शन और आधबारके सिद्धान्त भी प्राप्त होते हैं । हम यहाँ 
अपभ्र श-भाषाके कवियोंका इतिवृत्त अंकित करेंगे। वस्तुतः मध्यकालीन 
साहित्यका इतिहास हो अपभ्र शंका इतिहास है। जेनाचार्यो ने इस भाषामें 
सहस्रों रचनाएं लिखो हैं। 


कवि चतुमुख 
चतुमुंख कवि अपभञ्र शके ख्यातिप्राप्त कवि हैं। स्वयंभुने अपने 'पउमचरिउ 
'रिदुणेमि-चरिउ' और 'स्वयंभू छन्‍्द' में चतुमुंख कविका उल्लेख किया है। महाकवि 


९४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


पुष्पदन्सने भो अपने महापुराणमें अपने पृषके ग्रन्वकर्ताओं ओर कविद्ोंका 
उल्लेख कस्ते हुए चउमुहु (चतुभुंख) का निर्देश किया है। लिखा है-- 
चउमुहु सयंभु सरिहरिसु दोणु, णालोइउ कदईसाथु वाणु ।१ 
अर्थात्‌ न मेंने चतुमुंख, स्वयंभू, श्रीहर्ष ओर द्रोजका अवरोकन किया न 
कवि ईवाण और वाणका ही | 
कवि ६९वीं सन्धिमें मी रामायणका प्रारम्म करते हुए स्वयंभ 
ओर कप कक के निर्देश किया है-- हु 
कटदराउ सर्यंमु महायरिंउ, सो सयणसहासह परियरिउ। 
चउमुह॒हु चयारि मुहाईं जहिं, सुकदृत्तणु सीसउ काईं तहिं ॥ 
अर्थात्‌ स्वयंभु महान आचाय॑ हैं। उनके सहल्नों स्वजन हैं और चतुमुंखके 
तो चार मुख हैं, उनके आगे सुकवित्व क्या कहा जाये। 
हरिवेणने अपनी धर्म-परीक्षामें चतुमुंखका निर्देश किया, 'रिट्रुणेमिचरिउ' 
में स्वयंभुने लिखा है कि पियकने छन्‍्द-प्रस्तार, मामह और दण्डीने अलंकार, 
वाणने अक्षराडम्बर, श्रीहृर्षने निपुणत्व ओर चतुमुंखने छ्दनिका, द्विपदी ओर 
ध्रवकोंसे जटित पद्ड़ियाँ दी हैं ।अतएव स्पष्ट है कि स्वयंभुके 
हैं । 'पउमचरिउ'के प्रारम्भमें बताया है कि चतुमूंखदेवके पब्दोंको अपर 
मनोहर वाणीको और भद्गकविके 'गोग्रहण को आज भी कवि नहीं पा सकते हैं | 
इस तरह जलक्रीड़ाके वर्णनमें स्वयंभुको, “गोग्रह' कथामें चतुमुंखदेवकी ओर 
'मह्स्यभेद' में भद्रको तुलना आज भी कवि नहीं कर सकते। 
डॉ० होरालालजो जंन ओर प्रो० एच० डो० वेलणकरने भो चतुमुंखको 
स्वयंमुसे पृथक्‌ और उनका पूव॑वर्ती माना है। पढ़ड़िया उन्दके क्षेत्रमें चतुर्मुख- 
का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्भवतः इनकी दो रचनाएँ रही हैं-- 
महाभारत ओर पञ्चमीचरिउ | आज ये रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं | अतः इनके 
कांग्य-सोन्दयंके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। 


महाकवि स्वयंश्ुदेव 
महाकवि स्वयंमु जपम्रंदा-साहित्यके ऐसे कवि हैं, जिन्होंने लोकदधिका 
सर्वाधिक ध्यान रखा है | स्वयंमुकोी रचनाएँ अपप्रंशको आश्यानात्मक 
रचनाएं हैं, जिनका प्रभाव उत्तरवर्ती समस्त कवियोंपर पढ़ा है । काव्य- 
१. पृष्पवन्सका महापुराण, माणिकक्मापल्यमसल, १।५। 
आनार्यतुल्य काग्यकार एवं लेखक : ९५ 


रचयिताके साथ स्वयंभु छन्दशास्त्र और व्याकरणके भी प्रकाण्ड पण्डित थे । 
उन्दचूड़ामणि, विजयपरिशेष और कविराज घवल इनके विरुद थे । 
कवि स्वयंभूके फिताका नाम मारुतदेव और माताका नाम पद्चनी था। 
मारुतदेव भी कवि थे। स्वयंभुने ठन्दमें 'तहा य माउरदेवस्स' कहकर उनका 
निम्नलिखित दोहः उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है-- 
लद्धउ मित्त भमंतेण रअणा अरचदेण | 
सो सिज्जंते सिज्जइ वि तह भरइ भरंतेण" ॥ ४-९ 
स्वयंभुदेव गृहस्थ थे, मुनि नहीं | 'पउमचरिउ' से अवगत होता है कि 
इनकी कई पत्लियाँ थीं, जिनमेंसे दोके नाम प्रसिद्ध हैं--एक अइच्चंबा 
(आदित्यम्बा) और दूसरो सामिअंब्बा। ये दोनों हो पत्नियाँ युशिक्षिता थीं । 
प्रथम पत्नीने अयोध्याकाण्ड और दूसरीने विद्याघरकाण्डकी प्रत्तिलिपि की थी। 
कविने उक्त दोनों काण्ड अपनी पत्नियोंसे लिखवाये थे | 
स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र त्रिभुवनस्वयंभु थे। 
श्रीप्रेमोजोका अनुमान है कि त्रिभुवनस्वयंभुकी माताका नाम सुअव्या था, 
जो स्वयंभुदेवकी तृतीया पत्नी थीं। श्रीप्रेमोजीने अपने कथनकी पुष्टिके लिये 
निम्नलिखित पद्य उद्धुत किया है-- 
सब्वे वि सुआ पंजरसुअव्ब पढ़ि अक्खराईं सिक्‍खंति। 
कइराअस्स सुओ सुअव्य-सुइ-गब्भ संभूओ ॥' 
अपश्रंशमें 'सुअ' शब्दसे सुत और शुक दोनोंका बोध होता है। इस पद्ममें 
कहा है कि सारे ही सुत पिजरेके सुओंके समान पढ़े हुए ही अक्षर सीखते हैं, 
पर कविराजसुत शत्रिभुवन 'श्रुत इब श्रुतिगर्भसम्भूत हैं! । यहाँ श्लेष द्वारा 
सुअब्बाके शुत्ति गर्भसे उत्पन्न त्रिभुवन अर्थ भी प्रकट होता है। अतएव यह 
अनुमान सहजमें ही किया जा सकता है कि त्रिभुवनस्वयंभुक्ी माताका नाम 
सुअब्बा था । 
स्वयंभु शरी रसे बहुत दुबले-पतले ओर ऊँचे कदके थे। उनकी नाक 
चपटी और दाँत विरल थे । स्वयंमुका व्यक्तित्व प्रभावक था। थे शरोरसे क्षीण 
काय होने पर भी ज्ञानसे पुष्टकाय थे। स्वयंभुने अपने वंश, गोत्र आदिका 
निर्देश नहीं किया, पर पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें इन्हें आपुलसंघोय 
बताया है । इस प्रकार ये यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पढ़ते हैं । 
१. अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ८-९, पृ० २९९। 
२. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पु० २३७४। 


९६ : दो्थकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


स्वयंभुने अपने जल्मसे किस स्थानको पवित्र किया, यह कहना कठिन है, 
पर यह अनुमान सहजमें हो लूगाया जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे। 
उनके परिवार और सम्पर्की व्यक्तियोंके नाम दाक्षिणात्य हैं। मारुतदेव, 
घवलइया, बन्दइया, नाग आइच्चंबा, सामिअंब्बा आदि नाम कर्नाठकी हैं। 
अतएव इनका दाक्षिणात्य होना अबाधित है। 

स्वयंभुदेव पहले घनञ्जयके आश्रित रहे और पश्चात्‌ धवलइयाके। 
पंठमचरिउ” की रचनामें कविने धनञजयका और 'रिट्ठणेमिचरिउ' को रच- 
नामें धवलद्याका प्रत्येक सन्धिमें उल्लेख किया है। 
स्थितिकालू 


कवि स्वयंभुदेवने अपने समयके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है । 
पर इनके द्वारा स्मत कवि और अन्य कवियों द्वारा इनका उल्लेख किये 
जानेसे इनके स्थितिकालका अनुमान किया जा सकता है| कवि स्वयंभुदेवने 
'पठमचरिउ' और 'रिट्ठणेमिचरिउ'में अपने पूव॑वर्ती कवियों ओर उनके कुछ 
ग्रन्थोंका उल्लेख किया है। इससे उनके समयकी पूव॑सीमा निश्चित की जा 
सकती है। पाँच महाकाव्य, पिगलका उन्दशास्त्र, भरतका नाट्यशास्त्र, भामह 
और दण्डीके अलंका रशास्त्र, इन्द्रके व्याकरण, व्यास-बाणका अक्षराडम्बर, 
श्रोहर्षका निपुणत्व और रविषेणाचायंकी रामंकथा उल्लिखित है। इन समस्त 
उल्लेखोंमें रविषेण और उनका पद्मचरित ही भर्वाचोन है। प्मचरितकी 
रचना वि० सं० ७३४ में हुई है। अतएव स्वयंभुके समयकी पूर्वाविधि वि० सं० 
७३४ के बाद है। 


स्वयंभुका उल्लेख महाकवि पुष्पदन्तने अपने पुराणमें किया है और महा- 
पुराणकी रचना वि० सं० १०१६ में सम्पन्न हुई है। अतएव स्वयंभुके समयको 
उत्तरसोमा वि० सं० १०१६ है। इस प्रकार स्वयंभुदेव वि० सं० ७३४-१०१६ 
वि० सं० के मध्यवर्ती हैं | श्री प्रेमीजोने निष्कष॑ निकालते हुए लिखा है-- 
स्वयंभुदेव हरिवंशपुराण कर्त्ता जिनसेनसे कुछ पहले ही हुए होंगे, क्योंकि 
जिस तरह उन्होंने 'पउमचरिउ' में रविषेणका उल्लेख किया है, उसी तरह 
रिट्ठणेमिचरिउ'में हरिवंशके कर्त्ता जिनसेनका भी उल्लेख अवश्य किया होता 
यदि वे उनसे पहले हो गये होते त्तो । इसी तरह आवदिपुराण, उत्तरपुराणके 
कर्ता जिनसेन, गुणभद्र भी स्वयंभुदेव द्वारा स्मरण किये जाने चाहिये थे। यह 
बात नहीं जेचती कि वाण, श्रीहृ५, आदि अजैन कवियोंकी तो चर्चा करते और 
जिनसेन आदिको छोड़ देते। इससे यही अनुमान होता है कि स्वयंभुदेव 
दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे। हरिवंशकी रचना वि० सं० ८४० में 


आचारय॑तुल्य काव्यकार एवं लेखक : ९७ 


समाप्त हुई थी। इसकिये ७३४ से ८४० के बोल स्वयंभुका समथ मानता जा 
सकता” है।” डा० देवेन्द्र जेनने इनका समय ई० सन्‌ ७८र३३ अनुमानित किया है । 
यह अनमान ठीक सिद्ध होता है। 


रचनाएँ 
कविकी अभी तक कुछ तोन रचनाएँ उपलब्ध हैं ओर तीन रचनाएँ उनके 
नाम पर ओर मानी जाती हैं-- 


१. पउमचरिउ 
२. रिट्णेमिचरिउ 
३ स्वयंभुछल्द 
४. सोदयजरिउ 
५. पंचमिर्चारिउ 
६. स्वयंमुथ्याकरण 
१. पठल्जरिउ 
'पउमलारिउ' एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। रामकथाको नदीका रूप देकर 
कविने उक्त ग्रल्थकों विषोषता प्रदर्शित की है-- 
वद्धमाण-मुहकुहर-विणिग्गय रामकहा-गइ एह कमागय 
अक्खर-वास-जलोह-मणोहर सु-अलंकार छल्द-मच्छोहर 
दीह-समास-पवाहावंकिय सक्‍कय-पायय पुलिणालंकिय 
देसीभाषा-उभय-तड्ज्जल कवि-दुक्कर-धण-सहू-सिलायल * 
'पउमचरिउ' का ग्रन्थप्रमाण बारह हजार दलोक है। ओर इसमें सब 
मिलाकर ९.० सन्धियाँ हैं । 
विद्याधरकाण्ड २० सन्धियाँ, अयोध्याकाण्ड २२ सन्धियां, सुन्दरकाण्ड, 
१४ सन्धियाँ, युद्धकाण्ड २१ सन्धियाँ, उत्तरकाण्ड १३ सन्धियाँ। 
इन नव्बे सन्धियोंमें ८३ सन्धियोंकी रचना स्वयम्भुदेवने को: है | विद्याधर- 
काण्डमें कुलकरोंके उल्लेखके अनन्तर राक्षस ओर वानरवंशका विकास बतलाया 
गया है। अयोध्यामें सगरचक्रवर्ती उत्पन्न हुआ। उसके साठ हजार पुत्र 
थे। एक बार वे कछासपवंतपर ऋषभदेवकी वन्दनाके लिये गये। वहाँ पर 
जिनमन्दिरोंकी सुरक्षाके लिये उन्होंने उसके चारों ओर लाई खोदना आरम्भ 


१३. जैन साहित्य ओर इतिहास, प्रथम संस्करण, पु० ३८७। 
२. पंउमचरिउ, प्रथम सन्धि, कड़वक २।१-४। 


९८ : तीर्थंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


किया | धरणेन्द्र कुपिस हुआ और उसने सबको सस्स कर दिया, कैबल भगीरथ 
ओऔर भीम हो ऐोष बचे । चक्रधर्तीको वेराग्य उत्पन्न हुआ और बह भगोरथको 
राज्य देकर दीक्षित हो गया | सगर राजाका समधघो सहस्ाक्ष था| उसने अपने 
पिसाकी हत्या करनेवाले पुण्यम्रेष पर चढ़ाई की और उसे मार डाला | उसका 
पुत्र तोयदवाहन किसी प्रकार भाग कर द्वितीय त्तोर्थंकर अजितनाथके समव- 
शरणमें पहुँचा। सहस्नाक्ष मी वर्हा आया | पर समवशरणमें प्रवेश करते हो उसका 
क्रोध नष्ट हो गया | इसी तोयदवाहनने लंकानगरीको नींव डाली ओर यहीं- 
से राक्षसवंश आरंभ हुआ | 

सगरके बाद ६४वीं पीढ़ीमें कीतिधवल अयोध्याके राज्यपर आसीन हुआ । 
उसका साला श्रीकण्ठ सपत्नीक वहाँ आया । कीतिधवलने प्रसन्न होकर उसे 
वानरद्वीप दे दिया | श्रीकण्ठने पहाड़ोपर किष्कपुर बसामा । सदनन्तर अमर- 
प्रभु राजा हुआ । उसने लंकाकी राजकुमारीसे विवाह किया। नववध्‌ जब 
ससुरालमें आयी, तो आँगनमें बन्दरोंके सजीव चित्र देखकर मयमीस हो गयी । 
इसपर अमरप्रभु चित्रकारपर अप्रसन्‍त हो उठे। मन्त्रिमोंने उसे बताया कि 
वानरोंसे उसके परिवारका पुराना सम्बन्ध चला आ रहा है। उसे तोड़ना ठीक 
नहीं । उसने बानरको अपना राजचिह्न मान लिया। लंकामें राक्षसवंशको 
समृद्धि हुई और क्रमश: मालोके भाई सुमालीका पुत्र रत्नश्रब-राजा हुआ | 
उसके तीन पुत्र थे--रावण, विभीषण ओर कुम्मकरण | एक लड़की भो थी 
चन्द्रनला । रावण अत्यन्त श्रवोर और पराक्रमी था। मन्दोदरोके सिवा उसको 
छह हजार रानियां थीं। रावण किष्कपुरके राजा बालिको हराना चाहता था। 
पर उसे उल्टी हार खानो पड़ी । बालि अपने अनुज सुप्रीवको राज्य देकर तप 
करने चला गया । रावण बड़ा जिनभकत था । उसने अपने पराक्रमसे यम, इन्द्र, 
वरुण आदि राजाओंको परास्त किया था | 


अयोध्याकाण्डमें अयोध्याके राजाओंका वर्णन आया है। इस नगरीमें 
ऋषमभदेवके वंशसे समयासुसार अनेक राजा हुए और सबने दिगम्बर दोक्षा 
लेकर तपस्या कौ और मोक्ष प्राप्त किया | इस वंशके राजा रघुके अरण्य नामक 
पुत्र हुआ। इसकी रानीका नाम पृथ्वीमति था। इस दम्पतिके दो पुत्र हुए-- 
अनन्तरथ ओर दशरथ | राजा अरण्य अपने बड़े पुत्र सहित संसारसे विश्क्त 
हो तपस्या करने चकछा गया | तथा अयोध्याका शासनभार दशरथको मिला । 
एक दिन दश रथकी सभामें नारद भुन्ति आये। उन्होंने कहा कि रावणने किसी 
निमित्तज्ञानीसे यह जान लिया है कि दशरथपुत्र और जनकपृत्रीके निमित्तसे 
उसकी मृत्यु होगी । अतः उसने विभीषणको आप दोनोंको मारनेके लिये निमुक्त 


आचार्मतुल्य काज्यकार एवं केखक : ९९ 


किया है। आप सावधान होकर कहीं छप जायें। राजा दशरथ अपनी रक्षाके 
लिये देश-देशान्तरमें गये और मार्गमें केकेयीसे विवाह किया । कुछ समय पद्चात्‌ 
महाराज दशरथके चार पुत्र हुए और एक युद्धमें प्रसन्‍न होकर उन्होंने केकेयी- 
को वरदान भी दिया। रामके राज्यभिषेकके समय केकेयीने वरदान मांगा, 
जिससे राम, लक्ष्मण ओर सीता वन गये तथा महाराज दश्रथने जिनदोक्षा 
ग्रहण की । सीताहरण हो जानेपर रामने वानरवंशी विद्याघर पवनमञ्जय और 
अज्जनाके पुत्र हनुमान एवं सुग्रीवसे मित्रता की । रामने सुग्रीवके शत्रु साहस- 
गतिका वध कर सदाके लिये सुग्रीवको अपने वश कर लिया और इन्होंके 
साहाय्यसे रावणका वध कर सीताको प्राप्त किया | 


अयोध्या लोटकर लोकापवादके भयसे सीताका निर्वासन किया । सौभाग्य- 
से जिस स्थानपर जंगलमें सोताको छोड़ा गया था, वज्जजंघ राजा वहाँ भाया 
और अपने घर छे जाकर सीताका संरक्षण करने लगा | सीताके पुत्र लवणा- 
कुंशने अपके पराक्रमसे अनेक देशोंको जीतकर वज्ञजंघके राज्यकी वृद्धि की | 
जब यह वीर दिग्विजय करता हुआ अयोध्या आया, तो रामसे युद्ध हुआ तथा 
इसी युद्धमें पिता-पुत्र परस्परमें परिचित भी हुए । सीता अग्निपरीक्षामें उत्तीर्ण 
हुई। वह विरक्त हो तपस्या करने चली गयी ओर स्त्रीलिग छेदकर स्वगं प्राप्त 
किया । लक्ष्मणकी मृत्यु हो जानेपर राम शोकामिभूत हो गये | कुछ काल 
पष्चात्‌ बोध प्राप्त कर दिगम्बर मुनि बन दुद्धर तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त 
किया । 
यह सफल महाकाव्य है। इसकी आदिकालिक कथा रामकथा है | अवान्तर 

था प्रासंगिक कथाएं बानरवंश ओर विद्याधरवंशके आश्यानके रूपमें आयी 
हैं। प्रासंगिक कथावस्तुमें प्रकरी और पताका दोनों ही प्रकारकी कथाए हैं । 
पताकारूपमें सुग्रीव और मारुतनन्दनकी कथाएँ आधिकारिक कथाके साथ-साथ 
चली हैं और प्रकरीरूपमें वालि, भामण्डल, वज्नजजंघ आदि राजाओंके आख्यान 
हैं। कथागठनकी दृष्टिसे कार्य-अवस्थाएं, अ्थं-प्रकृतियाँ और सन्धियाँ सभी 
विद्यमान हैं। नायक, रस, अलंकार, संवाद, वस्तुव्यापारवर्णन आदि सभी 
दृष्टियोंसे यह काव्य उत्तम कोटिका काव्य है। यहाँ कविके प्रकृतिवर्णनको 
उपस्थित किया जाता है। कविने इसमें उपमा और उत्प्रेक्षाओंका सुन्दर 
जाल बाँधा है-- 

हसइ व रिउ-घिरु मुह-वय बंधरु | 

विददुममाहरु. मात्तिय-दंत्तर ॥१॥ 

छिवइ व मत्यए मेरु-महीहरु। 

तुज्मु वि भज्यु वि कवणु पईहरु ॥२॥ 


१०० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जं॑ चन्द्रकन्त-सलिलाहिसितु । अहिसेय-पणालुवफुसिय-चित्त ॥ ३ ॥ 

ज॑ विददुम-मरगय-कन्तिकाहि | थि3 गयणुव सुरधणु-पन्तियाहिं ॥ ४॥ 

ज॑ इन्द्रणील-माला-मसीएँ । आलिहइ वदिस-भित्तीएँ तीएँ॥ ५॥ 

जहिं पोमराय-मणि-गणु विहाइ | थिउ अहिणव-सड्झ्षा-राउ-णोई ॥ ६॥ 
इसप्रकार यह ग्रन्थ अपश्रंश-काव्यका मुकुटमणि है । 

रिट्रणेमिचरिउ 

यह हरिवंशपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार छलोकप्रमाण है 
ओर ११२ सन्धियाँ हैं। इसमें तीन काण्ड हैं--यादव, कुर और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुमें १९, ओर युद्धमें ६० सन्धियाँ हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्धकाण्डके 
अन्तमें अंकित है । यहाँ यह भी बताया गया गया कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा 
गया और उसको रचनामें कितना समय लगा। इन सन्धियोंमें ९० सन्धि 
स्वंभुदेवके द्वारा लिखी गयी हैं । ९०वीं सन्धिके अन्तमें एक पद आंया है, जिसमें 
बताया है कि पउमचरिउ या सुव्वयचरिउ बनाकर अब में हरिवंशकों रचनामें 
- +प्रवृत्त होता हूँ । 

'रिट्रुेमिचरिउ”' अपभ्र श-भाषाका प्रबन्धकाव्य है। रिट्रृणेमिचारिउकी 
रचना घवलइयाके आश्रयमें की गयी हैं । इस ग्रन्थमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 
श्रीकृष्ण और यादवोंकी कथा अंकित है। 
पंथमोर्चारउ 

यह ग्रन्थ पहड़ियाबद्ध शैलीमें लिखा गया है। अभी तक यह अभ्राप्त है। 
इसमें नागकुमारकी कथा वर्णित है ! 
स्वयंभुछन्द े 

स्वयंभुदेवने एक छन्दग्रन्थकी रचना की है, जिसका प्रकाशन प्रो० एच० 
डी० वेलणकरने किया है। इस ग्रन्थके प्रारम्भके तीन अध्यायोंमें प्राकृतके 
वर्णवृत्तोंका और पांच शेष अध्यायोंमें अपञ्न शके न्‍्दोंका विवेचन किया है । 
साथ ही छन्‍्दोंक्रे उदाहरण भी पूवंकवियोंके ग्रन्थोंसे चुनकर दिये गये हैं। 

इस ग्रन्थके अन्तिम अध्यायमें दाह, अडिल्ला, पद्धड़िया आदि छन्‍्दोंके 
स्वोपज्ञ उदाहरण दिये गये हैं । इस ग्रन्थमें पउमचरिउ, बम्महतिरूय, रअणा- 
वली भादि ग्रन्थोंके भी उदाहरण दिये गये हैँ । इसके अतिरिक्‍त प्राकृंतके 


१. पंठमचरिउ, भारतीय ज्ञानपोठ प्रकाशन, ७२३ । 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०१ 


ब्रह्मदर, दियाकर, अंगारगण, मास्तंदेव, हरदस्स, हरदत, भणदत्त, गुणधर, 
जोबदेब, बिमलंदेव, मूलदेव, कुमारदत्त, भिलोचनम आदि कवियोंके नाम भो 
भाये हैं। अपञ्र दा-कवियोंमें चतुमुंख, धुत्त, धनदेव, घइल्ल, अज्जदेव, गोइन्द, 
सुद्सीरलू, जिणआस, विअडढके नाम भी आये हैं । 
स्थयंमुध्याकरण 

पठमचरिउक्रे एक पौ्यसे कविके अपभ्रंश-व्याकरणका भी संकेत प्राप्त 
होता है। बताया है कि अपभ्र शरूप भत्तवाला हाथी तभो तक स्वच्छन्दतासे 
भ्रमण करता है, जब तक कि स्वयंभुव्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता । परन्तु 
यह व्याकरणग्रल्थ अमी तक अनुपलब्ध है। श्रोप्रेमीजीका मत है कि सुद्धय- 
चरिय कोई पृथक ग्रन्थ नहीं है, यह सुन्वयचरिउ होना चाहिए, जो पंउम- 
चरिउका अपर नाम है। निएययत: अपभन्न शकाब्य-रचयित्ताओंमें स्वयंमुका 
महनीय स्थान है। ये काव्य और शास्त्र दोनोंके पारंग्त विद्वान हैं। इनको 
रचनाओं में भक्तिको तन्‍्मयता और काव्यको सरसता प्राप्त है। प्रकृतिचित्रण 
ओर निरीक्षणकी क्षमता उनमें अद्भुत थी | 


शरिद्धकंसस्वयंह 
स्वयंमुदेवके छोटे पुत्र॒का नाम त्रिमुवनस्वयंभु था। ये अपने पिताके सुयोग्य 
पुत्र थे ओर उन्हींके समान मेघावी कवि थे । कविराजचक्रवर्ती उनका विरुद 


था। प्रधस्तिके पद्योसे उनको बिद्वताका पूरा परिचय प्राप्त होता है। 
लिखा है-- 


तिहुअण-सयम्भु-धवलस्सा को गुणे वण्णिंउं जए तरइ | 
वालेण विजेण सयम्मु-कव्ब-मारो समुब्यूढो ॥७॥ 
वायरण-दढ-क्खन्धो आगम-अंगोपमाण-वियद-पत्नो | 
तिहुअण-सयम्मु-धवलो जिण-तित्ये वहुउ कव्वभरं" ॥६॥ 
अर्थात्‌ जिभुवनस्वयंभुने अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार प्राप्त 
किया | उसे छोड़कर स्वयंभुके समस्त शिष्ष्योंमें ऐसा कोन था, जो कबिके 
काव्य भारको ग्रहण करता। त्रिग्रुवनस्वयंभुको धवलू-बृषभकी उपमा दी 
गयी है। व्याकरणके अध्ययनसे मजबूत स्कम्ध, आगमोंके अध्ययनसे सुदृढ़ 
अंग और व्याकरणके अध्ययनसे बिकटपदविल्ल त्रिभुवनस्वयंमुके अतिरिक्त 


१. पठमचरिडठ, प्रश्षस्तियाथा, पथ्च ५,६ । 
१०२ : ठोज॑कर महायोर लौर उनको आचायं-परम्मरा 





अन्य व्यक्ति काव्यभारको बहन नहीं कर सकता है | निश्चभयतः जिमुच्भस्‍्यभंभु 
आगम, व्याकरण, काव्य आदि विषयोके जाता थे | 

इस कथनसे स्पष्ट है कि जिभुक्नस्थयंमु क्षास्त्रज्ञ पण्टित थे। जिसप्रकार 
स्वयंभुदेव धनञ्जय और धवलहयाके आश्रित थे, उसी सरह त्रिभुवन बल्द- 
इयाके। ऐसा अबगत होता है कि ये तोनों हो आश्रमद्धात्ता किसो एक हो राज- 
मान्य या धनी कुलके थे। धनजञ्जयके उत्तराधिकारी धवलइया और धवल- 
इयाके उत्तराधिकारी वन्दइया थे। एकके स्वगंबासके पर्नात्‌ दूसरेके और 
दूसरेके बाद तोसरेके आश्रयमें आये होंगे । बन्दइयाके प्रथमपुत्र गोविन्दका 
भी त्रिभुवनस्वयंभुने उल्लेख किया है, जिसके वात्सल्यभावसे पठमचरिउके 
शेष सात सर्ग रचे गये हैं । 


बन्दइयाके साथ प्रठमचरिउके अन्तमें त्रिभुवनस्वयंभूने नाग, श्रीपाल 
आदि भव्यजनोंको आरोग्य, समृद्धि, शान्ति और सुखका आश्षीर्वाद दिया है।* 


त्रिभुवनस्वयंभुका समय स्वयंभुके समान ही ई० सन्‌ की नवम दत्ताब्दी है। 

त्रिभुवनस्वयंभुने पठमचरिठ, रिट्ठणेमिचरिड और पण्चमीचरिंठको 
पूर्ण किया है। श्री डॉ० हीरालाल जेनका अभिमत है त्रिमुबनस्थयंभुने 
रिट्ठणेमिचर््उके अपूर्ण अंशको पूर्ण किया है। पठमचरिउ इनका पूर्ण ग्रन्थ 
है। डॉ० भायाणी पउठमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिंड और पश्चमीचरिंठ इस 
तीनोंको अपूर्ण मानते हैं ओर तोनोंको पूर्ति त्रिभुवनस्वयंभु द्वारा की गयी 
बतलाते हैं। पर एक लेखककी सभी क्ृतियाँ अधूरी नहीं मानी जा सकती हैं, 
बयोंकि लेखक एक कृतिको पूर्ण कर ही दूसरी कृतिका आरम्भ करता है। 
अप्रत्याशितरूपसे मृत्युके आ जाने पर कोई एक ही कृति अधूरी रह सकती 
है। अतः प्रेमीजीके इस अनुमानसे हम सहमत्त हैं कि त्रिभुवनस्वयंभुमे अपने 
पित्ताकी कृतियोंका परिमाजन किया है। त्रिभवनने रामकथाकन्याकों सप्स 
महासर्गांगी या सात सर्गोंवालोी कहा है-- 


सत्त-महासंगंगी ति-रयण-भूसा-सु-रामकह॒कण्णा | 
लिहुअण-सयम्मु-जणिया परिणउ वन्दइय-मण-सणयं" ॥ 


स्पष्ट है कि ८४वीं सन्धिसे ९०वीं सन्धि तक सात सन्धियाँ 'पउमचरिउ'को 
त्रिभुवनस्वयंमु द्वारा बिरखित हैं। ८४वों सन्धिसे ठोक सन्दर्भ घटित करनेके 


१. पठमचरिउ, अन्तिम प्रशस्ति, पौ्चय १७,१३८ । 
२, पंठमचरिठ, अन्तिम प्रदस्ति, पद्ष १९। 


आधार्यतुल्य काम्यकार एवं केखक : १०३ 


लिये उसमें भी उन्हें कुछ कड़वक जोड़ने पड़े और पुष्पिकामें अपना नामां- 
कन किया। 

हम प्रेमीजीके इस अनुमानसे पृरणंतया सहमत हैं कि स्वयंभुदेवने अपनी 
समझसे यह ग्रन्थ पूरा ही रचा था, पर उनके पुत्र त्रिभुवनस्वयंभुकों कुछ 
कभी प्रतीत हुई और उस कमीको उन्होंने नयी-नयी सन्धियाँ जोड़कर पूरा 
किया | 


“रिट्ठणेमिचरिउ' की ९९ सन्धियाँ तो स्वयंभुदेवकी हैं। ९९वीं सन्धिके 
अन्तमें एक पद्म आया है, जिसमें कहा है कि 'पउमचरिउ' या 'सुव्ववचरिउ' 
बनाकर अब में हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ। सरस्वतीदेवी मुझे 
स्थिरता प्रदान करें। इस पद्यसे यह ध्वनित होता है कि त्रिभुवनस्वयंभुने 
'पउमचरिउ' के संवरद्धनके पश्चात्‌ हरिवंशके संवद्धनकी ओर ध्यान दिया और 
उन्होंने १०० से ११२ तककी सन्धियाँ रचीं। अन्तिम सन्धि तक पुष्पिकाओंमें 
त्रिभुवनस्वयं भुका नाम प्राप्त होता है। १०६, १०८, ११०, और १११वीं 
सन्धिकेषद्योंमें मुनि यशःकीतिका नाम आता है। प्रेमीजीका अभिमत है कि 
यशः:कोतिने जीणं-शीर्ण प्रतिको ठीक-ठाक किया होगा और उसमें उन्होंने 
अपना नाम जोड़ दिया होगा। इस प्रकार त्रिभुवनस्वयंभुने 'सुद्धयचरिउ', 
'पउमचरिउ' और 'हरिवंशचरिउ' इन तीनों ग्रन्थोंमें कुछ अंश जोड़कर इन्हें 
पूर्ण किया है । प्रेमो जीने सुद्धयचरिउ को सुन्वबचरिउ माना है, पर यह मान्यता 
स्वस्थ प्रतीत नहीं होती । 


नि३चयत: त्रिभुवनस्वयंभु अपने पिताके समान प्रतिभाशाली थे | काव्य- 
रचनामें इनकी अप्रतिहत गति थी। 


महाकवि पृष्पदन्त 


महाकवि स्वयम्भूकी रामकथा यदि नदी है, तो पुष्पदन्तका महापुराण 
समुद्र । पुष्पदन्तका काव्य अलंकृत वाणोका चरम निदर्शन है। दर्शन, शास्त्रीय 
ज्ञान और काव्यत्व इन तोनोंका समावेह् महापुराणमें हुआ है । 


पुष्पदन्तका घरेलू नाम खण्ड या खण्डू था | इनका स्वभाव उग्र ओर स्पष्ट- 
वादी था। भरत और बाहुबलिके कथासन्दर्भमें उन्होंने राजाको छुटेरा और 
चोर तक कह दिया है । कविके उपाधिनाम अभिमानमैर कविकुल तिलक, 
सरस्वत्तोनिलय ओर काव्यपिसल्ल थे । महापुराणके अन्तमें कविने 


१०४ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


जो अपना परिचय अंकित किया है उससे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश 
पढ़ता है। लिखा है-- 


“सूने घरों और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले कलिमें प्रबल पापपटलों से 
रहित, बेघरबार, थृत्र-लब्रहीन, नदी-वापिका ओर सरोवरोंमें स्नान करने 
वाले, पुराने वल्कल और वस्त्र धारण करनेवाले, घूलधूसरित अंग, दुज॑नके 
संगसे रहित, पृथ्वीपर शयन करनेवाले, अपने हाथोंका तकिया लगाने वाले, 
पण्डितमरणकी इच्छा रखनेवाले, मान्यखेटवासी, अहंन्तके उपासक, भरत 
द्वारा सम्मानित, काव्यप्रबन्धसे लोगोंको पुलकित करनेवाले, पापरूपी की चड़- 
को धोनेवाले, अभिमानमेरु पुष्पदन्तने यह काव्य जिनपदकमलोंमें हाथ जोड़े 
हुए भक्तिपुवंक क्रोधनसंवत्सरमें आषाढ्शुक्ला दशमीको लिखा ।” 


इन पंक्तियोंसे कविके व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पड़ता है। कवि प्रकृतिसे 
अवखड़ ओर निःसंग था | उसे संसारमें किसी वस्तुकी आकांक्षा नहीं थी। वह 
केवल निःस्वाथ प्रेम चाहता था। भरतने कविको प्रेम और सम्मान प्रदान 
किया । पुष्पदन्‍्त मोजी ओर फक्‍्कड़ स्वभावके थे। यही कारण है कि जीवन- 
पय॑न्त काव्यसाधना करनेपर भी वे अपनेको 'काव्य-पिसल्ल' (काव्य-पिशाच) 
कहना नहीं चुके । 


महाकवि पुष्पदन्त कश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशव 
भट्ट और माताका नाम मुग्धादेवी था। आरंभमें कवि शेव था और उसने 
भेरव नामक किसी शेव राजाकी प्रशसामें काव्य-रचना भी की थो; पर बादमें 
बह किसी जैन मुनिके उपदेशसे जेन हो गया और मान्यलेट आनेपर मंत्री मरतके 
अनुरोधसे जिनभक्तिसे प्रेरित होकर काव्य-रचना करने छगा था । पुष्पदन्तने 
संन्यासविधिसे मरण किया | 


कविका जन्मस्थान कौन-सा प्रदेश है, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा 
सकता । मान्यखेटमें कविने अपनी अधिकांश रचनाएँ लिखी हैं। श्री नाथूराम 
प्रेमीने उन्हें दक्षिणमें बाहरसे आया हुआ धतलाया है । उनका कथन है कि 
एक तो अपभश्र श-साहित्य उत्तरमें लिखा गया। दूसरे, पुष्पदल्तकी भाषामें 
द्रविड़शब्द नहीं हैं। मराठीशब्दोंका समावेश रहनेसे उन्हें विदर्भका होना 
चाहिए | डॉ० पी० एल० वेद्य डोड, गोड़ू आदि हाब्दोंको द्रविड़ समझते हैं। 
कविने यह तो लिखा है कि वे मान्यखेट पहुँचे; पर कहाँसे मान्यखेट पहुँचे यह्‌ 
नहीं बताया है। इस कालमें विदर्भ साधनाका केन्द्र था। संभव है कि वे वहीं 
से आये हों । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेशक : १०५ 


स्थितिकाह 

कवि पुष्पदन्तने अपनी कृतिथोंमें समयका निर्देश नहीं किया है; पर उन्होंने 
जिन ग्रंथों और ग्रंथकारोंका उल्लेख किया है उससे कविके समयका निर्णय 
किया जा सकता है। कवि पृष्पदन्तमे घवलू और जयघवल ग्रंथोंका उल्लेख 
किया है । जयघवलाटीका वीरसेनके शिष्य जिनसेनने अमोघवर्ष प्रथम सन्‌ 
<८३७के लगभग पूर्ण की है। अतएवं यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त सनूके 
पद्चात्‌ ही हुए होंगे, पहले नहीं । 

हरिषेण कबिकी 'धम्मपरिकक्‍ला'में पुष्पदल्तका निर्देश आता है। धम्मपरि- 
बखाके रचयिता हरिषेण घक्‍कड़ वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य 
थे। वे भेवाडंदेशके चित्तोड़के रहनेवाले थे और उसे छोड़कर कार्यवश अचल- 
पुर गये थे ।* वहाँ पर उन्होंने बि० सं० १०४४में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया।* 

अतएबव इस आधारपर वि० सं० १०४४के पूर्व ही पृष्पदन्‍्तका समय होना 
चाहिए | जयघवलाटीकाका निर्देश करनेके कारण ई० सन्‌ ८३७के पूव भी 
पष्पदन्त नहीं हो सकते हैं। असएव पृष्पदन्‍्तका समय वि० सं० ८९.४-१०४४के 
मध्य होना चाहिए। 


कविने अपने ग्रंथोंमें गेडिगु, शुमंतु ग, वल्लभनरेन्द्र और कण्हरायका 
उल्लेख किया है। और इन सब नामोंपर ग्रन्थकी प्रतियों और टिप्पणग्रंथोंमें 
कृष्णराज: टिप्पणी लिखी है। इसका अथं यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही 
राजाके हैं। बल्लभराय या वल्लभनरेन्द्र, राष्ट्रकूटराजाओंकी सामान्यपदवी 
थी । अतएव यह स्पष्ट है कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे | 


णायकुमारचरिउ'की प्रस्तावनामें मान्यलेट नगरीके वर्णन-प्रसंगमें कवि 
कहता है कि वह राजा कण्हराय--कृष्णराजकी कृपाण-जलवाहिनीसे दुर्गम 
है। राष्ट्रकूटवंशमें कृष्णनामके तीन राजा हुए | उनमें पहला शुभतुंग उपाधि: 
धारी कृष्णराजा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद ही अमोधवष्ंने मान्यखेट 
को बसाया था । दूसरा कृष्णराज भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसके समयमें 
गुणभद्नने उत्तरपुराणकी रचना की भी। और यह पृष्पदल्तके पृवंवर्त्ती कवि 
हैं। अतः कृष्ण तृतीय हो इनका समकालीन हो सकता है। कविके द्वारा 
बणित घटनाओंके साथ इसका ठोक-ठीक मेल बेठता है। इतिहाससे यह भली- 


१. सिरिचिसउडुचएवि अचलरूउरेहो, गडणियकज्जें जिणहरपउरहो । 
तहि. छंदालंकारपसाहिइ, धम्मपरिक्खएहते साहिय ॥ 
२. विक्‍कमणिवपरियत्त३ कारहूए, ववगए बरिस सहसचउतालए । 


१०६ : तोकर महाबीर और उनकी आचायं-परम्परा 


भाँति प्रकट है कि कृष्ण तृतीयने चोलदेश पर विजय प्राप्त की थी। कविने धारा- 
नरेश द्वारा मान्यलेटकी लूटका उल्लेख किया है।' यह घटना कृष्ण तृतीयके 
बांदको ओर खोट्टिगदेवके समयको है। घनप्रलकी पाहमछचछों कृविसे मो 
सिद्ध है कि वि० सं० १०२५में मालतवनरेशने मान्यलेटको लूटा था।* यह 
यह धारा नरेश ह्षदेव था जिसने खोट्टिगरदेवसे मान्यलेट छीना था। अतः 
कवि पुष्पदन्तको कृष्ण तुतीयका समकाछोन होना चाहिए। यहाँ एक शंका 

है कि महापुराण शक सं० ८८८में पुरा हो चुका था और यह लूट शक 
सं० ८९४में हुई। तब इसका उल्लेख केसे कर दिया गया ? अतएव यह संभव 
है कि पृष्पदन्त द्वारा उल्लिखित संस्कृत-इलोक प्रक्षिप्त हो । यशस्तिलकचंपुके 
लेखकने जिस समय अपना ग्रंथ समाप्त किया था उस समय कृष्ण तृतीय मेल- 
पार्टीमें पड़ाव डाले हुए था। सोमदेवने भी उसे चोलविजेता कहा है। अतः 
पुष्पदनन्‍्त और सोमदेव समकालीन सिद्ध होते हैं। श्रीनाथूराम प्रेमीने निष्कर्ष 
निकालते हुए लिखा है--“शक सं० ८८रमें पुष्पदन्त मेलपाटीमें मरतमहा- 
मात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए । इसी साल उन्होंने महापुराण शुरू , 
करके उसे शक सं० <८७में समाप्त किया | इसके बाद उन्होंने नागकुमार- 
चरित ओर यशोधरचरित लिखे। यशोषरचरितकी समाप्ति उस समय हुई, 
जब मान्यखेट लूटा जा चुका था | यह शक सं० ८०४के ऊमभगकी घटना है | 
इस तरह वे शक सं० ८८१से लेकर कम-से-कम ८९४ तक, लगभग १३ वर्ष 
मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्‍नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह 
निश्चित है ।”!३ 


एक अन्य विचारणीय तथ्य यह है कि 'जसहरचरिउ'में तीन प्रकरण ऐसे 
हैं, जो पुष्पदन्त कृत नहीं है। ये प्रकरण गन्धर्वंनामक कि द्वारा प्रक्षिप्त किये 
गये हैं। गन्धव॑ने लिखा है योगिनीपुर (दिल्ली)के वीसलसाहुने उनसे अनुरोध 
किया कि 'जसहरचरिउ'में राजा और कोलाक्र्यंका मिकुन', 
'यशोषर-विवाह' एवं 'परत्नोंके जन्म-जन्मान्तरोंका विस्तृत. निरूपण' जोड़- 
कर इस ग्रन्थको उपादेय बना दोजिए। तदनुसार कृष्णके पुश्र गन्धवंने बि० 


१. पारानाथ-नरेन्द्र-कोप-शिक्षिना दग्धं विदस्थं प्रिय, 
क्वेदानी वर्सात करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्त: कवि । 
२. विक्कमकारूस्स मए अउणत्तिथुवीरे सहस्यम्मि 
मालव-नरिंद धाडोए लूडिए मण्णलेडम्मि” 
३. जैन साहित्य और इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ० ३२८-३२९ । 


बाचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : १०७ 


सं० १३६५ व्यतीत होने पर वेशाखमासमें यह रचना पूर्ण की ।' 

गन्धवंके उक्त उल्लेखसे स्पष्ट है कि पुष्पदन्त ई० सन्‌ १३०८से पूर्ववर्त्ती 
हैं। पुष्पदन्तके महापुराणपर एक टिप्पण प्रभाचन्द्र पण्डितने धाराके परमार 
नरेश जयसिह॒देवके राज्यकालमें लिखा है। जयसिहदेवका ताम्रपत्र सं० १११२ 
(सन्‌ १०५५)का प्राप्त हुआ है। 

महापुराणटिप्पणको एक अन्य प्रतिमें बताया गया है कि श्रीचन्द्र मुनिने 
भोजदेवके राज्यकालमें वि० सं० १०८० (सन्‌ १०२३)में 'समुच्चयटिप्पण 
लिखा* | सम्भवतः ये श्रीचन्द्र 'दंसण-रूह-दयण-करण्ड' और “कहाकोसु'के 
रचयिता हैं। अत्तः पुष्पदन्तका समय सं० १०८०से पूव॑ है। महापु राणकी कुछ 
प्रतियोंमें सन्धि-शीषंक पद्म आया है, जिसमें लिखा है--जो मान्यखेट दौन 
और अनाथोंका धन था एवं विद्वानोंका प्यारा था, वह धारानाथ नरे&्द्रकी 
कोपाग्निसे भस्म हो गया; अब पुष्पदन्त कवि कहाँ निवास करेंगे।” 

उक्त घटना वही है, जो 'पाइयछच्छीनाममाला' तथा परमारनरेश हषंदेव 
सम्बन्धी एक शिलालेखमें उल्लिखित है धनपालते अपने कोशकी रचना सन्‌ 
९७२रमें की है। अतएवं उक्त उल्लेखोंके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि 
मान्यखेटको लूटके समय पुष्पदन्त जीवित थे। 'णायकुमा रचरिउ' (११।११-१२) 
ओर महापुराणमें मान्यखेटके राष्ट्रकूट नरेश क्ृष्णराजका निर्देश आया है। 

खोट्टिगदेवका शक ८९३ (सत्‌ ९७१)के अभिलेखमें उल्लेख आया है। कवि 
पुष्पदत्तने महापुराणको रचना सिद्धा्थ-संवत्सरमें आरम्म को और क्रोधन- 
संवत्सरमें आषाढशुक्ला दशमीको (महा« १०२।१४।१३) समाप्त । कृष्णराज 
और खोट्टगदेवके समयकोी दृष्टिसे ज्योत्तिषगणनानुसार क्रोधन-संवत्सर ई० 
सन्‌ ९६५, ११ जूनको आता है। अतः यही समय महापुराणकी समाप्तिका है। 
महापुराणके पश्चात्‌ क्रमदाः 'णायकुमारचरिउ' और 'जसहरचरिउ को रचना 
की गयी है । संक्षेपमें कविका समय ई० सन्‌की दशम शती है। 

आश्रयदाता और समकालीन राजा 

महाक॒वि पुष्पदन्त भरत और नन्‍नके आश्रयमें रहे थे। ये दोनों ही महा- 
जसह रचरिउ, ४३० | 
« महापुराण, प्रस्तावना, पु० १४। 
. कहाकोसु' प्राक्ृत-ग्रन्थपरिषद्‌, ग्रस्थांक १३, प्रस्तावना, पु० ४। 
महापुराण, प्रस्तावना, पृ० २५ । 
« णायकुमारचरिठ, भारतीय ज्ञानपीठ, भ्रस्तावना, पृ० १७। 


टह ह#< व 0 ७ 


१०८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


मात्यवंशके प्रतापशाली और प्रभावशाली मंत्री थे। कविने तुढिग राजाका 

उल्लेख किया है। यह कृष्णका घरेलू नाम है। इसके अतिरिक्त उसने वल्लभ- 
राय, वल्लभनरेन्‍्द्र, शुभतुंगदेवका भी निर्देश किया है। वल्लभराय राष्ट्रकूट- 
नरेशोंकी उपाधि थी, जो उन्होंने चालक्यनरेशोंको जीतनेके उपलक्ष्यमें ग्रहण 
की थी। 

अमोघवर्ष तृतीय या बहिंगके तीन पुत्र थे, तुडिग या कृष्ण तृतीय, जगतुंग 
और खोट्टिगदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे, जो अपने पिताके बाद राज्यसिहासन 
पर आसीन हुए। जगत्तुंग छोटे थे और उनके राज्यकालमें ही स्वगंवासी हो 
गये थे । अतएव तुतोय पुत्र खोट्टिगदेव गद्दी पर बेठे । कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट 
वंशके सबसे प्रतापी और सावंभौम राजा थे | इनके पृव॑जोंका साम्राज्य नमंदा- 
से लेकर दक्षिणमें मेसूर तक व्याप्त था। मालवा ओर बुन्देलखण्ड भी इनके 
प्रभावक्षेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्यको कृष्ण तृत्तीयने और भी बृद्धिगत 
किया था। ताम्रपत्रोंके अनुसार उसने पाण्डथ और केरलूको हराया, सिहलसे 
कर वसूल किया ओर रामेब्वरम॒में अपनी कीत्तिवल्लरीको विस्तृत किया । 
ये ताम्रपत्र शक सं० ८८१ के हैं । 

देवलीके अभिलेखसे* अवगत होता है कि उसने कांचोके राजा दंतिगको 
ओर बप्पुकको मारा, पल्‍लवनरेश अंतिगकों हराया, गुजंरोंके आक्रमणसे 
मध्यभारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की । 
हिमालयसे लेकर लंका और पू्व॑ंसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसको आज्ञा 
मानते थे। उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था । संक्षेपमें 
इतना ही कहा जा सकता है कि भरत ओर रक्न अमात्य पुष्पदन्तके आश्रयदाता 
थे। नन्न कोडिण्यगोत्रीय भरतके पुत्र थे और इनकी माताका नाम कुन्दव्वा 
था। इन्होंने अनेक जेनमन्दिर बनवाये और जेनशासनके उद्धारका महनीय 
काय किया। इस प्रकार मन्‍्त्री भरत और नन्‍नमें पिता-पुत्र सम्बन्ध घटित 
होता है । 
रचनाएँ 

पुष्पदन्‍्त असाधारण प्रतिभाशाली महाकवि थे । इतना ही नहीं, वे विदग्घ 
दाशंनिक और जैन सिद्धान्तके प्रकाण्ड पण्डित भी.थे ।, क्षीणकाय होने पर 


भी उनकी आत्मा अत्यन्त तेजस्वी थी | वे सरस्वती-निलय भोर काब्यरत्नाकर 
कहे जाते थे । इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 


१. जरनल आामस्वे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी, जिलल्‍द १८, पृ० २३९। 
आधार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १०९ 


लिसट्टिसहापुरिसगुणाकंकार या महापुराण--यह एक विशालकाय 
ग्रन्थ है ओर दो खण्डोंमें विभक्त है--आदिपुराण एवं उत्तरपुराण) इन दोनों 
खण्डॉमें ६३ शल्ाकापुरुषोंके चरित गुम्फित हैं। प्रथम खण्डमें आदि तोधंकर 
ऋषमलाथ और भरतके चरित निबद्ध किये गये हैं और दूसरे खण्डमें अजित, 
संभव आदि शेष २३ तीथकरोंकोी एवं उनके समकालीन नारायण, प्रतिनारायण 
एवं बलमद्र आदिकी जीवन-मायाएँ 'निबद्ध हैं। उत्तरपुराणमें पश्मपराण 
(रामायण) तथा हरिवंशपुराण (महाभारत) भी सम्मिलित हैं। आदिपुराणमें 
८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं। दोनोंका इलोकप्रमाण २०,००० है। 
इसकी रचनामें कविफी लगभग छः वर्ष लगे थे । 


इस महान्‌ रचनाके सम्बन्धमें कविने स्वयं स्वीकार किया है कि इसमें सब 
कुछ है, जो इसमें नहीं हैं वह कहीं मो नहीं है। महापुराणकी रचना महामात्य 
भरतकी प्रेरणा और प्रा्थनासे सम्पन्न, हुई है। इसोॉलिए कविने इसकी प्रत्येक 
सन्धिके अन्तमें 'महाभव्वभरताणुमण्णिए---'महाभव्यभरताणुमानिते” विशेषण 
दिया है एवं इसको अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें भरतका विविधमुख गुण- 
संकीत्तंन किया यया है। 
जायकुमारणरिउ--यह एक सुन्दर मद्दाकाव्य है। इसमें ९ सन्धियां हैं । 

और यह नप्ननामास्ुत है। इसमें पश्चमीके उपवासका फल प्राप्त करनेवाले 
नागकुमा रका चरित वणित है। यह रचना बहुत ही प्रोढ़ एवं मनोहारिणी 
है। मान्यलेटमें नन्नके मन्दिरमें रहते हुए पुष्पदन्तने 'गायकुमारचरिउ' 
रचना की | प्रारंभमें कहा गया है कि महोदधिके गंणवर्म एवं शोमन नामक 
दो शिष्योंने प्राथंना. की कि आप पण्चमीके फल प्रतिपादन करनेवाले काव्यको 
रचना कोजिये। महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की तथा नाइल्‍ 
और शीलभट्टने भी आग्रह किया । कविने इस ग्रंथके प्रारंभमें काव्यके तस्‍्वोंका 
भो उल्लेख किया है। कवि कहता है-- 

“दुषिहालंकारें विफफुरंति लीलाकोमछई पयाईं दिति। 

महकव्वणिहेलणि, संचंरशि बहुहावभावधिब्भभ घरंति। 

सुपत्थें. अत्यें रिहू करंति. सव्बई विण्गाणई संभरंति। 

णोसेसदेसमासठ चबंति लव्खणढ़ें विसिद्रुई दक्‍्खवंति । 

अहरुदछंदमस्गेण. जंति पाणेहिं मि दइ पाणाई होंथि | 

णवहिं मि रसेहि संचिज्ञमाणः विग्यइतएण णिरु सोहयाण । 

जउदहृ॒पुग्विल्ल वृवाछठसंभि. जिमनवयणबत्रिणिस्ययसत्तमंति.। 

वायरणविशिपायडिययाम पसियउ महु देविभणोहिसय ।”” 


११० : तोयंकर महावीर ओर उनको आधार्य-परम्परा 


जिस वाणोमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, व्याकरणसम्मत कोमल पद, 
विविध प्रकारके हावभाव, छन्द, इलेष, प्रसादादि रस-गुण, श्रृंगारादि नवरस, 
आचारांगादि द्वादश अंग, चौदह पूव॑, स्याह्गाद आदि सिद्धान्त समाहित रहते 
हैं, वही वाणी सुन्दर और सुशील विलासयुक्त नायिकके समान जनसामान्यका 
चित्तआाकृष्ट करती है । इस प्रकार कवि पुष्पदन्तने काव्यतत्त्वोंका विवेचन 
बहुत्त सुन्दररूपमें किया है। कवि इतिवृत्त, वस्तुव्यापार-वर्णन और भावा- 
भिव्यज्जनमें भो सफल हुआ है। राजगृह नगरका चित्रण करते हुए उत्प्रेक्षाकी 
श्रेणी ही प्रस्तुत कर दी है। कवि कहता है कि वह नगर मानों कमलसरोवर- 
रूपी नेत्रोसे देखता था, पवनद्वारा हिलाये हुए बनोंके रूपमें नृत्य कर रहा था 
तथा रलित लतागुहोंके द्वारा मानों लुकाछिपी खेलता था । अनेक जिनमन्दिरों 
द्वारा उल्लसित हो रहा था। कामदेवके विषम वाणोंसे घायल होकर मानों 
अनुरक्त परेवोंके स्वर्से चीख रहा था। परिखामें भरे हुए जलके द्वारा वह 
नगर परिधान घारण किये हुए था तथा अपने श्वेत प्रकाररूपी चोरको ओढ़े 
था। वह अपने ग्रहशिखरोंकी चोटियों द्वारा स्वगंको छू रहा था। और मानों 
चन्द्रकी अमृतप्ताराको पी रहा था। कुंकुमकी छठाओंसे जान पड़ता था, जेसे 
वह रतिकी रंगभूमि हो ओर वहाँके सुखप्रसंगोंको दिखला रहा हो । वहाँ जो 
मोतियोंकी रंगावलियाँ रची गई थीं, उनसे प्रतोत होता था, जैसे मानों वह 
हार-पंक्तियोंसे विभूषित हो । वह अपनी उठी हुईं ध्वजाओंसे पंचरंगा और 


और चारों वर्णोंके लोगोंसे अत्यन्त रमणीक हो रहा था । 
जोयइ व कमलसरलोयणेहिं. 'णच्चइ व पवणहल्लियवण्े हिं । 
ल्हिक्कइ व ललियवल्लीहरेहिं. उल्लसइ व बहुजिणवरहरेहिं । 


वणियठ व विसमवम्महसरेहिं. कणद व रयपारावयसरेहिं। 
परिहृइ व सपरिहाधरियणीर. पंगुरइ व सियपायारचीरु। 
ण॑ परसिहरगगहिं सग्यु छिवद॒  ण॑ं चंद-अपिय-धाराउ पियइ। 
कुंकुमछडएं ण रइहि रंग. णावइ दवखालिय-सुहपसंगु । 
विरइयमोत्तियरंगावलहिं जं भूसिउ णं हारावलीहिं। 


चिघेहि.ः घरिय ण॑ पंचवण्ण 


चउवण्णजणेण वि अमइखण्णु। 


इसप्रकार यह मझ॒काव्य रस, अलंकार, प्रकृतिचित्रण आदि सभी दृष्टियों- 
से महत्त्वपूर्ण है । 

जसहरचरिउ--यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है। इसमें पुण्यपुरुष यशो- 
धघरका चरित वर्णित है। इसमें ४ सन्धियां हैं। यह ग्रन्थ मरतके पुञ्र और 
वल्लम नरेन्‍्द्रके गृहमंत्रीके लिए उन्हींके मवनमें निवास करते हुए लिखा गया 


आचघार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १११ 


है। इसकी दूसरी, तीसरी और चोथी सन्सधिके प्रारंभमें नन्नके गुणकोत्तंन करने 
वाले तोन संस्कृत-पद्य हैं। जसहरचरिउकी प्राचीन प्रतियोंमें गन्धवंकविके 
बनाये हुए कतिपय क्षेपक भी उपलब्ध हैं। 

कवि पुष्पदन्त अपश्र शके श्रेष्ठ कवियोंमें परिगणित हैं। कोमलपद, गूढ़ 
कल्पना, प्रसन्न भाषा, छन्‍्द-अलंका रयुक्तता, अथंगंभीरता आदि सभी काव्य- 
तत्त्व इनके ग्रन्थोंमें प्राप्त हें । हमारे विचारमें पुष्पदन्त नेषघकार श्रीहषंके 
समान ही भेघावी कवि हैं। उन जंसा राजनीतिका आलोचक बाणके अतिरिक्त 
दूसरा लेखक नहीं हुआ । मेलापाटोके उस उद्यानमें हुई भरत और पुष्पदन्त- 
की भेंट भारतीय साहित्यकी बहुत बड़ी घटना है। यह अनुभूति और कल्पना- 
की वह अक्षयघारा है, जिससे अपश्र श-साहित्यका उपवन हरा-मरा हो उठा। 


धनपाल 


घनपालकी प्रतिभा आख्यान-साहित्यके सृजनमें अनुपम है। धनपालके 
पिताका नाम 'माएसर!--मायेइवर और माताका नाम धनश्री था। इनका 
जन्म धक्कड़ वंशमें हुआ था । यह घककड़ वंश पश्चिमी भारतको वेक््य जाति 
है। देलवाड़ामें तेजपालका वि० सं० १२८७ का एक अभिलेख है, जिसके धर- 
कट या घक्कड़ जातिका उल्लेख है। आबूके शिलालेखोंमें भी इसका निर्देश 
मिलता है। प्रारंभमें यह जाति राजस्थानकी मूल जाति थी; बादमें यह देशके 
अन्य भागोंमें व्याप्त हुई । 

घनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी था। “भविसयत्तकहा'के 'जेण- 
भंजिवि दियम्बरि लायउ'के अतिरिक्त ग्रंथके भीतर आया हुआ सेडद्धान्तिक 
विवेचन उनका दिगम्बर मतानुयायी होना सिद्ध करता है। घनपालने 
अष्टपूल गुणोंका वर्णन करते हुए बताया है कि मधु, मद्य, मांस ओर पाँच 
उदम्बर फलोंको किसी भी जन्ममें नहीं खाना चाहिए ।" कविका यह कथन 
भावसंग्रहके कर्त्ता देवसेनके अनुसार है। सोमदेव ओर आशाघरकी भी यही 
मान्यता है।'* 


कवि घनपालने १६ स्वर्गोंका कथन भी दिगम्बर आम्नायके अनुसार हो 
किया है। कविने लिखा है-- 
१. महु मज्जु मंसु पंचुवराइं खज्ज॑ति ण जम्मंतर समाईं। १६,८ । 
२. महुमज्जुमंसविरई चाओ पूण उंवराण पंचण्हं । 

अट्टेंदे मूलगुणा हवंति फुट्ट देशविरयम्मि--भावसंग्रह, गाथा ३५६ । 


११२ : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


अप्पुणु पुण तबचरण चरेप्पिणु अणसणि पंडियमरणि मरेप्पिणु । 
दिवि सोलहमहं पुण्णायामि हुड सुखह॒विज्जुप्पहु णायि॥ 
--भविसयत्तचरिउ २०,९। 
अतएवं कवि धनपाल दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है, कविने अपने 
जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं किया है। केवल वंश और माता-पिता- 
का नाम ही उपलब्ध होता है। यह निश्चित है कि कवि सरस्वतीका वरद 
पुत्र है। उसे कवित्व करनेको अपूर्व शक्ति प्राप्त है| 


स्थितिकाल 


कवि घनपालका स्थितिकाल विद्वानोंने वि० की दशवीं शत्ती माना है | 
“भविसयत्तकहा 'की भाषा हरिभद्र सूरिके 'नेमिनाहचरिउ'से मिलती-जुलती है। 
अत्त: धनपालका समय हरिभद्रके पश्चात्‌ होना चाहिए। श्री पी० वी० गुणेने 
निम्नलिखित कारणोंके आधार पर इनका समय दशवीं शतो माना है-- 


१. भाषाके रूप ओर व्याकरणकी दृष्टिसे इसमें शिथिलता ओर अनेक- 
रूपता है। अतएवं यह कथाकृति उस समयको रचना है, जब अपश्र श भाषा 
बोलचालकी थी। 

२. हेमचन्द्रके समय तक अपभ्र श-भाषा रूढ़ हो चुकी थी। उन्होंने अपने 
व्याकरणमें अपभ्र शके जिन दोहोंका संकलन किया है, उनकी भाषाकोी अपेक्षा 
“भविसयत्तकहा'की भाषा प्राचीन है। अतः घनपालका समय हेमचन्द्रके पुव॑ 
होना चाहिए । 

३- भविसयत्तकहा और पउमचरिउके शब्दोंमें समानता दिखाते हुए प्रो० 
भायाणीने निर्देश किया है कि भविसयत्तकहाके आदिम कड़वकोंके निर्माणके 
समय घनपालके ध्यानमें 'पउमचरिउ' था | इसलिए धनपालका समय स्वयं भूके 
बाद ओर हेमचन्द्रसे पृवं हो किसी कालमें अनुभित किया जा सकता है ।* 

४. दलाल और गुणेने भविसयत्तकहाकी भाषाके आधारपर घनपालको 
हेमचन्द्रका पूव॑वरत्ती माना है। अतः घनपालका समय दशवीं शतीके लगभग 
होना चाहिए । 

भविसयत्तकहाकी सं० १३०३ की लिपि प्रशस्तिके आधारपर श्री डा० 


१. दि प्रमचरिउ एण्ड दि भविसयत्त कहा--प्रो० भायाणी, भारतीय विद्या (अंग्रेजी) 
भाग ८, अंक १-२; सत १९४७, पु० ४८-५० । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११३ 


देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने धनपालका समय वि० की १४वीं शती बतलाया है। पर 
यह उनका भ्रम है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 'अनेकान्त' वर्ष २२, किरण 
१ में श्रीदेवेन्द्रकुमारजीके मतकी समीक्षा की है। ओर उन्होंने प्राप्त प्रशस्ति- 
को मूलग्रथकर्त्ताकी न मानकर लिपिकर्त्ताकी बताया है। अतः प्रशस्तिके 
आधारपर घनपालका समय १४वीं शती सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब 
तक पुष्ठ प्रमाण प्राप्त नहीं होता है तब तक घनपालका समय १०वीं शत्ती 
ही माना जाना चाहिए। 


घनपालका व्यक्तित्व कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। उन्हें जोवनमें विभिन्न 
प्रका रके अनुभव प्राप्त थे । अतः उन्होंने समुद्रयात्राका सफल वर्णन किया है। 
विमाताके कारण पारिवारिक कलहका चित्रण भी सुन्दर रूपमें हुआ है। कवि 
धनपालका मस्तिष्क उवंर था। वे श्रृंगार-प्रसाधनको भी आवश्यक समझते 
थे। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर घन व्यय करना उनकी दृष्टिमें 
उचित था । 


रचना 


कविकी एक ही रचना “भविसयत्तकहा' प्राप्त है। यह कथाकृति नगर- 
वर्णन, समद्र-वर्णन, द्वीप-वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्धयात्रा, राज-द्वार, ऋतु-चित्रण, 
शकुनवर्णन, रूपवर्णन आदि वस्तु-वर्णनोंकी दृष्टिसे अत्यन्त समृद्ध है। कविने 
प्रबन्धमें परिस्थितियों और घटनाओंके अनुकूल मार्भिक स्थलोंकी योजना को है । 
इन स्थलोंपर उसको प्रतिभा ओर भावुकताका सच्चा परिचय मिलता है। 
भावोंके उत्तार-चढ़ावमें घटनाओंका बहुत्त कुछ योग रहता है। भविसत्तकहामें 
बन्धुदत्तका भविष्यदत्तको मेनाद्वीपमें अकेला छोड़ना और साथके लोगोंका 
संतप्त होना, मात्ता कमलश्रीको भविष्यदत्तके न लौटनेका समाचार मिलना, 
बन्धुदत्तका लौटकर आगमन, कमलश्रीका विलाप और भविष्यदत्तका मिलन 
आदि घटनाएँ ममंस्पर्शी हैं । 


कथावस्तु--हस्तिनापुरनगरमें धनपत्ति नामका एक व्यपारी था, जिसकी 
पत्नीका नाम कमलश्री था । इनके भविष्यदत्त नामका एक पुत्र हुआ | धनपति 
सरूपानामक एक सुन्दरीसे अपना विवाह कर लेता है और परिणामस्वरूप 
अपनी पहलो पत्नी और पुत्रकी उपेक्षा करने लगता है। घनपत्ति ओर सरूपाके 
पुत्रका नाम बन्धुदत्त रखा जाता है | युवावस्थामें पदापंण करने पर बन्धुदत्त 
व्यापारके हेतु कंचन-द्वीपके लिये प्रस्थान करत्ता हैं। उसके साथ ५०० व्या- 
पारियोंकी जाते हुए देखकर भविष्यदत्त भी अपनी माताकी अनुमतिसे उनके 


११४ : तोथंकर महात्रीर और उनकी आचायं-परम्परा 


साथ हो लेता है। समुद्रमें यात्रा करते हुए दुर्भाग्ससे उसको नोका आँधीसे 
पथभ्रष्ट हो मदनाग या मेनाक द्वोप पर जा लगतो है। बन्घुदत्त धोखेसे मवि- 
ध्यदत्तको वहों एक जंगलमें छोड़कर स्वयं अपने साथियोंके साथ आगे निकल 
जाता है। भविष्यदत्त अकेला इधर-उधर भटकता हुआ एक्र उजड़े हुए, किन्तु 
समृद्ध नगरमें पहुँचता है | वहीं एक जेनमन्दिरमें जाकर वह चन्द्रप्रभ जिनकी 
पूजा करता है । उसी उजड़े नगरमें वह एक दिव्य सुन्दरीको देखता है। उसीसे 
भविष्यदत्तको पता चलता है कि वह नगर कभी अत्यन्त समृद्ध था। एक 
असुरने इसे नष्ट कर दिया है। कालान्तरमें वही असुर वहाँ प्रकट होता है 
और भविष्यदत्तका उसी सुन्द रीसे विवाह करा देता है। 


चिरकाल तक पुत्रके न लोटनेसे कमलुश्री उसके कल्याणाथं श्रतपंचमी 
व्रतका अनुष्ठान करती है। उघर भविष्यदत्त सपत्नीक प्रभूत सम्पत्तिके साथ 
घर लोटता है । लौटते हुए उसकी बन्धुदत्तसे भेंट होती है, जो अपने साथियोंके 
साथ यात्रामें असफल होनेसे विपन्नावस्थाको प्राप्त था। भविष्यदत्त उसका 
सहरष स्वागत करता है। वहाँसे प्रस्थानके समय पूजाके लिये गये हुए भविष्य- 
दत्तको फिर धोखेसे वहीं छोड़कर बन्धुदत्त उसकी पत्नी और प्रचुर घनसम्प- 
त्तिको लेकर साथियोंके साथ नोकामें सवार हो वहाँसे चल पड़ता है। मार्गंमें 
फिर आँधीसे उसकी नोका पथश्रष्ट हो जाती है ओर वे सब जेसे-तेसे हस्तिना- 
पुर पहुँचते हैं । घर पहुँचकर बन्धुदत्त भविष्यदत्तकी पत्नोको अपनी भावी पत्नी 
घोषित कर देता है ) उनका विवाह निश्चित हो जाता है। कालान्तरमें दुःखी 
भविष्यदत्त भी एक यक्षकों सहायतासे हस्तिनापुर पहुंचता है । वहाँ पहुँचकर 
वह सब वृत्तान्त अपनी मातासे कहता है | इधर बन्धुदत्तके विवाहकी तैेया- 
रियाँ होने लगतीं हैं ओर जब विवाह-सम्पन्न होने वाला होता हैं तो राजसभामें 
जाकर बन्धुदत्तके विरुद्ध भविष्यदत्त शिकायत करता है और राजाको विश्वास 
दिला देता है कि वह सच्चा है। फलत: बन्थुदत्त दण्डित होता है और भविष्य- 
दत्त अपने माता-पिता भर पत्नीके साथ राजसम्मानपूवंक सुखसे जीवन 
व्यतीत करता है। राजा भविष्यदत्तको राज्यका उत्तराधिकारी बना अपनी 
पुत्री सुमित्रासे उसके विवाहका वचन देता हैं । 


इसी बोच पोदनपुरका राजा हस्तिनापुरके राजाके पास दूत मेजता है 
और कहलवाता है कि अपनी पुत्री और भविष्यदत्तको पत्नीको दे दो या युद्ध 
करो । राजा पोदनपु रनरेशकी शत्तंको अस्वीकार करता है और परिणामतः 
युद्ध होता है। भविष्यदत्तकी सहायता और वीरतासे राजा विजयी होता है। 
भविष्यदत्तकी वीरतासे प्रभावित हो राजा भविष्यदत्तको युवराज घोषित कर 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११५ 


देता है। अपनी पुत्री सुमित्राके साथ उसका विवाह भी कर देता है। भविष्य- 
दत्त सुखपु्बंक जीवन-यापन करने लगता है। 

भविष्यदत्तकी प्रथम पत्नीके हृदयमें अपनी अन्मभूमि मदनाग या मेनाक 
द्वीपको देखनेकी इच्छा जाग्रत होती है । भविष्यदत्त, उसके माता, पित्ता और 
सुमित्रा सब उस द्वीपमें जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जेन मुनि मिलते हैं, जो उन्हें 
सदाचारके नियमोंका उपदेश देते हैं। कालान्तरमें वे सब लौट आते हैं | 


एक दिन विभलबुद्धि नामक मुनि आते हैं। भविष्यदत्त उनके मुखसे अपने 
पूर्व जन्मोंकी कथा सुनकर विरक्त हो जाता है ओर अपने पुत्रको राजभार 
सौंपकर श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर लेता है। भविष्यदत्त तपश्चरण करता हुआ 
कर्मोंको नष्टकर निर्वाण प्राप्त करता है। श्रुतपंचमीके महात्म्यके स्मरणके 
साथ कथा समाप्त हो जाती है । 

घटना-बाहुल्‍य इस कथाकावब्यमें पाया जाता है । पर घटनाओंका वेचित्र्य 
बहुत कम है। 


कविने लौकिक आशख्यानके द्वारा श्रतपंचमीव्रत्तका माहात्म्य प्रदर्शित 
किया है । अन्तमें भो इसी ब्रतके माहात्म्यका स्मरण किया गया है। धामिक 
विश्वासके साथ लौकिक घटनाओंका सम्बन्ध काव्यचमत्काराथ किया गया है। 
इस कृतिमें प्रबन्धकी संघटना सुन्दर रूपमें हुई है। कथाके विकासके साथ ही 
कार्य-कारणघटनाओंकी काय॑-कारणश्र्‌ खला प्रतिपादित है । वस्तुतः यह एक 
रोमांचक काव्य' है। इसमें लोक-जीवनके अनेक रूप दिखलाई पड़ते हैं। करुण, 
श्रृंगार, वीर, रोद्र आदि रसोंका परिपाक भी सुन्दर रूपमें हुआ है। अलंकारों 
में उपमा, परिणाम, सन्‍्देह, रूपक भ्रान्तिमान, उल्लेख, स्मरण, अपक्वव 
उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तूृपमा, व्यतिरेक, निदर्शना और 
सहोक्ति आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं । उन्दोंमें पढ़ी, अडिल्ला, घत्ता, दुबइ, 
चामर, भुजंगप्रयात, शंखनारी, मरइट्ठा, प्लवंगम, कलहंस आदि छल्द प्रधान 
हैं। वास्तवमें घनपाल कविकी यह कृति कथानक-हूढ़ियों ओर काव्य-रूढ़ियों- 
की भी दृष्टिसे समृद्ध है। 


धवल कवि 


अपश्रंश-साहित्यके प्रबन्धकाव्य-रचयित्ताओंमें कवि घबलका नाम भो 
आदरके साथ लिया जाता है। कवि घबलके पिताका नाम सूर और माताका 
नाम केसुल्ल था । इनके गुरुका नाम अम्बसेन था । घवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न 


११६: तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


हुआ था; पर अन्तमें वह जेन धर्मावलम्बो हो गया था। क॒वि द्वारा निदिष्ट 
उल्लेखोंके आधारपर उसकी प्रतिभा ओर कवित्वशक्तिका परिज्ञान होता 
है। घवलने हरिवंशपुराणकी रचना को है| डॉ० प्रो« होरालाल जेनने 'इला- 
हाबाद युनिवर्सिटी स्टडोज,' भाग १, सन्‌ १९२५ में घवल कवि द्वारा रचित 
हरिवंशपुराणका निर्देश किया था । 


स्थितिकाल 


कवि धवलके निर्देशोंके आधारपर कविका समय १०वीं-११वीं शत्ती 


की !छ है। कबिने ग्रन्थके प्रारम्भमें अनेक कवियोंका स्मरण'करते हुए 
| हो 


कवि चक्‍्कवइ पुव्वि गुणवंत्तत धीरसेणु हुँतठ णयंवंतउ। 
पुण सम्मत्तईं धम्म सुरेगठ, जेण पमाण गंथु किउ चंगउ। 
देवणंदि बहु गृण जस भूसिउ, जे वायरणु जिणिदु पयासिउ | 
वज्जसूउ सुपसिद्धउ मुणिवरु, जे णयमाणुगंथु किउ सुंदरु। 
मुणि महसेणु सुलोयण जेणवि, पठमचरिउ मणि रविसेणेणवि। 
जिणसेणे हरिवंसु पवित्तुवि, जडिल मुणीण वरंगचरित्तु वि। 
दिणयरसेणें चरिउ अणंगहु, पउठमसेण आयरियद पसंगहु । 
अंधसेणु जें अमियागहणु विरइय दोस-विवज्जिय सोहण । 
जिणचंदप्पह-चरिउ मणोहरु, पावरहिडउ धणमत समुन्दरु। 
अण्णमि किय इंमाईं तुह पुत्तर विषण्हसेण रिसहेण चरित्तई । 
सीहणंदि गुरवें श्रणपेहा णरदेवेणवर्कांतु सुणेहा । 
सिद्धसेणु जें गेए आग्रठ, भविय विणीय पयासिउ चेंगठ। 
रामणंदि जे विविह पहाण जिणसासणि बहुरइय कहाणा। 
असगमहाकइ जें सु मणोहरु वीरजिणिदु-चरिउ किउ सुंदरु। 
कित्रिय कहमि सुकइ गुण आयर गेय कव्व जहि विरइय सुंदर । 
सणकुमार जे विरमठ मणहरु, कय गोविंद पवरु सेयंवरू | 
तह ववखइ/जिणरविखिय सावउ जें जय घवल भुवणि विकखाइउ। 
सालिह॒द, कि कइ जीय उर्देदद लोयइ चहुमुहुँ दोण, पसिद्धउ। 
इकक्‍्कहि जिणसासणि उचलियउ सेढु महाकइ जसु णिम्मलियउ | 
पउमचरिउ जें भुवणि परयासिउ, साहुणरहि णरवरहि पसंसिउ | 
हउ जडु तो वि किपि अब्भासमि महियलि जे णियबुद्धि पयासमि । 


१. हरिवंशपुराण १, ३! 








आचायंतुल्य काव्यकार एवं ऊेसक : ११७ 


अर्थात्‌ कविचक्रवर्ती घीरसेन सम्यक्त्वयुक्तप्रमाणविशेष ग्रन्थके कर्ता, देव- 
नन्दि, वज्ञसूरि प्रमाणग्रन्थके कर्त्ता, महासेनका सुलोचनाग्रन्थ, रविषेणका पद्म- 
चरित, जिनसेनका हरिवंशपुराण, जटिल मुनिका वरांगचरित, दिनलकरसेनका 
अनंगचरित, पद्मसेनका पाश्वंनाथचरित, अंभसेनकी अमृताराधना, घनदत्तका 
चन्द्रप्रभचरित्त, अनेक चरित्ग्रन्थोंके रचयिता विष्णुसेन, सिहनन्दीकी अनुप्रेक्षा, 
नरदेवका णवका रमनत्र, सिद्धसेतका भविकविनोद, रामनन्दिके अनेक कथानक, 
जिनरक्षित धवलादि ग्रन्थप्रव्यापक, असगका वोरचरित, गोविन्द कवि (द्वेत्त०) 
का सनत्कुमारचरित, शालिभद्रका जीव-उद्योत, चतुमुंख, द्रोण, सेढु महा- 
कविका पउमचरिउ आदि विद्वानों और उनकी कृतियोंका निर्देश किया है । 

इनमें पद्मसेन ओर असग कवि दोनों हो ग्रन्थकर्ताओंके समयपर प्रकाश 
डालते हैं । 
स्थितिकाल 


असग कविका समय शक संवत्‌ ९१० (ई० सन्‌ ९८८) एवं पद्मसेनका शक 
सं० ९९९ समय है, जिससे स्पष्ट है कि धघवल कवि शक सं० ९९९ के पश्चात्‌ 
कभी भी हुआ है। पद्मकीत्तिकी एकमात्र रचना पाश्वंपुराण उपलब्ध है | इन 
दोनों रचनाओंका उल्लेख होनेसे धवलकाविका समय शक सं० को ११ वीं 
शत्ताब्दीका मध्यकाल आत्ता है। वद्धंमान्चरितकी प्रशस्तिमें बत्ताया गया हे 
कि श्रीनाथके राज्यकालमें चोल राज्यकी विभिन्‍न नगरियोंमें कविने आठ 
ग्रन्थोंकी रचना की है-- 


विद्यामया प्रपठितेत्यसगाकृयेन श्रीनाथराज्यमखिलं जनतोपकारि | 
प्राप्पेद चोडविषये विरलानगर्या ग्र थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टमु ॥। 
--महावीरचरित, प्रशस्तिश्ठोक १०५ 


'पासणाहचरिउ'में पह्मससेन या पद्मकोतिने रबननाकालका निर्देश निम्न- 
प्रकार किया है-- 


णव-सय-णउआण उये कत्तियमासे अमावसी दिवसे । 
रइयं पासपुराणं' कइणा इह पठमणामेण ॥" 
अर्थात्‌ सं० ९९०में कात्तिक मासकी अमावस्यथाकों इस अन्थको समाप्ति 


हुई । यहाँ संवत्से शक या विक्रम कौन-सा संवत्‌ ग्रहण करना चाहिए, इसपर 
विद्वानोंमें मतभेद है। प्रो० प्रफुल्लकुमार मोदीने इंसे शक-संबतु माना है ओर 


१. पासणाहचरिउ. प्राकृत-ग्रन्थ-परिषद, ग्र थांक ८, कवि-अशस्ति, पथ ४ ॥ 


११८ : ठोथकर महावोर ओर उनको आचार्य-परम्परा 


हरिवंश कोछड़ने विक्रम संवत्‌ । हमारा अनुमान है कि ये दोनों ही संवत्‌ शक 
संवत्‌ हैं ओर घवल कविका समय शक-संवत्‌कों १०वीं शतीका अन्तिम पांद 
या ११वीं शतीका प्रथम पाद संभव है। 
रचना 
कविका एक ही ग्रथ हरिवंशपुराण उपलब्ध है। इस ग्र थमें २२वें तीर्थंकर 
यदुवबंशी नेमिनाथका जीवनवृत्त अंकित है | साथ ही महाभारतके पात्र कौरव 
और पाण्डव तथा श्रीकृष्ण आदि महापुरुषोंके जीवनवृत्त भो गुम्फित हैं। इस 
ग्रन्थमें १२२ सन्धियाँ हैं। ग्र थकी रचना पन्‍्झटिका ओर अल्लिलह उन्दमें हुई 
है। पद्धडिया, सोरठा; घत्ता, विलासिनो, सोमराजि प्रभृत्ति अनेक छन्दोंका 
प्रयोग इस ग्रथमें किया गया है। श्वृंगार, वोर, करुण और शान्त रसोंका 
परिपाक भी सुन्दररूपमें हुआ है। कविने, नगर, वन पव॑त्त आदिका महत्त्व- 
पूर्ण चित्रण किया है। यहाँ उदाहरणार्थ मधुमासका वर्णन प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
फरगुणु गड महुमासु परायड, मयणछलिउ छोउ अणुरायउ | 
वण सय कुसुमिय चारुमणोहर, वहु मयरंद मत्त बहु महुयर | 
गुमुगुमंत खणमणईं सुहावहिं, अइपपाट्‌ठ पेम्मुउक्कोर्वाहि । 
केसु व व्ाह घणारुण फुल्लिय, ण॑ं विरहग्गे जाल णमिल्लिया । 
घरिघरि णारिउ णिय तणु मंर्डाह, हिंदोर्लाह हिउहि उग्गायहि । 
वर्णि परपुदट्‌ठ महुर उल्लार्वाह, सिहिउलु सिंहि सिहरेहि घहावइ | 
--हरिवंशपुराण १७-३ 
अर्थात्‌ फाल्गुतमास समाप्त हुआ और मधुमास (चेत्र) आया। मदन 
उद्दोप्त होने लगा । लोक अनुरक्‍्त हो गया | वन नाना पुष्पोंसे युक्त, सुन्दर 
और मनोहर हो गया। मकरन्द-पानसे मत्त मधुकर गुनगुनाते हुए सुन्दर 
प्रतीत हो रहे हैं घरोंमें नारियाँ अपने शरीरकों अलंकृत करती हैं, 
झूला झूल रहीं हैं, विहार करती हैं, वनमें गाती कोयछ मधुर आलाप करती 
हैं। सुन्दर मयर नृत्य कर रहे हैं । 
इस काव्यमें करण रसकी अभिव्यंजना भी बहुत सुन्दर मिलतो है। कंस- 
वधपर परिजनोंके करुण विलापका दृश्य दर्शनीय है-- 
हा रहय दहय पाविट्ठ खला, पह अम्ह मगोहर किय विहला । 
हा विहि णिहोण पहं काइकिउ, णिहि दरिसिवि तक््खाण चकक्‍्खु हिउ | 
हु देव या वुल्लहि काईं तुहुं, हा सुन्दरि दरसहि किण्णु मुहु । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ११९ 





हा धरणिहिं सगुणणिल्यट्ठहि, वर सेज्जाह भरमवर्णेह जाहि । 

पठ विणु सुण्णं राउल असेसु, अण्णाहिठ हुबउ दिव्व देसु। 

हा गृुणसायर, हा रूवघरा, हा बहरि महण सोह्ायघ धरा । 

घत्ता--हा महुरालावण, सोहियसंदण, अम्हहं सामिय करहि | 

दुक्खहि संतत्तउ, करुण रुवंतउ, उट्ठिवि परियणु संघवहि ॥५६,१ 

कविने संसारके यथार्थंरूपका भी चित्रण किया है। सबल राज्य तत्क्षण 
नष्ट हो जाते हैं। धनसे भी कुछ नहीं होता । सुख बन्धु-बान्धव, पुत्र, कलत्र, 
भिन्न, किसके रहते हैं ? वर्षाकि जलबुलबुलोंके ममान संसारका वेभव क्षण- 
भरमें नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वृक्षपर बहुतसे पक्षी आकर एकत्र हो 
जाते हैं ओर फिर प्रातः:काल होते ही अपने-अपने कार्योंसे विभिन्न स्थानोंपर 
चले जाते हैं, अथवा जिस प्रकार बहुतसे पथिक नदी पार करते समय नोका 
पर एकत्र हो जाते हैं, ओर फिर अपने-अपने घरोंको चले जाते हैं, उसी प्रकार 
क्षणिक प्रियजनोंका समागम होता है। कभी घन आता है, कभी नष्ट होता है, 
कभी दारिद्रथ प्राप्त होता है, भोग्य वस्तुएँ प्राप्त होती हैं और विलीन होती 
हैं, फिर भी अज्ञ मानव गवे करता है। जिस योवनके पीछे जरा लगी रहती 
है उससे कौन-सा सनन्‍्तोष हो सकता है ?" इस प्रकार ग्रन्थकरत्ताने संसारकी 
वास्तविक स्थित्तिका उद्घाटन किया है । 

रस और अलंकारके समान ही छन्द-योजनाकी दुष्टिसे भी ग्रन्थ समृद्ध है। 
सामान्य छन्दोंके अतिरिक्त नागिनी, ८९।१२, सोमराजो ९०।४, जाति ९०५, 
विलासिनी ९०।८ आदि छन्‍्दोंका प्रयोग मिलता है। कड़वकोंके अन्तमें प्रयुक्त 
घत्ता--छन्दके अनेक रूप हैं । 


दरिषेण 


हरिषेण मेवाड़में स्थित चित्रकूट (चित्तौड़) के निवासी थे | इनका वंश 
घक्कड़ या घरकट था, जो उस समय प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित था| इस वंशमें 
अनेक कवि हुए हैं। इनके पिताका नाम गोवद्धंन और माताका नाम गुणवती 
था । ये किसी कारणवश्ञ चित्रकूट छोड़तर अचलपुरमें रहने लगे थे । प्रशस्ति- 
में बताया है-- 

इह मेवाड़-देसि-जण-संकुलि, सिरिउजहर णिग्गय-धक्‍्कड-कुलि | 

पाव-करिद-कुम्भ-दारण हरि, जाउ कलाहि कुसल णामें हरि । 


१ हरिवृश्पुराण ९१.७ । 





१२० : तीथंकर महावीर और उनकी आचायं-परम्परा 


तासु पुत्त पर-णारिसहोयरु, गुणणण-णिहि-कुल-गयण-दिवायरु । 

गोवड्ढणु णामें उ्प्पणड, जो सम्मत्तरयण-संपुण्णउ | 

तहो गोवड्ढणासु पिय गुणवइ, जो जिणवस्पय णिच्च वि पणवइ | 

ताए जणिउ हरिसेणे णाम सुड, जो संजाउ विबुह-कइ विस्सुउ । 

सिरि चित्त उडु चइवि अचलउरहो, गयउ-णिय-कज्जें जिणहरपउरहो ।* 

हरिषेणने अन्य अपश्र श-कवियोंके समान कड़वकोंके आदि और अन्‍्तमें 
अपने सम्बन्धमें बहुत-सी बातोंका समावेश किया है। उन्होंने लिखा है कि 
मेवाड़देशमें विविध कलाओंमें पारंगत एक हरि नामके महानुभाव थे। ये 
श्रीओजपुरके धक्कड़ कुलके वंशज थे। इनके एक गोवर्धन नामका धर्मात्मा 
पुत्र था। उसकी पत्नीका नाम गुणवती था, जो जेनधर्मंमें प्रगाढ़ श्रद्धा रखती 
थी। उनके हरिषेण नामका एक पुत्र हुआ, जो विद्वान्‌ कविके रूपमें विख्यात 
हुआ । उसने अपने किसी कायंवश चित्रकूट छोड़ दिया और अचलपुर चला 
आया । यहाँ उसने छन्‍्द और अलंकार श्षास्त्रका अध्ययन किया और धर्म- 
परीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की । 


हरिषेणने अपने पृव॑वर्त्ती चतुमुंख, स्वयंभू और पुष्पदन्तका स्मरण किया 
है। उन्होंने लिखा है कि चतुमुंचका मुख सरस्वतीका आवास-मन्दिर था। 
स्वयंभू लोक और अलोकके जाननेवाले महान्‌ देवता थे और पुष्पदन्त वह 
अलौकिक पुरुष थे, जिनका साथ सरस्वती कभी छोड़ती ही नहीं थी । कविने 
इन कवियोंकी तुलनामें अपनेको अत्यन्त मन्दबुद्धि कहा है। 


हरिषेणने अन्तिम सन्धिमें सिद्सेनका स्मरण किया है, जिससे यह ध्वनित 
होता है कि हरिषेणके गुरु सिद्धसेन थे । सन्दर्भंकी पंक्तर्याँ निम्न प्रकार हैं :-- 
सिद्धि-पुरंधिहि कंतु सुद्धे तणु-मण-वयणें। 
भत्तिए जिणु पणवेवि चितिउ बुह-हरिसंणे ॥ 
मणुय-जम्मिबुद्धिप कि किज्जइ, मणहरु जाइ कव्वु ण रइज्जइ। 
त॑ करंत अवियाणिय आरिस, हासु लहहि भउरणि गय पोरिस। 
चउमुह कव्बु विर्यणि सयंभुवि, पृष्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि। 
तिण्णि वि जोग्ग जेण तं॑ सीसइ, चउमुह मुह थिय ताव सरासइ | 
जो सयंभ सो देउ पहाणउ', अह कह लछोयाछोय वियाणउ'। 
पुप्फयंतु णठ माणुसु वुच्चच, जो सरसइए कया विण मुच्चइ। 
ते एवंविह हठ जउ माणउ, तह छंदालंकार विहोणउ। 
कव्वु करंतुके मण विलज्जमि, तह विसेस णिय जण कि हरंजमि। 
१. घम्मपरिकखा ११-२६। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२१ 


त्तो वि जिणिद धम्म अणुरायइ, वुह सिरि सिद्धसेण सुपसाईं। 
करमि सय॑ जिह णलिणि दरकथिउ जलु, अणहरेइ णित्रुलु मुत्राहलु। 
घत्ता--जा जयरामें आसि विरइय णह परबंधि। 
सा हम्मि धम्मपरिक्ख सा पद्धडिय बंधि | 
हग्पषिणके व्यक्तित्वमें नम्नता, गुणग्राहकता, धर्मके प्रति श्रद्धा एवं आत्म- 
सम्मानकी भावना समाविष्ट है । उनके काव्य-वर्णनसे ऐसा ध्वनित होता है कि 
वे पुराणशास्त्रके ज्ञाता थे और उनका अध्ययन सभी प्रका रके शास्त्रोंका था । 


स्थितिकाल 

कवि हरिषेणने 'धम्मपरिक्खा' के अन्तमें इस ग्रन्थका रचनाकाल अंकित्त 
किया है । लिखा है-- 

विककम-णिव-परिवत्तिय कालए, ववगए वरिस-सहसेहि चउत्तालए । 

इय उप्पणु भविय-जण-सुहयरु, उभ-रहिय-घम्मासव-सरयरु । ११५२७ 

अर्थात्‌ वि० सं० १०४४ में इस ग्रन्थकी रचना हुई है | अतः कविका समय 
वि० सं० को ११वों शती है। 

कविने अपनेसे पूर्व जयरामकी गाथा-छन्दोंमें विरचित प्राकृत-भाषाकी 
धमं-परीक्षाका अवछोकन कर इसके आधार पर ही अपनी यह कृति अपभ्चंशमें 
लिखी है । 
रचना 

कवि हरिषेणको एक ही रचना घमर्म-परीक्षा नामकी उपलब्ध है। डा० 
ए० एन उपाध्ये ने दश-घ्म परोक्षाओंका निर्देश क्रिया है । अमित॒गतिकी धर्मं- 
परीक्षा वि० सं० १०७०में लिखी गई है। अर्थात्‌ हरिषेणकी धर्म॑-परीक्षा 
अमितगतिसे २६ वर्ष पूव॑ं लिखो गई है। दोनोंमें पर्याप्त समानता है। अनेक 
कथाएँ पद्म एवं वाक्य दोनोंमें समान रूपसे मिलते हैं; पर जब तक हरिषेण 
द्वारा निर्दिष्ट जयरामकी ध्मं-परीक्षा प्राप्त न हो तब तक इस परिणाम पर 
नहीं पहुँच सकते कि किसने किसको प्रमावित्त किया है ? संभवत्त: दोनोंका 
स्रोत जयरामकी धर्म-परीक्षा हो हो ।* 

धर्म-परोक्षामं कविने ब्राह्मण-बर्म पर व्यंग्य किग्रा है। उसके अनेक 
पौराणिक आख्यानों ओर घटनाओंको असंगत बतलाते हुए जेंनधर्मके प्रति 


१. डॉ० ए० एन० उपाध्ये, हरिषेणको धम्मपरिवखा ऐनल्स ऑफ भण्डारकर ओरि- 
यण्टल रिसच इन्स्टीट्यूट भाग २३ पृ० ५९२-०६०८ । 


१२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


आस्था ओर श्रद्धा उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया । ग्रंथकों विषय-वस्तु निम्न 
प्रकार है-- 

मंगलाचरणके पश्चात्‌ प्राचीन कवियोंका उल्लेख करते हुए आत्म-विनय 
प्रदर्शित की है। तदनन्तर जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र, मध्य-प्रदेश वेताढूय पवंत और 
वेजयन्ती नगरीका चित्रण किया है| वेजयन्ती नगरीके राजाकी रानीका नाम 
वायुवेगा था । उनके मनवेग नामक एक अत्यन्त धाभिक पुत्र हुआ। उसका 
सित्र पवनवेग भी धर्मात्मा और द्राह्मणानुमोदित्त पौराणिक धममें आस्था रखने 
वाला था। पवनवेगके साथ मनवेग विद्वानोंकी सभामें कुसुमपुर गया | 

तीसरी सन्धिमें अंगदेशके राजा शेखरका कथानक देकर कवि अनेक 
पौराणिक उपाश्यानोंका वर्णन करता है। चौथो सन्धिमें अवतारवाद पर 
व्यंग्य किया है। विष्णु दश जन्म लेते हैं ओर फिर भी कहा जाता है कि वे 
अजन्मा हैं; यह कैसे संभव है? स्थान-स्थानपर कविने “तथा चोकक्‍तं तैरेव” 
इत्यादि शब्दों द्वारा संस्कृत्के अनेक पद्म भी उद्धृत किये हैं। इसी प्रसंग्में 
शिवके जाह्नवी और पाव॑ंती प्रेम एवं गोपी-कृष्ण छीलापर भी व्यंग्य किया है । 

पाँचवीं संधि में ब्राह्मण-धर्मं की अनेक अविश्वसनीय और असत्य बातों 
की ओर निर्देश कर मनोवेग ब्राह्मणों को निरुत्तर करता है। इसी प्रसंगमें 
वह सीताहरण आदिके सम्बन्धमें भी प्रश्न करता है। 

सातवीं सन्धिमें गान्धारीके १०० पूत्रोंकी उत्पत्ति और पाराशरका 
धीवरकन्यासे विवाह वर्णित है। आठवीं' सन्धिमें कुल्तोसे कर्णकी उत्पत्ति 
ओर रामायणकी कथापर व्यंग्य किया है। 


नवीं संधिमें मनवेग अपने मित्र पवनवेगके सामने ब्राह्मणोंस कहता है कि 
एकबार मेरे सिरने घड़से अलग होकर वृक्षपर चढ़कर फल खाये | अपनी 
बातकी पुष्टिके लिए वह रावण ओर जरासन्धका उदाहरण देता है। इसो 
प्रसंगमें मनवेग श्राद्ध पर भी व्यंग्य करता है। 


दक्षवीं सन्धिमें गोमेघ, अध्वमेघादि यज्ञों और नियोगादिपर व्यंग किया 
है। इस प्रकार मनवेग अनेक पौराणिक कथाओंका निर्देशकर और उन्हें मिथ्या 
प्रतिपादित कर राज्यसभाको परास्त करता है| पवनवेग भी मनवेगको युक्तियोंसे 
प्रभावित होता है और वह जनधर्मंमें दीक्षित हो जाता है। जेनधमनुकूल 
उपदेशों और आचरणोंके निर्देशके साथ ग्रंथ समाप्त होता है। 

कविने इस ग्रन्थमें कवित्वशक्तिकाभी पूरा परिचय दिया है । प्रथम संधिके 
चतुर्थ कड़वकमे वेजयन्ती नगरीको सुन्दर नारीके समान मनोहारिणी बताया 


आाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेक्षक : १२३ 


है। कविने विभिन्न उपमानोंका प्रयोग करते हुए इस नगरोको सुराधिपको 
नगरीसे भी श्रेष्ठ बताया है। वायुवेगारानीके चित्रणमें कविने परम्परागत 
उपमानोंका उपयोगकर उसके नखशिखका सौन्दर्य अभिव्यक्त किया है। 

११ वीं सन्धिके प्रथम कडवकमें मेवाड़ देशका रमणीय चित्रण किया है। 
यहांके उद्यान, सरोवर, भवन आदि सभी दृष्टियोंसे सुन्दर एवं मनमोहक हैं । 

इस ग्रंथमें पद्ड़िया छन्‍्दकी बहुलता है। इसके अतिरिक्त मदनावतार ११४, 
विलासिनी १।१५, स्रग्विणी १।१७, पादाकुलक १।१९, भुजंग्रप्रयात २।६, प्रमा- 
णिका ३।२, रणक या रजक ३।११, मत्ता ३२१, विद्युन्माला ९॥९, दोधक 
१०३ आदि उन्दोंका प्रयोग किया है। छन्‍्दोंमें वर्णवृत्त ओर मात्रिक वृत्त 
दोनों मिलते हैं। 

संक्षेपमें कबिने सरल और सरस भाषामें भावोंकी अभिव्यञ्जना की है । 

वीर कवि 


महाकवि वीरने 'जंबुसामिचरिउ"'में अपना परिचय दिया है। उनका जन्म 
मालवा देशके गुखलेउ नामक ग्राममें हुआ था । उनके पित्ता 'लाडबागउ' गोत्रके 
महाकवि देवदत्त थे। देवदत्तने १. वरांगचरित २. शान्तिनाथराय ३- सद्धयवीर- 
कथा और ४. अम्बादेवी रासकी रचना की थी | महाकवि वीरने अपने पिताको 
स्वयं तथा पुष्पदन्तके पश्चात्‌ तीसरा स्थान दिया है। कविने लिखा है कि 
स्वयंभूके होने से अपभ्र शका प्रथम कवि, पुष्पदन्तके होनेसे अपभ्र शका द्वितोय 
कवि और देवदत्तके होनेसे अपश्र शके तृतीय कविकी ख्याति हुई है। वीर 
कविने अपने समय तक तीन ही कवि अपभ्र छके माने हैं। स्वयंभु, पुष्पदन्त 
ओर देवदत्त । इससे यह ध्वनित होता है कि कवि वीरके पिता देवदत्त भी 
अयश्र दके ख्यातिनामा कवि थे ) 

कविकी माँका नाम श्री सनुबा था ओर इनके सीहल्ल, लक्षणांक तथा 
जसई ये तीन भाई थे। कविकी चार पत्नियाँ थीं--१. जिनमति २. पद्मवती 
३. लीलावती ४. जयादेवी । इनकी प्रथम पत्निसे नेमिचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था। वीर संस्कृत काव्य रचनामें भी निपुण थे; किन्तु पिताके मित्रोंकी 
प्रेरणा ओर आग्रहसे संस्कृत-काव्यरचनाको छोड़कर अपश्र॑ंशप्रबन्धशेलोमें 
जंबुसामिचरिउ की रचना की है। 

कविका लाडवागउ वंश इतिहास प्रसिद्ध बहुत पुराना है। इस वंशका 
प्रारंभ, पुशन्नाट संघसे हुआ है। इस संघके आचार पुन्नाट-कर्नाटक प्रदेशमें विहार- 


१. जंबुसामिचरिउ भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन सन्‌ १९६८; १।४-५। 


१२४ : तोथंकर महावोर ओर उनको आवायं-परम्परा 


करते थे। इसलिए इसका नाम पुश्नाट पड़ा | तदभनन्‍्तर इसका प्रमुख कार्यक्षेत्र 
छाडबागड़-गुजरात और सागवाड़ाके आसपासका प्रदेश हुआ | इसोलिए इसका 
नाम लाडवागडगच्छ पड़ा। पुन्नाट संघके प्राचोनतम ज्ञात आचाय॑ जिनसेन 
प्रथम हैं जिन्होंने शक संवत्‌ ०५ (वि० सं० ८४०) में वर्धभानपुरके पाश्वंनाथ 
को दोस्तटिकाके श्ान्तिनांथ जिनालयमें रहकर हरिवंशपुराणकी रचना की 
| 

धमंरत्नाकर नामक ग्रंथके रचयिता आचाय॑ जयसेन लाडबागड संघके 
प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वि० सं० १०५५ में कर्नाटक-कराड (बम्बई)में निवास 
कर उक्त ग्रंथको रचनाको .पूर्ण किया था । इसी गणमें प्रद्यम्नचरित रचयिता 
महासेन, हरिषेण, विजयकोत्ति आदि अनेक आचाय॑ हुए हैं। 


व्यक्तित्व 


महाकवि वीर काव्य, व्याकरण, तक, कोष, छन्दशास्त्र, द्रव्यानुयोग, 
चरणानुयोग, करणानुयोग आदि विषयोंके ज्ञाता थे। “जंबुसामिचरिउ'में' 
समाविष्ट पौराणिक घटनाओंके अध्ययनसे अवगत होता है कि महाकवि बो रके 
वल जेन पोराणिक परम्पराके हो ज्ञाता नहीं थे अपितु बाल्मोकिरामायण, 
महाभारत, शिवपुराण, विष्णुपुराण, भरतनाद्यश्ञास्त्र, सेतुबन्धकाव्य आदि 
ग्रंथोंके भी पंडित थे। इनके व्यक्तित्वमें नम्रता ओर राजनीति-दक्षताका विशेष 
रूपसे समावेश हुआ है। कविको अपने पूव॑ंजोंपर गव॑ं है। वह महाकाव्य 
रचयिताके रूपमें अपने पिताका आदरपूवंक उल्लेख करता है । 

संस्कृत भाषाका प्रोढ़ कवि ओर काव्य अध्येत्ता होनेके कारण वीर कविकी 
रचनामें पर्याप्त प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है। वीरके 'जंबुसामिचरिउ'से यह भी 
स्पष्ट है कि वह धर्मका परम श्रद्धालु, भक्तब्रती ओर कमंसंस्कारोंपर आस्था 
रखनेवाला था । उसकी प्रकृति अत्यन्त उदार और मिलनसार थी। यही 
कारण है कि उसने मित्रों को प्रेरणाकों स्वीकारकर अपभश्र शमें काव्यको 
रचना की | 

बीर कविको समाजके विभिन्न वर्गों एवं जीवन यापनके विविध साधनोंका 
साक्षात्‌ अनुभव था। वह श्रद्धावान्‌ सद॒गृहस्थ था। उसने मेघवनपत्तनमें 
तोर्थंकर महावी रकी प्रतिमा स्थापित करवाई थी | 


कविके व्यक्तित्वको हम उनके निम्नकथनसे परख सकते हैं-- 
देंत दरिछं परवसणदुम्भ्णं सरसकव्वसन्वस्स | 
कइवी रसरिसपुरिस॑ घरणिघरंती कयत्थासि | 


आचार्यतुल्य एवं काव्यकार लेखक : १२५ 


हत्ये चाओ चरणपणमण्णं साहुसीताण सीसे। 
सच्चावाणी वयणकमलए बच्छे सच्चापवित्ती ॥ 
दरिद्रोंको दान, दूसरेके दुःखमें दुखो, सरसकाव्यको हो स्व॑स्व मानने वाले 
पुरुषोंको धारण करनेसे ही पृथ्वी कृताथे होती है। हाथमें धनुष, साधुचरित, 
महापुरुषोंके चरणोंमें प्रणाम, मुखमें सच्ची वाणी, हृदयमें स्वच्छप्रवृत्ति, कानोंसे 
सुने हुए श्रुतका ग्रहण एवं भुजलताओंमें विक्रम, वीर पुरुषका सहज परिकर 
होता है। 


इस कथनसे स्पष्ट है कि कविके व्यक्तित्वमें उदारता थी, वह दरिद्वोंको 
दान देता था ओर दूसरोंके दुःखमें पुर्ण सहानुभूतिका व्यवहार करता था। 
कवि वोरताको भी जीवनके लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि 
उसने युद्धोंका ऐसा सजीव चित्रण किया है जिससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वह युद्धभूमिमें सम्मिलित हुआ होगा । 

कवियोंके घरणोंमें नतमस्तक होना भी उसका कवित्वके प्रति सदभाव 
व्यक्त करता है । सत्यवचन, पवित्र हृदय, अनवरत स्वाध्याय, भुजपराक्रम और 
दयाभाव उसके व्यक्तित्वके प्रमुख गुण हैं। 


स्थितिकाल 


'जंबुसामिचरिउ'की प्रशस्तिमें कविने इस ग्रन्थता रचनाकाल वि० सं० 
१०७६ माघ शुक्ला दशमी बताया है। लिखा है-- 
“विक्कमनिवकालाओ छाह्दत्तररससएसु वरिसाणं | 
माहम्मि सुद्धपक्खे दसम्मि दिवसम्मि संतम्मि॥ २॥” 
प्रस्तुत काव्यके अन्त:साक्ष्य तथा अन्य बाह्यसाक्ष्योंसे भी प्रशस्तिमें उल्लि- 
खित समय ठीक सिद्ध होता है। कवि वोरने महाकवि स्वयंभू, पुष्पदन्त एवं 
अपने पिता देवदत्तका उल्लेख किया है । पुष्पदन्तके उल्लेखसे ऐसा ज्ञात होता 
है कि जब यह महाकवि अपने जीवनका उत्तराद्ध काल यापन कर रहा था 
और जिस समय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयकी मृत्युके पाँच ही वर्ष हुए थे उस 
समय धारा नरेदा परमारवंक्षीय राजा सीयक या श्री हष॑ने कृष्ण तृतोयके 
उत्तराधिकारी और अनुज खोटिटगदेवको आक्रमण करके मार डाला था एवं 
मान्यखेटपुरीको बुरी तरह लूटा तथा ध्वस्त किया था (वि० सं० १०२९)। 
इस समय पुष्पदन्तके महापुराणकी रचना पूर्ण हो चुकी थी ओर अभिमानमेरु 
महाकवि पृष्पदन्तकी ख्यात्ति मालवा प्रान्तमें भी हो चुकी थी | इसो समय वीर 
कविने अपने बाल्यकालमें हो सरस्वतीके इस वरद्‌ पुत्रकी ख्याति सुनो होगी 


१२६ : तोरथंकर महावीर और उनको आधार्य-परम्परा 


और इसकी रचनाओंका अध्ययन किया होगा । यतः जंबुसामिचरिउपर पृष्प- 
दन्तकी रचनाओंका गम्भीर और व्यापक प्रभाव दिखलायी पड़ता है। अतः 
कविके समयक्री पूर्व सीमा वि० सं० १०२५ के लगभग आती है| 


इतना ही नहीं जंबुसामिचरिउपर नयनन्दिके सुदंसणचरिउ (वि० सं० 
११००) का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। एक बात और विचारणोय यह है 
कि जंबुसामिचरिउकी पंचम, षष्ठ और सप्तम सन्धियोंमें हंसढ्वीपके राजा रत्न- 
शेखर द्वारा केरलके घेर लिये जाने ओर मगधराज श्रेणिककी सहायतासे राजा 
रत्नशेखरको परास्त किये जानेके बहानेसे. वीर कविने जिस ऐतिहासिक युद्ध 
घटनाकी ओर संकेत किया है उसमें कविने स्वयं भी एक पक्षकी ओरसे भाग 
लिया हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। यह घटना परिवर्तितरूपमें मुंजके 
द्वारा केरल, चोल तथा दक्षिणके अन्य प्रदेशोंपर वि० सं० १०३०-१०५० के 
बीच आक्रमण करके उन्हें विजित करनेकी मालम पड़ती है। 

वोर कविके परचात्‌ ब्रह्मजिनदासका संस्कृत “जम्बुस्वामिचरित' मिलता है 
जिसे उन्होंने वि० सं० १५२० में पूर्ण किया । यह रचना अपअ्र श काव्यका 
संस्कृत रूपान्तर है। महाकबि “रइध्‌'ने भी 'जंबुसामिचरिउ'का निर्देश किया 
है। हरिषेणको 'धम्मपरिक्खा' वि० सं० १०४४ में लिखी गई है । अत: हरिषेण 
और पुष्पदन्त इन दोनोंके साथ कविका सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। जेन 
ग्रन्थावली में 'जंबुचरिउ'का उल्लेख आया है। इस ग्रन्थकी रचना भी अपभ्र श्में 
वि० सं० १०७६ में हुई है । जंबुचरिउके रचयिता सागरदत्त हैं, जो 'जंबुसामि- 
चरिउ'के समान ही विषयवस्तुका वर्णन करते हैं। अतएव प्रशस्तिमें निर्दिष्ट 
जंबुसामित्ररिउका रचनाकाल यथार्थ है। 


रचना 

महाकवि वोरकी एक ही रचना जंबुसामिचारिउ उपलब्ध है। यह अपभ्र श- 
का महाकाव्य है और यह रचना ११ सन्धियोंमें पूर्ण हुई है । 

मंगलाचरणके अनन्तर कवि सज्जन-दुजन स्मरण करता है। पुव॑वर्त्ती कवियों- 
के स्मरणके अनन्तर कवि अपनी अल्पन्ञता प्रदशित करता है। मगधदेश और 
राजगृहका सुन्दर काव्यशेलीमें वर्णन किया गया है। तीर्थंकर महावीरका 
विपुलाचलूपर समवश्रण पहुँचता है। और श्रेणिक प्रइन करते हैं और गौतम 
गणघर उन प्रदनोंका उत्तर देते हैं । 


मगध-मण्डलमें वर्धभान नामक ग्राममें सोमशमेनामक गुणवान ब्राह्मण 
रहता था ओर जिसकी पत्नी सोमशर्मा नामक थी | उनके भवदत्त और भवदेव 
नामक दो पुत्र थे। जब वे क्रमशः १८ और १२ वर्षके थे तब उनके पिताका 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२७ 


स्वगंवास हो गया और उनकी माता भी सती हो गई | माता-पिताके स्वरगंवास- 
के अनन्तर भाई भवदत्त न्यायपृवंक गृहस्थधर्मंका पालन करने लगा | कुछ 
समय परचात्‌ सुधर्म मुनिका उपदेश सुनकर भवदत्तको वराग्य हो गया और 
छोटे भाई भवदेवको गृहस्थीका भार सौंपकर वह संघधमें दोक्षित हो गया। 
बारह वर्ष पश्चात्‌ मुनि संघ विहार करता हुआ पुनः उसी गाँवमें आया। 
छोटे भाई भवदेवको भी दीक्षित करनेकी इच्छासे गुरुकी अनुज्ञा लेकर भवदत्त 
मुनि भवदेवके घर आया । बड़े भाईका आगमन सुनकर वह बाहर आया उस 
समय भवदेवके विवाहकी तैयारियाँ हो रही थीं | अत्एव वह नववधूकों अद्ध - 
मंडित हूं। छोड़कर भवदत्तके पास आया । भवदेवके आग्रहसे वहीं आहार लेकर 
जहाँ संघ ठहरा हुआ था वहाँ भवदत्त मुनि लौट आया । भवदेव भी भाईके 
साथ श्रद्धा ओर संकोचवश मुनि संघमें चछा आया। यहाँ मुनिजनोंकी प्रेरणा 
तथा भाईकी अन्तरंग इच्छाके सम्मानाथे बेमनसे भवदेवने मुनिदीक्षा ग्रहण 
कर ली | तदनन्तर संघ वहाँसे विहार कर गया। भवदेव दिनरात नागवसुके 
ध्यानमें लीन रहता हुआ घर लौटकर पुनः उसके साथ काम भोग भोगनेके 
अवसरकी प्रतीक्षामें समय व्यतीत करने लगा । १२ वर्ष पश्चात्‌ मुनि संघ पुनः 
उसी वधमान गाँवके निकट आकर ठहरा | भवदेव इससे बहुत उल्लसित हुआ 
ओर बहाना करके अपने घरकी ओर चल पड़ा । 


गाँवके बाहर ही एक जिन चेत्यालयमें उसकी नागवसुसे भेंट हो गई । 
ब्रतोंके पालनेसे अति कृशगात्र अस्थिपंजर मात्र शेष रहनेसे भवदेव उसे पह- 
चान नहीं सका। अपने कुल और पत्नीके सम्बन्धमें पूछने पर नागवसुने उसे 
पहचान लिया | नागवसुने उसे अपना परिचय दिया और तप: शुष्क शरीर 
दिखलाकर नाना प्रकारसे धर्मोपदेश दे भवदेवको प्रतिबुद्ध किया । इस प्रकार 
बोध प्राप्त कर भवदेवने आचार्यके पास जाकर प्रायदिचत्त लिया और पुनः 
दीक्षा ग्रहण कर कठोर तपश्चरण किया । और मुत्युके अनन्तर तृतीय स्वगं 
प्राप्त किया । 


स्वगंसे च्युत हो भवदत्त पूव॑ विदेहमें राजा वज्त्रदन्‍्त और उसकी रानी 
यशोधनाके गर्भेसे सागरचन्द्र नामक पुत्र हुआ । और भवदेवका जीव वहाँके 
राजा महापञ्म और वनमाला नामक पटरानीका शिवकुमार नामक पुत्र हुआ | 
कालान्तरमें सागरचन्द्र दीक्षित हो गया | उसने भवदेवके जीव युवराज शिव- 
कुमा रको प्रतिबोधित करनेका प्रयास किया; पर माता-पिताकी अनुज्ञा न 
मिलनेसे वह धरमें हो धर्म-साधन करने लगा। इस तपके प्रभावसे भवदेवने 


१२८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारय॑-परम्परा 


पुनः स्वरमें जन्म ग्रहण किया ओर भवदत्तके जीव सागरचन्द्रने आयुष्य पूर्ण 
कर स्वगमें जन्म प्राप्त किया । 

चौथी सन्धिसे जम्बूस्वामीकी कथा आरंभ होती है। इनके पिताका नाम 
अहंद्यास था । सन्धिमें जन्म, वसन्तोत्सव, जलक्रीड़ा आदिका वर्णन आया है। 
अनन्तर उनके द्वारा मत्त गजको परास्त करनेका कथन आया है। 

पाँचवीसे सातवीं सन्धितक जम्बूस्वामीके अनेक वीरतापूर्ण कार्योंका वर्णन 
किया है। महर्षि सुधर्मास्वामी अपने पाँच शिष्योंके साथ उपवनमें आते हैं। 
जम्बूस्वामी उनके दर्शन कर नमस्कार करते हैं। वे अपने पृव॑भवोंका वृत्तान्त 
जान कर विरक्त हो घर छोड़ना चाहते हैं। माता समझाती है। सागरदत्त 
श्रेष्िका भेजा हुआ मनुष्य आकर जम्बूका विवाह निश्चित करता है। 
श्रेष्यियोंकी कमलश्नी, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री नामक चार कन्याओंसे 
जम्बूका विवाह होता है । 

जम्बूके हृदयमें पुनः वेराग्य जाग्रत होता है। उनकी पत्लनियाँ वेराग्य- 
विरोघी-कथाएँ कहत्ती हैं। जम्बू महिलाओंकी निन्‍्दा करता हुआ वेराग्य निरू- 
पक कथानक कहता है । इस प्रकार अद्धंरात्रि व्यतीत हो जाती है। इतनेमें 
हो विद्यन्चर चोर, चोरी करता हुआ वहाँ आता है । जम्बूस्वामीकी माता भी 
जागती थीं। उसने कहा--'चोर, जो चाहता है, ले ले'। चोरको जम्बूकी मातासे 
जम्बूके वेराग्य-मावकी सूचना मिलती है। विद्युच्चरने प्रतिज्ञा को कि वह या 
तो जम्बूको रागी बना देगा, अन्यथा स्वयं वह वेरागी बन जायगा | जम्बूको 
माता उस चोरको उस समय अपना छोटा भाई कहकर जम्बूके पास ले जात्ती 
जाती है, ताकि विद्युच्चर अपने कार्यमें सफल हो । 

दशबीं सन्धिमें जम्बू और विद्युन्चर एक दूसरेको प्रभावित करनेके लिए 
अनेक आख्यान सुनाते हैं। जम्बू वे राग्यप्रधान एवं विषय-भोगकी निस्सारता- 
प्रतिपादक आख्यान कहते हैं और विद्युन्चर इसके विपरीत वेराग्यकी निस्सा- 
रता दिखलानेवाले विषयभोग-प्रतिपादक आख्यान। जम्बूस्वामोकी अन्तमें 
विजय होती है। वे सुधर्मास्वामीसे दीक्षा लेते हैं और उनको सभी पत्नियाँ 
भी आधिका हो जाती हैं। जम्बूस्वामी केवलज्ञान प्राप्तकर अन्तमें निर्वाण- 
पद लाभ करते हैं । 

विद्युब्चर भी दशविध धमंका पालन करता हुआ तपस्या द्वारा सर्वार्थसिद्धि 
लाभ करता है । जम्बूचरिउके पढ़नेसे मंगल-लाभका संकेत करते हुए कृति 
समाप्त होती है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १२९ 


इस ग्रन्थमें जम्बूस्वा मीके पूर्वजन्मोंका भी वर्णन आया है । पूव॑जन्मोंमें वह 
शिवकुमार और भवदेव था ओर उसका बड़ा भाई सागरचन्द और भवदत्त | 
प्रददेवके जीवनमें स्वाभाविकता है। भवदत्तके कारण ही भवदेवके जीवनमें 
उत्तार-चढ़ाव और अन्‍्तदंन्द्र उपस्थित होते हैं । जम्बूस्वामीकी पत्नियोंके पूर्व 
जन्म-प्रसंग कथा-प्रवाहमें योग नहीं देते । अतः वे अनावश्यक जेसे प्रतीत 


होते हैं । 


जम्बूस्वामीके चरित्रको कवि जिस दिशाकी ओर मोड़ना चाहता है उसो 
ओर वह मुड़ता गया | कविने नायकके जोवनमें किसी भी प्रकारकी अस्वाः 
भाविकता चित्रित नहीं की है । राग और वेराग्यके मध्य जम्बूस्वामीका जीवन 
विकसित होता है । 


'जम्बूसामिचरिउ'में शास्त्रीय महाकाव्यके सभी लक्षण घटित होते हैं। 
सुगठित इतिवृत्तके साथ देश, नगर, ग्राम, शेल, अटवी, उपवन, उद्यान, सरिता, 
ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदिका सुन्दर चित्रण आया है। रसभाव-योजनाकी 
दुष्टिसि यह एक प्रेमाख्यानक महाकाव्य है | इस महाकाव्यका आरंभ अध्वघोष 
कृत 'सोन्दरनन्द' महाकाव्यके समान बड़े भाईके द्वारा छोटे भाई भवदेवके 
अनिच्छापूवंक दीक्षित कर लिये जानेसे प्रियावियोगजन्य विप्रलुम्भ श्वृंगारसे 
होता है। भवदेवके प्रेमको प्रकषंता ओर महत्ता इसमें है कि वह जेनसंघके 
कठोर अनुशासन्तमें दिगम्बर मुनिके वेशमें बड़े भाईकी देखरेखमें रहते हुए भी 
तथा जेन मुनिके अतिकठोर आचारका पालन करते हुए भी १२ वर्षोंका दीघ॑ 
काल अपनी पत्नी नागवसुके रूपर-नचन्तनमें व्यतीत्त कर देता है। और अपनी 
प्रियाका निशिदिन ध्यान करता रहता है। १२ वर्ष पश्चात्‌ वह अपने गाँव 
लौटता है और प्रिया द्वारा ही उदबोधन प्राप्त करता है। इस प्रकार काव्यकी 
कथावस्तु विप्रलुंभ श्रृंगारसे आरंभ होकर शान्त रसमें समाविष्ट होतो है । 
वीर (४२१), रौद्र (५॥३,५।१३), भयानक (१०९), वोभत्स (१०२६), करुण 


(२।५, १११७), अद्भुत (२।३, ५२) एवं वात्सल्य (७/१३, ६।७) में रसका 
परिणाम आया है । 


अलंका रोंमें उपमा १।६, मालोपमा ५।८, मालोसटोक्षा ८१०, फलोत्रेक्षा 
४।१४, रूपकमाला ३।७, मिदशंना १॥३, दुष्टान्त १।२, वक्रोक्ति ४१८, विभावना 
४८, विरोधाभास ९॥१२, व्यत्तिरेक ४१७, सन्देह ४।१०, भ्रान्तिमान्‌ ५३२, 
और अतिशयोक्ति १।१७ अलंकार पाये जाते हैं । 


१३० ' तीर्थंकर महाबीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


छन्दोंमें करिमकरभुजा (७१०), दोपक (४२२), पारणक (१२), पढंड़िया 
(१८), अलिल्लह (१६), सिहावलोक (६॥६), त्रोटनक (४७), पादाकुलक 
(११), उबंशी (३३४), सारीय (५११४), स्रग्विणी (१॥९, ४॥१६), मदनावतार 
(६।१०), तिपदी शंखनारी (४५), सामानिका (९१७), भुजंगप्रयात (४॥२१), 
दिनर्माण (७५), गाया (९।१), उद॒गाथा (७१), दोहा (४१४), रत्नमालिका 
(२११५) मणिशेखर (५।८) मालागाहो (७४४), दण्डक (४८) का प्रयोग कविने 
किया है । इस प्रकार महाकाव्यके सभी तत्त्व जंबुसामिचरिउमें पाये जाते हैं । 


श्रीचन्द 

श्रीचन्दका नाम 'दंसणकहरयणकरंड'में पंडित श्रीचन्द्र भी आया है। 
कविने अपना परिचय 'दंसणकहरयणकरंडु'के अन्तको प्रद्वस्तिमें अंकित किया 
है। कविने लिखा है-- 

देशीगणपहाणु गुणमणहरु, अवदृण्णउं णावइ सईं गणहरु। 

>( > 2 >( 
भव्वमणो-णलिणाण-दिणेसरु, सिरिकित्ति त्ति सुवित्ति मुणीसरु ॥ 
तासु सोसु पंडियचूडामणि, सिरिगंगेयपमुह पउरावणि। 


+९ 2५ अं ८ 
धम्मुव रिसिरूवें जसरूवउ, सिरिसुयकित्तिणामु संभूयउ । 


> > > > 
सिरि चंदुज्जलजसु संजायउ, णामे सहसकित्ति विक्खायउ | 
> > > > 


सिरिचंदू णामु सोहण मुणीसु, संजायउ पंडिउ पढम सीसु । 
तेणेड. अणेयच्छरियघामु,_ दंसणकहरयणकरंड्णामु । 
4 > न्‍ ९ 

कण्णर्णारदहो रज्जैसहो सिरिसिरिमालपुरम्मि। 

बुहसिरिचंदें एउ कठ णंदउ कब्बु जयम्मि ॥ 

इस प्रशस्तिसे तथा कथाकोशकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्रके 
पूव॑ तीन विशेषण प्राप्त होते हैं-कवि, मुनि ओर पंडित । श्रीचन्द मुनिथे 
और ग्रन्थ-रचना करनेसे वे कवि ओर पंडितकी उपाधिसे अलंकृत थे । श्रीचन्द- 
ने प्रशस्तियोंमें अपनी गरुपरम्परा निम्न प्रकार अंकित की है-- 


व्यवच्याजिनिदाया जटाउतानसओ शत व्ल्थकलला | ००० 


देशीगण, कुन्दकुन्दान्यय 
शरोकीति 

श्रतकीति 

हल 


बवीरचन्द्र 


श्् 


6 


श्रीचन्द्र 

सहस्रकीतिके पाँच शिष्य थे--देवचन्द्र, वासवमुनि, उदयकोीति, शुभचन्द्र 
और वीरचन्द्र। इन पाँचों शिष्योंमेंसे वीरचन्द्र अन्तिम शिष्य थे। इन्हीं 
वीरचन्द्रके शिष्य श्रीचन्द्र हैं । 

श्रीचन्द्रने कथाकोशकी रचनाके प्रेरकोंका वंशपरिचय विस्तारपूवंक दिया 
है । बताया है कि सौराष्ट्र देशके अगहिल्लपुर (पाटण) नामक नगररमें प्राग्वाट- 
वंशीय सज्जन नामके एक व्यक्ति हुए, जो मूलराल नरेशके धमंस्थानके गोष्ठी- 
कार अर्थात्‌ धाभिक कथावार्त्ता सुनानेवाले थे | इनके पुत्र कृष्ण हुए, जिनकी 
भगिनीका नाम जयन्ती और पत्नीका नाम राणू था। उनके तीन पुत्र हुए-- 
बीजा, साहनपाल और साढदेव तथा चार कन्याएँ---श्री, श्टंगारदेवी, सुन्दू और 
सोखू । इनमें सुन्दू या सुन्दुका विशेषर्पसे जेनधर्मके उद्धार ओर प्रचारमें रुचि 
रखती थी। क्ृष्णकी इस सन्तानने अपने कमंक्षयसे हेतु कथाकोशकी व्याख्या 
कराई | आगे इसो प्रशस्तिमें बताया गया है कि कर्त्ताने भव्योंको प्रार्थनासे 
पूर्व आचायंकी कृतिको अवगत कर इस सुन्दर कथाकोशकी रचना की | 

इस कथनसे यह अनुमान होता है कि इस विषयपर पूर्वाचायंकी कोई 
रचना श्रोचन्द्रमुनिके सम्मुख थी। प्रथम उन्होंने उसी रचनाका व्याख्यान 
श्रावकोंको सुनाया होगा, जो उन्हें बहुत रोचक प्रतोत हुआ । इसीसे उन्होंने 
उनसे प्राथंना को कि आप स्वतन्त्ररूपसे कथाकोशकी रचना कीजिये । फल- 
स्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थका प्रणयन किया गया है। प्रशस्तिमें ग्रंथकारके व्याख्यातृत्व 
भोर कवित्व आदि गुणोंका विशेषरूपसे निर्देश किया गया है। अत्तएव यह 
स्पष्ट है कि सोराष्ट्र देशके अगहिल्लपुरमें कृष्ण श्रावक और उनके परिवारकी 
प्रेरणासे कथाकोश ग्रन्थकी रचना हुई है। 

दंसणकहरयणकरंडु' ग्रंथको सन्धियोंके पुष्पिकावाक्योंमें 'पं० श्रीचन्द्र 
कृत' निर्देश मिलता है। यह निर्देश सोलहवों सन्धि तक ही पाया जाता है। 


१३२ : तोर्थंथर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


१७वों से २१वीं सन्धि तककी पुष्पिकाओंमें 'इय सिरिचन्दमुणोन्दकए'-- 
(इति श्रीचन्द्रमुनिकृत) उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
'दंसणकहरयणकरंड' की १६वीं सन्धिकी रचना तक श्रोचन्द्र श्रावक थे, पर 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने मुनि-दीक्षा ग्रहण की होगी। अतएव उन्होंने 'दंसणकह- 
के को अवशिष्ट सन्धियाँ ओर कथाकोशकी रचना मुनि अवस्थामें 
। 

श्रीचन्द्रका व्यक्तित्व श्रावक ओर श्रमण दोनोंका समन्वित रूप है। 
कवित्वके साथ उनको व्याख्यानशेलो भी मनोहर थी। श्रोचन्द्र राजाश्रयमें 
भी थे । श्रीमालपुर ओर अणहिल्लपुरके साथ उनका निकटका सम्बन्ध था। 
रचनासे यह भी ज्ञात होता है कि श्रीचन्द्र मनुष्यजन्मको दुलंभ समझ दिगरम्बर 
दक्षामें प्रवृत्त हुए थे। मनुष्यजन्मकी दुलंभताके लिए उन्होंने पाशक, धान्य 
चूत्त, रत्नकथा, स्वप्न, चन्द्रकवेध, कू्मंकथा, युग्म ओर परमाणुकी दृष्टान्त- 
कथाएँ उपस्थित को हैं, जिससे उनका अध्यात्मप्रेमप्रकट होता है। कविके 
आख्यानकी इस शेलीसे यह भी ध्वनित होता है कि वे संसारमें धममं पुरुषारथंको 
महत्त्व देते थे । 


स्थितिकाल 


कवि श्रीचन्द्रने 'दंसगकहरयणकरंडु'को प्रशस्तिमें उसके रचनाकालका 
निर्देश किया है। बताया है-- 
एयारह-तेवीसा वाससया विक्कमस्स णरवइणों | 
जइया गया हु त्तदया समाणियं सुदरं कब्बं ॥१॥ 
कण्ण-णरिंदहो रज्जेसहो सिरिसिरिमालपुरम्मि । 
बुह-सिरिचंदें एउ किउ णंदउ कब्बु जयम्मि ॥२॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० ११२३ व्यत्तोत होनेपर कण नरेन्‍्द्रके राज्यमें श्रीमालपुरमें 
विद्वान्‌ श्रीचन्द्रने इस 'दंसणकहरयणकरंडु” काव्यकी रचना की | यह कर्ण 
सोलंकीनरेश भीमदेव प्रथमके उत्तराधिकारो थे ओर इन्होंने सन्‌ १०१४से ई० 
सन्‌ १०९४ तक राज्य किया है। अतएवं कविने ई० सन्‌ १०६६में उक्त ग्रंथकी 
रचना को है, जो कर्णके राज्यकालमें सम्पन्न हुई है। 
श्रीमाल अपरनाम भीनमाल दक्षिण मारवाड़की राजधानों थी । सोलंकी- 
नरेश भीमदेवने सन्‌ १०६० ई० में वहाँके परमारवंशी राजा कृष्णराजको 
पराजितकर बंदोगृहमें डाल दिया और भीनमालपर अधिकार कर लिया। 
उनका यह अधिकार उनके उत्तराधिकारी क्णतक स्थिर रहा प्रतोत होता है। 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३३ 


'दंसणकहरयणकरंडु'की १६वीं सन्धि तक पंडित” विशेषण उपलब्ध होता 
है और इसके पश्चात्‌ 'मुनि” विशेषण प्राप्त होने लगता है। कथाकोशकी रचना 
'दर्ंनकथा रत्नकरण्ड के पश्चात्‌ हुई होगी। श्री डॉ० हीरालालजीने इस ग्रंथ- 
का रचनाकाल ई० सन्‌ १०७०के लगभग माना है ।" 

कथाकोषकी प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि महाश्रावक क्ृष्णके परिवारकी 
प्रेरणासे यह ग्रथ लिखा है। इनके पिता सज्जन मूलराजनरेशके धमंस्थानके 
गोष्ठीकार थे । ये मूलराज वही हैं, जिन्होंने गुजरातमें वनराज द्वारा स्थापित 
चावड़ावंशको च्युतकर ई० सन्‌ ९४१में सोलंकी (चालुक्य) वंशकी स्थापना को 
थी। प्रशस्तिमें यह भी बताया गया है कि ग्रव्थका रके परदादागुरु श्रुतकीत्तिके 
चरणोंकी पूजा गांगेय, भोजदेव आदि बड़े-बड़े राजाओंने की थी । डॉ० हीरा- 
लालजीका अनुमान है कि गांगेप निश्चयत: डाहल (जबलपुरके आस-पासका 
प्रदेश) के वे हो कलचुरी नरेश गांगेयदेव होना चाहिए, जो कोकक्‍्कलके पश्चात्‌ 
सन्‌ १०१९के लगभग सिहासनारूढ़ होकर सन्‌ १०२३८ त्तक राज्य करते रहे । 
भोजदेव घाराके वे ही परमारवंशी राजा हैं, जिन्होंने ई० सन्‌ १००० से १०५५ 
तक मालवापर राज्य किया तथा जिनका गुजरातके सोलंकी राजाओंसे अनेक- 
बार संघर्ष हुआ | अतएव श्रीचन्द्रका समय ई० सन्‌को ११वीं शत्ती होना चाहिए। 
रचनाएं 

श्रीचन्द्र मुनिकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं--'दंसगकहरयणकरंडु' और 
'कहाकीसु' । 
बंसगरकहरयणकरंड्‌ 

प्रथम ग्रन्थमें २१ सन्धियाँ हैं। प्रथम सन्धिमें देव, गुरु और धर्म तथा गृण- 
दोषोंका वर्णन है। इसमें ३५ कड़वक हैं । उत्तमक्षमादि दश धमं, २२ परीषह, 
पंचाचार, १२ तप आदिका कथन किया है। पंचास्तिकाय ओर षड्द्रव्यका 
वर्णन भी इसी सन्धिमें आया है। समस्त कर्मोंके भेद-प्रभेदका कथन भी प्राप्त 
होता है । कबिने नामकमंको ४२ प्रकृतियोंका निर्देश करते हुए लिखा है-- 

णारय-तिरिय-गराण, तह देवाउ चउत्थउ। 

णामहो णामहं मेउ, सुणु एवहि बायालीसउ ॥३६॥ 
गइ जाइ णामु तण्‌ अंगु-बंगु, णिम्माणय बंधण पाम अंगु। 
संघायणामु संठाणणामु, संहणणणामु भासइ अकामु ॥ 
रस फास' गंधु अगुपुव्विणामु, वण्णागुंझछहु उवधायणामु । 
परघायातप  उज्जोवणामु, उस्सास बिहायगई सणामु॥ 


१. कहाकोसु प्राकृत-प्रन्थ-परिषद, अहमदाबाद, सन्‌ १९६९, प्रस्तावना, पु० ५। 
१३४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


साहारण पत्तेयंगणामु, तस थावर सुहुमासुहुमणामु ॥ 
सोहग्गणामु दोहग्गणामु, सुस्सर-दुस्सर सुह-असुहणामु ॥। 
पज्जत्त इयर थिर अथिर णामु, आदेउ तहाउणादेउणामु ॥ 
जसकित्ति अजसकित्तीण णामु, तित्थयरणामु सिवसोक्खधामु । 
इय पिडापिडा पयडि जणिय, चालोसदु जाहिय भेय भणिय । 
णामक्ख होंति तेणवइ मेय, विवरिज्जाह जइ जार्णाह विणेय । 
द्वितीय सन्धिमें सुभोम चक्रवरत्तीकी उत्पत्ति और परशुरामके मरणका 
वर्णन किया गया है । तृतीय सन्धिमें पश्चमरथ राजाका उपसगं-सहन, आकाश- 
गमन, विद्यासाधन ओर अंजनचो रका निर्वाण-गमन वर्णित है। चतुथं सन्धि- 
में अनन्तमत्तीकी कथा आयी है। पंचम सन्धिमें निविचिकित्सागुणका वर्णन 
आया है। पषष्ठ सन्धिमें अमूढुदृष्टिगुूणका वर्णन है। सप्तम सन्धिमें उपगूहन 
और स्थितिकरणके कथानक आये हैं। अष्टम सन्धिमें वात्सल्य-गृुणकी कथा 
वर्णित है। नवम सन्धिमें प्रभावना अंगकी कथा आयी है। दह्षम सन्धिमें 
कौमुदी-यात्राका वर्णन है। ग्यारह॒वीं सन्धिमें उदिततोदय सहित्त उपदेशदान 
वर्णित है | बारहवीं सन्धिमें परिवारसहित्त उदित्तोदयका तपश्चरण-ग्रहण 
आया है। १३वीं सन्धिमें बेतालकथानक वर्णित है। १४वीं सन्धिमें माला- 
कथानक आया है। १५वीं सन्धिमें सोमश्नीको कथा वरणित है। १६वीं सन्धिमें 
काशीदेश, वाराणसी नगरीके वर्णनके पश्चात्‌ भक्ति और नियमोंका वर्णन है। 
१७वीं सन्धिमें अनस्तमित अर्थात्‌ रात्रिभोजनत्यागब्रतकी कथा वर्णित है। 
१८वीं सन्धिमें दया-धर्मके फलको प्राप्त करने वालोंकी कथा वर्णित है। १थवीं 
सन्धिमें नरकगतिके दुःखोंका वर्णन किया गया है । २०वीं सन्धिमें बिना जाने 
हुए फल-भक्षणके त्यागकी कथा वर्णित है। २१वीं सन्धिमें उदितोदय राजाओं - 
की परिब्रज्या ओर उनका स्वगंगमन आया है। इस प्रकार इस ग्रन्थमें सम्य- 
ग्द्शंनके आठ अंग, ब्रतनियम, रातरिभोजनत्याग आदिके कथानक वर्णित हैं। 
कथाओंके द्वारा कविने धमं-तत्त्वको हृदयंगम करानेका प्रयास किया है। 
कथाकोश--इस ग्रन्थमें ५३ सन्धियाँ हैं और प्रत्येक सन्धिमें कम-से-कम 
एक कथा अवद्य आयी है। ये सभी कथाएं धामिक और उपदेशप्रद है। 
कथाओंका उद्दं श्य मनुष्यके हृदयमें निर्वेदभाव जागृत कर वेराग्यकी ओर 
अग्रसर करना है। कथाकोषमें आई हुई कथाएँ तीथंकर महावीरके कालसे 
गुरुपरम्परा द्वारा निरन्तर चलती आ रही हैं। प्रथम सन्धिमें पात्रदान द्वारा 
धनकी साथंकता प्रतिपादित कर स्वाध्यायसे लाभ और उसकी आवध्यकतापर 
जोर दिया है। इस सन्धिके अन्तमें सोमशर्मा ज्ञानसम्पादनसे निराश हो 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३५ 


समाधिमरण ग्रहण करता है तथा पाँच दिनोंके समांधमरण द्वारा स्वगेंमे अवधि- 
ज्ञानी देव होता है | द्वितीय सन्धिमें सम्यक्त्वके अतिचार और शंकादि दोषोंके उदा- 
हरण आये हैं। इन उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिए आख्यानोंकी योजना 
की गई है । तृतीय सन्धिमें उपगृूहून आदि सम्यवत्वके चार गुण बतलाये 
हैं ओर उपगूहनका दृष्टान्त स्पष्ट करनेके लिए पुष्पपुरके राजकुमार विशाखको 
कथा आई है। प्रसंगवश इस कथामें विष्णुकुमारमुनि ओर राजा बलिका 
आख्यान भी वर्णित है। चतुर्थ सन्धिमें प्रभावनाविषयक वज्कुमारकों कथा 
अंकित है। पंचम सन्धिमें श्रद्धानका फल प्रतिपादित करनेके लिए हस्तिनापुर 
के राजा धनपाल ओर सेठ जिनदासकी कथा आयी है। छठी सन्धिमें श्रुत- 
विनयका आख्यान, गृरुनिन्हवकथा, व्यंजनहीनकथा, अथंहीनकथा, सप्तम 
सन्धिमें नागदत्तमुनिकथा, शूरमित्रकथा, वासुदेवकथा, कल्हासमित्रकथा 
ओर हंसकथा, अष्टम सन्धिमें हरिषेणचक्रीकथा, नवम सन्धिमे विष्ण प्रद्युम्न- 
कथा और मनुष्यजन्मकी दुलंभता सिद्ध करनेवाले दृष्टान्त, दशम सन्धिमें 
संघश्रीकथा, एकादश सन्धिमें द्रव्यदत्तका आख्यान, जिनदत्त-वसुदत्तका 
आख्यान, लकुचकुमारका आख्यान, पद्मरथका आख्यान, ब्रह्मदत्तचक्रवर्त्ती- 
आव्यान, जिनदास-आख्यान, रूद्रदत्त-आल्यान, द्वादश सन्धिमें श्रेणिकचरित, 
त्रयोदश सन्धिमें श्रेणिकका महावीरके समवशरणमें जाना और वहाँ धर्मोपदेश- 
का श्रवण करना, पन्द्रहवीं और सोलहवीं सन्धियोंमें विविध प्रइन और 
आार्यानोंका वर्णन है। सन्नहवीं और अठाहरबीं सन्धिमें करकंडुका चरित्त 
बणित है। १५ वीं और २० वीं सन्धिमें रोहिणीचरित वर्णित है। २१वीं 
सन्धिमें भक्ति और पूजाफल सम्बन्धो आख्यान निबद्ध हैं । २२वीं सन्धिमें नमो- 
कारमन्त्रकी अराधनाके फलको बतलानेवाले सुदर्शन आदिके आख्यान अंकित 
हैं। २३ वीं, २१ वीं और २५ वीं सन्धियोंमें ज्ञानोपयोगके फलसम्बन्धी कथानक 
अंकित हैं। २६ वीं और २७ वीं सन्धिमें दान और धमंसम्बन्धी कथानक आये 
हैं। २८ वींसे लेकर ३४ वीं सन्धि तक पंच पाप और विका रसम्बन्धी तथ्यों- 
के विश्लेषणके लिए कथानक अंकित किये गये हैं। ३५ बीं सन्धिमें प्रशंसनीय 
महिलाओंक आख्यान, ३६ वीं सन्धिसें श्रावकधर्मं और पंचाक्षरमन्त्रके उप- 
देशसम्बन्धी आख्यान गुम्फित हैं। २७ वीं सन्धिमें शकटमुनि और पाराशरकी 
कथा, ३८ वीं सन्धिमें सात्यकीरूद्रकथा, ३९ वीं सन्धिमें राजमुनि कथा, 
४० वीं सन्धिमें अर्थंकी अनर्थंभूलता सूचक आख्यान वॉाणित हैं। ४१वीं 
सन्धिमें धनके निमित्तसे दुःख प्राप्त करनेवाले व्यक्तियोंके आख्यान वणित हैं । 
४२वीं संन्धिमें निदानसे सम्बन्धित कथाएँ आयी हैं। ४१वीं सन्धिमें तीनों 
शल्योंसे सम्बन्धित कथानक, ४४ वीं सन्धिमें स्पशंन-इन्द्रियके अधीन रहनेवाले 


१३६ : तोथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


तथा चारों कषायोंका सेवन करनेवाले व्यक्तियोंके कथानक आये हैं; ४५ वीं, 
४६ वीं, ४७ वीं, ४८ वीं, ४९ वीं और ५० वीं सन्धियोंमें परीषहोंपर विजय करने 
वाले शोलसेन्द्र, सुकुमाल, सुकोशल, राजकुमार, सनत्कुमा रचक्रवर्त्ती, भद्रबाहु, 
धर्मंघोषमुनि, वृषभसेनमुनि अग्निपुत्र, अमयघोष, विद्युच्चरमुनि, चिला- 
त्युत्र, धन्‍्यकुमार, चाणक्यमुनि ओर ऋषभसेनमुनिको कथाएँ वर्णित हैं । 
५१ वीं सन्धिमें प्रत्याश्यानके अखण्ड पालनपर श्रीपालकथा, प्रायश्वित्तपर 
राजपुत्रकथा, आहारगृद्धिपर शालिसिक्थकथा, भोजनकी लोलुपतापर सुभौम 
चक्रवर्त्तीकथा और संसारकी अनिष्टतापर धनदेवकथा आई है। ५२ वीं सन्धि 
में कर्मफलकी प्रबलतापर सुभोगनृपषकथा, ब्रतमंगपर घधर्मेसिहमुनिकथा, 
ऋषभसेनमुनिकथा और आत्मघात द्वारा संघरक्षापर जयसेननृपकथा आई 
है। ५३ वीं सन्धिमें समाधिमरणपर शकटालमुनिकी कथा अंकित है। इस 
कथाग्रंथमें नगर, देश, ग्राम आदिके वर्णनके साथ यथास्थान अलंकारोंका भी 
प्रयोग किया गया है । 


श्रीधर प्रथम 


अपभ्र श-साहित्यमें श्रीधर और विवुघ श्रीधर नामके कई विद्वानोंका 
परिचय प्राप्त होता है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने संस्कृत और अपभ्रंशके 
सात कंवियोंका परिचय दिया है।" श्रीघरके पु “विवुध/ विशेषण भी 
प्राप्त होता है। श्री हरिवंश कोछड़ने 'पासणाहचरि3', 'सुकुमालचरिउ' और 
'भविसयत्तचरिउ' ग्रन्थोंका रचयिता इन्हीं श्रीधरको माना है। पर"* पं० 
परमानन्दजी 'पासणाहचरिउ'के रचयिता श्रीधरको 'भवियसयत्तचरिउ' और 
सुकुमालचरिउके रचयिताओंसे भिन्न मानते हैं। श्री डॉ० देवेन्द्रकुमा रशास्त्रीने 
भो भविसयत्तचरिउके रचयिता श्रीधर या विवुध श्रीधरको उक्त ग्रन्थोंके 
रचयिताओंसे भिन्न बतलाया है। वस्तुतः 'पासणाहचरिउ'का रचयिता श्रीधर, 
भविसयत्तचरिउके रचयितासे तो भिन्‍न है ही, पर वह सुकुमालचरिउके 
रचयितासे भी भिन्‍न है। इन तीनों ग्रन्थोंके रचयिता तोन श्रीधर हैं, एक 
श्रीघर नहीं' । 

'पासणाहचारिउ' के अन्तमें जो प्रशस्ति अंकित है उससे कविके जीवनवृत्तपर 
निम्न लिखित प्रकाश पड़ता है-- 


१. अनेकान्त वर्ष ८, किरण १२, पुष्ठ ४६२ । 
२. अपभ्रंश-सादित्य, भारती-साहित्य-मन्दिर, दिल्ली, पृ० २१० । 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३७ 


“सिरिअयरवालकुल-संभवेण, जणणी-विल्हा-गग्भु(व्भ) वेण 
अणवरय-विणय-पणयारुहेण, कइणा बुृहगोल्हतणुरुहेण । 
पयडियतिहुअणवइगुणभरेण, मणिणयसुहिसुअणेंसिरिहरेण ” । 
““पासणाहचरिउ, प्रशस्ति 
कवि अग्रवाल कुलमें उत्पन्न हुआ था। इसकी माताका नाम वील्हादेवो 
ओर पिताका नाम बुधगोल्ह था। कविने इससे अधिक अपना परिचय नहीं 
दिया है। कविका एक 'पासणाहचरिउ' हो उपलब्ध है। पर ग्रन्थके प्रारंभिक 
भागसे उनके द्वारा चन्द्रप्रमचरितके रचे जानेका भी उल्लेस श्राप्त होता है। 
पंक्तियाँ निम्न प्रकार हैं-- 
“विरएवि चंदप्पहचरिउ चारु, चिर-चरिय-कम्मदुक्खावहारु | 
बिहरंतें कोऊ॒हलूवसेण, परिहच्छिय. वाससरिसरेण ।”' 
'वासणाहचरिउ'में कविने इस ग्रंथके रचे जानेका कारण भी बतलाया है। 
कवि दिल्लीके पास हरियाणामें निवास करता था। उसे इस ग्रंथके रचनेकोी 
प्रेरणा साहू नट्टलके परिवारसे प्राप्त हुई। साहू नट्टल दिल्ली (योगिनीपुर)के 
निवासी थे। उस समय दिल्लीमें त्ोमरवंशीय अनंगपाल तृतीयका शासन 
विद्यमान था | यह अनंगपाल अपने पृर्वज दो अनंगपालोंसे भिन्‍न था ओर यह 
बड़ा प्रतापी एवं वीर था। इसने हम्मीर वोरकी सहायता की थी । प्रशस्तिमें 
लिखा है-- 


जाह असिवर तोडिय रिउ कवालु, णरणाहु पसिद्धु अणंगुवालु 
णिरुदल वड्ढियहम्मीर वोरु, वंदियण बिंदं पवियण्ण चीरु । 
दुज्जण-हिय-यावणिदलणसीरु, दुण्णयणीरय-णिरसण-समीरु। 
बालभर-कंपाविय-णायराउ, भामिणि-यण-मण-संजणिय-राउ । 
दिल्लीकी शासन-व्यवस्था बहुत ही सुब्यवस्थित थी ओर सभी जातियोंके 
लोग वहां सुखपूर्ंक निवास करते थे । नल साहू धर्मात्मा ओर साहित्य-प्रेमी 
ही नहीं थे; अपितु उच्चकोटिके कुशलू-व्यापारी भी थे। उस समय उनका 
व्यापार अंग, वंग, कलिंग, कर्णाटक, नेपाल, भोट्ट, पांचाल, चेदि, गौड़, कक 
केरल, मरहट्र, भादानक, मगध, गुजेर, सोरठ आदि देशोंमें चल रहा था | 
कविको इन्हीं नट्टल साहूने 'पासणाहचरिउ' के लिखनेकी प्रेरणा दी थो | 


नट्टुल साहुके पिताका नाम अल्हण साहू था और इनका वंश अग्रवाल 
था | नट्टल साहुकी माता बड़ी ही धर्मात्मा और शीलगुण सम्पन्न थी। 
नट्टल साहूके दो ज्येष्ठ भाई थे--राघव और सोढल। सोढल विद्वानोंको 


१३८ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


आनन्ददायक, गुरुभक्त ओर अहंन्तके चरणोंका भ्रमर था । नट्टल साहू भो 
बड़ा ही धर्मात्मा और लोकप्रिय था। उसे कुलरूपी कमलोंका आकर, पाप- 
रूपी पांशुका नाशक, बन्दोजनोंकों दान देनेवाला, तीथंकर मृत्तियोंका प्रति- 
ष्टापक, परदोषोंके प्रकाशनसे विरक्‍त और रत्नत्रयघारो था। साहित्यिक 
अभिरुचिके साथ सांस्कृतिक अभिरुचि भी उसमें विद्यमान थी। उसने दिल्लोमें 
एक विशाल जेन-मन्दिर निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी की थी | पांचवी 
सन्धिके पश्चात्‌ पासणाहचरिउमें एक संस्कृत-पद्य आया है, जिससे उपयुंक्त 
तथ्य निस्सुत्त होता है-- 
“येनाराध्य विशुद्धघी रमतिना देवाधिदेवं जिन । 
सत्पुण्यं समुपाजितं निजगुण: संतोषिता बांधवा: ॥ 
जेन॑ चेत्यमकारि सुन्दरतरं जेनीं प्रतिष्ठां तथा । 
स श्रीमान्विदितः सदेव जयतात्पुथ्वीतले नटूटल: ॥” 
अतएव स्पष्ट है कि कवि श्रीघर प्रथमको पासणाहचरिउके रचनेकी प्रेरणा 
नदटल साहूसे प्राप्त हुई थी । 
कविके दिल्ली-वर्णन, यमुना-वर्णन, युद्ध-वर्णन, मन्दिर-वर्णन आदिसे 
स्पष्ट होता है कि कवि स्वाभिमानी था। वह नाना-शास्त्रोंका ज्ञाता होनेपर 
भी चरित्रको महत्त्व देता था। अलंकारोंके प्रति कविकी विशेष ममता 
है। वह साधारण वर्णनको भी अलंकृत बनाता है। भाग्य और पुरुषार्थ इन 
दोनों पर कविको अपूव॑ आस्था है। उसकी दुष्टिमें कमंठ जीवन ही महत्त्व- 
पूर्ण है। 
स्थितिकाल 
पासणाहचरिउमें उसका रचनाकाल अंकित है । अतएव कविके स्थिति- 
कालके सम्बन्धमें विवाद नहीं है । 
विक्‍्कमर्ण रेद-सुपसिद्धकालि, ढिल्ली-पट्टण-धणकण-विसालि | 
सणवासी-एयारह-सएहि,_ परिवाडिए. वरिस-परिगएहि । 
कसणट्टमीहि आगहणमासि, रविवारि समाणिएं सिसिरभासि। 
सिरिपासणाह णिम्मलचरित्तु, सयलामलरयणोह-दित्तु । 
अर्थात्‌ वि० सं० ११८९ मार्गशीषं क्ृष्ण। अष्टमो रविवारके दिन यह ग्रंथ 
पूर्ण हुआ । 
कविकी एक अन्य रचना “'वड्ढमाणचरिउ' भी प्राप्त है। इस रचनामें भी 
कविने रचनाकालका निर्देश किया है! 'वड्ढहमाणचरिउ'में अंकित की गई 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १३९ 


वंशावली पासणाहचरिउकी वंशावलीके समान है। कविने अपनेको बील्हाके 
गर्भसे उत्पन्न लिखा है। बताया है-- 
वील्हा-गब्म-समुब्भव दोहें। सब्बयर्णाह सहूँ पयडिय णेहें | 
एउ चिरज्जिय पाव-खयंकरु। वड्ढमाणचरिउ सुहंकरु || 
वड्ढमाणचरिउका रचनाकाल कविने वि० सं० ११९० ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी 
रविवार बताया है। लिखा है-- 
एयारहसएहि परिविगर्याह । संवच्छर सएणर्वाह समेर्याह । 
जैट्र-पढम-पक्खइं पंचमिदिणे | सूरवारे गयणंगणिठिइृइणे ॥ 
अत्तएवं श्रीधर प्रथम या विवुध श्रीधरका समय विंक्रमकी १२वीं शती 
निध्चित है। 


रचनाएँ 


विवुध श्रोधरकी दो रचनाएं निद्िचत रूपसे मानी जा सकतो हैं--'पास- 
णाहचरिउ' और 'वड्ढमाणचरिउ' | ये दोनों ही रचन।एँ पौराणिक महाकाव्य 
हैं। इनमें पौराणिक काव्यके सभी तत्त्व पाये जाते हैं । 


पासणाहचरिउ 


तीर्थंकर पाश्वंनाथका चरित अपभ्रंशके कवियोंको विशेष प्रिय रहा है। 

अहिसा और ब्रह्मचयंके सन्देशको जनसामान्य तक पहुँचानेके लिए यह चरित्त 
बहुत हो उपादेय है। कवि श्रीधर प्रथमने अपने इस चरितकाव्यमें २२वें 
तीथंकर पाश्वंनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया है। कथावस्तु १२ सन्धियोंमें 
विभकत है और इस ग्रंथका प्रमाण २५०० पद्य है। कविने यमुनानदीका 
चित्रण प्रियतमके पास जाती हुई विलासिनीके रूपमें किया है। 

जउणासरि सुरणय-हियय-हा र, णं वार विलासिणिए उरहार। 

डिडीर पिड उप्परिय णिल्‍्क, कोलिर रहंग धोन्वड थणिण्ण | 

सेवाल-जाल-रोमावलिल्ल, _ बुहयण-मण-परिरंजणच्छइल्ल | 

भमरावलिवेणीवलयलक्छि, पप्फुल्ल-पोमदलदीह॒अच्छि । 

पवणाहयसलिलावत्त-णाहि, विणिहयजणवयतणुताववाहि । 

वणगयगलमयजलघसिणलित्त, दरफुडियसिप्पिउडदसणदित्त । 

वियसंत-सरोरुह-पवर-वत्त, रयणायर-पव रपियाणुरत्त । 

विउला मलपुलिणणियंब जाम, उत्तिण्णी णयणहि दिट्ठु ताम । 

हरियाणए देसे असंख गामे, गमियिणजणियअगवरयकामे । 


१४० : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचारय॑-परम्परा 


अर्थात्‌ सुर-नर-हृदयहार यमुना मानो वारविलासिनीका हृदयहार है। 
मानों उसकी फेनालि उस नारीका उपरितन वस्त्र हो। क्रीडारत चक्रवाक 
मानों उसके स्तन हों । शेवालजाल प्रबुद्ध मनको रंजन करनेवाली रोमालि, 
भ्रमरावलि वलय-वेणी, प्रफुल्ल पद्मदल दीधघं नयन, पवनावलम्बित सलिल 
आवत्तं, तनुतापनाशक नाभि, वन्यगजमद युक्त सलिलचन्दनलेप, ईषतु 
व्यक्त होते हुए शुक्तिपुट सुन्दर रद एवं विकसित कमल, सुन्दर मुख हों। 
रत्नाकरप्रियके प्रति अनुरक्त सरिता थी. और वारविलासिनी रत्नालंकत अपने 
प्रियके प्रति । उसके विपुल एवं निर्मल पुलिन मानों उसके नित्तम्ब थे। इस 
प्रकारकी सरिता कविने देखी और पार की। नदी पार कर वह हरियाणा 
प्रदेशके डिल्ली नामक नगरमें पहुँचा । 


कवि दिल्ली पहुँचनेके साथ-साथ उसका रम्य वर्णन उपस्थित करता है। 
अलंकृत दिल्ली कविकी अलंकृत शेली पाकर और भी आकर्षणयु क्त बन गई 
है | गगनचुम्बी शालाएँ, विशाल रणशिविर (मंडय), सुरम्य मंदिर, समद गज, 
गतिशील तुरंग, नारीपद-नुप्रध्वनि सुन नृत्यत मयूर एवं प्रशस्त हट्टमा्गं 
आदिका निर्देश कविने किया है-- 
जहिं गयणामंडललग्गु सालु, रण-मंडवपरिमंडिउ विसालु । 
गोउरसिरिकलसाहयपयंगु, जलपूरियपरिहालिगियंगु। 
जाह जण-मण-णयणाणंदिराईं,. मणियरगणमंडियमंदिराइं । 
जहि चउदिसु सोह्हि घणवणाईं, णायर-णर-खयर-सुहावणाईं । 
जहिं समय-क रडि घड घड हडति, पडिसदं दिसि-विदिसि विप्फुडंति । 
जहिं पवण-गयण धाविर तुरंग, णं वार रासि भंगुर तरंग । 
(्‌ 2 ९ 
दप्पुब्भउ भउ त्तोणु व कणिल्लु, सविणय सीसु व वहु गोर सिल्लु । 
पारावारु व वित्थरिय संखु, तिहुअणवइ-गुणणियरु व असंखु । 
इस प्रकार कविने हिलष्ट शेलीमें दिल्‍ली नगरकी वस्तुओंका चित्रण किया है | 
यह नगर नयनके समान तारक युक्त था, सरोवरके समान हारयुक्त ओर हार 
नामक जीवोंसे युक्त था, कामिनीजनके समान प्रचुर मान वाला, युद्धभूमिके 
समान नागसहित और न्याययुकत, नभके समान चन्द्रसहित एवं राज- 
सहित था | 
युद्धवर्णनमें कविने भावानुकूल शब्दों और छन्दोंकी योजना की है। इस 
प्रकार 'पासणाहचरिउ' काव्यगुणोंसे परिपूर्ण है। 


जचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४१ 


वडुसाणचरिउ 
वड्ढमाणचरिऊके प्रेरक साहू नेमिचन्द्र हैं। इनके अनुरोधसे कविने इस 
ग्रंथकी रचना को है। नेमिचन्द्रका परिचय ग्रंथके प्रारम्भ और अन्तमें दिया 
गया है। कविने लिखा है-- 
इकक्‍्कहि दिणि णरवरणंदणेण। 'सोमा-जणणी'-आणंद्णेण ॥ 
जिणचरणकमलइंदिदिरिणग । णिम्मलयर-गुण-मणि-मंदिरेण ॥ 
जायस-कुलू-कमल-दिवायरेण | जिणभणियागम-विहिणायरेण ॥ 
णामेण णेमिचन्देण वुत्तु। भो 'कइ-सिरिहर' सहत्यजुत्तु। 
जिह(ण) विरइड चरिउ दुहोहवारि। संसारुब्मव-संत्ताव-हारि ॥१।१॥ 
८ २९ ९ 9९ 


जायसवंस-सरोय-दिणेसहो । अणुदिणुचित्तणिहित्त जिणेसहो ॥। 
णरवर-सोमइं-तणुसंभूवहो । साहु णेमिचंदहो गणभूवहो ॥ 
वयणे विरइउ सिरिहर णामें | तियरणरक्खिय असुहर गामें॥ 
अन्तिम प्रश्स्ति पद 
अर्थात्‌ नेमिचन्द्र वोदाउ नामक नगरके निवासी ये और जायस या जय- 
सवालकुल-कमलदिवाकर थे । इनके पिताका नान साहू नरवर ओर माताका 
नाम सोमादेवी था | माता-पिता बड़े ही घर्मात्मा और साघुस्वभावके थे । 
साहुनेमिचन्द्रको घमंपत्नीका नाम 'वीवा” देवी था । इनके तीन पुत्र थे-- 
रामचन्द्र, श्रीचन्द्र ओर विमलचन्द्र | एक दिन साहू नेमिचन्द्रने कवि श्रीधरसे 
निवेदन किया कि जिस प्रकार चन्द्रप्रभचरित और शान्तिनाथचरित रचे 
गये हैं उसी तरह मेरे लिए अन्तिम तीथंकरका चरित लिखिये। कविने प्रत्येक 
सन्धिके पुष्पिकावाक्यमें 'नेमिचन्द्रनामांकित' लिखा है | इतना ही नहीं, प्रत्येक 
सन्धिके प्रारम्भमें जो संस्कृत एइलोक दिया गया है उससे भी नेमिचन्द्रके गुणों- 
पर प्रकाश पढ़ता है । द्वितीय सन्धिके प्रारम्भमें-- 
नंदत्वत्र पवित्रनिम्मंछलसच्चारित्रभूषाघरो | 
धम्मंध्यान-विधो सदा-कृत-रततिविद्वज्जनानां प्रियः ॥ 
प्राप्तान्त:करणेत्सिता्शलिलजगद्ठटस्तु-त्रजो दुज्जेय- 
स्तत्त्वाथं-प्रविचारणोद्यतमना: श्रीनेमिचन्द्रश्चिरम ॥। 
स्पष्ट है कि नेमिचन्द्र धर्ध्यानमें निपुण, सम्यग्दृष्टि, धीर, बुद्धिमान, लक्ष्मी- 
पति, न्यायवान, भवभोगोंसे विरक्त और जनकल्याणकारक थे। इस प्रकार कविने 
रचनाप्रेरकका विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया है। ग्रंथ १० संन्धियोंमें विभकत है 


१४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधार्य-परम्परा 


ओर इसमें अन्तिम तीथंकरमहावी रका जोवनवृत्त गुम्फित किया है। प्रथम सन्धि 
या परिच्छेदमें नन्दिवर्धन राजाके वेराग्यक्ता वर्णन किया है। द्वितीय सन्धिमें 
'मयवइई' मृगपतिकी भवावलीका वर्णन किया गया है। तृतीय सन्धिमें बल- 
वासुकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है। चतुर्थ सन्धिमें सेनानिवेशका वर्णन 
है। इसी सन्धिमें कविने युद्धका भी चित्रण किया है। पंचम सन्तिमें त्रिविष्ट- 
विजयका वर्णन है। षष्ठ सन्धिमें सिह-समाधिका चित्रण है। सप्तम सन्धिमें 
हरिषेण राय मुनिका स्वगं-गमन वरणित है । अष्टम सन्धिमें नन्‍दनमुनिका प्राणत 
कल्पमें गमन वर्णित है। नवम सन्धिमें वीरनाथके चार कल्याणकोंकंश वर्णन है 
ओर दशम सन्धिमें तोथंकर महावीरका धर्मोपदेश, निर्वाणगमन, गुणस्थाना- 
रोहण एवं गुणस्थानक्रमानुसार प्रकृतियोंके क्षयषका कथन आया है। इस प्रकार 
इस चरित-प्रंथमें तीथंकर महावीरके पूवंभव और वत्तंमान जीवनका कथन 
किया है । 


तगर, ग्राम, सरोवर, देश आदिका सफल चित्रण किया गया है। कविने 
दवेतछत्र नगरोका चित्रण बहुत ही सुन्दररूपमें किया है। यहाँ उदाहरणाथ॑ 
कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- 


जहि जल-खाइयहि त्तरंग-पंति। सोहद पवणाहय गयणपंतति। 
णव-णलिणि-समुब्भव-पत्तणील | ण॑ं जंगम-महिहर माल लोल॥ 
जहि गयणंगण-गय-गोपुराइं | रमगणमय-कवार्डह सुन्दराईं। 
पेखेवि नहि जंतु सुहा वि सग्गु | सिरु धुणईं मउडमंडिय णहर्गु # 
जहि निवसहि वणियण गय-पमाय | परदार-विरय परिमुक्क-माय। 
सहत्य-वियक्लण. दाण-सील | जिणधम्मासंत्त विसुद्ध-सील ॥ 
जहिं मंदिरभित्ति-विलंबमाण | णीकमणिकरो ह॒३ई घावमाण। 
माऊर इंति गिह्मण-कएण। कसणों ख़्यालि भकक्‍्लण-रएण॥ 
जहि फलिह-बढद्ध-महियले मुहेसु। णारी-यणाइ पडि-बिबिएसु । 
अलि पड॒द कमल-लाले सनेउ | अहवा महुवह ण हवइ विवेउ ॥ 
जहि फलिह-भित्ति-पडिबिबियाइं । णियरूवइ णयणहि मावियाईं। 
ससवत्ति-संक गय-रय-खमाहूं। जुज्मति तियठ णिय-पिययमाहं ॥१।३ 


अर्थात्‌ स्वेतछत्र नगरोकी जल-परिखाओंमें पवनाहुत होकर त्तरंग-पंक्ति 
ऐसी शोभित होती थी, मानों गगन-पंक्ति ही हो। नवनलिनी अपने पत्तों सहित 
महोधरके समान शोभित होती था, आकाद्षकों छूने वाले गोपुर रत्नमय मंदित 
किवाड़ोंसे युक्त शोभित थे। उन गोपुरोंको देखनेपर स्वर्ग भी अच्छा नहों रूगता 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४३ 


था | अतएव ऐसा प्रतीत होत्ता था, मानों मुकुटमंडित आकाश अपना सिर धुन 
रहा है। वहाँके व्यापारो प्रमादरहित होकर निवास करते थे। ओर वे पर- 
सत्रीसे विरक्‍्त और छल-कपटसे रहित थे । वे छब्दाथंमें विचक्षण, दानशील और 
जिनघमंमें आसक्त थे। वहांके मन्दिरोंपर नीलमणिकी झालरें लटक रही 
थीं। इन झालरोंकों मयूर कृष्ण सप॑ं समझकर भक्षण करनेके लिये दोड़ते थे । 
जहाँ स्फटिकमणिसे घटित फशंके ऊपर स्त्रियोंके प्रतिबिम्ब पड़ते थे, जिससे भौरे 
कमल समझकर उन प्रतिबिम्बोंके ऊपर उमड़ पड़ते थे। वहांकी नारियाँ स्फटिक 
जटित दीवालोंमें अपने प्रतिबिम्बोंको देखकर सपत्नीकी आशंकासे ग्रसित हो 
झगड़ा करती थीं | इस नगरीमें नन्दिव्धन नामका राजा मनुष्य, देव, दान- 
वादिको प्रसन्‍न करता हुआ निवास करता था। 
इसी प्रकार कविने युद्ध आदिका भी सुन्दर चित्रण किया है रस-योजनाको 
दृश्सि भी यह काव्य ग्राह्म है। इसमें शान्त, श्वृंगार, वीर ओर भयानक रसोंकी 
सम्यक्‌ योजना हुई है । 
तीर्थंकर महावीरका जन्म होनेपर कल्पवासी देवगण उनका जन्माभिषेक 
सम्पन्न करनेके लिये हषंसे विभोर हो जाते हैं और वे नानाप्रकारसे क्रीड़ा 
करने लगते हैं। देवोंके इस उत्साहका वर्णन निम्न प्रकार सम्पन्न किया 
गया है-- 
कप्पवासम्मि णेऊकण णाणामरा । चल्लिया चारु धोलंत सब्वामरा॥ 
भत्ति-पब्भार-भावेण पुल्लणणा। भूरिकौला-विणोए्ह सोक्‍्खाणणा ॥ 
णच्चमाणा समाणा समाणा परे | गायमाणा अमाणा-अमाणा परे ॥ 
वायमाणा विभाणाय माणा परे । वाहणं वाह-माणा सईय॑ परे॥ 
कोवि संकोडिऊर्ण नन्‍्द कीलए | कोबि गच्छेइ हंसट्ठटिओ लीलए॥ 
देविख्ऊर्ण ही कोबि आसंकए । वाहणं धावमाणं थिरो वंकए॥ 
कोवि देवो कराफोड़ि दावंतओ | कोवि बोमंगणे भत्ति घावंतओ ॥ 
कोवि केणावि तं षण आवाहिओ । कोवि देवोवि देक्लेवि आवाहिओ ॥९।१० 
यह रचना भाषा, भाव ओर होली इन तीनों हक योंसे उच्चकोटिकी 
है। वस्तु-वर्णनमें कविने महाकाव्य-रचयित्ताओंकी शेलीको अपनाया है। 
कविकी तीसरी रचना “चंदप्पहचरिउ' है। यह रचना अभी तक किसी भी 
ग्रंथागारमें उपलब्ध नहीं है । इसमें अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभका जीवनवृत्त अंकित 
है । 'पासणाहचरिउ' में इस रचनाका उल्लेख है। अतएवं इसका रचनाकाल 
उक्त ग्रंथके रचनाकालसे कम-से-कम दो वर्ष पूर्व अवध्य है। इस प्रकार वि० 
संवत्‌ ११८७ 'चंदप्पहचरिउ' का रचनाकाल सिद्ध होगा | 


१४४ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 





श्रीधर द्वितीय 


श्रीधर द्वितीयको भी विबुध श्रीधर कहा गया है। इन्होंने अपअंशममें 
“भविसयत्तचरिउ” की रचना चन्द्रवाड़नगरमें स्थित माथुरबंशीय नारायणके 


पुत्र सुपट्ट साहू" की प्रेरणासे की है। यह काव्य नारायण साहुकी भार्या 
रूपिणीके निमित्त लिखा गया है।* 


सुपट्ट साहू नारायणके पुत्र थे । उनके ज्येष्ठ भ्राताका नाम वासुदेव था। 
कविने ग्रंथके अन्तमें सुपट्ट साहु और रूपिणीकी प्रशंसा करते हुए पुरा विवरण 
दिया है। साहुके पूृ॑ंज अपने समयमें प्रसिद्ध थे। उसको सीत्ता नामक गृहिणी 
थी, जो विनय आदि निम्मल गुणोंसे भूषित थो। उनके हालनामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उन दोनोंके जगद्विख्यात देवचन्द नामका पुत्र हुआ। वह माथुरकुल- 
का भूषण ओर गृणरत्नोंकी खान था। जेनघमंमें उसकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 
लक्ष्मीके समान उसकी माढ़ो नामकी धमंपत्नी थो। उसके गर्भसे काञचनवर्ण 
साधारणनामके पुत्रने जन्म लिया। उसके दो पुत्र हुए। दूसरेका नाम 
नारायण था । इसी नारायणकी भार्या 'रूपिणी' थी, जिसने इस ग्रन्थकों लिख- 
वाया। नारायणके पाँच पुत्र हुए। सभी गुणवान और श्रद्धालु थे। 


ग्रन्थके रचयिता श्रीघर द्वितीय मुनि थे | उनका व्यक्तित्व रत्नत्रयस्वरूप 
था। अपने प्रेरक सुपट्ट साहूकी अनन्य भक्ति, दान, पूजा, ब्रत, आदि धाभिक 
अनुष्ठानोंकी कविने प्रशंसा की है । 


स्थितिकाल 


कविने 'भविसयत्तचरिउ” के रचनाकालका निर्देश किया है-- 
णरणाहविक्कमाइच्चकाले, पवहत्तरए सुहयारएण विसाले। 
वारहसय-वरिसहि परिगएहि फागृुण-मासम्मि बलक्खपक्खे, 
दसमिहि-दिणे तिमिरुक्कर विवक्खे | 
रविवार समाणिउ एउ सत्यु, जिइ मइं परियाणिउ सुप्पसत्थु । 
भासिउ भविस्सयत्तहों चरित्तु, पंचम उववासहो फलु पवित्तु | 


१. सिरिचन्दवारणयरद्विएण, जिणधम्मकरणउक्कंठिएण । 
माहुरकुलगयणतमोहरेण, विबुह-यण-सुखयामणधणहरेण । 
मइवरसुपट्टणामालएण विणएण भणि् जोडेबि पाणि ।--भविष्यदत्तचरित, १,२ ) 
२. 'इय सिरिभविसयत्तचरिए विवुहसिरिसुकदसिरिहर-विरहए साहुणरायण-भज्जा-रुप्पि- 
णिणामांकिए' । “वही । 


बआचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४५ 
4१० 


अर्थात्‌ वि० सं० १२०० फाल्गुण शकक्‍ला दशमी, रविवारके दिन यह ग्रंथ 
पृर्ण हुआ। इस रचनाकालके निर्देशसे यह स्पष्ट है कि इन विवुध श्रीधरका 
समय वि० को १३वीं शतती है । आमेर-शास्त्रभण्डा रकी प्रतिमें उक्त रचना- 
कालका उल्लेख हुआ है। पृष्पिकावाक्यमें कविने स्वनामके साथ अपने प्रेरक- 
का नाम भी अंकित किया है-- 

“इय सिरि-मविसयत्त-चरिए  विवुह-सिरिसुकइसिरिहर-विरइए साहु- 
णारायण-भज्जा-रुप्पिणि-णामांकिए भविसयत्त-उप्पत्ति-वण्णणो णाम पढमो परि- 
ञछेओ समत्तो॥ सन्धि १” 

कवि विवृुध श्रीधरने “'भविसयत्तचरिउ'की रचना कर कथा-साहित्यके 
विकासको एक नई मोड़ दी है । इस ग्रंथका प्रमाण १५३० इलोक है। 

कथावस्तु--तोथंकरोंकी वन्दनाके पश्चात्‌ कविने कथाका आरंभ किया है | 
कुरुजांगल देशमें हस्तिनापुर नामका नगर है। इस नगरमें भूपालनामका राजा 
राज्य करता था। राजाने नानागुण-अलंकृत धनपतिको नगरसेठके पट्टपर 
आसोन किया । धनपतिका विवाह घनेश्वरकी रूपवती कन्या कमलश्रोके साथ 
सम्पन्न हुआ | कई वर्ष व्यतीत्त हो जानेपर भी इस दम्पतिको सन्‍्तानलाभ न 
हुआ। 


एंक दिन उस नगरमें सुगुप्ति नामके मुनिराज पघारे | कमलश्रीने पादवंदन 
कर प्रश्न किया--स्वामिन्‌ ! मुझ मन्दभागिनीके पुत्र उत्पन्न होगा या नहीं ? 
मुनिराजने उत्तरमें पुत्रछाभ होनेका आश्वासन दिया । 

कुछ समय पदचात्‌ घनपत्तिको सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ | बालकका वार्दधपपन- 
संस्कार सम्पन्न किया गया ओर उसका नाम भविष्यदत्त रखा गया | पाँच 
वर्षकी अवस्थामें भविष्यदत्तका विद्यार भ-संस्कार सम्पन्न हुआ ओर आठ वर्ष- 
की अवस्थामें उसे उपाध्यायके यहाँ विभिन्न शास्त्रोंके अध्ययनाथं भेज दिया । 

द्वितीय परिच्छेदमें बताया है कि पूर्व जन्ममें की गई मुनिनिन्दाके 
फलस्वरूप घनपतिने कमलश्रीका त्याग कर दिया | कमलश्नी रोत्ती हुई अपने 
पिताके घर गई। धनपतिका भेजा हुआ गुणवान्‌ पुरुष धनेश्वरके यहाँ आया 
और कहने लगा कि कमलश्रीमें कोई दोष नहीं है, पर पुर्वंकर्मोदयके विपाक- 
से धनपत्ति इससे घृणा करता है। अत्तएब आप इसे अपने यहाँ स्थान दीजिए । 

कमलश्रोके चले जानेके पश्चात्‌ धनपतिने अपना द्वितीय विवाह धनदत्त 
सेठकी पुत्री सहपाके साथ कर लिया । इससे बन्धुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जो साक्षात्‌ कामदेवके समान था । युवा होनेपर बन्धुदत्त अपने ५०० साथियों- 


१४६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


के साथ व्यापारके लिए स्वर्णद्वीप जानेकी तैयारी करने लगा | जब भविष्यदत्त- 
को स्वणंद्वीप जानेवाले व्यापारियोंका समाचार मिला, तो वह अपनी माताकी 
आज्ञा लेकर अपने सोतेले भाई बन्धुदत्से मिला और साथ चलनेकी इच्छा 
व्यक्त की । सख्पाने बन्धुदत्तको सिखलाया कि अवसर हाथ आते ही तुम भविष्य- 
दत्तको मार डालना | 


शुभ मुहृत्तमें जलपोतों द्वारा प्रस्थान किया गया और वे मदनद्वीप पहुँचे । 
वहाँसे आवश्यक सामग्री लेकर और भविष्यदत्तको वहीं छोड़कर बन्घुदत्तने 
अपने जलपोतको आगे बढ़ा दिया। भविष्यदत्त उस जनशून्य वनमें विलाप 
करता हुआ भ्रमण करने लगा | 


तृतीय परिच्छेदमें भविष्यदत्त जिनदेवका स्मरण करता हुआ प्रभातकाल- 
में उठता है और चलकर तिलकपुर पहुँचता है। यहाँ भविष्यदत्तका मित्र 
विद्युत्ँ्रभ यक्षोधर मुनिराजसे अपनी पृव॑भवावलि जान कर अपने मित्रसे मिलने- 
के हेतु चल पड़ता है। विद्युत्प्रभके संकेतसे भविष्यदत्तका विवाह वहाँ रहने 
वालो सुन्दरी भविष्यानुरूपाके साथ हो जाता है। 


इधर कमलश्रो अपने पुत्रके वियोगमें क्षीण होने लगी। उसने सुब्रता नामक 
आयिकासे श्रुतपंचमीत्रत ग्रहण किया और विधिवत्‌ उसुका पालन करने लगी। 


चतुथे परिच्छेदमें भविष्यानुरूपाका मघुर आख्यान आंता है । भविष्यानुरूपा 
ओर भविष्यदत्त विपुल्ठ घन-रत्नोंके साथ समुद्रके ततटपर पहुँचते हैं । संयोगसे 
इसी समय बंघुदत्त अपने जलपोत्तको लोटाता हुआ उधर आता है। वह उत्सुकता- 
वश अपने जलपोतको तटपर खड़ा करता है। भविष्यदत्त अपने समस्त समान 
सहित भविष्यानुरूपाको जलपोत पर बेठा देता है। इतनेमें भविष्यानुरूपाको 
स्मरण आता है कि उसकी नाभमुद्रा तिलकपुरकी सेजपर छूट गई है। वह 
अपने पत्तिदेवको मुद्रिका लानेके लिए भेज देती है ओर उधर बंघुदत्त अपने 
जहाजको खोल देता है। बन्धुदत्त भविष्यानुरूपाको प्रलोभन देता है ओर अपने 
अधीन करना चाहता है। भविष्यानुरूपा समुद्रमें कद कर प्राण देना चाहती 
है; पर वनदेवी स्वप्नमें आकर उसे धेय॑ देती है और कहती है कि तुम्हारा 
पत्ति एक महोनेमें तुमसे मिलेगा, तुम चिन्ता मत करो | 


बन्धुदत्तका जलपोत हस्तिनापुर लोट आता है ओर वह घोषित कर देता 
है कि भविष्यानुरूपा उसकी वाग्दत्ता पत्नी है ओर वह शीघ्र ही उसके साथ 
विवाह करेगा । 


इधर भविष्यदत्त तिलकपु रके सुनसान बनमें उदास मन होकर निवास करता 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : १४७ 


है। वह चन्द्रप्रके जिनालयमें जाकर विधिवत्‌ भक्तिभाव करता है। इतनेमें 
वहाँ एक विद्याधर उर्पस्थित होता है और उससे कहता है कि में तुम्हें विमान- 
में बेठाकर हस्तिनापुर पहुँचानेके लिए आया हूं । भविष्यदत्त नानाप्रकारके 
रत्नोंको लेकर हस्तिनापुर आता है और माँके चरणवन्दन कर आशीर्वाद 
लेता है। दूसरे दिन प्रातःकाल भविष्यदत्त विविध प्रकारके मणि-माणिक्योंको 
लेकर राजाके समक्ष उपस्थित हुआ । भविष्यदत्तके मामाने राजासे कहा कि 
हमारे भाँजेके साथ बंधुदत्तका झगड़ा है । राजाने धनपत्ति सेठको बुलाया; पर 
सेठने घरमें विवाह होनेसे इस प्रसंगको टालना चाहा । तब राजाने उसे बलात्‌ 
बुलाया। कमलश्रीने जाकर राजाके समक्ष भविष्यानुरूपाकी नागमुद्रा तथा 
अन्य वस्त्राभूषण उपस्थित किये । राजा बन्धुदत्तको करतृतको समझ गया और 
वह बन्धुदत्तको मारनेके लिये तैयार हुआ । पर भविष्यदत्तने उसके प्राणोंकी 
रक्षा की । राजाने भविष्यदत्तको आघा सिंहासन दिया और अपनी पृत्रीको देने- 
का वचन दिया । धनपतिने कमरूश्रीसे अपने व्यवहारके लिए क्षमा याचना की | 
भविष्यदत्तका भविष्यानुरूपाके साथ पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ | राजाने भी आधा 
राज्य देकर अपनी पुत्री सुमित्राका भविष्यदत्तके साथ विवाह कर दिया | 

पंचम परिच्छेद भविष्यदत्तके राज्य करनेसे आरंभ होता है । भविष्यानुरूपा- 
को दोहला उत्पन्न हुआ और उसने तिलकद्वीप जानेकी इच्छा प्रकट की । इतनेमें 
मनोवेग नामका एक विद्याघर भविष्यदत्तके पास आया ओर कहा कि मेरो माता 
तुम्हारे घरमें प्रियाके गर्भभें आई है। ऐसा मुझसे मुनिराजने कहा है | अत्तएव 
आप भविध्यानुरूपाके साथ मेरे विमानमें बेठकर तिलकद्गीपकी यात्रा कोजिये | 
भविष्यदत्तने भविष्यानुरूपाको तिलकद्बोपका दर्शन कराया | भविष्यानुरूपाके 
गर्भसे सोमप्रभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | कुछ बर्षोंके पश्चात्‌ कंचनप्रभ नामक 
द्वितीय पृत्र उत्पन्न हुआ। तदनन्तर तारा और सुतारा नामकी पृत्रियाँ उत्पन्न 
हुईं | सुमित्राके गमसे धरणीपति नामक पृत्र ओर धारिणी नामकी कन्या हुई । 
इस प्रकार भविष्यदत्त परिवार सहित राज्य करता रहा । उसने मणिभद्रकी 
सहायतासे सिहलद्वीप तक अपनी कीत्ति व्याप्त कर ली और अनेक राजाओंको 
अपने अघीन किया | एक दिन वह सपरिवार चारणऋद्धिधारी मुनिके दर्शन- 
के लिए गया । उसने मुनिराजसे श्रावकके ब्रत्त ग्रहण किये। 

षष्ठ परिच्छेदमें भविष्यदत्तके निर्वाण-छाभका वर्णन है। कमलश्री, 
सुब्रताके साथ आयिका हो जाती है और धनपति ऐलकक्रत ग्रहण कर लेते हैं। 
वह कठोर त्तप कर दसतें स्वर्गमें इन्द्र होते हैं और कमलश्री स्त्रीलिगका छेद 
कर रत्नचूल नामका देव होती है। भविष्यानुरूपा भी स्वगंमें जाकर देव हुई 
ओर वहाँसे पृथ्वीतल पर आकर पुत्र हुई। 


१४८ : तोथंकर महावीर और उनकी आवचार्य-परम्परा 


विवुध श्रीधरने कथाके ममंस्पर्शी स्थलोंको पर्याप्त रसमय बनानेका प्रयास 
किया है। कमलश्री रात-दिन रोती है। उसकी आँखसे अश्रुधारा प्रवाहित 
होती है। भूखी, प्यासी और क्षीण शरीर होनेपर भो अपने मेले शरीरपर ध्यान 
नहीं देती | कविने लिखा है-- 


ता भणईं किसोयरि कमलूूसिरि ण करमि कप्तल मुहुल्लउ। 
पर सुमरंति हे सुठ होइ महु फूट ण मण हियउल्लउ। (३,१९६) 
रोबइ धुबइ णयण चुव अंसुबव जलघधाराह वत्तओ। 
भुक्खईं खोण देह तण्हाइय ण भुणईइं मलिण गत्तओ। (४,५) 
कविने प्रकृति-चित्रण भी बहुत ही मनोरम शेलोमें उपस्थित किया है। 
भविष्यदत्त भयानक वनमें मदजलसे भरे हुए हाथियोंको देखता है। इस बनमें 
कहीं पर शाखामृग निर्भय होकर डालियोंसे चिपके हुए थे; कहीं पर छोटी और 
कहींपर आकाशको छूने वाली बड़ी वृक्ष-शाखाओंपर लोटते हुए हरे फछोंको 
तोड़ते हुए वानर दिखलाई दे रहे थे । कहीं पर पुष्ट शरीर वाले सूअर, कहीं 
पर विकराल कालके समान वन्य-पशु दिखलाई पड़ रहे थे। उसीके पासमें 
झरना प्रवाहित हो रहा, था जो पहाड़की गुफाओंको अपने कल-कल शब्दसे 
भर रहा था। 
तें बाहुडंडेण कमलसिरिपृत्तेण 
दिद्वाईं तिरियाईं बहुदुखभरियाईं 
रायवरहो जंतासु मयजलविलित्तासु 
कित्थुवि मयाहीसु अणुलग्गु णिरभोसु 
कित्थुवि महीयाहूं गयणयलविगयाहं 
सहासु लोडंतु हरिफलईं तोडंतु 
केत्थुवि वराहाहं वलवंतरेहाहं 
महवग्धु आलग्गु रोसेण परिभग्गु 
केत्युवि बिरालाइं दिद्दुईं करालाइं 
केत्यूवि सियालाईं जुज्ञति थूलाईं 
तहे पासे णिज्ञरइ सरंतईं गिरिकन्दर-विवराईं भरंतईं। 
इस ग्रन्थके संवाद भी बड़े रोचक हैं । प्रबन्ध-रचनामें कविने स्वाभावि- 
कताके साथ काव्य-रूढ़ियोंका पालन किया है। यह ग्रन्थ कडवक-पद्धतिमें 
पद्धडिया-छन्दमें लिखा गया है। 


श्रीधर तृतीय 
अवन्तोके मुनि सुकुमालका जोवनवृत्त अंकित कर 'सुकुमालचारिउ'को 


आचारयतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १४९ 


रचना इन्होंने की है। यह प्रन्थ पड़डियाछन्दमें लिखा गया है। कथा छः 
सम्धियोंमें समाप्त हुई है। और ग्रन्थका प्रमाण १२०० इलोक है। 

इस ग्रन्थकी रचना कविने बलड (अहमदाबाद, गुजरात) नगरमें राजा 
गोविन्दचन्द्रके सययमें की है। कविने यह ग्रन्थ साहू पीथाके पुत्र पुरवाड- 
वंशोत्पन्न कुमारकी प्रेरणासे लिखा है। सन्धि-पुष्पिकाओंमें आया है-- 
“इय सिरिसुकुमालसामि-मणोहरचरिउ, सुंदरयर-गुण रयण-नियर-भरिए 
विवुहसिरिसुकर्शसरिहर-विरइए, साहुपीथे-पुत्र-कुमा रनामांकिए-*'” इत्यादि 

ग्रन्थकी आद्यन्त प्रशस्तिमें साहू पीथाका विस्तृत परिचय दिया गया है। 
बताया है कि साहू पीथाके पिताका नाम साहू रजग्ग था ओर माताका नाम 
गल्हा देवी था। इनके सात भाई थे। महेन्द्र, मनहरु, जाल्हूण, सलवंखण, 
सम्पुण्ण, समुद्रपाल ओर नेयपाल। पीथाकी घमंपत्नोका नाम सुलक्षणा था। 
इसीसे कुमारनामक पुत्रका जन्म हुआ। इस कुमारकी प्रेरणासे ही कविने 
सुकुमालचरिउकी रचना की है । 


यह चरित-काव्य वि० सं० १२०८ मार्गंशीर्ष कृष्णा तुत्तीया सोमवारके दिन 
लिखा गया है। प्रश्नस्तिमें बताया है-- 
बारह-सयइई गयइ कय हरिसइ, अटठोत्तररः महोयलि बरिसइ। 
कसण-पक्खि आगहणो जायए, तिज्ज-दिवसि ससि-वासरि मायइ। 
सुकुमालचरिउमें कुल २२४ कंड़वक हैं । सुकुमालके पृवंभवके साथ 
वत्तमान जीवनका भी चित्रण किया गया हैं। पूर्वजन्ममें वह कौशाम्बीमें राज- 
मंत्रीका पुत्र था । जिनधममें अनुरक्ति होनेके कारण वह संसार विरक्त हो 
श्रमणधर्ममें दीक्षित हो गया। तपस्याके प्रभावसे अगले जन्ममें उज्जयिनीमें 
वह सुकुमाल नामका पुत्र हुआ । कवि नख-शिखवर्णनमें भी प्रवीण है। यहाँ 
परम्परागत उपमानों द्वारा नारी-चित्रणकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- 
“तहो गरवइहे धरिणि मयणावलि, पहय-कामियण-मण-गहियावलि। 
दंत-पंति-णिजिय-मुत्तावलि, णं॑ मयहो करी वाणावलि। 
सयलंतेउरमज्झे पहाणी, उछ सरासण मणि सम्माणी। 
जहिं ववणकमलहो नउ पुज्जइ, चंदु वि अज्जु विवट्ृई खिज्जइ | 
कंकेल्ली-पल्लव-सम पाणिहिं, कलककल हंंठि वीणणिह वाणिहि। 
णियसोहरगपरज्जिय गोरिहि, विज्जाहर-सुर-मण-धणचोरिहे ।” 
कुछ विद्वानु इन तीनों श्रीधरोंको एक मानते है। पर मेरे विचारसे ये 
तीनों भिन्‍न हैं । 


१५० : तीथंकर महावीर और उनकी आचाय परम्परा 


देवसेन 

देवसेन अपभ्र श-भाषाके प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने वाल्मीकि, व्यास, श्रीहृष॑, 
कालिदास, वाण, मयूर, हलिय, गोविन्द, चतुमुंख, स्वयंभू, पुष्पदन्त, भूपाल 
नामक कवियोंका उल्लेख किया है। कवि देवसेन मुनि हैं। ये देवसेन गणी 
या गणधर कहलाते थे। ये निवडिदेवके प्रशिष्य और विमलसेन गणधरके 
शिष्य थे। विमलसेन शील, रत्नत्रय, उत्तमक्षमादि दशाधमं, संयम आदिसे 
युक्त थे। ये महान तपस्वी, पंचाचा रके घारक, पंच समिति और तीन गुप्तियोंसे 
युक्त मुनिगणोंके द्वारा बन्दनोय और लोकप्रसिद्ध थे। दुद्धंर' पंचमहात्नत्तोंको 
धारण करनेके कारण मलघारीदेवके नामसे प्रसिद्ध थे। यही विमलसेन 
'सुलोयणाचरिउ'के रचयिता देवसेनके गुरु थे । 

देवसेनका व्यक्तित्व आत्माराधक, तपस्वी और जितेन्द्रिय साधकका व्यक्तित्व 
है। उन्होंने पुर्वाचायोेसि आये हुए सुलोचनाके चरितको “'मम्मल” राजाकी 
नगरीमें निवास करते हुए लिखा है । 
स्थितिकाल 


कविने यह कृति राक्षस-संवत्सरमें श्रावण शुक्ला चतुदंशी बुधवा रके दिन पूर्ण 
की है। साठ संवत्सरोंमें राक्षस-संवत्सर उनचासवां है। ज्योतिषकी गणनाके अनुसा र 
इस तिथिओर इस दिन दो बार राक्षस-संवत्सर आता है। प्रथम बार २९. जुलाई 
सन्‌ १०७५ ई० (वि० सं० ११३२ श्रावण-शुक्ला चतुर्दशी) और दूसरी बार १६ 
जुलाई सन्‌ १३२१५ ई० (वि० सं० १३७२ श्रावण शुक्ला चतुदंशी) में राक्षस- 
संवत्सर आता है। इन दोनों समयोंमें २४० वर्षोका अन्तर है। शेष संवतोंमें 
श्रावण शुक्ला चतुदंशी बुधवारका दिन नहीं पड़ता। कविने अपने पूव॑ंवर्त्ती 
जिन कवियोंका उल्लेख किया है उन्तमें सबसे उत्तरकालोन कवि पुष्पदन्त हैं। 
अतः देवसेन भी पृष्पदन्तके बाद ओर वि० सं० १३७२ के पूर्व उत्पन्न हुए माने 
जा सकते हैं । 


'कुवलयमाला'के कर्त्ता 'उद्योतनसूरि'ने सुलोचनाकथाका निर्देश किया 
है। जिनसेन, घवल ओर पुष्पदन्त कवियोंने भी सुलोचनाकथा लिखों है। 
कवि देवसेनने अपना यह सुलोचनाचरित कुन्दकुन्दके सुलोचनाचरित्तके आधार 
पर लिखा है । कुन्दकुन्दने गाथाबद्ध शेलीमें यह चरित लिखा था ओर देव- 
सेनने इसे पद्धड़ियाछल्दमें अनूदित किया है । लिखा है-- 

जं॑ गाहाबंधें आसि उत्तु, सिरिकुन्दकुदगणिणा णिरुतु। 
तं एत्यहि पद्धडियाह करेमि, परि किपि न गृढ़उ अत्थु देमि। 
तेण वि कवि णउ संसा लहंति, जे अत्यु देखि वर्सर्णाह खिव॑त्ति | 


क्राचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५१ 


समय-निर्णयके लिये जेन-साहित्यमें हुए समस्त देवसेनोंपर विचार कर 
लेना आवश्यक है। जेन-साहित्यमें कई देवसेन हुए हैं। एक देवसेन वह हैं, 
जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके चन्द्रगिरिपवृंत्ततर अंकित शक संवत्‌ ६२२ 
के शिलालेखमें आता है। दूसरे देवसेन घवलाटीकाके कर्त्ता आचायं वीरसेनके 
शिष्य थे, जिनका उल्लेख आचाय॑ जिनसेनने जयधवलाटीकाकी प्रशस्तिके 
४४वें पद्ममें किया है। तीसरे देवसेन 'दर्शनसार'के रचयिता हैं। चतुर्थ देवसेन 
वह हैं, जिनका उल्लेख सुभाषितरत्नसंदोह और धम्मंपरीक्षादिके कर्त्ता आचायं- 
अमितगतिने अपनी गुरुपरम्परामें किया है। दूबकुण्डके वि० सं० ११४५ के 
अभिलेखमें उल्लिखित देवसेन पंचम हैं। ये लाडवागडसंघके आचार्य थे | छठे 
देवसेनका उल्लेख माथुरसंघके भट्टारक गुणकोतिके शिष्य यशःकीत्तिने वि० 
सं० १४९७ में अपने पाण्डवपुराणमें किया है। 

इन सभी देवसेनोंमें ऐसा एक भी देवसेन नहीं दिखलाई पड़ता है, जिसे 
विमलसेनका शिष्य माना जाय । भावसंग्रहके कर्त्ता देवसेनने अपनेको विमल- 
सेनका शिष्य लिखा है। अतः भावसंग्रह और सुलोचनाचरितके कर्ता दोनों 
एक हो व्यक्ति जान पढ़ते हैं। इस प्रकार कविका समय वि० की १२वीं शती 
मालूम पड़ता है। 

प्रथम बार राक्षस संवत्सर श्रावण शुक्ला चतुदंशी और बुधवारका योग 
२९ जुलाई, सन्‌ १०७५ में घटित होता है। अतएवं सुलोचनाचरितके रचयिता 
कवि देवसेनका समय वि० सं० ११३२ ठोक प्रतीत होता है । 


रचना 


कविने 'सुलोयणाचरिउ'को रचना २८ सन्धियोंमें की है | काव्यकी दृष्टिसे 
यह रचना उपादेय है। कथामें बताया गया है कि भरत चक्रवर्त्तीके प्रधान 
सेनापति जयकुमारकी पत्नीका नाम सुलोचना था। वह राजा अकम्पन ओर 
सुप्रभाकी पुत्री थो । सुलोचना अनुपम सुन्दरी थी । इसके स्वयंवरमें अनेक 
देशोंके बड़े-बड़े राजा सम्मिलित हुएं। सुलोचनाको देखकर वे मुग्ध हो गये । 
उनका हृदय विक्षुब्ध हो उठा ओर उसकी प्राप्तिकी इच्छा करने लगे। स्वयं- 
वरमें सुलोचनाने जयको चुना | परिणामस्वरूप चक्रवर्ती भरतका पुत्र अक- 
कीत्ति क्रढ़ हो उठा । और उसने इसमें अपना अपमान समझा। अपने अप- 
मानका बदला लेनेके लिये अकंकीत्ति ओर जयमें युद्ध हुआ ओर अन्तमें जय 
विजयी हुआ | ; 


कवि देवसेन निरभिमानी है। वह हृदय खोलकर यह स्वीकार करता है 


१५२ : तोथंकर महाबोर और उनको आचारयं-परम्परा 


कि चतुमुंख, स्वयंभू और पुष्पदन्तने जिस सरस्वतीकी रक्षा की थो उसी सर- 
स्वतीरूपी गोके दुग्धका पान कर कविने अपनी इस कृतिको लिखा है-- 
चउमुह-सयंभु -पमुहेंहि रक्खिय दुहिय जा पुफ्फयंतेण । 
सरसइ-सुरहीए पयं॑ पियं सिरिदेवसेणण ॥१०।१॥ 
मंगल-स्तवनके अनन्तर कविने गुरु विमलसेनका स्तवन किया है । पूव॑- 
कालीन कवियोंका उल्लेख करनेके प९चात्‌ सज्जन-दुर्जनका स्मरण किया गया 
है। काव्यमें मग॒ध, राजगृह आदिके काव्यमय वर्णन उपलब्ध होते हैं। श्रृज्भा र, 
बीर ओर भयानक रसोंका सांगोपांग चित्रण हुआ है। 


युद्ध-वर्णन तो कविका अत्यन्त सजीव है। युद्धकी अनेक क्रियाओंको अभि- 
व्यक्त करनेके लिए तदनुकूल शब्दोंकी योजना को गई है। झ्र-झर रुधिरका 
बहना, चर-चर चमंका फटना, कड़-कड़ हड्डियोंका टूटना या मुड़ना आदि 
वाक्य युद्धके दृश्यका सजीव चित्र उपस्थित करते हैं-- 


असि णिहसण उद्ठिय सिहि जालइं, जोह मुकक जालिय सर जालईं। 
पहरि-पहरि आमिल्लिय सहूइं, अरि वर घड थक्‍कय सम्महई। 
झरझरंत पवहिय वहुस्तईं णं कुसंभ रय राएँ रत्तई। 
चरयरंत फाडिय चल चम्मईं, कसमसंत चरिय तणु वम्मई। 
कडयडंत्त मोडिय धण हड्डुइं, मंस खण्ड पोसिय मेरुंडई । 
दडदडंत धाविय वहुरुडईं, हुंकरंत धर्राण वडिय मुंडईं।६।११ 
कविने जय और अकंकीत्तिके युद्धवर्णन प्रसंगमें भुजंगप्रयातछन्द द्वारा 
योद्धाओंकी गतिविधिका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है-- 
भडो को वि खग्गेण खग्गं खलंतो, रणे सम्मुहे सम्मुहो आहणंतो। 
भडो को वि वाणेण वाणो दलंतो, समद्धाइउ दुद्धरो णं॑ कयंतो। 
भडो को वि कोंतेण कोंतं सरंतो, करे गीढ चक्‍को अरी संपहुंतो । 
भडो को वि खंडेहि खंडी कयंगो, भडंतं णमुक्‍्को संगालो अभंगो । 
भडो को वि संगामभूमी घुलंतो, विवण्णोहु गिद्धावलो णीअ अंतो | 
भडो को वि घाएण णिव्वट्ट सोसो, असी वावरेई अरी साण भोसो। 
भडो को वि रत्तप्पवाहे तरंतो, फुरंतप्पएणं तडि सिग्धपत्तो । 
भडो को वि हत्थी विसार्णेहि भिण्णे, भडो को वि कंठद्धछिण्णो णिसण्णो। ६१२ 
कविने तीर्थंकर आदिनाथके साथ देखादेखी दीक्षा ग्रहण करनेवाले राजा- 
ओके भ्रष्ट होनेपर उनके चरित्रका बहुत्त ही सुन्दर अंकन किया है | जो त्ृपस्या 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५३ 


कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष देनेवालो है उस तपस्याका पाखण्डी लोग दुरुपयोग 
करते हैं ओर वे मनमाने ढंगसे पन्‍थ और सम्प्रदायोंका प्रवत्तंन करते हैं। 

कविने अपनी भाषा-शेलीको सशक्त बनानेके लिए अनुरणात्मक दब्दोंका 
प्रयोग किया है। इन बन्धोंके पढ़ते ही शब्दोंका रूपचित्र प्रस्तुत हो जाता है। 

अठारहवीं सन्धिमें 'दोहयम' छन्‍्दका प्रयोग किया है। तुकप्रेमके कारण 
दोहेके प्रथण ओर तृत्तीय चरणमें भी तुक मिलाई गयी है। यहाँ अनुरणात्मक 
बन्धोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं | 
उमर उमिय उमरु वसयागहिर सहाईं, दों दों त्तिकय दिविलु उट्ठयणिणहाईं। 
भ॑ भंत उच्च सर मेरी धहीराइं, घण घायरुण रुणिय जय घंट साराइं। 
कडरडिय करडेहि भुवर्णक्कपूराई, घुम धुमिय मह॒र्लाह वज्जियईं तूराईं ।६१० 

यह 'सुलोयणाचरिउ' अपभ्रंशका शास्त्रीय महाकाव्य है। इसमें माधुय॑, 
प्रसाद और ओज इन तीनों गुणोंके साथ सभी प्रमुख अलद्भारोंकी योजना की 
गयो है। उन्‍्दोंमें, खंडय, जंभेट्टिया, दुबई, उवखंडय, आरणाल, गलिलय, 
दोहय, वस्तु, मंजरी आदि छन्द सन्धियोंके प्रारम्भमें प्रयुक्त हैं। इनके 
अतिरिक्त पद्धडिया, पादाकुलक, समानिका, मदनावतार, भुजगप्रयात, सग्गिणी, 
कामिनी, विज्जुमाला, सोमराजी, सरासणो, णिसेणी, वसंतचच्चर, द्वुतमध्या, 
मन्दरावली, मदनशेख र आदि छन्‍्द प्रयुक्त हुए हैं । 

भावोंकी अभिव्यंजना भी सशक्त रूपमें की गयी है। युद्धके समयकी सुलो- 
चनाकी विचारधाराका कवि वर्णन करता हुआ कहता है-- 

इमं जंपिऊणं पउत्तं जयेणं, तुमं एह कण्णा मनोहारवण्णा | 
सुरबखेह णण्णं पुरेणेह ऊणं, तउ जोह लक्खा अणेय असंखा ॥ 
२९ > >९ ८ 
पिय तत्थ रम्मोवरे चित्तकम्मे, अरंभीय चिंता सुउ हुल्लवत्ता | 
णियं सोययंत्ती इणं चित्तवृत्ती, अहूं पावयम्मा अलड्जा अधम्मा ॥ 

इस प्रकार चिन्ता, रोष, सहानुभूति, ममता, राग, प्रेम, दया आदिकी 

सहज अभिव्यंजना की गयी है । 


अमरकीत्ति गणि 


अपभ्रंश-काव्यके रचयिताओंमें अमरकीत्ति गणिका भो महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
कविकी मुनि, गणि ओर सूरि उपाधियां थीं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे गृह- 


१५४ ; तीर्थंथर महावोर और उनकी आधपार्य-परम्परा 


स्थाश्रम त्यागकर दीक्षित हो गये थे। उनको गुरुपरम्परासे अवगत होता है 
कि वे माथुरसंघी चन्द्रकीत्तिके मुनोन्द्रके शिष्य थे। गुरुपरम्परा निम्न 
प्रकार है-- 


की 
शान्तिसेन 


त्त 


| 
श्रीषेण 


चन्द्रकीत्ति 


अमरकीत्ति 


इस गुरु-परम्परासे ज्ञात होता है कि महामुनि आचाय॑ अमितगति इनके 
पूर्व पुरुष थे, जो अनेक शास्त्रोंके रचयिता, विद्वान और कवि थे। अमर- 
कीत्तिने इन्हें 'महःमुनि', 'मुनिचूड़ामणि', 'शमशोरूघन' और “कीत्तिसमर, आदि 
विशेषणोंसे विभूषित किया है। अमितगति अपने गृणों द्वारा नृपतिके मनको 
आनन्दित करनेवाले थे। ये अमितगतति प्रसिद्ध आचायं अमितगत्ति ही हैं, जिनके 
द्वारा धर्मपरीक्षा, सुभाषितरत्नसन्दोह और भावनाद्वात्रिशिका जेंसे ग्रंथ लिखे 
गये हैं । 

अमितगतिने अपने सुभाषित्तरत्नसन्दोहमें अपनेको 'शम-दम-यम-म॒त्ति', 
“बन्द्रशुभोरुकीत्ति' कहा है तथा धमंपरीक्षामें 'प्रथितविशदकीत्ति' विशेषण 
लगाया है ! 

अमितगतिके समयमें उज्जयिनोका राजा मुंज बड़ा गुणग्राही ओर साहित्य- 
प्रेमी था। वह अमितगतिके काव्योंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें 
मान्यता प्रदान की । यद्यपि अमितगति दिगम्बर मुनि थे, उन्हें राजा-महा राजाओं- 
की कृपाको आवश्यकता नहीं थी; पर अमितगतिकी काव्य-प्रतिभाके वेशिष्टयके 
कारण मुंन अमित्तमतिका सम्मान करता था। इन्हीं अमितगतिकी पाँचवीं 
पोढ़ोमें लगभग १५०-१७५ वर्षोके पश्चात्‌ अमरकीत्ति हुए। अमरकोतिने 
शान्तिसेन गणिको प्रशंसामें बताया है कि नरेश भो उनके चरणकमलोंमें 
प्रणमन करते थे । -श्रीषेणसूरि वादिरूपी वनके लिए अग्नि थे । और इसी.तरह 
चन्द्रकीत्ति वादिरूपी हस्तियोंके लिए सिह थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
अमरकीत्तिकी परम्परामें बड़े-बड़े विद्वान मुनि हुए हैं। 


बआाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक ; १५५ 


अमरकोीत्तिका व्यक्तित्व दिगम्बर-मुनिका व्यक्तित्व है। वे संयमी, जितेन्द्रिय, 
शीलशिरोमणि, यशस्वी और राजमान्य थे। उतके त्याग ओर वेदृष्यके समक्ष 
बड़े-बड़े राजागण नतमस्तक होते थे। वस्तुतः अमरकीत्ति भी अपनी गुरु- 
परम्पराके अनुसार प्रसिद्ध कवि थे । 

अमरकीत्तिने अपनी गुरु-परम्परामें हुए चन्द्रकीत्ति मुनिको अनुज, सहोदर 
और शिष्य कहा है। इससे यह ध्वनित होता है कि चन्द्रकोत्ति इनके सगे 
भाई थे । 


स्थितिकाल 


कविने 'बट्क्मोपदेश' ग्रंथकी प्रशस्तिमें इस ग्रंथका रचनाकाल वि० सं० 
१२४७ भाद्रपद शुक्ला चतुदंशी गुरुवार बताया है-- 
बारह-सयहूं ससत्त-चयालिहि विक्‍्कम-संवच्छरहु विसालहि। 
गर्याहमि भद्वयहु पकक्‍्खंतरिं गृरुवारम्मि चउद्दिसि-वासरि | 
इक्कें मार्से इहु सम्मत्तिउ सह लिहियउ आलसु अवहृत्यिउ | १४१८ 
कविके समयमें गोघ्रामें चालुक्यवंशीय नृप वंदिग्गदेवके पुत्र क्ृष्णनरेन्द्रका 
राज्य था। इतिहाससे सिद्ध है कि इस समय गुजरातमें सोलंकीवंशका राज्य 
था. जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। पर इस वंशके वंदिग्गदेव और उनके 
पुत्र कृष्णा कोई उल्लेख नहीं मिलता। भीम द्वितीयने अनहिलवाड़ाके 
सिहासन-पर वि० सं० १२३६ से १२०९ तक राज्य किया | उनसे पृव॑ वहाँ 
कुमारपालने सं० १२०० से १२३१, अजयपालने १२३१ से १२३४ ओर मूल- 
राज द्वितीयने १२३४ से १२३६ तक राज्य किया था ।*१ 


भीम द्वितोयके पश्चात्‌ वहाँ सोलंकीवंशकी एक शास््रा बाघेरवंशकी 
प्रतिष्ठित हुई, जिसके प्रथम नरेश विशालदेवने वि० सं० १३०० से १३१८ तक 
राज्य किया । अनहिलवाड़ामें वि० सं० १२२७ से ही इस वंशका बल बढ़ना 
आरंभ हुआ था। इस वर्षमें कुमा रपालकी माताकी बहिनके पुत्र अर्गराजने 
अनहिलवाड़ाके निकट बाघेला ग्रामका अधिकार प्राप्त किया था । ज्ञात होता है 
कि चालुक्यवंशकी एक शाखा महीकांढा प्रदेशमें प्रतिष्ठित थी और गोदहरा या 
गोध्ना नगरमें अपनी राजधानो स्थापित की थी । कविने वहाँके कृष्ण नरेन्द्रका 
पर्याप्त वर्णन किया है । वे नीतिज्ञ, बाहरी ओर भोत्तरी शत्रुओंके विनाशक और 





१. डॉ० प्रो० हीराछाछजी : अमरकीति गणि ओर उनका षट्कर्मोपदेश, जैनसिद्धान्त 
भास्कर, भाग २, किरण ३, पृ० ८३ । 


१५६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचायं-परम्परा 


षड्दश्शनके सम्मानकर्त्ता थे ।। क्षात्रधर्मके साथ धर्म, परोपकार और दानमें 
उनकी प्रवृत्ति थी। उनके राज्यमें दु:ख, दुर्भिक्ष ओर रोग कोई जानता ही न 
था। इस प्रकार ऐतिहासिक निर्देशोंसे भी कविका समय षटकर्मपदेशमें 
उल्लिखित समयके साथ मिल जाता है। 


गुरुपरम्पराके अनुसार भी यह समय घटित हो जाता है। अमितगति 
आचायेका समय वि० सं० १०५० से १०७३ तक है। इनकी पाँचवीं पोढ़ीमें 
अमरकीत्ति हुए हैँ। यदि प्रत्येक पीढ़ीका समय ३० वर्ष भी माना जाय, तो 
अमरकीत्तिका समय वि० सं० १२२३ के लगभग जन्मकाल आता है । षट्कर्मो- 
पदेशकी रचनाके समय कविकोी उम्र २५-३० वर्ष भी मान छो जाय, तो 
षट्कर्मोपदेशके रचनाकालके साथ गुरुपरम्पराका समय सिद्ध हो जाता है। 
अतएव कवि अमरकीत्तिका समय वि० को १३वीं शती सुनिश्चित है। 


घटकर्मोपदेश” भें कविकी आठ रचनाओंका उल्लेख प्राप्त होता है। 
लिखा है-- 


परमेसरपइईं णवरस-भरिउ विरइयउ णेमिणाहहो चरिउ। 
अण्णु वि चरित्तु सव्वत्थ सहिउ पयडत्थु महावी रहो विहिउ। 
तीयउ चरित्तु जसहर णवासु पद्धडिया-बंधें किय पयासु। 
टिप्पणउ धम्मचरियहो पयडु तिह विरइउ जिह बुज्झोइ जड़ । 
सक्‍कय-सिलोय-विहि-जणियविही गुंफियउ सुहासिय-रयण-णिही । 
घम्मोवएस-चूडामणिक्खु तह झाणपईउ जि झाणसिक्खु । 
छक्कम्मुवएसें सहुं पबंध किय अट्टू संख सईं सच्चसंघ | ६।१० 


अर्थात्‌ नवरसोंसे युक्त 'णेमिणाहचरिउ', ए्लेष अर्थ युक्त 'महावीरचरिउ', 
पदड़िया छन्दमें लिखित 'जसहरचरिउ', जड़ बुढ्धियोंको भी बोध प्रदान करने 
वाला 'घमंचरित' का टिप्पण, संस्कृत-इलोकोंकी विधि द्वारा आनन्द उत्पन्न 
करनेवाला 'सुभाषितरत्ननिधि', 'धर्मोपदेशचूड़ामणि', ध्यानकी शिक्षा देने- 
वाला धध्यानप्रदीप' और षदकमोंका परिज्ञान करानेवाला “बट्कर्मोपदेश' 
ग्रंथ लिखे हैं । इस आधार पर कविकी निम्नलिखित रचनाएँ सिद्ध होती हैं-- 

१. णेमिणाहचरिउ (नेमिनाथचरित) 

२. महावी र-चरिउ (महावी र-चरित) 

३. जसहर-चरिउ (यशोध रचरित) 

४. धमंचरित्त-टिप्पण 

५. सुभाषितरत्न-निधि 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५७ 


६. घ॒र्मोपदेश-चूडामणि (धम्मोवएसचूडामणि) 

७. घ्यान-प्रदीप (झाणपईउ) 

<. छक्कम्मुवएस (बट्कर्मोपदेश) 
जेसिमह्थरिठ 

इस ग्रंथमें २५ सन्धियाँ है, जिनकी इलोकसंख्या लगभग ६,८९५ है। इसमें 
२२वें तीथंकर नेमिनाथका जीवन-चरित गुम्फित है। प्रसंगवंश कृष्ण और 
उनके चचेरे भाइयोंका भी जोवन-चरित पाया जाता है। इस ग्रंथको कविने 
वि० सं० १२६४ भाद्रपद शुक्ला चतुदंशीको समाप्त किया है। वि० सं० १५१२ 
की इसकी प्रति सोनागिरके भट्टा रकोय झास्त्रमंडारमें सुरक्षित है । 


घटकर्सोपदेश--इस ग्रंथमें १४ सन्धियाँ और २१५ कड़वक हैं | इसका कुल 
प्रमाण २०५० इलोक है । कविने इस ग्रंथमें गृहस्थोंके षट्क्मों--१. देवपूजा, 
२. गुरुसेवा, ३. स्वाध्याय, ४. संयम, ५. षट्कायजीवरक्षा और ६, दानका 
कथन किया है। विविध कथाओंके सरस विवेचन द्वारा सात तत्त्वोंको स्पष्ट 
किया गया है। द्वितीय सन्धिसि «वीं सन्धि तक देवपुजाका विवेचन 
आया है ओर उसे नृतनकथारूप दृष्टान्तोंके द्वारा सुगम तथा ग्राह्म बना दिया 
गया है। दक्षवीं सन्धिमें जिनपूजाकी कथा दी गई है। और उसकी विधि 
बतलाकर उद्यापनविधिका भी अंकन किया गया है। ११वीं सन्धिसे १४वीं 
सन्धि तक इन चार सन्धियोंमें पूजा-विधिके अत्तिरिक्त शेष पाँच कर्मोंका 
विवेचत किया गया है। षट्कर्मोंपदेशकी रचनाके प्रेरक अम्बाप्रसाद 
बतलाये गये हैं। ये नागरकुलमें उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम गुणपाल 
ओर मात्ताका नाम चचिणी था। यह ग्रंथ उन्‍्हींको समर्पित किया गया है । 
प्रत्येक सन्धिके समाप्तिसूचक पृष्पिकावाक्यमें इनका नाम स्मरण किया है। कहीं- 
कहीं अमरकीतिने अम्बाप्रसादको अपना छघु बन्धु ओर अनुजबन्धु भो कहा 
है। इससे अनुमान होता है कि कवि अमरकीत्ति भी इसी कुलमें उत्पन्न हुए 
थे ओर अम्बाप्रसादके बड़े भाई थे । 

कविने इस ग्रंथकी समाप्ति गुजर विषयके मध्य महीयड (महोकांढा) देशके 
गोददय (गोपध्रा) नामक नगरके आदीश्वर चेत्यालयमें बेठकर की है । स्पष्टत: 
'गुजर' गुजरात प्रान्तका बोधक है| अतएव 'महीयड' देश वत्तंमान महीकांठा 
ओर 'गोदह॒य' नगर वत्तंमान गोधाका बोधक है। अम्बाप्रसाद संभवत: इसी 
गोप्राके निवासी थे । 


कबिको शेष रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 


१५८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


मुनि कनकाअर 


मुनि कनकामरने “करकंडुचरिउ'के आदि और अन्‍्तमें अपने गुरुका नाम 
पंडित या बुधमंगलदेव बताया है। अन्तिम प्रशस्तिमें कहा है कि वे ब्राह्मण 
वंशके चन्द्रऋषिगोत्रीय थे। जब विरक्त होकर वे दिगम्बर मुनि हो गये, तो 
उनका नाम कनकामर प्रसिद्ध हुआ । श्री डॉ० हीरालालजी जैनने बताया है कि 
पट्टावलियोंके अनुसार सुहस्तिके शिष्य सुस्थित और सुप्रतिवुद्ध द्वारा स्थापित 
कोटिकगणकी वेरिशाखाका एक कुल चन्द्रनामक हुआ | चन्द्रकुलके भी अनेक 
अन्वय और गच्छ हुए । उत्तराध्ययनको शिष्यहिता नामक वृत्तिके कर्त्ता शान्ति- 
सूरि चन्द्रकुलके काठकरान्वयसे उत्पन्न थारापद्र-गच्छके थे ओर सुखबोधटीका- 
के कर्ता देवेन्द्र गणि भी चन्द्रकुलके थे । किन्तु ये सब श्वेताम्बर परम्पराके 
भेद-प्रमेद हैं, दिगम्बर परम्पराके नहीं। मुनि कनकामर दिगम्बर मुनि थे। 
अत्तएव कन्काम रका चन्द्रऋषिगोत्र देशीगणके चन्द्रकराचार्याम्नायके अन्तमंत्त 
है । इतिहाससे यह सिद्ध है कि चन्देल नरेशोंने भी अपनेको चन्द्रात्रेयऋषि- 
वंशी कहा है। अतः बहुत संभव है कि चन्द्रकराचार्याम्नाय चन्देलवंशी राज- 
कुलमेंसे ही हुए किसो जेन मुनिने स्थापित किया हो । स्वयं कनकामर भी 
इसी कुलके रहे हों । 


कविकी गुरुपरम्पराके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । अन्तिम 
प्रशस्तिमें उन्होंने अपनेको बुधमंगलदेवका शिष्य कहा है । श्री डॉ० हीौरालाल 
जी जनने रत्नाकर या धर्मरत्नाकर नामक संस्कृत-प्रंथंके रतयिता पं० मंगल- 
देवको कहा है । इस ग्रंथकी पाण्डुलिपियाँ जयपुर और कारंजामें प्राप्त हैं । 
जयपु रकी प्रतिमें पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-- 


“सं० १६८० वर्ष काष्ठासंघे तन्दतटग्रामे भट्टारकश्रीभूषणशिष्यपंडित- 
मंगलकृतशास्त्ररत्नाकणनाम शास्त्र सम्पूर्ण ।” 


इससे डॉ० जेनने यह अनुमान रूगाया है कि सं० १६८० ग्रंथ- 
रचनाका काल नहीं, लेखनका काल है। कारंजाके शास्त्रभंडारकी प्रतिमें उसका 
लेखनकाल १६६७ अंकित किया है। काष्ठासंघ और नन्दीतट ग्रामका प्राचीन- 
त्तम उल्लेख देवसेनकृत दर्शंनसार गाथा ३८ में प्राप्त होता है, जहाँ वि० सं० 
७५३ में नम्दितटग्राममें काष्ठासंधकी उत्पत्ति बताई गई है। यदि कनकामरके 


१. डॉ० होराछाल : चरिउकरकंडु, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६४ श्रस्तावना 
पु० १३ । 


भाचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १५९ 


कालके समीप श्रीभूषण और उनके शिष्य मंगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो 
जाय, तो उनकी परम्परा काष्ठासंघ और नन्दितट ग्रामके साथ जोड़ी जा 
सकती है। 

'करकंडुचरिउ'की रचना 'आसाइय'नगरीमें रहकर कविने की है । का रंजा- 
की प्रतिमें आसाइय' नगरी पर आशापुरी” टिप्पण मिलता है, जिससे जान 
पड़ता है कि उस नगरीको आश्ञापुरी भी कहते थे । 


इटावासे ९ मीलकी दूरी पर आसयसखेड़ा नामक ग्राम है।। यह ग्राम जेनियों- 
का प्राचीन स्थान है। आसइ गाँव एक ऊँचे खेड़ेपर बसा हुआ है, जिसके 
पश्चिमी ओर विशाल खण्डहर पड़े हुए हैँ। उस पर बहुत दिगम्बर जेन प्रतिमाएँ 
विखरी हुई मिलत्ती हैं। यह आसाइय ग्राम अपने दुगगंके लिए प्रसिद्ध था। 
इसे चन्द्रपालने बनवाया था। मुनि कनकामरने आसाइय नगरीमें आकर अपने 
'करकंड्चरिउ' की रचना की थी, जहाँके नरेश विजयपाल, भूपाल और कर्ण 
थे। अतः संभव है कि यह असाइयनगरी वत्तंमान आसयखेड़ा ही हो । 

ई० सन्‌ १०१७में मुहम्मद तुगलकने मथुरासे कन्नौज तक आक्रमण किया 
था। इटावाके पास मुंजके किलेमें हिन्दुओंसे उसका जबरदस्त संघर्ष हुआ। 
वहाँसे सुल्तानने आसइके दुर्गपर आक्रमण किया । उस समय आसइका शासक 
चाण्डाल भोर था। मुसलमानलेखकोंने लिखा है कि मुहम्मद तुगलकने पाँचों 
किलोंको गिरवाकर मिट्टीमें मिला दिया । अतः यह संभव नहीं कि ई० सन्‌ 
१०१७के परचात्‌ कनकामर उसका उल्लेख नगरीके रूपमें कर । 

डॉ० जेनने भोपालके समीप आसापुरीनामक ग्रामका उल्लेख किया है। 
वहाँ आश्ापुरीदेवीकी असाधारण मूत्ति विद्यमान है। संभवतः इसीपरसे इस 
ग्रामका नाम आश्ापुर पड़ा होगा। वहाँ एक जेन मन्दिरके भी भग्नावशेष 
प्राप्त हैं। उनमें एक १६ फुट ऊँची शान्तिनाथ तोर्थंकरकी प्रतिमा भी है। डॉ० 
जेन इसी आशापुरीको कनकाम रके द्वारा उल्लिखित आसाइय मानते हैं । 


स्थितिकाल 


कवि कनकामरने ग्रंथके रचनाकालका उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने- 
से पूव॑वर्ती सिद्सेन, समन्तभद्ग, अकलंक, जयदेव, स्वयंभू और पुष्पदन्तका 
उल्लेख किया है । पुष्पदन्तने अपना महापुराण ई० सन्‌ ९६५में समाप्त किया 
था | अतएवं करकंड्चरिउकी रचना ई० सन्‌ ९६५के पहले नहीं हो सकती है। 
इस ग्रंथको प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५०२को उपलब्ध है। अतः 
कविका समय सं० १५० २के पश्चात्‌ भी नहीं हो सकता है ! 


१६० : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


'करकंड्चरिउ'की अन्तिम प्रशस्तिमें विजयपाल, भूपाल और कर्ण इन 
तीन राजाओंका उल्लेख आता है। इतिहास बतलाता है कि विश्वामित्र-गोत्र- 
के क्षत्रीयवंशमें विजयपाऊ नामके एक राजा हुए, जिनके पुत्र भुवनपाल थे | 
उन्होंने कलचुरी, गुजंर और दक्षिणको जीता था। एक अन्य अभिलेखसे 
बाँदा जिलेके अन्तगंत्त चन्देलोंकी राजधानी कालिजरका निर्देश मिलता है। 
इसमें विजयपालके पुत्र भूमिपालका तथा दक्षिण दिशा और कण्णराजाको 
जीतनेका उल्लेख है। एक अन्य अभिलेख जबलपुर जिलेके अन्तगंत तांवरमें 
मिला है | उसमें भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख आया है। तथा किसो 
सम्बन्धमें त्रिपुरी और सिंहपुरीका भी निर्देश है। यह अभिलेख ११वीं-१२वीं 
शत्ताब्दीका अनुमान किया गया है। इन लेखोंके विजयपाल और उनके पुत्र 
भुबनपाल या भूमिपाल तथा हमारे ग्रन्थके विजयपाल और भूमिपाल एक ही 
हैं। कण' नरेन्‍्द्रका समावेश भी इन्हीं अभिलेखोंमें हो जाता है । 

डॉ० जेनने इतिहासके आलोकमें विजयपाल, कीत्तिवर्मा (भुवतपाल) और 
कर्ण इन तोनों राजाओंका अस्तित्व ई० सन्‌ १०४०-१०५१के आस-पास 
बतलाया है। अत: करकंड्चरिउका रचनाकाल ग्यारहवीं शत्तीका मध्यभाग 
सिद्ध होता है। प्रशस्तिके अनुसार पुष्पदन्तके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ९६५ ई० के 
अनन्तर और १०५६ ई० के पूर्व कनकामरका समय होना चाहिए | वि० सं० 
१०९७ के लगभग कालिजरमें विजयपाल नामक राजा हुआ | यह प्रतापी 
कलचुरोनरेश कण देवका समकाछीन था। इसके पुत्र कोत्तिवर्माने कर्णदेव- 
को पराजित किया था। अतएवं मुनि कनकामरका समय वि० की श्र्वीं 
शताब्दी है।" 

'करकंड्चरिउ' १० सन्धियोंमें विभक्‍त है। इसमें करकण्डु महाराजकी 
कथा वरणित है | कथाका सारांश निम्न प्रकार है-- 

अंगदेशकी चम्पापुरी नगरीमें धाड़ीवाहन राजा राज्य करता था। एक 
बार वह कुसुमपुरको गया और वहाँ पद्मावती नामको एक युवतीको देखकर 
उसपर मोहित हो गया । युवत्तीका संरक्षक एक माली था, जिससे बातचीत 
करनेपर पता लगा कि यह युवती यथाथंमें कोशाम्बोके राजा वसुपालको पुत्री 
है। जन्म समयके अपशकुनके कारण पिताने उसे यमुना नदीमें प्रवाहित कर 
दिया था। राजपुत्री जानकर घाड़ीवाहनने उसका पाणिग्रहण कर लिया | और 
उसे चम्पापुरीमें ले आया । कुछ काल पद्चात्‌ वह गर्भवती हुई और उसे यह 
दोहला उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द बरसातमें वह नररूप धारण करके अपने 


१. करकंड्चरिउ, प्रस्तावना पु० ११-१२ | 


जआाचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १६१ 
११ 


पतिके साथ एक हाथीपर सवार होकर नगरका परिभ्रमण करे । राजाने रानी- 
का दीहलापूर्ण करनेके लिए वेसा ही प्रबन्ध किया, पर दुष्ट हाथी राजा-रानीको 
लेकर जंगलकी ओर भाग निकला। रानोने समझा-बुझाकर राजाको एक वृक्ष- 
की डाली पकड़कर अपने प्राण बचानेके लिए राजी कर लिया । और स्वयं उस 
हाथीपर सवार रहकर जंगलमें पहुँची । वह हाथी एक जलाशयमें घुसा । रानीने 
कूदकर अपने प्राण बचाये | जब वह बनमें पहुँची, तो सूखा हुआ वह बन हरा- 
भरा हो गया | इस समाचारको प्राप्तकर वनमाली वहाँ आया ओर उसे बहन 
बनाकर अपने साथ ले गया। मालिनको पद्मावतोके रूपपर ईर्ष्या हुई और 
उसने किसी बहानेसे उसे अपने घरसे निकाल दिया। निराश होकर रानी 
इप्रशानभूमिमें आई और वहीं उसे पुत्र उत्पन्न हुआ | 


मुनिके अभिशापसे मातंग बने हुए विद्याधरने उस पुत्रको ग्रहण कर 
लिया ओर अभिशापकी बात बतलाकर रानीको उसने आश्वस्त किया। 
मातंगने उस बालकको शिक्षित किया। हाथमें कंडु--सूखी खुजली होनेके 
कारण उसका नाम 'करकंड' पड़ गया । जब वह युवावस्थाको प्राप्त हुआ, तब 
दन्तीपुरके राजाका परलोकवास हो गया। मन्त्रियोंने देवी विधिसे उत्तरा- 
घिकारीका चयन करना चाहा और इस विधिमें करकंडुकी राजा बना 
दिया गया । 


करकंडुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारी मदनावलीसे हुआ ।एक बार 
उसके दरबारमें चम्पाके राजाका दूत आया, जिसने उससे चम्पानरेशका 
आधिपत्य स्वीकार करनेकी प्रेरणा की । करकंडु क्रोधित हुआ और उसने 
तत्काल चम्पापर आक्रमण कर दिया। दोनों ओरसे घमासान युद्ध होने 
लगा। अन्तमें पद्मावतीने रणभूमिमें उपस्थित होकर पिता-पुत्रका सम्मेलन 
करा दिया। धाड़ीवाहन पुत्ररत्नको प्राप्त कर बहुत ह्षित्त हुआ और वह 
चम्पाका राज्य करकंडुको सौंप दीक्षित हो गया | एक बार करकंडुने द्रविड़ 
देशके चोल, चेर और पाण्ड्य नरेशोंपर आक्रमण किया । मार्ममें वह तेरापुर 
नगरमें पहुँचा | वहाँके राजा शिवने भेंट की और आकर बत्ताया कि वहांसे 
पास ही एक पहाड़ोके चढ़ावपर एक गुफा है तथा उसी पहाड़ोके ऊपर एक 
भारी बाभी है, जिसको पूजा प्रतिदिन एक हाथी किया करता है। यह सुनकर 
करकंडु शिवराजाके साथ उस पहाड़ोपर गया। उसने गुफामें भगवान्‌ पाश्व॑- 
नाथका दर्शन किया और ऊपर चढ़कर बामीको भी देखा । उनके समक्ष ही 
हाथीने आकर कम#-पुष्पोंसे उस बामीकी पूजा को । करकंडुने यह जानकर 
कि अवश्य ही यहाँ कोई देव-मूरति होगी, उस बामीको खुदवाया | उसका अनु- 


१६२ : तोर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


मान सत्य निकला | वहाँ पाश्वंत्राथ भगवानूकी मूत्ति निकली, जिसे बड़ी 
भक्तिसे उसी गुफामें ले आये । इस बार करकंडुने पुरानो प्रतिमाका अवलोकन 
किया । सिंहासनपर उन्हें एक गांठ-सी दिखलाई पड़ी, जो शोभाको बिगाड़ रही 
थी । एक पुराने शिल्पकारसे पूछनेपर उसने कहा कि जब यह गुफा बनाई 
गई थी, तब वहाँ एक जलवाहिनी निकल पड़ी थी। उसे रोकनेके लिए ही वह 
गाँठ दी गई है । करकंडको जल वाहितीके दर्शनका कौतुल उत्पन्न हुआ और 
शिल्पकारको बहुत रोकने पर भी उसने उस गाँठको तोड़वा डाला | गाँठके 
टूटते ही वहाँ एक भयंकर जलप्रवाह निकल पड़ा, जिसे रोकना असंभव हो 
गया | गुफा जलसे भर गई | करकंडुको अपने किये पर पद्चात्ताप होने छगा। 
निदान एक विद्याधरने आकर उसका सम्बोधन किया, उस प्रवाहको रोकनेका 
वचन दिया तथा उस गुफाके बननेका इतिहास भी कह सुनाया | 

इस इतिहासके सुननेके अनन्तर करकंडुने वहाँ दो गुफाएं और बनवाई। 
इसी बीच एक विद्याधर हाथीका रूप धरकर आया और करकंडुको भुलाकर 
मदनावलीको हरकर ले गया । 

करकंडु सिहलद्वीप पहुँचा और वहाँको राजपुत्री रतिवेगाका पाणिग्रहण 
किया । जब्र वह जलमागंसे लोट रहा था, तो एक मच्छने उसकी नौकापर 
आक्रमण किया | वह उसे मारने समुद्रमें कूद पड़ा | मच्छ मारा गया, पर वह 
नावपर न आ सका | उसे एक विद्याघरपुत्री हरकर ले गयी। रतिवेगाने 
किनारेपर आकर, शोकसे अधीर हो पूजा-पाठ प्रारंभ किया जिससे पद्मावतीने 
प्रकट हो उसे आश्वासन दिया । उधर विद्याधरीने कररंडुसे विवाह कर लिया 
और नववधु सहित रत्तिवेगासे आ मिला | 


करकंडुने चोल, चेर और पांडय नरेशोंक्री सम्मिलित सेनाका सामना किया 
ओर उन्हें हराकर प्रण पूरा किया । जब वह लोटकर पुनः तेरापुर आया, तो 
कुटिल विद्याधरने मदनावलोकों लाकर सौंप दिया। वह चम्पापुरी आकर 
सुख-पुवंक राज्य करने लगा | 

एक दिन वनमालीने आकर सूचना दी कि नगरके उपवनमें शीलगृप्त नामक 
मुनिराज पधारे हैं । राजा अत्यन्त भक्तिभावसे पुरजन-परिजन सहित्त उनके 
चरणोंमें उपस्थित हुआ ओर अपने जीवनसम्बन्धी अनेक प्रदन पूछे। राजा 
मुनिराजसे अपने पूर्व जन्मोंकी कथाओंको सुनकर विरक्त हो गया और अपने 
पुत्र वसुपालको राज्य दे मुनि बन गया। रानियाँ ओर माता पद्मावतो भी 
आयिका हो गईं | करकंडुने घोर तपश्चरणकर मोक्ष प्राप्त किया | 


चरितनायककी कथाके अतिरिक्त अवान्तर ९ कथाएँ भी आयी हैं। प्रथम- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १६३ 


चार कथाएं द्वितीय सन्धिमें वर्णित हैं। इनमें क्रमशः मन्त्रशक्तिका प्रभाव, 
अज्ञानसे आपत्ति, नीचसंगतिका बुरा परिणाम और सत्संगतिका शुभ परिणाम 
दिखाया गया है। पाँचवीं कथा एक विद्याधरने मदनावलीके विरहसे व्याकुल 
करकंडुको यह समझानेके लिए सुनाई कि वियोगके बाद भी पति-पत्नीका 
सम्मिलन हो जाता है। छठो कथा पाँचवीं कथाके अन्तगंतत ही आई है। सातवीं 
कथा शुभ शकुनका फल बतलानेके लिये कही गई है । आठवीं कथा पद्मावतोने 
समुद्रमें विद्याधरो द्वारा करकंडुके हरण किये जानेपर शोकाकुला रतिवेगाको 
सुनाई है । नवीं कथा आठवीं कथाका प्रारंभिक भाग है, जो एक तोतेकी कथा- 
के रूपमें स्वतन्त्र अस्तित्व रखती है। 


ये कथाएँ मूलकथाके विकासमें अधिक सहायक नहीं हो पाती | इनके 
आधारपर कविने कथावस्तुको रोचक बनानेका प्रयास किया है । वस्तुमें रसो- 
त्कष॑, पात्रोंको चरित्रगत विशेषता और काब्योंमें प्राप्य प्राकृतिक दुश्योंके 
बर्णनके अभावकों कविने भिन्न-भिन्न कथाओंके प्रयोग हारा पुरा करनेका 
प्रयत्न किया है | 


करकंड्चरिउ धा्भिक कथा-काव्य है | इसमें अलोकिक और चमत्काकपूर्ण 
घटनाओंके साथ काव्यत्तत्त्व भी प्रचुररूपमें पाये जाते हैं । 


इस काव्यमें मानव-जगत और प्राकृतिक-जगत दोनोंका वर्णन पाया जाता 

है। करकंडुके दन्तिपुरमें प्रवेश करनेपर नगरकी नारियोंके हृदयकी व्यग्रता 
विचित्र हो जाती है । यह वर्णन काव्यकी दुष्टिसे बहुत ही सरस और आक- 
षंक है-- 

तहिं पुरवरि खुहियउ रमणियाउ झाणदट्ठिय-मुणि-मण- दमणियाउ | 

क वि रहसईं तरलिय चलिय णारि, विहृउफ्फउ संठिय का वि दारि। 

क वि धावइ णवर्णिव णेहलुद्ध परिहाणु ण गलियठ गणइ मुद्ध । 

क वि कज्जलु बलहउ अहरे देइ णयणुल्लएँ लक्खारसु करेइ। 

णिग्गंथवित्ति क वि अगुसरेइ विवरीउ डिभु क वि कडिहि लछेइ | 

क वि णेउरु करयलि करइ बाल, सिरु छंडिवि कडियले घरइ माल | 

णिय-णंदरणु मण्णिवि क वि वराय मज्जारु ण मेल्लइ साणुराय | 

क वि धावइ णदणिउ भणे धघरंति विहलंघल मोहइ घर सरंति। 

घत्ता--क वि माणमहल्ली मयणभर करकंड्हो समुहिय चलिय | 

थिर-थोर-पओहरि मयणयण उत्तत्त-कणयछवि उज्जलिय ॥१॥ 


अर्थात्‌ करकंडुके आगमनपर ध्यानावस्थित मुनियोंके मनको विचलित 


१६४ : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करनेवाली सुन्दरियाँ भी विक्षुब्ध हो उठीं। कोई स्त्री आवेगसे चंचल हो चल 
पड़ी, कोई विह्वल हो द्वार पर खड़ी हो गई, कोई मुग्धा प्रेमलुब्ध हो दोड़ पड़ी, 
किसीने गिरते हुए वस्त्रको भी परवाह न की, कोई अधरों पर काजल भरने 
लगी, कोई आँखोंमें लाक्षारस लगाने लगी, कोई दिगम्बरोंके समान आचरण 
करने लगी, किसीने बच्चेको उल्टा हो गोदमें ले लिया, किसीने नूपु रको हाथमें 
पहना, किसीने सिरके स्थानपर कटिप्रदेशपर माला डारू लो और कोई 
बेचारी बिल्लीके बच्चेकों अपना पुत्र समझ सप्रेंम छोड़ना नहीं चाहती ।''***“* 
कोई स्थिर और स्थूल पयोधर वाली, तप्त कनकच्छविके समान उज्ज्वल वर्णं 
वाली, मृगनयनी, मालिनी कामाकुल हो करकंडुके सामने चल पड़ी । 


शीलगुप्त मुनिराजके आगमनपर पुरनारियोंके हृदयमें जेसा उत्साह दिखलाई 
पड़ता है वेसा अन्यत्र संभव नहीं । कविने लिखा है कि कोई सुन्दरी मानिनो 
मुनिके चरणकमलमें अनुरक्त हो चल दो, कोई नपुर-शब्दोंस झनझन करती 
हुई मानों मुनिगुणगान करतो हुई चल पड़ो। कोई मुनिदर्शनोंका हृदयमें 
ध्यान धरतों हुई जाते हुए पतिका भो विचार नहीं करतो । कोई थालमें अक्षत 
और धूप भरकर बच्चेको ले वेगसे चल पड़ी । कोई सुगन्वयुक्त जाती हुई ऐसी 
प्रतीत होती थी, मानों विद्याधरी पृथ्वो पर शोभित हो रहो हो ।* 


कवि देश, नगर, ग्राम, प्रासाद, द्वीप, इमशान आदिके वर्णनमें भो अत्यन्त 
पटु है। अंगदेशका चित्रण करते समय उसने उम्त देशको पृथ्वीरूपी नारीके 
रूपमें अनुभव किया है। इस प्रसंगमें सरावर, घान्यसे भरे खेत, कृषक बालाएँ, 
पथिक, विकसित कमल आदिका भो चित्रण किया गया है ।* 

कनकामरने श्यृंगार, वोर और भयानक रसका अद्भुत चित्रण किया है । 
नारीरूप-वर्णनमें कविने परम्पराका आश्रय लिया है और परम्पराभुक्त उप- 
मानोंका प्रयोग कर नारीके नख-शिखका चित्रण किया है। पद्मावतीके रूप- 
चित्रणमें अधरोंकी रक्तिमाका कारण आगे उठी हुई नासिकाकी उन्‍नतिपर 
अधरोंका कोप कल्पित किया गया है । 


रतिबेगाके विलापमें कविने ऊहात्मक प्रसंगोंका प्रयोग किया है। वर्णनमें 
संवेदनाका बाहुलय है। इसी प्रकार मदनावछीके विलुप्त होनेपर करकंडुका 
विलाप भी पाषाणको पिघला देने वाला है । 


१. करकंडुचरिउ ९१२, ३-७ | 
२. वही १॥३-४-१० । 


आँचार्यतुल्य कांव्यकार एवं लेखक : १६५ 


संसारकी नश्वरता और अस्थिरताका चित्रण करते हुए कविने बताया है 
कि कालके प्रभावसे कोई नहीं बचत्ता । युवा, वृद्ध, बालक, चक्रवर्त्ती, विद्याघर, 
किन्नर, खेचर, सुर, अमरपति सब कालके वशवर्त्तों हैं ।* प्रत्येक प्राणी अपने 
कर्मोंके लिए उत्तरदायी, वह अकेला ही संसारमें जन्म ग्रहण करता है, अकेला 
हो दुःख भोगता है और अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है ।* 
करकंडुको प्रयाण करते समय गंगा नदी मिलती है। कविने गंगाका वर्णन 
जीवन्त रूपमें प्रस्तुत किया है-- 
गंगापएसु.. संपत्तरण गंगाणद दिटद्वी जंतएण | 
सा सोहइ सिय-जल कुडिलवंत्ति, ण॑ सेयभुवंगहो महिल जंत्ति | 
दूराउ वहुंती अइविहाई, हिमवंत्त-गिरिदहो कित्ति णाईं। 
विहिं कुलहिं लोयहिं ण्हंतएहिं आइच्चहो जलु परिदितिएहिं | 
दब्भंकियउड्ढहिं करयलेहिं गइ भणइ णाईं एयहिं छलेहिं। 
हउँ सुद्धिय णियमग्गेण जामि मा रूसहि अम्महो उवरि सामि | 
शुञ्र जलयुक्त, कुटिक प्रवाहवाली गंगा ऐसी शोभित हो रही थी, मानों 
शेषनागकी स्त्री जा रही हो। दूरसे बहतो हुई गंगा ऐसी दिखलाई पड़ती थी, 
जेसे वह हिमवंत्त गिरीन्द्रकी कोत्ति हो। दोनों कूलों पर नहाते हुए और आदित्य- 
को जल चढ़ाते हुए, दर्भंसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतलों सहित्त लोगोंके द्वारा 
मानों इसी बहानेसे नदी कह रही है “में शुद्ध हें और अपने मार्गसे जातो हूँ । 
हे स्वामी ! भेरे ऊपर रुष्ट मत्त होइये ।” कविके वर्णनमें स्वाभाविकत्ता है । 
कविने भाषाको प्रभावोत्पादक बनानेके लिए भावानुरूप हब्दोंका प्रयोग 
किया है । पद-योजनामें छन्दप्रवाह भी सहायता प्रदान करता है । ध्वन्यात्मक 
शब्दोंका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है । कविले विभिन्‍त प्रकारके छन्द 
ओर अलंका रोंकी योजना द्वारा इस काव्यको सरस बनाया है। 


महाकवि सिंह 


महाकवि सिंह संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और देशीभाषाके प्रकांड विद्वान 
थे। इनके पिताका नाम रल्हण पंडित था, जो संस्कृत और प्राकृत भाषाके 


१. करकंड्चरिउ ९॥५।१-१० । 
२. वही ९॥६ | 


१६६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकाण्ड पण्डित थे। ये गुज॑र कुलमें उत्पन्न हुए थे। कविका परिचय-सूचक 
पद्य 'पज्जुण्णचरिउ'की १३वीं सन्धिके प्रारंभमें पाया जाता है-- 

जात: श्रीजिनधमंकम्म॑निरत: शास्त्रार्थंसव॑प्रियो, 

भाषानि: प्रवणश्चतुर्भिरभवच्छीसिहनामा कविः। 

पुत्रों रल्हण-पण्डितस्थ मतिमान्‌ श्रीगजंरागोमिह, 

दृष्टि-ज्ञान-चरित्रभूषिततनुव॑शे विद्ालेब्वनी ॥ 

इस संस्कृत-पद्यसे स्पष्ट है कि कवि सिंह संस्कृत्त-भाषाका भी अच्छा कवि- 

था | कविकी मात्ताका नाम जिनमती बताया गया है। कविने इसीकी प्रेरणा- 
से 'पज्जुण्णचरिउ'को रचना की है। कविने काव्यके आरंभमें विनय प्रदर्शित 
करते हुए अपनेको छल्द-लक्षण, समास-सन्धि आदिके ज्ञानसे रहित बताया है, 
तो भी कवि स्वभावसे अभिमानी प्रतीत होता है। उसे अपनी काव्य-प्रतिभा- 
का गवं है। १४वीं सन्धिके अन्तमें दिये गये एक संस्क्ृत-पच्यसे यह बात स्पष्ट 
होती है-- 


साहाय्यं समवाप्य नाम सुकवे: प्रद्यम्नकाव्यस्थ यः | 
कर्त्ताउमृद॒ भवमेदनेकचतुर: श्रीसिहनामा शमी ॥ 
साम्यं तस्य कवित्वगव्वंसहित: को नाम जातोथ्वनौ । 
श्रीमज्जेनमतप्रणीतसुपथे. सार्थ: प्रवृत्ते: क्षम:॥ 
कविने अपने सम्प्रदायके सम्बन्धमें कोई उल्लेख नहीं किया | पर ग्रंथके 
अन्तःपरीक्षण और गुरुपरम्परापर विचार करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि कवि दिगम्बर सम्प्रदायका था। ग्रंथक्ी उत्थानिका और कथनशैली भी 
उक्त सम्प्रदायके काव्यों जेसी ही है। लिखा है-- 
विउलगिरिहि जिह हयभवकंदहो, समवसरणु, सिरिवीरजिणिदहो | 
णरवरखयरामरसमवाए, गणहरु-पुच्छिउ सेणियराए । 
मयरद्धयहो विणिज्जयमारहो, कहहिं चरिउ पज्जुण्णकुमारहो । 
तं॑ णिसुणेवि भणइई गणेसरु, णिसुणर सेणिउ मगहणरेसरु ॥ 


कविका वंश गुजंर था और अपनेको उसने उस गुज॑रकुलरूपी आकाशको 
प्रकाशित करनेवाला सूर्य लिखा है । कविने अपने पिताका नाम बुध रल्हण या 
रल्हण बताया है। बुध रल्हणकी शीलादि गुणोंसे अलंकृत जिनमती नामकी 
पत्नी थी, जिसके गर्भसे कवि सिहका जन्म हुआ था। कविके तोन भाई थे, 
जिनमें प्रथमका नाम शुभंकर, द्वितीयका गृणप्रवर और तृतीयका साधारण 
था । ये तीनों हो भाई धर्मात्मा और सुन्दर थे। प्रन्थमें बताया है-- 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १६७ 


तह पय-रउ णिर उष्णय अमइयमाणु, गुंज्जरकुल-णह-उज्जोय-भाणु | 
जो उहयपवरवाणीविलासु, एयंविह विउसहो रल्हणासु । 

तहो पणइणि जिणमइ सुहय-सील, सम्मत्तवंत णं धम्मलील | 

कइ सीहु ताहि गब्भंतरंमि, संभविउ कमलु जह सुर-सरंमि | 
जणवच्छलु सज्जणु जणियहरिसु, सुइवंत तिविह वइरायसरिसू । 
उप्पणु सहोयरु तासु अवर, नामेण सुहंकरु गुणहंपवरु | 

साहारण लघुवउ तासु जाउ, धम्माणुरत्ु अइदिव्वकाउ 


कवि सिंहके गुरु मुनिपुंगव भट्टारक अमृतचन्द्र थे । ये तप-तेजरूपी दिवाकर 
ओर ब्रत, नियम तथा शीलके समुद्र थे । अमृतचन्द्रके गुरु माधवचन्द्र थे । इनकी 
'मलघारी' उपाधि थी। यह उपाधि उसी व्यक्तिको प्राप्त होती थी, जो दुद्धेर 
परीषहों, विविध उपसर्गों और श्ञीत-उष्णादिकी बाधाओंकों सहन करता था | 
कवि देवसेनने भी अपने गुरु विमलदेवको 'मलधारी' सूचित किया है। 

कवि सिंहका व्यक्तित्व स्वाभिमानी कविका व्यक्तित्व है। वह चार 
भाषाओंका विद्वान और आशुकवि था। उसे सरस्वतीका पूर्ण प्रसाद प्राप्त 
था। वह सत्कवियोंमें अग्रणी, मान्य और मनस्वी था । उसे हिताहितका पूर्णं 
विवेक था और समस्त विषयोंका विज्ञ होनेके कारण काव्यरचनामें पटु था। 

'पज्जुण्णचरिउ'में सन्धियोंकी पुष्पिकाओमें सिद्ध और सिंह दोनों नाम 
मिलते हैं। प्रथम आठ सन्धियोंको प्रुष्पिकाओंमें सिद्ध ओर अन्य सन्धियोंकी 
पुष्पिकाओंमें सिह नाम मिलता है। अत्तः यह कल्पना की गई कि सिंह और 
सिद्ध एक ही व्यक्तिके नाम थे । वह कहीं अपनेको सिंह ओर कहीं सिद्ध कहता 
है। दूसरी यह कल्पना भो सम्भव है कि सिंह और सिद्ध नामक दो कबियोंने 
इस काव्यकी रचना को हो, क्योंकि काव्यके प्रारम्भमें सिहके माता-पिताका 
नाम ओर आगे सिद्धके पिताका नाम भिन्न मिलता है। पं० परमानन्दजी 
शास्त्रीका अनुमान है कि सिद्ध कविने प्रद्युम्नचरित्तका निर्माण किया था। 
कालवश यह ग्रन्थ नष्ट हो गया और सिंहने खण्डितरूपसे प्राप्त इस ग्रन्थका 
पुनरुद्धार किया ।" 

प्रो० डॉ०् हीरालालजी जेनका भी यही विचार है। प्रन्थकी प्रशस्तिमें 
कुछ ऐसी पंक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि कवि सिद्धकी 
रचनाके विनष्ट होने और कमंवशात्‌ प्राप्त होनेकी बात कही गई है-- 


१. महाकवि सिंह और प्रद्युम्नचरित, अनेकान्त, वर्ष ८, किरण १०-११, पु० ३९१ ॥ 
२. नागपुर युनिवर्सिटी जनंल, सन्‌ १९४२, पृ० ८२-८३ । 


१६८ : तीथंकर महावीर और उनको आचारयं-परम्परा 


कइ सिद्धहो विरयंतहो विणासु, 
संपत्तदर कम्मवसेण तासु, 
साथ ही अन्तिम प्रशस्तिके 'परकज्जं परकव्वं विहडंतं जेहि उद्धरियं'से भी 
उक्त आशयको सिद्धि होतो है। श्री हरिवंश कोछड़ने भी इसी तथ्यको स्वीकार 
किया है।* 


स्थितिकाल 


कवि सिंहने 'पज्जुण्णचरिउ'के रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। पर 
ग्रन्थ-प्रशस्तिमें बह्मणवाड नगरका वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय 
वहाँ रणधोरी या रणधीरका पृत्र वल्लाल था, जो अर्णोराजको क्षय करनेके 
लिये कालस्वरूप था और जिसका माण्डलिकभृत्य गुहिलवंशीय क्षत्रिय भुल्लण 
बह्ाणवाडका शासक था | प्रशस्तिमें लिखा है-- 
सरि-सर-णंदण-वण-संछण्णउ, 
मठ-विहा र-जिण-भवण-खण्णउ। 
बम्हणवाडडणामें. पट्टण, 
अरिणरणाह - सेणदलवदुणु । 
जो भुंजइ अरिणखयकालहो, 
रणधोरियहो सुअहो बल्लालहो | 
जासु भिच्चु दुज्जण-मणसल्लणु, 
खत्तिउ गृहिल उत्तु जि भुल्लणु । 
-प्रद्युम्नचरित, प्रशस्ति । 


पर इस उल्लेखपरसे राजाओंके राज्यकालको ज्ञातकर कुछ निष्कर्ष निकाल 
सकना कठिन है । 


मनत्री तेजपाल द्वारा आबूके लृूणवसतिचेत्यमें वि० सं० १२८७ के लेखमें 
मालवाके राजा बल्‍लालको यशोधवलके द्वारा मारे जानेका उल्लेख आया है। 
यह यश्योधवल विक्रमसिहका भतीजा था ओर उसके केद हो जानेके पश्चात्‌ 
राजगद्दीपर आसीन हुआ था। यह कुमारपालका माण्डलिक सामन्त अथवा 
भृत्य था । इस कथनको पुष्टि अंचलेश्वर मन्दिरके शिलालेखसे भी होती है। 

जब कुमारपाल गृजरातकी गद्दीपर आसीन हुआ था, तब मालवाका राजा 
बल्‍लाल, चन्द्रावतीका परमार विक्रमसिह ओर सपादलक्षसामरका चोहान 


१. अपन्र श-साहित्य, दिल्ली प्रकाशन, पु० २२१ । 





आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १६९ 


अर्गोराज इन तीनोंने मिलकर कुमारपालके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त को | पर 
उनका प्रयत्त सफल नहीं हो सका। कुमारपालने विक्रमसिहका राज्य उसके 
भतीजे यशोधवलको दे दिया, जिसने बल्लालको मारा था। इस प्रकार मालवा- 
को गुजरातमें मिलानेका यत्न किया गया ।* 

कुमा रपालका राज्यकाल वि० सं० ११९९ से १२२९५ तक रहा है। अतः 
बल्लालकी मृत्यु ११५१ ई० (वि० सं० १२०८) से पूबं हुई है । 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि कुमारपाछ, यशोधवल, बललाल और 
अर्णोराज ये सब समकालीन हैं। अतः ग्रंथ-प्रशस्तिगत कथनकी दुृष्टिमें रखते 
हुए यह प्रतीत होता है कि प्रद्यूम्नचरितको रचना वि० सं० १२०८ से पूर्व हो 
चुकी थो । अतएव कवि सिंहका समय विक्रमकी १२ वीं शतीका आन्तम पाद 
या विक्रमकी १३ वीं शतीका प्रारम्भिक भाग है। डॉ० होरालालजी जेनने 
'पज्जुण्णचरिउ'का रचनाकाल ई० सनुकी १२वीं शतीका पूर्वाद्धं माना है। 
पं० परमानन्दजी और डा» जेनके तथ्योंपर तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर 
डॉ० जेन द्वारा दिये गये तथ्य अधिक प्रामाणिक प्रतीत होते हैं । 


रचना 
कविकी एकमात्र रचना प्रद्यू म्नचरित है। इसमें २४ कामदेवोंमेंसे २१ वें 
कामदेव कृष्णपुत्र प्रद्य म्वका चरित निबद्ध किया है। यह १५ सन्धियोंमें विभकक्‍्त 
है। रुक्मिणीसे उत्पन्न होते ही प्रद्युम्नको एक राक्षस उठाकर ले जाता है। 
प्र म्न वहीं बड़े होते हैं। और फिर १२ वर्ष पदचात्‌ कृष्णसे आकर मिलते 
हैं। कविने परम्परानुसार जिनवन्दन, सरस्वतीवन्दनके अनन्तर आत्मविनय 
प्रदर्शित की है। वह सज्जन-दुजंनका स्मरण करता भी नहीं भूलता । कविने 
परिसंख्यालंकार द्वारा सौराष्ट्र देशका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। 
लिखा है-- 
मय संग करिणि जईहह वेए कंडु, खरदंडु सरोरुहु ससि सखंडु। 
जहिं कब्वे बंधु विग्गहू सरीरु, धम्माणुरतु जणु पावभीरु। 
थदृत्तणु मलणु-"वि मणहराहूं, वरतरुणी पीणघण थण हराहं। 
हय हिसणि रायणि हेलणेसु, खलि विगयणेहु त्तिल-पीलणेसु । 
मज्ञण्णयाले गृुणगणहराहँँ, परयारगमणु « जहि मुणिवराहं । 
पिय विरहु वि जहिं कडु वउकसाउ, कुडिल विज्जुब ईहि कुंतलकलाउ ॥ १-९॥ 
वस्तु-वर्णनमें कवि पटु है। उसने ग्राम, नगर, ऋतु, सरोवर, उपवन, पव॑त्त 
], एछएंहए्थ्ज़ांध्य ।भ०० ४, ॥,एाा| ए, 200 ॥ 


१७० : तोथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


आदिके चित्रणके साथ पान्नोंकी भावनाओंका भी अंकन किया है। प्रद्यूस्तका 
अपहरण होनेपर रुक्मिणी विछाप करती है। कविने इस संदभभंमें करण रसका 
अपूर्व चित्रण किया है। प्रद्यम्न छोट आनेपर सत्यभामा और रुक्मिणीसे मिलते 
हैं। रुक्मिणोके समक्ष वे अपनी बाल-क्रीड़ाओंका प्रदर्शन करते हैं। इस संदर्भ॑में 
कविने भावाभिव्यंजनपर पूरा ध्यान रखा है। काव्यके आरंभमें कवि कृष्ण 
ओर सत्यभामाका वस्तुरूपात्मक चित्रण करता हुआ कहता है-- 
घत्ता-- 
चाणउर विमद्वणु, देवइं-णंदणु, संख-चक्क-सा रंगधरु | 
रणि कंस-खयंकरु, असुर-भयंकरु, वसुह-तिखंडहं गहियकरु ॥१-१२ 
रजो दाणव माणव दलइ दप्पु, जिणि गहिउ असुर-गर-खयर-कप्पु । 
णव-णव-जोव्वण सुमणोहराइं, चक्‍कल-घण पीणपउउंहराइ। 
छण इंदंविवसम वयणियाहूं, कुब॒लूय-दलू-दोहर-णयणियाहं । 
केऊर-हा र-कुंडल-घराहूं, कण-कण-कण्णंत कंकण कराहं। 
कयर खोलिर पयणेउराहूं, सोलह सहसईं अंत्तेउराहूं । 
तह मज्झि सरस ताम रस मुहिय, जा विज्जाहरहंधु केउ दुहिय | 
सइं सब्वसुलक्खणसुस्सहाव, णामेण पसिद्धिय सच्चहाव। 
दाडिमकुसुमाहरसुद्धसाम, अइवियठर मणणिरु मज्ञ खाम। 
ता अग्गमहिसि तहो सुंदरासु, इंदाणि व सग्गि पुरंदरासु। १-१३ 
इस काव्यमें रस-अलंकार आदिका भी समुचित समावेश हुआ है। 


लाखू 

पं० लाखू द्वारा विरचित “जिनदत्तकथा' अपभ्र शके कथा-काब्योंमें उत्तम 
रचना है। कविने अपने लिए 'लक्खण' शब्दका प्रयोग किया है। पर लक्ष्मण 
रत्नदेवके पुत्र हैँ और पुरवाडवंशमें उत्पन्न हुए हैं। किन्तु लाखूका जन्म जाय- 
सवंशमें हुआ है। अतएव लक्ष्मण और लाखू दोनों भिन्‍न कालके भिन्‍न कवि हैं । 

कवि लाखू जायस या जयसवालवंशमें हुए थे। इनके प्रपित्तामहका 
नाम कोशवाल था, जो जायसवंशके प्रधान तथा अत्यन्त प्रसिद्ध नरनाथ थे। 
कविने उनका निवास त्रिभुवनगिरि कहा है। यह त्रिभुवनगढ़ या तिहुनगढ़ 
भरतपुर जिलेमें बयानाके निकट १५ मील पदिचिम-दक्षिणमें करौली राज्यका 
प्रसिद्ध ताहनगढ़ है। इस दुर्गंका निर्माण और नामकरण परमभट्टारक महा- 
राजाधिराज त्रिभुवनपाल या तिहुणपालने' किया था। इसीलिए यह तिहुनगढ़ 


१, डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, जैन सन्देश, शोधांक २, १८ दिसम्बर १९५८, पु० ८१। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७१ 


या त्रिभुवनगिरि कहलाया है। इसका निर्देश कवि बुलाकीचन्दके वचनकोश 
में भी मिलता है।' 

लाखू तिहुणगढ़से आकर बिलरामपुरमें बस गये थे। कविने स्वयं 
लिखा है-- 

सो तिहुवणगिरिभग्गउजवेण, घित्तउ बलेण मिच्छाहिवेण | 
लक्खणु सव्वाउ समाणु साउ विच्छोयउ विहिणा जयिण राउ। 
सो इत्त तत्य हिडंतु पत्तु पुरे विल्लरामे लक्खणु सुपत्तु । 
--प्रशस्तिका अंतिमभाग 

इससे स्पष्ट है कि छाखू तिहुनगढ़से चलकर बिलरामपुरमें बस गये थे । 

ग्रन्थकी प्रशस्तिसे यह भी स्पष्ट होता है कि कोसवाल राजा थे और उनका 
यश चारों ओर व्याप्त था। कविके पिता भी कहींके राजा थे। कविके पिता- 
का नाम-साहुल और माताका नाम जयता था। अणुब्रतरत्नप्रदीप'की प्रशस्तिसे 
भी यही सिद्ध होता है। 

कविका जन्म कब और कहाँ हुआ, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता 
है। पर त्रिभुवनगिरिके बसाये जाने और विध्वंस किये जाने वाली घटनाओं 
तथा दूबकुंडके अभिलेख और मदनसागर ( अहारक्षेत्र, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश ) 
में प्राप्त मूतिलेखोंसे यह सिद्ध हो जाता है कि ११वीं शताब्दीमें जयसवाल 
अपने मूलस्थानको छोड़ कर कई स्थानोंमें बस गये थे। संभवत्त: त्तभी 
कविके पूर्व॑ज त्रिभुवनगिरिमें आकर बस गये होंगे । 

अणु्रतरत्लप्रदीप'में लिखा है कि यमुना नदीके तट पर रायबहिय नामकी 
महानगरी थी। वहाँ आहवमल्लदेव नामके राजा राज्य करते थे। वे चौहान 
वंशके भूषण थे । उन्होंने हम्मीरवीरके मनके शूलको नष्ट किया था। उनकी 
पट्टरानीका नाम ईसरदे था। इस नगरमें कविकुलमंडल प्रसिद्ध कवि लक्खण 
रहते थे। एक दिन रात्रिके समय उनके मनमें विचार आया कि उत्तम कबित्व- 
शक्ति, विद्याविलास और पाण्डित्य ये सभी गुण व्यर्थ जा रहे हैं। इसी विचारमें 
सग्न कविको लिद्रा आ गई ओर स्वप्नमें उसने शासन-देवताके दर्शन किये। 
शासन-देवताने स्वप्नमें बताया कि अब कवित्वशक्ति प्रकाशित होगी। 

प्रात:काल जागने पर कविने स्वप्नदर्शनके सम्बन्धमें विचार किया और 
उसने देवीकी प्रेरणा समझ कर काव्य-रचना करनेका संकल्प किया। और 
फलत: कवि महामंत्री कण्हसे मिला। कण्हने कविसे भक्तिभावसहित सागारधर्म- 


१. अगरचंद नाहटा, कवि बुलाकोचन्दरचित वचनकोश ओर जयसवालजाति, जैन 
संदेश, शोघांक २, १८ दि० १९५७, पृ० ७०। 


१७२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधघार्य-परम्परा 


के निरूपण करनेका अनुरोध किया | 


इससे यह सिद्ध होता है कि कवि त्रिभुवनगिरिसे आकर रायबहिय नगरी- 
में रहने लगा था। यह रायबहिय आगंरा और बाँदीकुईके बीचमें विद्यमान है । 
इससे ज्ञात होता है कि कविका वंश रायबहियमें भी रहा है। श्री डा० देवेन्द्र- 
कुमार शास्त्रीने लिखा है कि “यदि जिनदत्तकथा बिल्लरामपुरवासी जिनधर- 
के पुत्र श्रीधरके अनुरोध और सुख-सुविधा प्रदान करने पर लिखी गई, तो अणु- 
ब्रतरत्न प्रदीप आहवमल्लके मन्त्री कृष्णके आश्रयमें तथा उन्होंके अनुरोधसे 
चन्द्रवाडनगरमें रचा गया । आहवमल्लकी वंश-परम्परा भी चन्द्रवाड नगरसे 
बतलायी गयी है । इससे स्पष्ट है कि सं० १२७५ में कवि सपरिवार बिल्लराम- 
पुरमें था और सं० १३१३ में चन्द्रवाडनगर ( फिरोजाबादके ) पासमें । यदि हम 
कविका जन्म तिहनगढ़में भी मान लें तो फिर रायवहियमें वह कब रहा होगा। 
हमारे विचारमें लाखूके बाबा रायवडिडियके रहने वाले होंगे । किसी समय तिह- 
नगढ़ अत्यन्त समृद्ध नगर रहा होगा। इसलिए उससे आकर्षित हो वहाँ जाकर 
बस गये होंगे । किन्तु तिहनगढ़के भग्न ही जाने पर वे सपरिवार बिल्लरामपुरमें 
पहुँच कर रहने लगे होंगे। संभवत्तः वहीं लाखूका जन्म हुआ होगा। और 
श्रीधरसे गाढ़ी मित्रता कर सुखसे समय बिताने लगे होंगे। परन्तु श्रीधरके 
देहावसान पर तथा राज्याश्रयके आकषंणसे चन्द्रवाडनगरीमें बस गये होंगे ।''* 

उपयुक्त उद्धरणसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कवि लक्खणने अणुब्रत्तरत्न- 
प्रदीपकी रचना रायवड्डिय नगरीमें की और 'जिनदत्तकथा'की रचना बिल्ल- 
रामपुरमें की होगी । 

कवि अपने समयका प्रत्तिमाशाली और लोकप्रिय कवि रहा है। उसका 
व्यक्तित्व अत्यन्त स्निग्ध और मिलनसार था। यही कारण है कि श्रीधर जैसे 
व्यक्तियोंसे उसकी गाढ़ी मित्रता थी | जिनदत्तकथाके वर्णनोंसे यह भी प्रत्तीतत 
होता है कि कवि गृहस्थ रहा है। प्रभुचरणोंका भक्‍त रहने पर भी वह कमे- 
सिद्धास्तके प्रति अटूट विव्वास रखता है। शील-संयम उसके जीवनके विशेष 
गुण हैं । 
स्थिति-काल 


कविने 'अणुव्रतरत्न-प्रदीप'में उसके रचना-कालका उल्लेख किया है-- 
2-5 2 मल मनन लग नम 


१. अणुब्नतरत्लप्रदीप, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग ६, किरण ३, पृ० १५५-१६० । 
२० भविसयत्तकद्दा तथा अपभ्रंश-कथाकाव्य, डॉ देवेन्द्रकुमार शास्त्री, भारतोयज्ञानपीठ 
प्रकाशन, पृ० २१२ । 


आचार्यंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७३ 


तेरह-सय-तेरह-उत्तराले, परिगलिय-विक्कमाइच्चकाले । 
संवेयरइह सव्वहं समक्ख, कत्तिय-मासम्मि असेय-पक्खे | 
सत्तमि-दिणे गुरुवारे समोए, अट्ठुमि-रिक्खे साहिज्ज-जोए | 
नव-मास रयतें पायडत्थु, सम्मत्तउ कमे कमे एहु सत्यु। 
--अणुब्रत्रतप्रदीप', अन्तिम प्रशस्ति | 


वि० सं० १३१३ कात्तिक कृष्ण सप्तमी गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, साध्य योग 
में नौ महीनेमें यह ग्रन्थ लिखा गया। 
कविने 'जिणयत्तकहा' में रचनाकालका उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
वारहसयं सत्तरयं पंचुत्तरयं विक्‍कमकाल-विद्वत्तउ । 
पढमपक्ख रविवारए छट्ठ सहारए, पूसमासि संमत्तिउ ॥ 


अर्थात्‌ वि० सं० १२७५ पौष क#्रृष्णा षष्ठी रविवारके दिन इस कथाग्रन्थकी 
रचना समाप्त हुई। इस प्रकार कविका साहित्यिक जीवन वि० सं० १२७५ से 
आरम्भ होकर वि० सं० १३१३ तक बना रहता है । कविने प्रथम रचना लिखने 
के पश्चात्‌ द्वित्तीय रचना ३८ वर्षके पश्चात्‌ लिखी है। यही कारण है कि 
कविको चिन्ता उत्पन्न हुई कि उसको कवित्वशक्ति क्षीण हो चुकी है। 
अतएब रात्रिमें शासन-देवताका स्वप्नमें दर्शन कर पुनः: काव्य-रचनामें 


प्रवृत्त हुआ । 


कविके आश्रयदात्ता चौहानवंशी राजा आहवमल्ल थे | आहवमल्लने मुसल- 
मानोंसे टक्कर लेकर विजय प्राप्त की और हम्मीरवीरकी सहायता की | हम्मीर 
देव रणथम्भोरके राजा थे। अल्लाउद्दीन खिलजीने सन्‌ १२९९०में रणथम्भौर 
पर आक्रमण किया और इस युद्धमें हम्मीरदेव काम आये | इस प्रकार आहव- 
मल्लके साथ कविकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। 


तिहनगढ़ या त्रिभुवनगिरिमें यदुबंशी राजाओंका राज्य था। कवि लाखू 
इसी परिवारसे सम्बद्ध था। ऐतिहासिक दृष्टिसे मथुराके यदुवंशी राजा जये- 
न्द्रपाल हुए और उनके पुत्र विजयपाल | इनके उत्तराधिकारी धर्मपाछ और 
धमंपालके उत्तराधिकारी अजयपाल हुए। ११५० ई० में इनका राज्य था। 
उनके उत्तराधिकारी कुवरपाल हुए। वस्तुतः अजयपालके उत्तराधिकारी हर- 
पाल हुए । ये हरपाल उनके पुत्र थे। महावनमें ई० सन्‌ ११७० का हरपालका 
एक अभिलेख मिला है!'। हरपालके पुत्र कोषपाल थे, जो लाखुके पितामहके 


१. दी स्ट्रगल फॉर इम्पायर, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, प्रथम संस्करण, पु० ५५। 





१७४ ; तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


पिता थे । कोषपालके पुत्र यशपाल और यशपालके लाहढ़ हुए। इनकी जिन- 
मती भार्या थी । इससे अल्हण, गाहुल, साहुल, सोहण, रयण, मयण और सतण 
हुए । इनमेंसे साहुल लाखूके पिता थे। इस प्रकार लक्खणका सम्बन्ध यदुवंशी 
राजघरानेके साथ रहा है । 
रचनाएं 

कविकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--(१)चंदणछट्ठीकहा, (२) जिणयत्त- 

कहा और (३) अणुवय-रयण-पईव । 

चंदनषष्ठोकथा'--कविकी प्रारम्भिक रचना है और इसका रचना-काल 
वि० सं० १२७० रहा होगा। यह रचना साधारण है और कविने इसके अन्तमें 
अपना नामांकन किया है-- 

“इय चंदणछटिठहि जो पालइ वहु लक्खणु। 
सो दिवि भुंजिवि सोक्खु मोक्‍्खहु णाणे लक्खणु ।” 

'जिनदत्तकथा'--इसकी प्रति आमेर शास्त्र-भंडारमें प्राप्त है। कविने जिन- 
दत्तके चरितका गुम्फन ११ सन्धियोंमें किया है। मगधराज्यके अन्तगंत वसन्त- 
पुर नगरके राजा शशिशेखर और उनकी रानी मेनासुन्दरीके वर्णनके पश्चात्‌ 
उस नगरके श्रेष्ठि जीवदेव और उत्तकी पत्नी जीवनजसाके सौन्दर्यका वर्णन 
किया गया है। प्रभुभक्तिके प्रसादसे जीवनजसा एक सुन्दर पृत्रको जन्म 
देती है, जिसका नाम जिनदत्त रखा जाता है। जिनदत्तके वयस्क होनेपर 
उसका विवाह चम्पानगरीके सेठकी सुन्दरी कन्या विमलूमतीके साथ सम्पन्न 
होता है । 

जिनदत्त धनोपाज॑नके लिए अनेक व्यापारियोंके साथ समुद्र-यात्रा करता 
हुआ सिंहलद्वीप पहुँचता है और वहाँके राजाकी सुन्दरी राजकुमारो 
श्रीमती उससे प्रभावित होती है। दोनोंका विवाह होता है। जिनदत्त श्रीमतती- 
को जिनधर्मका उपदेश देता है। कालान्तरमें वह प्रचुर धन-सम्पत्ति अजित कर 
अपने साथियोंके साथ स्वदेश लौटता है। ईष्यके कारण उसका एक सम्बन्धी 
धोखेसे उसे एक समुद्रमें गिरा देता है और स्वयं श्रीमत्तोसे प्रेमका प्रस्ताव करता 
है। श्रीमती शीलब्रतमें हढ़ रहती है। जहाज चम्पानगरी पहुँचता है ओर 
श्रीमती वहाँके एक चेत्यमें ध्यानस्थ हो जाती है। जिनदंत्त भी भाग्यसे बचकर 
मणिद्वीप पहुँचता है और वहाँ शइंगारमतीसे विवाह करता है। वह किसी 
प्रकार चम्पानगरीमें पहुँचता है और वहाँ श्रीमती और विमलवतीसे भेंट करता 
है और उनको लेकर अपने नगर वसन्‍्तपुरमें चला आता है। माता-पित्ता पुत्र 
और पृत्रवधुओंको प्राप्तकर प्रसन्‍न होते हैं । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७५ 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ जिनदत्तको समाधिगुष्त मुनिके दशंन होते हैं। उनसे 
अपने पूव॑भव सुनकर वह विरक्‍्त हो जाता है ओर मुनिदीक्षा ग्रहण कर लेता 
है तथा तपदचरण द्वारा निर्वाण प्राप्त करता है। 
कविने लोक-कथानकोंकी घामिक रूप दिया है तथा घटनाओंका स्वाभा- 
विक विकास दिखलाया है । इतना ही नहीं, कविने नगर-वर्णन, रूप-वर्णन, 
बाल-वर्णन, संयोग-वियोग-वर्णन, विवाह-बर्णन तथा नायकके साहसिक कार्यों- 
का वर्णन कर कथाको रोचक बनाया है। 
इस कथा-काव्यमें कई मामिक स्थल हैं, जिनमें मनुष्य-जीवनके विविध 
मार्मिक प्रसंगोंकी सुन्दर योजना हुई है। बेटीकी भावभीनी बिदाई, माताका 
नई बहुका स्वागत करना, बेटेकी आरती उत्तारना, जिनदत्तका समुद्रमें उत्तरना, 
समुद्र-संतरण, वनिताओंका करुण-विलाप ऐसे सरस प्रसंग हैं, जिनके अध्ययन- 
से मानवीय संवेदनाओंकी अनुभूति द्वारा पाठकका हुदय द्रवित एवं दीप्त हो 
जाता है। लज्जा, ओत्सुक्य, मोह, विबोध, आवेग, अलसता, स्मृति, चिन्ता, 
वितकं, घृति, चपलता, विषाद, उग्रता आदि अनेक संचारी भाव उद्बुद्ध होकर 
स्थायी भावोंको उद्दीप्त किया है। संयोग-वियोगवर्णनमें कविने रतिभावकी 
सुन्दर अभिव्यंजना की है। इलेष, यमक, रूपक, उपमा, उत्रेक्षा, स्वभावोक्ति, 
विशेषोक्ति, लोकोक्ति, विनोक्ति, सन्देह आदि अलंकारोंकी योजना की गयी 
है। छन्दोंमें विलासिनी, मोक्तिकदाम, मनोहरदाम, आरनाल, सोमराजी 
ललिता, अमरपुरसुन्दरी, मदनावततार, पद्चिनी, पंचचामर, पमाड़िया, नाराच, 
अ्रमरपद, तोड़या, त्रिभंगिका, जम्मेटिया, समानिका और आवली आदि प्रयुक्त 
हुए हैं । 
कविने श्यृंगार और वीर-रसकी बहुत ही सुन्दर योजना की है। करुण रस 
भी कई सन्दर्भोमें आया है । 
अणुवयरयणपईव 
इस ग्रंथमें कविने श्रावकोंके पालन करने योग्य अणुन्नतोंका कथन किया 
है | विषय-प्रतिपादनके लिये कथाओंका भी आश्रय लिया गया है। कविने 
लिखा है--- 
मिच्छत्त-जरंहिव-ससण-मित्त 
णाणिय-णरिंद महनियनिमित्त ॥१॥ 
अवराह-वलाहय-विसम-वाय 
वियसिय-जीवणरुह-वयण-छाय 


१७६ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


भय-भरियागय-जण-रक्‍्खवाल 
छण ससि-परिसर-दल विउल-भाल | 
संसार-सरणि-परिममण-भीय 
गुरु-चरण-कुसेसय-चंचरीय । 
पोसिय-धम्मासिय-विबुह-वग्ग 
णाणिय-णिरुवमर्णणव-णीइ-मर्ग । 
जस-पसर-भरिय-बंभंड-खंड 
मिच्छत्त-महीहर-कुलिस-दंड | 
तज्जिय-माया-मय-माण -डंभ 
महमइ-करेणु-आलाण-थंभ | 
समयाणुवेइ गुरुयण-विणीय 
दुत्यिय-ण र-गिव्वाणावणीय । 


शास्त्रोपदेशके वचनामृतके पानसे तृप्त भव्यजन मिथ्यात्वरूपी जीर्ण वृक्षको 
समाप्त कर डालते हैं। सम्यक्त्वरूपी सुययंके उदय होते ही मिथ्यात्वरूपी 
अंधकार क्षीण हो जाता है। अपराधरूपी मेघोंको छिन्त-भिन्‍न करनेके लिए 
प्रचण्ड वायु, विकसित कमलके समान मुखकीतिके धारक, भयसे लदे हुए आने 
वाले जनोंके रक्षपाल, पूर्ण चन्द्रमण्डलके अद्धंभाग समान भालयुक्त, संसार- 
सरणिमें परिभ्रमणसे भीत, गुरुके चरणकमलोंके चंचरीक, धर्मंके आश्रित हुए 
समझदार लोगोंका पोषण करने वाले, निरुपम राजनीतिमार्गके ज्ञाता, यशके 
प्रसारसे ब्रह्माण्डखण्डको भर देने वाले, मिथ्यात्वरूपी पव॑तके वज्जदण्ड, माया, 
मद, मान और दंभके त्यागी, महामतिरूपी हस्तिको बाँधनेके स्तंभ, समयवेदी, 
गुरुजन, विनीत्त और दुःखित नरोंके कल्पवृक्ष, तुम कविजनोंके मनोरंजन, पाप- 
विभंजन, गुणगणरूपी मणियोंके रत्नाकर ओर समस्त कलाओंके निर्मल 
सागर हो | 


इस प्रकार कथाके माध्यमसे अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षात्रत, सप्तव्यसनत्याग 
चार कषायोंका त्याग, इन्द्रियोंका निग्रह, अष्टांग सम्यकद्शन, धर्म, अर्थ, काम 
मोक्ष चार पुरुषार्थ, स्वाध्याय, आत्मसन्तोष, जिनपुजा, गुरुमक्ति आदि घामिक 
तत्त्वोंका परिचय प्रस्तुत किया है। 

लेखककी शेली उपदेशप्रद न होकर आख्यानात्मक है। और कविने अन्या- 
पदेश द्वारा घामिक तत्त्वोंकी अभिव्यञ्जना की है। यह ग्रंथ लघुकाय होनेपर 
भी कथाके माध्यमसे धार्मिक तत्त्वोंकी जानकारी प्रस्तुत करता है। 


् आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७७ 


यक्ष/कीति अथम 

चंदप्पहचरिउ'के रचयिता कवि यश:कीति है। यदशःकीतिनामके कई 
आचार्य हुए हैं। उनमेंसे कईने अपश्र श-काव्योंकी रचना की है। 'चन्दप्पह- 
चरिउ'के रचयिता यज्ञ:कीतिने न तो ग्रंथवा रचनाकाल ही अंकित किया है 
और न कोई विस्तृत प्रशस्ति ही लिखी है। पुष्पिकावाक्यमें कविने अपनेको 
महाकवि बताया है। लिखा है-- 

“इय-सिरि-चंदप्पह-चरिए महाकइ-जसकित्ति-विरइए महाभव्व-सिद्धपाल- 
सवण-भूसण सिरिचंदप्पह-समिणिव्वाणगममणो णाम एयारहमो संधी-परिच्छेओ 
सम्मत्तो ।” 

कविने आचार्य समन्तभद्रके मुनिजीवनके समय घटित होनेवाली और 
अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभके स्तोत्रके साम्थ्यंसे प्रकट होनेवाली चन्द्रप्रभकी मूत्ति- 
सम्बन्धी घटनाका उल्लेख करके अकलंक, पृज्यपाद, जिनसेन और सिद्धसेन 
नामके पूर्ववर्त्ती विद्वानोंका उल्लेख किया है। आदचयं है कि कविने अपभ्र शके 
किसी कविका नाम निर्देश नहीं किया है ! 

कविने इस ग्रंथको हुम्बडकुलभूषण कुंवरसिहके सुपुत्र सिद्धपालके अनु- 
रोधसे रचा है। वे गुजंरदेशके अन्तगंत उन्मत्तदेशके वासी थे। आदि ओर 
अन्तमें कविने इस ग्रंथके प्रेरकका उल्लेख किया है-- 

हुंबड-कुल-नहयलि पुण्फयंत्त, बहु देउ कुमरसिंहवि महंत । 
तहो सुउ णिम्मलु गुण-गण-विसालु, सुपसिद्धउ पभणइ सिद्धपालु । 
जसकित्तिविबुह-करि तुहु पसाउ, महु पुरहि पाइय कव्व-भाउ । 
त॑ निसुणिवि सो भासेइ मंदु, पंगलु तोडेसइ केम चंदु। 
इह हुई बहु गणहरणाणवंत, जिणवयण-रसायण-वित्थरंत | 

> >< > 
गुज्जर-देसहं उम्मत्त गामु, तह छड्डा-सुउ हुउ दोण णामु । 
सिद्धउ तहो णंदणु भव्व-बंधु, जिण-धम्म-भारि जें दिण्णु खंघु । 
तहु सुउ जिट्टुउ बहुदेव भव्वु, जे धम्मकज्जि विव कलिउ दव्बु 
तहु लहु जायउ सिरि कुमरसिहु, कलिकाल-करिदंहो हणण सीहु | 
तहो सुउ संजायउ सिद्धपालु, जिण-पुज्ज-दाण-गुणगण-रमालु । 
तहो डवरेंहि इह कियउ गंथु, हुं णमु णमि किपिवि सत्यु गंथु । 

स्थितिकाल 
ग्रंथके रचनाकालका उल्लेख न होनेसे महाकवि यश:कीत्तिके समयके सम्बन्ध- 


१७८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


में निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। आमेर-शास्त्रभण्डारमें इनके 
द्वारा रचित ग्रन्थकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं। एक वि०सं० १५८३ की 
और दूसरी १६० ३की लिखी हुई है। श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने 'प्रशस्ति- 
संग्रह ग्रंथमें वि० सं० १५३० में लिखित प्रतिका उपयोग किया है। अतः इतना 
सुनिश्चित है कि वि० सं० १५३० के पूर्व महाकवि यशःकीति हुए हैं। पूव॑वर्त्ती 
कबियोंमें महाकवि यशःकौत्तिने जिन कवियोंक्रा निर्देश किया है उनमें जिनसेन 
ही विक्रमकी नवम शताब्दीके कवि हैं। अतः नवम शताब्दीके पश्चात्‌ ओर 
१५ वीं शताब्दीके पूर्व महाकवि यश्ञःकीत्ति हुए हैं। पर यह ६०० वर्षोंका 
अन्तराल खटकता है। कविकी रचनाका प्रेरक गुजरातका सिद्धपाल है। 
विक्रमकी ११ वीं शताब्दीसे गुजरातकी समृद्धि विशेषरूपसे बढ़ी है। सिद्धराज, 
जयसिंह और कुमारपालने गुजरातके यशकी विशेषरूपसे वृद्धि की है। अतएवं 
कविकी रचनाका प्रेरक सिद्धपाल् विक्रमसंवत्‌ ११०० के उपरान्त होना 
चाहिए। अतएव कविने इस ग्रंथकी रचना ११ वीं शतीके अन्तमें या १२ वीं 
शर्तीके प्रारंभमें की होगी । 
रखना 

चन्द्रप्रभचरित ११ सन्धियोंमें लिखा गया है। इसमें कविने आठवें तीर्थंकर 
चन्द्रप्रभभी कथा गुम्फित की है। ग्रंथवा आरंभ मंगलाचरण, सज्जन-दुज॑न- 
स्मरणसे होता है। अनन्तर कवि मंगलवती पुरीके राजा कनकप्रभका चित्रण 
करतो'है। संसारको असार और अनित्य जान राजा अपने पुत्र पद्मनाभको 
राज्य देकर विरक्त हो जाता है। दूसरीसे पाँचवीं सन्धि तक पद्मनाभका चरित 
आया है और श्रीधर भुनिसे राजाका अपने पृव॑ जन्मके वृत्तान्त सुननेका 
उल्लेख है। छठी सन्धिमें राजा पद्मनाभ ओर राजा पृथ्वीपालके बीच युद्ध 
होनेकी घटना वर्णित है। राजा विजित होता है किन्तु पद्मताम युद्धसे विरक्त 
हो जाता है और राज्यभार अपने पुत्रको देकर वह श्रीघर मुनिसे दीक्षा ग्रहण- 
कर लेता है। आगेवाली सन्धियोंमें पद्मनाभके चन्द्रपुरीके राजा महासेनके यहाँ 
चन्द्रप्रभ रूपमें जन्म लेने, संसारसे विरक्त हो केवलज्ञान प्राप्तकर अन्‍्तमें 
निर्वाण प्राप्त करनेका वर्णन आया है| 

इस ग्रंथकी शेली सरल और इतिवृत्तात्मक है। शेलीकी आडम्बरहीनता 
भी इस ग्रंथकी प्राचीनताका प्रमाण है। राजा, नगर, देश आदिका वर्णन 
सामान्यरूपमें ही आया है । कवि कहता है-- 

तहिं कणयप्पहु नामेण राउ जेपिछिवि सुखइ हुउ विराउ। 
जसु भमइं कित्ति भवरणतरम्मि, थेखि अइसकंडि निय धरम्मि। 


ब्राचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १७९ 


जसु तेय जलणि नंक्षीवियंगु, जलनिहि सलिलट्ठउ सिरिचु वंगु। 
आइच्चु वि दिणि दिणि देइ झंप, तत्तेअ तत्तु जय जणिय कंप । 
सबकुवि निप्पाइउ पढमु तासु, अब्भास करणि पडिमहं पयासू । 
रूवाहंकारिउ काम वीरू, किउ तासु अंगु मलिनहु सरीरु । 
> १८ 
घत्ता--तिहुयणि बहु-गुणजणि तसु पडिछंदु न दीसइ ; 
होसइ गुण लेसइ जसू वाई सरिसी सइ ॥ १॥९ ॥ 
नारी-चित्रणमें भी कविने अलंकारोंका प्रयोग नहीं किया है। कथाके 
प्रवाहमें वस्तुरूपात्मक ही चित्रण किया गया है। यद्यपि अंग-प्रत्यंगका चित्रण 
कविने किया है; पर भुक्‍्त उपमानोंसे आगे नहीं बढ़ सका है-- 
सिरिकंताणामें तास कंता, वहुरूव छछि सोहगा वंता | 
जीयें मृहु इंदहुलंग वाणउ, ज॑ पुण्णिमचंदहु उवमाणउ । 
तास तरलु णिम्मिलु जुउ णित्तहं, णं अलि उरि ठिउ केइय पत्तह । 
जइ सवणू जुवलु सोहाविलासु, णं मयण विहंगम धरण पासु | 
वच्छच्छलु नं पीऊस कुंभ, अह मयण-गंध-गय-पीण-बुंभ । 
अइ कखीणु मज्ञु णं पिसूणजणू, थण रमण गुरुत्तणि कुवियमण | 
जह पिहुल णियंवउ अप्पमाणु, ठिउ मयणराय पीढहु समाणु | 
घत्ता-हा इय मयणहु, जयजय जयणहु, उर जुअल घर तोरणु । 
अइ कोमल स्तुप्पलु जिय पय कंतिहि चोरणु ॥ २१० ॥ 
इस ग्रंथमें छन्‍्दोंका वेविध्य भी नहीं है और अलंकारोंका प्रयोग भी सामान्य 
रूपमें हुआ है। यह सत्य है कि रसमय स्थलोंकी कमी नहीं है। 
देवचन्द 
कवि देवचन्दने 'पासणाहचरिउ' की रचना गुंदिज्ज नगरके पाश्व॑नाथ 
मंदिरमें की है। गुंदिज्जनगर दक्षिण भारतमें कहीं अवस्थित है। कविने 
ग्रंथके अन्तमें अपना परिचय दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि कवि मूलसंघ 
गच्छके विद्वान्‌ वासवचन्दका शिष्य था। अन्तिम प्रशस्तिसे गुरुपरम्परा निम्न- 
प्रकार ज्ञात होती है-- 


८ 


श्रीकीति 
रवि 


१८० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


मौनोदेव 

मारषकसा 
अभयनन्‍्दी 
वासवचन्द्र 


| 
देवचन्द्र 
वासचन्द्र के सम्बन्धमें अन्वेषण करनेपर दो वासवचन्द्रोंका पता चलता 

है। एक वे वासवचन्द्र हैं जिनका उल्लेख खजुराहोके वि०सं० १०११ वैसाख 
शुक्ला सप्तमी सोमवारके दिन उत्की्ण किये गये जिननाथ मन्दिरके अभिलेखमें 
हुआ है, जो वहाँके राजा धंगके राज्यकालमें उत्कीर्ण कराया गया था ।* द्वितीय 
वासवचन्द्रका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अभिलेखमें पाया जाता है। इस अभि- 
लेखमें बताया है-- 

वासवचन्द्र-मुनीन्द्रो रुन्द्र-स्याद्माद-तकक-कक्‍्कंदश-घिषण: | 

चालक्य-कटक-मध्ये बाल-सरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्त: ॥४ 


२ 2८ ८ 
'श्रीमूलसद्भुद देशीयगणद वक्रगच्छद कोण्डकुन्दान्वयद परियलिय वड्डदेवर 
बलिय।ाडह हा वासवचन्द्रपण्डित-देवरु ।” इस उद्ध रणसे स्पष्ट है कि वासवचन्द्र 


मुनीन्द्र स्याद्गाद-विद्याके विद्वान थे। ककंश तक करनेमें उनकी बुद्धि पटु थी। 
उन्होंने चालुक्य राजाकी राजधानीमें 'बालसरस्वतो'को उपाधि प्राप्त को थी । 
श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने अनुमान किया है कि श्रवणबेलगोलके 
अभिलेखमें उल्लिखित वासवचन्द्र ही देवचन्द्रके गुरु संभव हैं। पर यहाँ पर 
यह कठिनाई उपस्थित होती है कि मूलसंघ देशीगण और वक्रगच्छमें कुन्द- 
कुन्दके अन्वयमें देवेन्द्र सिद्धान्तदेव हुए। इनके शिष्य चतुर्मुखदेव या वृषभनन्दि 
थे। इन वृषभनन्दिके ८४ शिष्य थे। इनमें गोपनन्दि, प्रभाचन्द्र, दामनन्दि, 
गुणचन्द्र, माधनन्दि, जिनचन्द्र, देवेन्द्र, वासवचन्द्र, यशःकीति एवं शुभकीति 
प्रधान हैं। देवचन्द्रने प्रशस्तिमें अभयनन्दिको वासवचन्द्रका गुरु बताया है। 
अतः इस गुरुपरम्पराका' समन्वय श्रवणबेलगोलके शिलालेखमें उल्लिखित 
१. जएाइ्ाग्एग2३ [009 ४० शा, ए०४८ 36. 
२. सं० डॉ० प्रो० हीराछालू जेन, जेन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, माणिकचन्द 
विगम्बर जैन ग्रंथमाछा, अभिलेखसंस्या ५५, पद्च २५ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८१ 


गुरुपरम्परासे नहीं होता। अथवा यह भी संभव है -कि वृषभनन्दिके ८४ 
दिष्योंमें कोई शिष्य अभयनन्दि रहा हो और उसका सम्बन्ध वासवचन्द्रके 
साथ रहा हो । 
कवि देवचन्द्रका व्यक्तित्व गृहत्यागीका है। कविने आरंभमें पंचपरमेष्ठि- 
की वन्दना की है। तदन्तर आत्मलघुता प्रदर्शित करते हुए बताया है किन 
मुझे व्याकरणका ज्ञान है, न छन्द-अलंकारका ज्ञान है, न कोशका ज्ञान है 
ओर न सुकवित्व शक्ति हो प्राप्त है। इससे कविकी विनयशीलत्ता प्रकट 
होती है। 
पुष्पिकावाक्यमें कविकी मुनि कहा गया है। अत: उन्हें गृहत्यागी विरक्त 
साधुके रूपमें जानना चाहिये। प्रशस्तिकी पंक्तियोंमें उन्हें रत्नत्रयभूषण, 
गुणनिधान और अज्ञानतिमिरनादक कहा गया है । 
रराणत्तय-मूसणसु गृण-निहाणु, 
अण्णाण-तिमिर-पस रंत-भाणु । 
कविका पुष्पिकावाक्य निम्न प्रकार है-- 
'सिरिपासणाहचरिए चउवग्गफले भवियजणमणाणंदे मुणिदेवयंद-रइए महा- 
कव्वे एयारसिया इमा संधी समत्ता ।' 


कवि देवचन्द्रने कब अपने ग्रंथकी रचना की, यह नहीं कहा जा सकता। 
'वासणाहचरिउ 'की प्रशस्तिमें रचनाकालका अंकन नहीं किया गया है। और 
न ऐसी कोई सामग्री ही इस ग्रंथमें उपलब्ध है जिसके आधार पर कविका 
काल निर्धारित किया जा सके | इस ग्रन्थकी जो पाण्डहुलिपि उपलब्ध है वह्‌ 
वि०सं० १४९८के दुमंति नामक संवत्सरके पौष महीनेके कृष्णपक्षमें अल्लाउद्दीन 
के राज्यकालमें भट्टारक नरेन्द्रकीत्तिके पदाधिकारी भट्टारक प्रतापकीत्तिके 
समयमें देवगिरि महादुगगमें अग्रवाल श्रावक पं० गांगदेवके पुत्र पासराजके द्वारा 
लिखाई गई है। अतएवं वि० सं० १४९८ के पूर्व इस ग्रंथका रचनाकालू 
निश्चित है। यदि देवचन्द्रके गुरु वासवचन्द्रको देवेन्द्र सिद्धान्तदेवकी गुरु- 
परम्परामें मान लिया जाय, तो देवेचन्द्रका समय शक सं० १०२२ ( वि० सं० 
११५७ ) के लगभग सिद्ध होता है। पासणाहचरिउकी भाषाशेली ओर वर्ण्य 
विषयसे भी यह ग्रंथ १२वीं शताब्दीके लगभगका प्रतीत होता है। अत्एव 
देवचन्द्रका समय १२वीं शत्ताब्दीके लगभग है। 
रचना 5 

महाकवि देवचन्द्रकी एक ही रचना पासणाहचरिउ उपलब्ध है। इस 


१८२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार परम्परा 


ग्रंथकी एक ही प्रति उपलब्ध है, जो पं० परमानन्दजीके पास है। इस ग्रंथमें 
११ सन्धियाँ हैं ओर २०२ कड़वक हैं। कविने पाइ्वंनाथचारितको इस ग्रंथमें 
निबद्ध किया है। पूवंभवावलोके अनन्तर पाहव॑नाथके वत्तमान जीवनपर प्रकाश 
डाला गया है। उनकी ध्यानमुद्राका चित्रण करते हुए कविने लिखा है-- 
तत्थ सिलायले थक्‍्कु जिणिदो, संतु महंतु तिलोयहो वंदो | 
पंच-महव्वय-उहयकंघो, निम्ममु चत्तचउव्विहबंधो | 
जीवदयावरु संगविमुक्को, णं दहलक्खणु धम्मु सुरुकको । 
जम्म-जरामरणुज्झ्ियदप्पो, बारसमेयतवस्समहप्पो । 
मोह-तमंध-पयाव-पयंगो, खंतिलयारुहणे गिरितु गो | 
संजम-सील-विहृसियदेहो, कम्म-कसाय-हुआसण-मेहो । 
पुष्फंधणुवरतोमरधंसो, मोबख-महासरि-कीलणहंसो । 
इंदिय-सप्पईं विसहरमंत्तो, अप्पसरूव-समाहि-सरंतो । 
केवलणाण-पयासण-कंखू, धाणपुरम्मि निवेसियचक्ख, | 
णिज्जियसासु पलंबिय-वाहो, णिच्चलदेह विसज्जिय-वाहो | 
कंचणसेलु जहा थिरचित्तो, दोधकछंद इमो बुह वृत्तो ।! 


अर्थात्‌ तीथंकर पाइवंनाथ एक शिलापर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वे त्रिलोक- 
वर्त्ती जीवोंके द्वारा बन्दनीय हैं, पंचमहात्रतोंके धारक हैं। ममता-मोहसे रहित 
हैं और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति तथा अनुभागरूप चार प्रकारके बन्धसे रहित हैं । 
दयालु और अपरिग्रही हैं। दशलक्षणधर्ंके धारक हैं। जन्म, जरा और 
मरणके दर्पसे रहित और द्वादश तपोंके अनुष्ठाता हैं। मोहरूपी अन्धकारको 
दूर करनेके लिये सू्य॑तुल्य हैं। क्षमारूपी लत्ताके आरोहणार्थ वे गिरिके तुल्य 
उन्नत हैं। संयम ओर शीलसे विभूषित्त हें। ओर कमंरूप कषाय-हुताशनके 
लिये मेघ हैं। कामदेवके उत्कृष्ट वाणको नष्ट करनेवाले तथा मोक्षरूप महा- 
सरोवरमें क्रीड़ा करनेवाले हंस हैं। इन्द्रियरूपी विषधर सर्पोंको रोकनेके लिये 
मंत्र हें। आत्मसमाधिमें लीन रहने वाले हैं। केवलज्ञानको प्रकाशित करने वाले 
सूर्य हैं। नासाग्रदृष्टि, प्रलंब बाहु, योगनिरोधक, व्याधिरहित एवं सुमेरुके 
समान स्थिर चित्त हैं। 


इससे स्पष्ट है कि 'पासणाहचरिउ' एक सुन्दर काव्य है। इसमें महाकाव्य- 
के सभी लक्षण पाये जाते हैं। बीच-बीचमें सिद्धान्त-विषयोंका समावेश भी 








१. जैन गंथप्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, वोर-सेवा-मंदिर, २१ दरियागंज, दिल्ली, 
प्रस्तावना, पृ० ७६ पर उद्धृत । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८३ 


किया गया है। कविने इस ग्रंथके बन्धगठनके सम्बन्धमें लिखा है-- 

नाणाछंद-बंध-नी रंधहि, पासचरिए एयारह-संधिहि । 

पउरच्छहि सुवण्णरस धठियहि, दोच्निसयाईं दोन्नि पद्धडि्याह । 

चउवग्ग-फलहो पावण-पंथहो, सइं चउवीस होंति फुडु ग़ंथहो । 

जो नरु देइ लिहाबिड दाणईं, तहो संपज्जद पंचईं नाणईं | 

जो पुणु बच्चइ सुललिय-भासईं, तहो पुण्णेण फर्लाह सब्वासईं । 

जो पयउत्थु करे वि पउंजइ, सो सग्गापवग्ग-सुहु भुंजइ | 

जो आयन्नइ चिरु नियमिय मणु, सो इह लोइ लछोइ सिरि भायणु | 

नाना प्रकारके छन्‍्दों द्वारा इस ग्रंथको रचा गया है। नवरसोंसे युक्त 

चतुवर्गके फलको देने वाले मुदुल ओर ललित अक्षरोंसे युक्त नवीन अर्थको 
देने वाला यह ग्रंथ है। कविने संकेत द्वारा काव्यके गुणोंपर प्रकाश डाला है। 


उदयचन्द्र 
उदयचन्द्रने अपभ्र श-भाषामें 'सुअंधदहमीकहा' (सुगंघदशमी कथा) ग्रंथकी 
रचना की है। कविने इस ग्रंथके अन्तमें अपना संक्षिप्त परिचय दिया है-- 
इय सुअदिक्खहि कहिय सवित्थर, मइं गावित्ति सुगाइय मणहर | 
णियकुलणह-उज्जोइय-चंदईं । सज्जण-मण-कय-णयणाणंदईं । 
भवियण-कण्णग-मणहर भासइईं । जसहर-णायकुमा रहो वायईं | 
बुहयण सुयणहं विणउ करंतईं | अइसुसील-देमइयहि कंतईं। 
एमहि पुणु वि सुपास-जि्णेंसर । कवि कम्मक्खउ महु परमेसर । 
इन पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि कविका नाम उदयचन्द्र था और उसकी पत्नी- 
का देवमति | 
श्री डॉ० हीराछालजी जेनने उदयचन्द्रके सम्बन्धमें प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि सुगन्ध-दशमी ग्रंथके कर्त्ता वे ही उदयचन्द्र हैं, जिनका उल्लेख 
विनयचन्द्र मुनिने अपने गुरुके रूपमें किया हैं। 'निज्ञरपंचमीकहा'में विनय- 
चन्द्रने अपनेको माथुरसंघका मृनि बताया है। और इस ग्रन्थकी रचना 
त्रिभुवनगिरिकी तलहटीमें की गई बतलायो है। लिखा है-- 
पणविवि पंच महागुरु सारद घरिवि मणि। 
उदयचंदु गुरु सुमरिवि वंदिय बालमुणि ॥ 
विणयचंदु फलु अक्खइ णिड्झरपंचर्महि। 
णिसुणहु धम्मकहाणउ कहिउ जिणागर्माह | 
अर 


९ २९ 


१८४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


तहुयणार्गारे-तलहूट्ी इहु रासउ रइउ। 
माथुरसंघह॑ मुणिवरु-विणयचंदि कहिउ ॥ 
2९ रू ८ 
उदयचंदु गृुणगणहरु गरुवउ | 
सो मई भावें मणि अणुसरियउ ॥ 
बालइंदु मुणि णविवि णिरंतरु। 
णरगउत्तारी कहमि कहंत्तरु॥! 
विनयचन्द्रमुनिकी एक अन्य रचना “चूनड़ी” उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने 
माथुरसंघके मुनि उदयचन्द्र तथा बालचन्द्रको नमस्कार किया है। और 
त्रिभुवनगिरिनगरके अजयनरेन्द्रकृत “राजविहार'को अपनी रचनाका स्थान 
बताया है-- 
माथुरसंघह उदयमुणीसरु । 
पणविवि बालइन्दु गुरु गणहरु ॥ 
जंपइ विणयमयंकु मुणि । 
तिहुयणगिरिपुर जगि विक्खायउ । 
सग्गखंडु णं धरयलि आयउ ॥ 
तहिं णिवसंते मुणिवरें अजयर्णारिदहो राजाविहार्हि । 
बेगें विरइय चूनडिय सोहहु मुणिवर जे सुयधारहि ॥ 


इन उद्धरणोंसे यह अवगत होता है कि उदयचन्द्र माथुरसंघके थे | सुगन्ध- 
दशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे। उन्होंने अपनो पत्नीका नाम 
देवमति बताया है। यही कारण है कि वितयचन्द्रने “निज्ञ रपंचमीकहा' 
और बालचन्द्रने 'नरगउतारी कथा' में उन्हें गुरु--विद्यागुरुके रूपमें स्मरण 
किया है, नमस्कार नहीं किया । उदयचन्द्रने दीक्षा लेकर जब मुनिचर्या ग्रहण 
कर ली, तो विनयचन्द्रने उन्हें 'चूनड़ी में मुनोश्वर कहा है ओर अपने दीक्षागुरु 
बालचंद्रके साथ उन्हें भी नमस्कार किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि विनय- 
चन्द्रने विद्यागुरु होनेसे उदयचन्द्रका सवंत्र पहले उल्लेख किया है ओर दीक्षागुरु 
बालचन्द्रका पश्चात्‌ । बालचन्द्रने भी उदयचन्द्रको गुरुरूपमें स्मरण किया है। 

उदयचन्द्र, बालूचन्द्र और विनयचन्द्र माथुर संघके मुनि थे। इस संघका 
साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम अमितगतिके ग्रन्थोंमें मिलता है। सुभाषितरत्न- 


१. होरालाल जेन, सुगन्धदशमी कथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, 
पु० २-३ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८५ 


सनन्‍्दोहका रचनाकाल संवत्‌ १०५० है ओर इस संघके दूसरे बड़े साहित्यकार 
अमरकीत्ति थे, जिन्होंने वि० सं० १२४७ में अपभ्र शका 'छक्‍्कम्मोवएस' लिखा 
है । अतएव उदयचन्द्र माथुर संघके आचायं थे । 


उदयचन्द्रने सुगन्धदशमी कथाके रचना-स्थानका उल्लेख नहीं किया; 
किन्तु उनके शिष्य बालचन्द्रने 'नरगउत्तारीकथा' का रचनास्थल यमुना 
नदीके तटपर बसा हुआ महावन बतलाया है। विनयचन्द्रने अपनी दो रच- 
नाओं--निप्व॑रपंचमीकथा' और चूनड़ी' को त्रिभुवनगिरिमें रचित कहा है। 
डॉ० हीरालालजीने महावनकों मथुराके निकट यमुनानदीके तटपर बसा हुआ 
बताया है। और त्रिभुवनगिरि तिहनगढ़-थनगिर है, जो मथुरा या महावनसे 
दक्षिण पश्चिमकी ओर लगभग ६० मील दूर राजस्थानके पुराने करोली राज्य 
ओर भरतपुर राज्यमें पड़ता है। इस प्रकार इन ग्रन्थकारोंका निवास और 
विहार प्रदेश मथुरा जिला ओर भरतपुर राज्यका भूभाग माना जा सकता है। 


स्थितिकाल 

उदयचन्द्रने अपनी रचना सुगन्धदशमीकथामें रचनाकालका निर्देश नहीं 
किया है और न विनयचन्द्रने ही अपनी किसी रचनामें रचनाकालका 
उल्लेख किया है। चूनड़ीमें यह अवध्य लिखा है कि त्रिभुवनगिरिमें अजय- 
नरेन्द्रके राजविहारमें रहते हुए इस ग्रंथवी रचना की । डॉ० हीरालाल जेनका' 
कथन है कि भरतपुर राज्य ओर मथुरा जिलाके भूमिप्रदेशपर यदुवंशी राजा- 
ओंका राज्य था, जिसकी राजधानी श्रीपथ--बयाना थी। यहाँ ११वीं शत्तीके 
पूर्वा्धमें जगत्पाल नामक राजा हुए। उनके उत्तराधिकारी विजयपाल थे, 
जिनका उल्लेख विजय नामसे बयानाके सन्‌ १०४४ ई० के उत्कीणं लेखमें किया 
गया है। इनसे उत्तराधिकार त्रिभुवनपालने बअयानासे १४ मील दूरीपर तिहन- 
गढ़ नामका किला बनवाया । इस वंद्यके अजयपाल नामक राजाकी एक प्रशस्ति 
खुदी मिली है, जिसके अनुसार सन्‌ ११५० ई० में उनका राज्य वतंमान 
था। इनका उत्तराधिकारी हरिपाल हुआ, जिसका ११७० ई० का अभिलेख 
मिला है| 


तिहनगढ़ या थनगढ़पर ११९६ ईं० मुइजुद्दीब मु० गोरीने आक्रमण कर 
वहाँके राजा कुव॒र॒पालको परास्त किया। और वह दुर्ग वहाउद्दीन तुघरिलको 
सौंप दिया । इस प्रकार मथुरापर १शवीं शती तक यदुवंशकी राज्यपरम्परा 


बनी रही। ु 
१. सुगन्घदशमी कथा, भारतीय ज्ञापपीठ प्रकाशन, प्रस्तावना, पु० ४ । 


१८६ : तीथंकरः महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


इस ऐतिहासिक विवेचनसे यह स्पष्ट होता है। कि सुगन्धदशमीकथाके 
कर्त्ता उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनगिरिमें अपनी दो रचनाएँ 
पूर्ण की थीं उसका निर्माण यदुवंशी त्रिभुवतपालने अपने नामसे सन्‌ १०४४ 
ई० के कुछ काल पश्चात्‌ कराया। चूनड़ीकी रचना अजयनरेन्द्रके जिस राज- 
विहारमें रहकर की थी वह निस्सन्देह उन्हीं अजयपाल नरेश द्वारा निरमित 
हुआ होगा, जिनका ११५० ई० का उत्कीणं लेख महावनमें मिला है| सन्‌ ११९६ 
ई० में मुसलमानोंके आक्रमणसे त्रिभुवनगिरि यदुवंशी राजाओंके हाथसे निकल 
चुका था। अतएव त्रिभुवनगिरिमें लिखे गये उक्त दोनों ग्रंथोंका रचनाकाल 
११५० ई०-११९६ ई० के बीच संभव है। चूनड़ोकी रचनाके समय उदयचन्द्र 
मुनि हो चुके थे, पर सुगन्धदशमीकथाकी रचनाके समय वे गृहस्थ थे । अत्एव 
बालचन्द्रका समय ई० सनकी १२वीं शताब्दी माना जा सकता है। 
रचना 


कवि उदयचन्द्रकी 'सुअंधदहमीकहा' नामकी एक ही रचना उपलब्ध है। 
सुगन्धदशमी कथामें बताया गया है कि मुनिनिन्दाके प्रभावसे कुष्ठरोगकी 
उत्पत्ति, नीच योनियोंमें जन्म तथा शरी रमें दुगंन्धका होना एवं धर्माचरणके प्रभाव- 
से पापका निवारण होकर स्वगं एवं उच्च कुलमें जन्म होता है। कथामें बताया 
है कि एक बार राजा-रानी दोनों वन-विहारके लिए जा रहे थे कि सुदर्शन नामक 
मुनि आहारके लिए आते दिखाई दिये | राजाने अपनी पत्नीको उन्हें आहार 
करानेके लिये वापस भेजा । रानीने क्र्‌द्ध हो मुनिराजको कड़वी तुम्बीका आहार 
करवाया । उसकी वेदनासे मुनिका स्वगंवास हो गया । राजाको जब यह समा- 
चार मिला तो उन्होंने उसे निरादरपूर्वक निकाल दिया। उसे कुष्ठ व्याधि 
हो गई और वह सात दिनके भीतर मर गई। कुत्ती, सूकरी, श्यृगाली, 
गदही आदि नीच योनियोंमें जन्म लेकर अन्ततः पूत्तगन्धाके रूपमें उत्पन्न हुईं । 

सुब्रता आथिकासे अपने पूर्व भवका वृत्तान्त सुनकर पृतगन्धाको बड़ी आत्म- 
ग्लानि हुई और उसने मुनिराजसे उस पापसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सुगन्ध- 
दशमोत्रत्त ग्रहण किया और इस ब्रत्तके प्रभावसे दुर्गन्धा अपने अगले जन्ममें 
रत्नपुरके सेठ जिनदत्तकी रूपवती पुत्री तिलकमति हुई | उसके जन्मके कुछ 
ही दिन बाद उसकी माताका देहान्त हो गया। तथा उसके पिताने दूसरा 
विवाह कर लिया। इस पत्नीसे उसे तेजमती कन्या उत्पन्न हुई। सोतेली 
माँ अपनी पुत्रोको जितना अधिक प्यार करती थी, तिलकमतीसे उतना ही 
देष | इस कारण इस कन्याका जीवन बड़े दुःखसे व्यत्तीत होने लगा। कन्याओं- 
के वयस्क होनेपर पिताको विवाहकी चिन्ता हुईं । पर इसी समय उन्हें वहाँके 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८७ 


नरेश कनकप्रभका आदेश मिला कि वें रत्नोंको खरीदनेके लिए देशान्तर जायें । 
जाते समय समय सेठ अपनी पत्नीसे कह गया कि सुयोग्य वर देखकर दोनों 
कन्याओंका विवाह कर देना । जो भी वर घरमें आते वे तिलकमत्तिके रूपपर 
मुग्ध हो जाते और उसीकी याचना करते । पर सेठनी उसकी बुराई कर अपनी 
पुत्रीको आगे करती और उसीकी प्रशंसा करती। तो भी वरके हठसे विवाह 
तिलकमत्तिका ही पक्का करना पड़ा । विवाहके दिन सेठानी तिलकमतिको यह 
कहकर इ्मसानमें बेठा आई कि उत्तकी कुलप्रथानुसार उसका वर वहीं आकर 
उससे विवाह करेगा, किन्तु घर आकर उसने यह हल्ला मचा दिया कि तिलक- 
मति कहीं भाग गई। लग्नकी बेला तक उसका पत्ता न चल सकनेके कारण 
बरका विवाह तेजमतीके साथ करना पड़ा । इस प्रकार कपटजाल द्वारा सेठानी- 
ने अपनी इच्छा पूर्ण की । 

इधर राजाने भवनपर चढ़ कर देखा कि एक सुन्दर कन्या श्मशानमें बंठी 
हुई है। वह उसके पास गया और सारी बातें जानकर उससे विवाह कर लिया। 
राजाने अपना नाम पिंडार बत्तताया | कन्याने यह सारा समाचार अपनी सोौतेली 
माँको कहा। सौतेली माने एक पृथक्‌ गृहमें उसके रहनेकी व्यवस्था कर दी। 
राजा रात्रिको उसके पास आता और सूर्योदयके पूर्व ही चला जाता। पतिने 
रत्नजटित वस्त्राभूषण भी उसे दिये, जिन्हें देख सेठानी घबरा गई | और उसने 
नि३चय किया कि उसके पतिने राजाके यहाँसे इसे चुराया है। इसी बीच सेठ 
भी विदेशसे लौट आया। सेठानीने सब वृत्तान्त सुनाकर राजाकों खबर दी। 
राजाने चिन्ता व्यक्त की और सेठको अपनी पुत्रीसे चोरका पता प्राप्त करनेका 
आग्रह किया। पुत्रीने कहा कि में तो उन्हें केवल चरणके स्पर्शसे पहचान 
सकती हूँ । अन्य कोई परिचय नहीं । इस पर राजाने एक भोजका आयोजन 
कराया, जिसमें सुगन्धाको आँखे बाँधकर अभ्यागतोंके पेर घुलानेका काम सौंपा 
गया | इस उपायसे राजा ही पकड़ा गया। राजाने उस कन्यासे विवाह करने- 
का अपना समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, जिससे समस्त वातावरण आनन्‍्दसे भर 
गया। इस प्रकार मुनिके प्रति दुर्भावके कारण जो रानी दुःखी, दरिद्री और 
दुगंन्धा हुई थी वही सुगन्धदशमीब्रतके पृण्य प्रभावसे पुतः रानीके पदको 
प्राप्त हुई । 


यह कथा वर्णंनात्मक शेलीमें लिखी गई है, पर बीच-बीचमें आये हुए संवाद 
बहुत ही सरस ओर रोचक हैं। राजा-रानीसे कहता है-- 
दिट्ठउ वि सुदंसणु मुणिर्वारदु। मयलंछणहीणु अउत्व-दइंदु । 
दो-दोसा-आसा चत्तकाउ | णाणत्तय-जुत्तउ वीयराउ । 


१८८ : तीथंकर महावीर और उनकी आंचाय॑ परम्परा 


सब्वंग-मलेण विलित्तगत्तु | चउ-विकहा-वण्णणे जो विरत्तु । 

परमेसरु सिरि मासोपवासि | गिरिकंदरे अहव मसाणवासि । 

सो पेक्खिवि परमाणंदएण । प॒ारणिय पियपरमसणेहएण । 

इह पेसणजोग्गु ण अण्णु को वि। तो हउं मि अह व फुडु पत्तु होइ। 
जाएप्पिणु अणुराएण वुत्तु | पारणउ करावहि मुणि तुरंत । 

लब्भइ पियमेलण भवसमुददे | वणकीलारोहणु गय वरिदे । 

इउ सुलहड जीवहो भवि जि भए | दुलहउ जिणधम्मु भवण्णपए। 
दुलहड सुपत्तदाणु वि विमलु। मुत्ताहल-सिर्ष्पिहि जैम जलु । 


अर्थात्‌ मुनीदवर सुदर्शनका दर्शन पाकर राजाको परमानन्द हुआ । उन्होंने 
अपनी रानी श्रीमतोसे कहा--प्रिय | इस समय हमें अपने कतंव्यका निर्वाह 
करना चाहिए। मुनि आहार-दानकी क्रिया सेवक-सेविकाओंसे सम्पन्न होने 
की नहीं। इसे तो मुझे या तुम्हें सम्पन्न करना होगा। अतएव तुम स्वयं 
जाकर धर्मानुराग सहित मासोपवासी मुनिराजकी पारणा कराओ। इस भव- 
सागरमें प्रियमिलन, वनक्रीडा, राजारोहण आदि सुख तो इस जीवको जन्म- 
जन्मान्तरमें सुलभ हैं; किन्तु इस भव-समुद्रमें जिनधमंकी प्राप्ति दुलंभ है। 
और उसमें भी अतिदृर्लभ है ःद्ध सुपात्रदानका अवसर | जिस प्रकार मुक्ता- 
फलकी सीपके लिये स्वातिनक्षत्रका जलबिन्दु दुलंभ होता है। अत्तएवं सद्भाव 
सहित घर जाकर अनुरागसहित इन मुनिराजको आहार कराओ, जो प्राशुक 
ओर गीला हो, मधुर और रसीला हो, जिससे इनका धमंसाधन सुलभ हो । 


कटुकफलोंका आहार-दान करनेसे रानीको अनेक कुगतियोंमें भ्रमण 
करना पड़ा । प्रथम-सन्धिके १२ कड़वकोंमें कुगति-भ्रमणके अनन्तर मुनिराज 
द्वारा विधिपूवंक सुगन्धदद्मीक्रतका विवेचन किया गया है। और दुर्गन्धाने 
उस ब्रततका विधिपूवंक पालन किया है। कविने विमाता और तिलकमतीके 
संवादका भी अच्छा चित्रण किया है। परीक्षाके हेतु राजाने भोजका आयोजन 
किया और उसी भोजमें राजा पतिके हूपमें पहचाना गया । इस प्रकार कविने 
इस कथाको पूर्णतया सरस बनानेका प्रयास किया है। 


बालचन्द्र 


कवि बालचन्द्रका सम्बन्ध उदयचन्द्र और विनयचन्द्रके साथ है। ये माथुर- 
संघके आचाय॑ थये। बालचन्द्रने अपने गुरुका नाम उदयचन्द्र बतलाया है। 


“णिद्दुक्खसत्तमीकहा' के आदिमें लिखा है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १८९ 


'संतिजिणिदंह-पय-कमलु_भव-सय-कलुस-कलंक-निवारु । 
उदयचन्दगुरु धरेवि मणे बालइंदुमुणि णविवि णिरंत्तर )। 
स्पष्ट है कि कविके गुरुका नाम उदयचन्द्र मुनि था। बालचन्द्रके शिष्य 
विनयचन्द्र मुनि थे। कवि ब्रतकथाओंका विज्ञ है ओर ब्रताचरण द्वारा ही 
व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है; इस पर उन्हें विश्वास है। 


श्री डॉ० हीरालालजी जेनने सुगन्धदशमी कथाकी प्रस्तावनामें उदयचन्द्र- 
का समय ई० सन्‌की १२वीं शती सिद्ध किया है। उन्होंने विनयचन्द्र द्वारा 
रचित्त 'चूनड़ी के उल्लेखोंके आधारपर अभिलेखीय और ऐतिहासिक प्रमाण 
प्रस्तुत कर निष्कषं निकाले हैं। डॉ० जेनने लिखा है--“सुगन्धदशमीकथाके 
कर्ता उदयचन्द्रके शिष्य विनयचन्द्रने जिस त्रिभुवनगिरि ( तिहनगढ़ ) में अपनी 
उक्त दो रचनाएँ पूरी की थों, उसका निर्माण इस यदुवंशके राजा त्रिभुवनपाल 
( तिहनपाल )ने अपने नामसे . सन्‌ १०४४के कुछ काल पश्चात्‌ कराया था 
तथा अजयनरेन्द्रके जिस राजविहारमें रहकर उन्होंने चूनड़ीकी रचना की थी, 
वह निस्संदेह इन्हीं अजयपालनरेश द्वारा बनवाया गया होगा, जिनका सन्‌ 
११५०का उत्कीर्ण लेख महावनसे मिला है। सन्‌ ११९६ में त्रिभुवनगिरि उक्त 
यदुवंशी राजाओंके हाथसे निकलकर मुसलमानोंके हाथमें चला गया । अतएव 
तिभुवनगिरिके लिखे गये उक्त दोनों ग्रन्थोंका रचनाकाल लगभग सनु ११५० 
और ११९६ के बीच अनुमान किया जा सकता है ।”” 

अत: स्पष्ट है कि कवि बालचन्द्रका समय ई० सन्‌की १२वीं शत्तो है । 


रचनाएं 

कविकी दो कथा-कृत्तियाँ उपलब्ध हैँ---१. णिद्दुक्लसत्तमीकहा ओर २. 
नरक उतारोदुवारसीकथा। प्रथम कथाग्रन्थमें “निर्दु:खसप्तमीत्रतके करनेकी 
विधि ओर व्रतपालन करने वालेकी कथा वर्णित है। यह ब्रत भाद्रपद शुक्ला 
सप्तमीको किया जाता है। इस ब्रतमें “5& हू, असिआउसा' इस मंत्रका जाप 
किया जाता है। ब्रत्तके पूर्व दिन संयम घारण किया जाता है और ब्रत॒के अगले 
दिन भी संयमका पालन किया जाता है। इस ब्॒तमें प्रोषषोपवासकी विधि 
सम्पन्न की जाती है। सात वर्षों तक ब्रतके पाछन करनेके पश्चात्‌ उद्यापन 
करनेकी विधि बतायी है। लिखा है-- 


“भकिज्जइ घण सत्तिहि उज्जवणउं, विविह-णह॒वर्णेह दुह-दमणउं । 


१. डॉ० हीरालाल जैन, सुगन्धदक्षमी कथा, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, सन्‌ १९६६, 
प्रस्तावना पृ० ४। 


१९० : तीषंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


आयण्णि वि मुणि भासियउ, राएँ गण अणुराउ बहुंते । 
लयउ धम्मु सावय जर्णाह, ति-यरणेहि विहिउ उत्तम सत्ते ।” 
कविका दूसरा ग्रन्थ 'नरकउतारीदुधारसी कथा' है। इस कथामें नरकगति- 
से उद्धार करनेके लिए वारक्रमानुसार रसका परित्यागकर ब्रताचरण करने 
और इस ब्रत्ताचरणके द्वारा प्राप्त किये गये फलका कथन किया है। ग्रन्थके 
आरम्भमें लिखा है-- 
समवसरण-सीहासण-संठिउ, सो जि देउ महु मणह पइट्ठउ। 
अवर जी हरिहर बंभु पडिल्लउ, ते पुण णमउं ण मोह-गहिल्लउ ॥ 
छह दंसण जा थिर करइ वियरइ वुद्धि-पगासा। 
सा सारद जद पुज्जियइ, लब्भइ बुद्धि सहासा। 
उदयचन्द्र मुण गणहि जुगइणउ सोमइं भावें मणि अणुसरिउ | 
बालइंदु सुणि णविवि णिरंतरु णरगउततारी कहयि कहंतरु | 
इस प्रकार मुनि बालचन्द्रने अपश्न हमें कथा-प्रन्थोंकी रचना कर साहि- 
त्यिक समृद्धिमें योगदान किया है| 


विनयचन्द्र 


विनयचन्द उदयचन्द्रके प्रशिष्य और बालचन्द्रके शिष्य थे। उदयचन्द्र और 
बालचन्द्रके समयपर पूव॑में प्रकाश डाला जा चुका है। अतएव उनका समय 
ई० सनकी १२वीं शताब्दी प्रायः निर्णीत है। विनयचन्द्रने तीन रचनाएँ 
लिखी हैं--१. चूनड़ीरास, २. निम्॑रपंचमीकहारास और ३. कल्याणकरास | 
चूनड़ीरासमें ३२ पद्य हैं। यह रूपक-काव्य है। कवि मुनिविनयचन्द्रने चूनड़ी 
नामक उत्तरीयवस्त्रको रूपक बनाकर गीतिकाव्यकी रचना की है। कोई 
मुग्धा युवती हँसती हुई अपने पतिसे कहती है कि हे प्रिय ! जिनमंदि रमें भक्ति- 
भावपूवंक दर्शन करने जाइये ओर क्ृपाकर मेरे लिये एक अनुपम चूनड़ी 
छपवाकर ले आइये, जिससे में जिनशासनमें प्रवीण हो सकूँ | वह यह भी अनु- 
रोध करती है कि यदि आप उसप्रकारकी चूनड़ी छपवाकर नहीं दे सकेंगे, 
तो वह छापने वाला छीपा तानाकशी करेगा। पति पत्नोकी बातें सुनकर 
कहता है--हे मुग्धे, वह छीपा मुझे जेनसिद्धान्तके रहस्यसे परिपूर्ण एक सुन्दर 
चूनड़ी छापकाकिंदेनेको कहता है। 

कविने इस चूनड़ीरासमें द्रव्य, अस्तिकाय, गुण-पर्याय, तत्त्व, दशघमं, 
ग्रत आदिका विद्लेषण किया है। 


चूनड़ी उत्तरीयवस्त्र है, जिसे राजस्थानकी महिलाएँ ओढ़ती हैं। कविने 
भाचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९१ 


इसी रूपकके माध्यमसे संकेतों द्वारा जेनसिद्धान्तके तत्त्वोंकी अभिव्यंजना की 
है। यह गीतिकाव्य कष्ठको तो विभूषित करता ही है, साथ ही भेदविज्ञानकी 
भी विक्षा देता है। 

इस सरस, मनोरम और चित्ताकर्षक रचना पर कविकी एक स्वोपज्ञ टीका 
भी उपलब्ध है, जिसमें चूनडीरासमें दिये गये शब्दोंक रहस्यको उद्घाटित 
किया गया है। 


निश्ष॑रपंचमीकहामें निपंरपंचमीके व्रतका फल बतलाया गया है। इस 
ब्रतकी विधिका निरूपण करते हुए कविने स्वयं लिखा है-- 
“धवल पक्खि भासाढ़हिं पंचमि जागरण, 
सुह उपवासइ किज्जइ कातिग उज्जवणू। 
अह सावण आरंभिय पुज्जद आगहणो, 
इह मइ णिज्ञर-पंचमि अक्खिय भय-हरणे ॥” 
अर्थात्‌ आषाढ़ शुक्ला पंचमीके दिन जागरणपुवंक उपवास करे और 
कार्तिकके महीनेमें उसका उद्यापन करे। अथवा श्रावणमें आरंभ कर अगहनके 
महीनेमें उद्यापन करे। उद्यापनमें पाँच छत्र, पाँच चमर, पाँच वतंन, पाँच शास्त्र 
ओर पाँच चन्दोवे या अन्य उपकरण मंदिरमें प्रदान करने चाहिए। यदि उद्या- 
पनकी शक्ति न हो, तो दूने दिनों तक ब्रत करना चाहिए। 
निझ॑रपंचमीत्रतके उद्यापनमें पंच परमसेष्ठीकी पृथक्‌-पुथक्‌ पाँच पूजा, 
चौबीसीपूजन, विद्यमानविशत्तितीर्थकरपूजन, आदिनाथपूजन और महावीर- 
स्वामीका पूजन, इस प्रकार नौ पूजन किये जाते हैं। कवि विनयचन्द्रने इस 
कथामें निश्लेरपंचमीत्रतके फलको प्राप्त करनेवाले व्यक्तिकी कथा भी लिखी है । 
कल्याणकरासमें तीर्थंकरोंके पंचकल्याणकोंकी तिथियोंका निर्देश किया 
गया है। कविने लिखा है-- 
पढम पक्खि दुइर्ज्जाह आसाढहि, रिसइ गब्भर्ज्जाह उत्तर साढहि। 
अंधियारी छटिठ॒हि तंहिमि ( हउं ) वंदमि वासुपुज्ज गब्भुत्यउ। 
विमलु सुसिद्ध अट्ठमिहि दसमिहि, णामि जिण जम्मणु, तह तउ | 
सिद्ध सुहंकर सिद्धि पहु ॥२॥ 
कविने अंतिम पद्यमें बताया है कि एक तिथिमें एक कल्याणक हो, तो एक 
भक्त करे, दो कल्याणक हों तो निविकृति यह एक स्थानक करे, तीन हो तो 
आचाम्ल करे, चार हों तो उपवास करे अथवा सभी कल्याणकदिवसमें एक 
उपवास ही करे। 


१९२ : तीधंकर महावीर ओर उनकी आचार्य परम्परा 


कविने लिखा है-- 
“एयभत्तु एक्किजि कल्लाणइ, पिहि णिव्वियडि अहव इग ठाणइ। 
तिहि आयंबिलु जिणु भणइ, चउहि होइ उववासु गिहत्थहं । 
अह॒वा सयलह खवणविहि, विणयचंदमुणि कहिउ समत्यहं। 
सिद्धि सुहंकर सिद्धिपहु०” 
इस काव्यमें २५ पद्म हैं। एक-एक पद्ममें प्रत्येक तीथंकरके कल्याणककी 
तिथियाँ बतलायी गई हैं। किसी-किसी पद्यमें दो-दो तीर्थंकरोंकी कल्याणक- 
तिथियाँ हैं और कहीं दो-दो पद्योंमें एक ही ती्थंकरके कल्याणककी तिथि है। 
भाषा शेली प्रोढ़ है। यहाँ उदाहरणार्थ एक पद्म प्रस्तुत किया जाता है-- 
णिम्मल दुइजहि सुविहि सु केवलु 
णेमिहि छटिठ॒हि गब्भु सुमंगलु । 
अरजिण-णाणु दुवारसिहि संभव-संभउ पुण्णिम-वासरि 
णव कल्लाणहूं अंटूठ दिण इय विहि पर्क्खाह कत्तिय-अवसरि | 


महाकवि दामोदर 

महाकवि दामोदरका वंश मेउत्तय था। इनके पित्ताका नाम मल्ह था, 
जिन्होंने रल्हका चरित लिखा था। ये सलखनपुरके वासी थे। इनके ज्येष्ठ 
अआ्राताका नाम जिनदेब था। कवि मालवाका रहनेवाला था। यह दामोदर 
“उक्ति-व्यक्ति-विवृत्ति' के रचयितासे भिन्‍न है। पुष्पिकावाक्यमें कविने निम्न 
प्रकार नामांकन किया है-- 

“इय णेमिणाहचरिए महामुणिकमरूभहपच्चक्खे महाकइ-कणिट्ठ-दामो- 
यरविरइए पंडियरामयंद-आएसिए महाकव्वे मल्ह-सुअ-णग्गएव-आयण्णिए णेमि- 
णिव्वाणगमण्ण पंचमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥१४५॥” 

इससे स्पष्ट है कि कवि दामोदरने महामुनि कमलभद्रके प्रत्यक्षमें पं० 
रामचन्द्रके आदेशसे इस ग्रन्थकी रचना की । कविके पिताका नाम मल्ह था । 
उसने अपने वंशका परिचय भी निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

मेउत्तयवंश-उज्जोण-करणु, जे हीण-दीण-दुइ-रोय-हरणु । 
मल्हइ-णंदणू गुणगणपवित्तु, तेणि भणिउ दल्हविरयहि चरित्तु । 
मई सलखणपुरि-णिवसंत्एण, किउ भव्यु कव्वु गुरुआयरेण | 

इस वंश-परिचयसे इतना ही ज्ञात होता है कि कवि सलखनपुरका निवासी 
था और उसके पित्ताका नाम मल्ह या मल्हण और बड़े भाईका नाम जिन- 
देव था। 


१३ आचयंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९३ 


कंविने 'णेमिणाहचरिउ” को रचना की है। ओर यह ग्रंथ टोडाके शास्त्र- 
भण्डारमें विद्यमान है। 

इस ग्रंथकी रचनाकी प्रेरणा देनेवाले व्यक्ति मालवदेशमें स्थित सलखन- 
पुरके निवासी थे। ये खंडेलवालकुलभूषण, विषयविरक्त और तीर्थंकर 
महावीरके भक्त थे। केशवके पुत्र इन्दुक या इन्द्र थे, जो गृहस्थके षट्कर्मोका 
पालन करते थे तथा मल्हके पुत्र नागदेव पुण्यात्मा ओर भव्यजनोंके मित्र थे । 
इन्हींकी प्रेरणा एवं अनुरोधसे इस अ्रंथकी रचना की गई है । 


स्थितिकाल 

इस ग्रंथमें रचनाव4गलका उल्लेख आया है। बताया है कि परमारवंशी राजा 
देवपालके राज्यमें वि० सं० १२८७ में इस ग्रंथकी रचना सम्पन्न हुई है। 
लिखा है-- 

“वारह-सयाइं सत्तासियाईं, विककमरायहो कालहं । 
पमारहं पटूटु समुद्धरण णरव्वइ देवपालहं | 

इस पद्यमें कविने मालवाके परमारवंशी राजा देवपालका उल्लेख किया 
है। यह महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्माका द्वितीय पुत्र था। अजुनवर्माको कोई 
सन्‍्तान नहीं थी | अत: उसके राजसहासनका अधिकार इन्हींको प्राप्त हुआ 
था | इसका अपर लाम साइसमल्ल था । इनके समयके तीन अभिलेख और एक 
दानपत्र प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख हरसोडा गाँवसे वि०सं० १२७५ में ओर 
दो अभिलेख ग्वालियर-राज्यसे वि० सं० १२८६ और वि० सं० १२८९ के प्राप्त 
हैं ।! मानधातासे वि० सं० १२०२ भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमाका दानपत्र भी मिला 
है।' दिल्लीके सुल्तान समसुद्दीन अल्तमशने मालवा पर ई० सन्‌ १२३१-३२ 
में आक्रमण किया था और एक वर्षके युद्धके पश्चात्‌ ग्वालियरको विजित किया 
था। इसके पश्चात्‌ भेलसा और उज्जयिनीको भी जीता था। उज्जशिनीके 
महाकाल मंदिरको भी तोड़ा था। सुल्तान जब लूट-पाट कर रहा था, उस 
समय वहाँका राजा देवपाल ही था। इसीके राज्यकालमें पं० आशाधरने वि० 
सं० १२८५ में नलकच्छपुरमें 'जिनयज्ञकल्प” नामक ग्रन्थकी रचना को है। 
“जिनयज्ञकल्प'की प्रशस्तिमें देवपालका उल्लेख आया है। 

दामोदर कविने वि० सं० १२८७ में 'णेमिणाहचरिउ' लिखा था । उससमय 
देवपाल जीवित था। पर जब आशाघरने वि०्सं० १२९२में त्रित्रष्टिरस्मृतिशास्त्र 


१. इंडियन एण्टी क्वेरी, जिल्द २०, पृ० ८३ तथा पृ० ३११ ॥। 
4, शिछाए्डागां2३ 6308, ४०. 9, 778८ 08-3. 


१९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


लिखा, उससमय देवपालकी मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जयतुंगदेव राजा 
था। इससे यह ध्वनित होता है कि देवपालकी मृत्यु वि० सं० १२९२ के पूर्व॑ 
हो चुकी थी | 
इसप्रकार कविने अपने ग्रल्थका जो रचनाकाल बतलाया है उसकी पुष्टि 
हो जाती है। अतः: कवि दामोदरका समय वि० सं० की १३ वीं शती है। 
रचना 
दामोदरके नामसे कई रचनाएँ प्राप्त होत्ती हैं। पर णेमिणाहचारिउकी 
प्रशस्तिमें जो अपना परिचय दिया है उसका मेल श्रीपालकथाकी प्रशस्तिसे 
नहीं बेठता है। अतएव णेमिणाहचरिउका रचयिता दामोदर श्रीपालकथाके 
रचयिता दामोदरसे भिन्‍न है। 
इस चरित-प्रंथमें पाँच सन्धियाँ हैं ओर २२वें त्तीथंकर नेमिनाथकी कथा 
गुम्फित है। प्रसंगवश कविने श्रीकृष्ण, पाण्डव और कोरवोंका भी जीवनवृत्त 
अंकित किया है। यह सुन्दर ओर अथंपूर्ण खण्डकाव्य है। इसमें सूक्ति ओर 
नीतिके उपदेशोंके साथ श्रावकधरमंका भी कथन आया है। इसी कारण कविने 
इस णेमिणाहचरिउको दुग्गंति-निवारक कहा है-- 
“चउविह-संघहं सुहंसति करण, 
णेमिसर-चरिउ बहुदुःख-हरणु। 
दुज्जीह जि किणि वय-गुणईं लेहि, 
भवि-भाव-सिद्धि संभवउ तेहि ।” 
यह चरित-काव्य आडम्बरहीन और गंभीर अर्थ॑ंपरिपूर्ण है। कविने अपने 
गुरुका नाम दामोदर बताया है, जो गुणभद्गके पट्टधर शिष्य थ्रे। पृथ्वीधरके 
पुत्र पं० ज्ञानचन्द्र और पं० रामचन्द्रने उपदेश दिया तथा जसदेत्नके पुत्र जस- 
विधानने वात्सल्यका भाव प्रदर्शित किया था। 


दामोदर द्वितीय अथवा ब्रक्ष दामोदर 


ब्रह्म दामोदरने सिरिपालचरिउ और चंदप्पहचरिउकी रचना की है। 
इन्होंने ग्रंथारंभमें अपनी गुरु-परम्परा अंकित की है। बताया है-- 
मंत्तोवहि वहण पुण्णिमिंदु, पहचंदु भडारउ जग्रि अणिदु । 
तहो पट्टंवर-मंडल मियंकु, भव्वाण-पवोहणु बिहुय-संकु । 
सिरिपोमणंदि णंदिय समोहु, सुहचंदु तासु सीसुवि विमोहु 
परवाइय-मयंगय-पंचमूहु, परिपालिय-संजम-णियम-विहु । 


ज्राचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९५ 


तह पट्टसरोवर-रायहंसु, जिणचंदभडारठ भुवणहंसु । 
वंदिवि गुरुयण-वरणाणवंत्त, भत्ती६इ पसण्णायर सुसंत्त । 

बताया है कि मूलसंध सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके भट्टारक प्रभा- 
चन्द्र, पद्मनन्दि, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र और कवि दामोदर हुए | सिरिपालचरिउके 
पुष्पिकावाक्यमें कविने अपना नाम ब्रह्म दामोदर बताया है और इस ग्रंथको 
देवराजपुत्र साहू नक्षत्र नामांकित कहा है । 

“इय सिरिपाल्महाराजचरिए_ जयपयडसिद्धचक्‍कपरमातिसयविसेस- 
गृुणणियर-भरिए बहुरो र-घो र-दुदुयर-वाहि-पसर-णिण्णासणे धम्मइंपुरि सत्थपय- 
पयासणो भट्टारयसिरिजिणचन्दसामिसीसब्रह्मदामोयरविरइए. सिरिदेवराज- 
णंदण-साहुणक्खत्त-णामंकिए सिरिपालराय-मुत्तिगमणविहि-वण्णणो णाम चउत्यो 
संधिपरिच्छेओ समत्तो ।” 

कविने इस ग्रन्थको इक्ष्वाकुवंशीय देवराजसाहुके पुत्र नक्षत्रसाहुके लिये 
रचा है। कविके गुरु जिनचन्द्र दिल्लीपट्टके भट्टा रक थे। जिनचन्द्रकी उन दिनों- 
में प्रभावशाली भट्टारकके रूपमें गणना थी। संस्क्ृत-प्राकृतके विद्वान होनेके 
साथ ये प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ प्रायः सभी प्रान्तोंमें 
पायी जाती हैं। शान्तिनाथमूत्तिके अभिलेखसे अवगत होता है कि पद्मनन्दीके 
पट्टपर शुभचन्द्र और शुभचन्द्रके पट्टपर जिनचन्द्र आसीन हुए थे। जिनचन्द्र 
वि० सं० १५०७ में भट्टारकपदपर प्रतिष्ठत हुए ओर ६४ वर्षों तक अवस्थित 
रहे। उनके अनेक विद्वान्‌ शिष्य थे, जिनमें पं० मेधावी और दामोदर प्रधान हैं । 

“सं० १५०९ वर्ष चेत्र सुदी १३ रविवासरे श्रीमूलसंघे भ० पद्मनन्दिदेवा: 
तत्पटटे श्रीशुभचन्द्रदेवा: तत्पट्ट श्रीजिनचंद्रदेवा: श्रीधौपे ग्रामस्थाने महाराजा- 
घिराजश्रीप्रतापचन्द्रदेव राज्ये प्रवत्तमाने यदुवंशे लंबकं॑चुकान्वये साधुश्रीउद्धर् 
तत्पुत्र असो ।” 

रे ३ 2८ 

“संवत्त १५०७ ज्येष्ठ वदि ५ भ० जिनचंद्रजी गृहस्थवरष १२, दिक्षावर्ष १५, 
पट्टवर्ष ६४ मास ८ दिवस १७, अन्तरदिवस १०, सवंवर्ष ९१९ मास ८ दिवस 
२७ बघेरवालजातिपट्ट दिल्ली ।” 

कविका स्थितिकाल पट्ठावडी, मू्तिलेख एवं भट्टारक्क जिनचन्द्र द्वारा 
लिखित ग्रन्य-प्रशस्तियों आदिके आधार पर वि० की १६वीं शती है । ब्रह्म दामो- 
दर दिल्लीकी भट्ठा रकगद्दीसे सम्बद्ध हें और जिनचन्द्रके शिष्य हैं। अतः इनके 
समय-निर्णयमें किसी भी प्रकारका विवाद नहीं है। 

कविकी 'सिरिपालूचरिउ' रचना काव्य और पुराण दोनों हो दृष्टियोंसे 


१९६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


महत्त्वपूर्ण है। इसमें ४ सन्धियाँ हैं। और सिद्धचक्रका महात्म्य बतलानेके लिए 
चम्पापुरके राजा श्रीपाल और नयनासुन्दरीका जीवनवृत्त अंकित है। नयना- 
सुन्दरीने सिद्धचक्रश्रतके अनुष्ठानसे अपने कुष्ठी पति राजा श्रीपाल और 
उनके ७०० साथियाँको कुष्ठरोगसे मुक्त किया था । 
कविकी दूसरी रचना “चंद्रप्पह्चरिउ'में अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभा जीवन 
कि है। इस ग्रन्थकी पाण्डुलिपि नागोरके भट्टारकोय शास्त्रभण्डारमें सुर- 
। 


सुप्रभाचार्य 


सुप्रभाचायेने उपदेशात्मक ७७ दोहोंका एक वेराग्यमार' नामक लघुकाय 
ग्रन्थ लिखा है। कवि दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायी है। कविने स्वयं दिगम्बर 
साधुका रूप उपस्थित किया है। लिखा है-- 
रिसिदयवरवंदिण सयण ज॑ सुहु लहि विनजंति । 
झटितं घरु सुप्पठ भणइं घोरमसाणु नभंति ॥४६॥ 
डॉ० हरिवंश कोछड़ने कविका समय विचारधारा, शेली ओर भाषाके आधार 
पर ११वीं और १३वीं शताब्दीके मध्य माना है। 
कविकी यह रचना सांसारिक-विषयोंकी अस्थिरता ओर दुःखोंकी बहुलता- 
का प्रतिपादन कर धर्मंमें स्थिर बने रहनेके लिये प्रेरित करती है। कविने 
लिखा है-- 
सुप्पठ भणइ रे घम्मियहु, खसहु म घम्म णियाणि। 
जे सूरग्गमि धवल घरि, ते अंधवण मसाण ॥२॥ 
सुप्पउ भणईं मा परिहरहु पर-उवचार (यार) चरत्यु। 
ससि सुर दुहु अंधवणि अणहूं कवण थिरत्यु ॥३॥ 
अर्थात्‌ सुप्रभ कवि कहते हैं कि हे धार्मिको ! निश्चित धर्मसे स्वलित न 
हो । जो सूर्योदयके समय शुझ्न गृह थे, वे ही सूर्यास्त पर ब्मशान हो गये । अत्तएव 
परोपकार करना मत छोड़ो, संसार क्षणिक है। जब चन्द्र ओर सूयं अस्त हो 
जाते हैं, तब कौन स्थिर रह सकता है। 
यह संसार वस्तुतः विडम्बना है, जिसमें जरा, योवन, जोवन मरण, घन, 
दारिद्रथ जेसे विरोधी तत्त्व हैं। बन्धु-बान्धव सभी नश्वर हैं, फिर उनके लिए 
पाप कर धन-संचय क्‍यों किया जाय.। कवि इसी तथ्यकी व्यंजना करता हुआ 
कहता है-- 


ब्ाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९७ 


जसु कारणि धणु संचईं, पाव करेवि, गहीरु। 
तं॑ पिछहु सुप्पठ भणईं, दिणि दिणि गलइ सरीरु ॥३३॥ 
कवि धन-यौवनसे विरक्त हो, घर छोड़ धर्मंमें दीक्षा लेनेका उपदेश देता 
है । कविका यह विश्वास है कि धर्माचरण ही जीवनमें सबसे प्रमुख है। जो 
धमंत्याग कर देता है वह व्यक्ति अनन्तकाल तक संसारका परिभ्रमण 
करता रहता है। कवि स्त्री, पुत्र और परिवारकी आसक्तिकों पिशाचतुल्य 
मानता है। जबतक यह पिशाच पीछे लगा रहेगा, तक तक निरंजनपद प्राप्त 
नहीं हो सकता। कविने लिखा है-- 
जसु लग्गइ सुप्पठ भणईं पिय-घर-घरणि-पिसाउ । 
सो कि कहिउ समायरइ मित्त णिरंजण भाउ ॥६१॥ 
भसुप्रभाचायं: कथयति यस्य पुरुषस्य गृह-पुत्र-कलत्र-धनादिप्रीतिमद्‌ वस्तु 
एवं पिशाचों लग्न: तस्य पिशाचग्रस्तस्य पुरुषस्य न किमपि वस्तु सम्यग्‌ स्वात्म- 
स्वरूप भासते यद्यदाचरते त्तत्‌ सबंमेव निरथंकत्वेन भासते ।' 
कविने दानका विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया है और धनकी साथंकता 
दानमें ही मानी है। जो दाता धन दान नहीं करता और निरन्तर उदर-पोषण 
में संलग्न रहता है, वह पशुतुल्य है। मानव-जीवनकी साथ्थंकता दान, स्वाध्याय 
एवं ध्यान-चिन्तनमें हो है। जो मृढ़ विषयोंके अधीन हो अपना जीवन नष्ट 
करता है वह उसी प्रकारसे निबुद्धि माना जाता है जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
चिन्तामणि रत्नको प्राप्त कर उसे यों ही फेंक दे | इन्द्रिय और मनका निग्नह 
करने वाला व्यक्ति ही जीवनको सफल बनाता है। 
जसु मणु जीवईं विसयसुहु, सो णरु मुवों भणिज्ज | 
जसु पुण सुप्पय मणु मरइं, सो णरु जीव भणिज्ज ॥६०॥ 
है शिष्य ! यः पुरुष: अथवा या स्त्री ऐन्द्रियेन विषयसुखेन कृत्वा जीवत्ति 
ह॒ष॑ प्राप्नोति स नरः वा सा स्त्री मृतकवत्त्‌ कथ्यते | तत्तः सुप्रभाचायं: कथयत्ति 
कि यो भव्य: स्वमानसं निग्रह्मति स भव्य: सवंदा जीवति--लोके: स्मयंते ।” 
इस प्रकार कवि सुप्रभने अध्यात्म ओर छोकनीति पर पूरा प्रकाश डाला 
है। इस दोहा-ग्रन्थके अध्ययनसे व्यक्ति अपने जीवनमें स्थिरता और बोध प्राप्त 
कर सकता है। 
महाकवि रहधू . 
महाकवि रइध्‌के पिताका नाम हर्रिसिह और पित्तामहका नाम संघपतति 
देवराज था। इनकी माँका नाम विजयश्री और पत्नीका नाम सावित्री था। इन्हें 


१९८ : तीर्थंथर महाबीर और उनकी आचार्य परम्परा 


सावित्रीके गर्भसे उदयराज नामक पुत्र भी प्राप्त था। जिस समय उदयराजकां 
जन्म हुआ, उस समय कवि अपने “णेमिणाहचरिउ' की रचना कर रहा था। 
रइधू पद्मावतीपुरवालवंशमें उत्पन्न हुए थे। इनका अपरनाम सिहसेन भी बताया 
जाता है। रइधू अपने माता-पिताके तृतीय पुत्र थे। इनके अन्य दो बड़े भाई 
भी थे, जिनके नाम क्रमशः बहोल और मानसिह थे। रदघू काष्ठासंघ माथुर- 
गच्छकी पुष्करगणीय शाखासे सम्बद्ध थे । 

रइघके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंस अवगत होता है कि हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, 
पानीपत, ग्वालियर, सोनीपत और योगिनीपुर आदि स्थानोंके श्रावकोंमें 
उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। वे ग्रन्थ-रचनाके साथ मूसि-प्रत्तिष्ठा एवं अन्य 
क्रिया-काण्ड भी करते थे। रइधूके बालमित्र कमरूसिह संघवीने उन्हें बिम्ब- 
प्रत्तिष्ठाकारक कहा है। गृहस्थ होने पर भी कवि प्रतिष्ठाचायंका का सम्पन्न 
करता था। 

कविके निवास-स्थानके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता 
है | पर ग्वालियर, उज्जयिनीके उनके भोगोलिक वर्णनको देखनेसे यह अनुमान 
सहजमें लगाया जा सकता है कि कविकी जन्मभूमि ग्वालियरके आसपास कहीं होनी 
चाहिये; क्योंकि उसने ग्वालियरकी राजनीत्तिक, आर्थिक, सामाजिक एवं घामिक. 
स्थितियोंका जेसा विस्तृत वर्णन किया है उससे नगरीके प्रति कविका आकर्षण 
सिद्ध होता है । अतएव कविका जन्मस्थान ग्वालियरके आसपास होनी चाहिये। 

रइधूने अपने गुरुके रूपमें भट्टारक गुणकीतिं, यश:कीतिं, श्रीपाल ब्रह्म, 
कमलकीति, शुभचन्द्र और भट्टारक कुमारसेनका स्मरण किया है। इन भट्टा- 
रकोंके आशीर्वाद और प्रेरणासे कविने विभिन्‍न कृतियोंकी रचना की है। 
स्थितिकाल 

महाकवि रइधूने अपनी रचनाओंकी प्रशस्तियोंमें उनके रचनाकालपर प्रकाश 
डाला है। अभिलेखों और परवर्ती साहित्यकारोंके स्मरणसे भी कविके समय 
पर प्रकाश पड़ता है। कविने 'सम्मत्तगुणनिहाणकव्व की प्रशस्तिमें इस ग्रन्थ- 
का रचनाकाल वि० सं० १४०९ भाद्रपद शुक्ला पूणिमा मंगलवार दिया है। 
'सुक्कोसलचरिउ' का रचनाकाल वि० सं० १४९६ अंकित है। रइधू-साहित्यमें 
गणेशनृपसुत राजा डोंगरसिहका विस्तृत वर्णन आया है। रइघूके 'सम्मइ- 
जिणचरिउ'के एक उल्लेखके अनुसार वह उस समय ग्वालियर दुर्गमें ही निवास 
१. सम्मतगुणनिहाणकव्व, ४।रे४॥८-१० । 


२. सुबंकोसलचरिउ, ४।॥२३॥१०३ । 
आधचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : १९९ 


कर रहा था ।' इससे ज्ञात होता है कि डोंगरसिहका राज्यकाल वि० सं० १४- 

८२-१५११ है। अतः 'सम्मइजिणचरिउ” की रचना भी इसी समय हुई होगी । 
वि० सं० १४९७ का एक मत्तिलेख उपलब्ध है, जिसमें कवि रइधुको 

प्रतिष्ठाचायं कहा गया है। 'सुक्कोसलचारिउ' के पूर्व कवि 'रिट्ठणेमिचरिउ 

* 'पासणाहचारिउ', 'बलहहचारिउ', तिसदिठमहापुरिसचरिउ', 'भेहेसरचरिउ 

'जसहरचरिउ', वित्तसार', 'जीवंघरचरिउ', 'सावयचरिउ” और “महापुराण 

की रचना कर चुका था। 

महाकवि रइधूने 'धण्णकुमारचरिउ' की रचना गुरु गुणकीति भट्टारकके 
आदेशसे की है और गुणकीतिका समय अनुमानत: वि० सं० १४५७-१४८६ के 
मध्य है। कवि महिंदुने अपने 'संतिणाहचरिउ'में अपने पूव॑वर््ती कवियोंके साथ 
रइधूका भी उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध है कि रइध्‌ वि० सं० १५८७ के 
पूर्व ख्यात हो चुके थे । 

श्री डॉ० राजाराम जेनने रइधू-साहित्यके अध्ययनके आधारपर निम्न- 
लिखित निष्कर्ष उपस्थित किये हैं-- 

१. महाकबि रदधूने भट्टारक गुणकीर्तिको अपना युरु माना है। पद्मनाभ 
कायस्थने भी राजा वीरमदेव तोमरके मंत्री कुशराजके लिये भट्टारक गुणकीति- 
के आदेशोपदेशसे “दयासुन्दरकाव्य' ( यशोधरचरित ) लिखा था। वीरमदेव 
तोमरका समय वि० सं० १४५७-१४७६ है। अत: गुणकीत्तिका भी प्रारंभिक 
काल उसे माना जा सकता है। अत: वि० सं० १४५७ रइधू्‌के रचनाकालकी 
पूर्वावधि सिद्ध होती है । 

२. रइधूने कमलकीत्तिके शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र तथा डूंगरसिहके पुत्र 
राजा कीत्तिसिहके कालकी घटनाओंके बाद अन्य किसी भी राजा या भट्ठारक 
अथवा अन्य किसी भो घटनाका उल्लेख नहीं किया, जिससे विदित होता है 
कि उक्त भट्टारक एवं राजा कीत्तिसिहका समय ही रइधूका साहित्यिक अथवा 
जीवनका अन्तिम काल रहा होगा। राजा कीत्तिसिह सम्बन्धी अन्तिम उल्लेख 
हो सं० १५३६ का प्राप्त होता है। अत: यही रइधूकालकी उत्तरावधि स्थिर 

ती है। 


इस प्रकार रइ्घधूका रचनाकाल वि० सं० १४५७-१५३६ सिद्ध होता है। 


१. सम्मइ ०१॥३।९-१० । 
२. महाकवि रइत्रके साहित्यया आलोचनात्मक परिशीलन, प्रकाशक प्राकृत जैन शास्त्र 
और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली, सन्‌ १९७२, पृष्ठ १२० । 


० : तोर्थंकर महावीर और उतकी आचार्यपरम्परा 


रचनाएँ 

महाकवि रइधूने अकेले ही विपुल परिमाणमें ग्रन्थोंकी रचना की है | इसे 
महाकवि न कहकर एक पुस्तकालय-रचथित्ता कहा जा सकता है। 

डॉ० राजाराम जेनने विभिन्‍न स्रोतोंके आधारपर अभी तक कविकी रे७ 
रचनाओंका अन्वेषण किया है! 


१. मेहेसरचरिउ (अपरनाम आदिपुराण), २. णेमिणाहचरिउ (अपरनाम 
रिट्ठणेमिचरिउ), ३. पासणाह॒चरिठ, ४. सम्मईजिणचरिउ, ५. तिसटिठमहा- 
पुरिसचरिउ, ६. महापुराण, ७. बलहहचरिउ, ८. हरिवंशपुराण, ९. श्रीपाल- 
चरित, १०. प्रधुम्नचरित, ११. वृत्तसार, १२. कारणगुणषोडणशी, १३. दशलक्षण- 
जयमाला, १४. रत्नत्रयी, १५. षड़्धर्मोपदेशमाला, १६. भविष्यदत्तचरित, १७- 
करकंड्चरित, १८. आत्मसम्बोधकाव्य, १९. उपदेशरत्नमाला, २०. जिमंघर- 
चरित, २१. पुण्याश्रवकथा, २२. सम्यकत्वगुणनिधानकाव्य, २३. सम्यग्गुणा रोहण- 
काव्य, २४. षोडशकारणजयमालछा, २५. बारहभावना (हिन्दी), २६. सम्बोध- 
पंचाशिका, २७. धन्यकुमारचरित, २८. सिद्धान्ताथंसार, २९. बृहतूसिद्धचक्रपुजा 
(संस्कृत), २०. सम्यक्त्वभावना, ३१. जसहरचरिउ, २२ जीणंधरचरित, ३३. 
कोमुइकहापबंधु, ३४. सुक्कोसलूचरिउ, ३५. सुदंसगचारिउ, ३६. सिद्धचक्क- 
माहप्प, ३७. अणथमिउकहा ।' 

कविको रचना करनेको प्रेरणा सरस्वतीसे प्राप्त हुई थी। कहा जाता है 
कि एक दिन कवि चिन्तित अवस्थामें रात्रिमें सोया । स्वप्नमें सरस्वतीने दर्शन 
दिया और काव्य रचनेकी प्रेरणा दी | कविने लिखा है-- 

सिविणंतरे दिट्ठ सुयदेवि सुपसण्ण 

आहासए तुज्झ हउं जाए सुपसण्ण ॥ 

परिहर्राह मणचित करि भव्वु णिसु कव्वु । 

खलयणहं मा डरहि भउ हरिउ मइ सब्व ॥ 

तो देविवयणेण पडिउवि साथंदु | 

तक्‍्खणेण सयणाउ उदिठउ जि गय-तंदु ॥ 
सम्मइ०---१।४२-४। 


अर्थात्‌ प्रमुदितमना सरस्वतीदेवीने स्वप्नमें दर्शन दिया ओर कहा कि 
में तुमपर प्रसन्‍न हूँ। मनकी समस्त चिन्ताएँ छोड़ है भव्य ! तुम निरंतर काव्य- 
रचना करते रहो । दुजनोंसेभय करनेकी आवश्यकता नहीं, क्यों कि भय सम्पूर्ण 


१. रइध्‌ साहित्यका आलोचनात्मक परिक्षीलन, पृष्ठ, ४९ ॥ 
ह भाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०१ 


बुद्धिका आहरण कर लेता है। कवि कहता है कि मैं सरस्वत्तीके वचनोंसे प्रत्ति- 
बुद्ध होकर आनन्दित हो उठा और काव्य-रचनामें प्रवृत्त हो गया। कविकी 
रचनाओंके प्रेरक अनेक श्रावक रहे हैं, जिससे कवि इतने विशाल-साहित्यका 
निर्माण कर सका है। 

'पासणाहचरिउ'में कविने २३वें तीर्थंकर पाइवेनाथकी कथा निबद्ध की 
है। यह ग्रन्थ डॉ०राजाराम जैन द्वारा सम्पादित होकर शोलापुर दोसी-म्रन्थ- 
मालासे प्रकाशित है। यह कविका पौराणिक महाकाव्य है। कविने इसमें 
पाश्वंनाथकी साधनाके अत्तिरिक्त उनके शोय॑, वोयं, पराक्रम आदि गुणोंको 
भी उद्घाटित किया है। काव्यके संवाद रुचिकर हैं और उनसे पात्रोंके चरित्र- 
पर पूरा प्रकाश पड़ता है। रइधूकी समस्त क्ृतियोंमें यह रचना अधिक सरस 
ओर काव्यगणोंसे युक्त है। कथावस्तु सात सन्वियोंमें विभक्‍त है । 

णेमिणाहचरिउ' में २२वें तीथंकर नेमिनाथका जोवन वर्णित है। इसकी 
कथावस्तु १४ सन्धियोंमें विभकत है और ३०२ कड़वक हैं । इस पौराणिक महा- 
काव्यमें भी रस, अलंकार आदिकी योजना हुई है। इसमें ऋषभदेव, और 
बद्धंमानका भी कथन आया है। प्रसंगवश भरत चक्रवर्ती, भोगभूमि, क्मं- 
भूमि, स्वगं, नरक, द्वोप, समुद्र, भरत, ऐरावतादि क्षेत्र, पट्कुलाचल, गंगा, 
सिन्धु आदि नदियाँ, रत्नत्रय, पंचाणुन्नरत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षाब्रत, अष्ट- 
मूलगुण, षड्द्रव्य एवं श्रावकाचार आदिका निरूपण किया गया है। मुनिधर्म- 
के वर्णन-प्रसंगमें ५ समिति, ३ गुष्ति, १० धमं द्वादश अनुप्रेक्षा, २२ परीषहजय 
ओर षडावश्यकका कथन आया है ।! इसप्रकार यह काव्य दर्शन और पुराण 
त्त्त्वकी हृष्टिसे भी समृद्ध है। 

सम्मइजिणचरिउ'--इस काव्यमें अन्तिम तोर्थंकर भगवान्‌ महावीरका 
जीवनचरित गुम्फित है। कविने दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी चर्चाके अनन्तर 
वस्तुवरणंनोंको भी सरस बनाया है। महावीर शेशव-कालमें प्रवेश करते हैं । 
माता-पिता स्नेहवश उन्हें विविध-प्रकारके वस्त्राभूषण धारण कराते हैं। कवि 
इस मा्भिक प्रसंगका वर्णन करता हुआ लिखता है-- 

सिरि-सेहरु णिरुवमु रयणु-जडिउ । कु डल-जुउ सरेणि सुरेण घडिउ। 

भालयलि-तिलउ गलि-कुसुममाल । कंकर्णाह ह॒त्यु अलिगण खल ॥ 

किकिणिहि-सह-मोहिय-कुरंग । कडि-मेहलडिकदेसहिं अभंग॥ 

तह कट्टारु वि मणि छुरियवंतु। उरु-हार अद्धहारहिं सहंतु । 

णेवर-सज्जिय पायहिं पइट्ठ | अंगुलिय समुद्दादय गणटूठ । 
-“--सम्मइ०--५४२३॥५-० | 


१. जेमिणाहचरिठ १३४५ । ह 


२०२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


मेहेसरचारिउ 

इस काव्यमें जयकुमार और सुलोचनाकी कथा अंकित है। इस ग्रन्थमें कुल 
१३ सन्धियाँ ३०४ कड़वक ओर १२ संस्कृत पद्य हैं। यद्यपि इसमें मेघेश्व रकी 
कथा अंकित की गई है, पर कविने उसमें अपनी विशेषता भी प्रदर्शित की है। 
वह गंगा नदीमें निम्न हाथीपरसे सुलोचनाको जलमें गिरा देता है। आचाय॑ 
जिनसेन अपने महापुराणमें सुलोचनासे केवल चीत्कार कराके ही गज्ञा- 
देवी द्वारा हाथीका उद्धार करा देते हैं। पर महाकवि रइधू इस प्रसंगको अत्यन्त 
मामिक बनानेके लिए सती-साध्वी नायिका सुलोचनाको करुण चीत्कार करते 
हुए मूच्छित रूपमें अंकित करते हैं। पश्चात्‌ उसके सतीत्वकी उद्दाम व्यंजनाके 
हेतु उसे हाथीपरसे गज्भाके भयानक गतेमें गिरा देते हैं। नायिकाकी प्रार्थना 
एवं उसके पृण्यप्रभावसे गज्भादेवो प्रत्यक्ष होती हैं और सुलोचनाका जय-जय- 
कार करती हुई गड्भातटपर निर्मित रत्नजटित प्रासादमें सिहासनपर उसे 
आरूढ़ कर देती है। कथानकका चरमोत्कषं इसी स्थानपर संपादित हो जाता 
है।! कविने मेहेसरचरिउको पौराणिक काव्य बनानेका पूरा प्रयास किया है। 


सिरिबालचरिउ 


श्रीपालचरितकी दो घाराएँ उपलब्ध होती हैं । एक धारा दिगम्बर सम्प्र- 
दायमें प्रचलित है और दूसरी र्वेताम्बर सम्प्रदायमें । दोनों सम्प्रदायोंकी कथा- 
वस्तुमें निम्नलिखित अन्तर है-- 
. माता-पिताके नाम सम्बन्धी अन्तर। 
. श्रीपालकी राजगदुदी और रोग सम्बन्धी अन्तर । 
. माँका साथ रहना तथा वेद्य सम्बन्धी अन्तर | 
. मदनसुन्दरी-विवाह सम्बन्धी अन्तर। 
. मदनादि कुमारियोंकी माता तथा कुमारियोंके नामोंमें अन्तर | 
. विवाहके बाद श्रीपालके भ्रमण में अन्तर | 
. श्रीपालका माता एवं पत्नीसे सम्मेलनमें अन्तर । 

श्रीपालचरित एक पौराणिक चरित-काव्य है। कविने श्रीपाल् और नयना- 
सुन्दरीके आख्यानको लेकर सिद्धचक्रविधानके महत्त्वको अंकित किया है। यह्‌ 
विधान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है ओर उसके द्वारा कुष्ठ जेसे रोगोंको 
दूर किया जा सकता है। नयनासुन्दरी अपने पिताको निर्भकितापुवंक उत्तर 
देती हुई कहती है- 


१. मेहेसर० ७।१६।१-१०-१० 


दू #ी .<& ० «४ ० “४ 


आाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०३ 


भो ताय-ताय पईं णिरु अजुत्तु | जंपियउ ण मुणियउ जिणहु सुत्तु । 

वरकुलि उवण्ण जा कण्ण होइ । सा लज्ज ण मेललइ एच्छ छोय । 

वाद-विवाउ नउ जत्तु ताउ। तह पुणु तुअ अकक्‍्खमि णिसुणि राय । 

बिहुलोयविरुद्धउ एहु कम्मु। जं सु सइंवरु गिण्हह सुछम्मु | 

जइ मण इच्छइ किज्जइ विवाहु । तो लोयसुहिल्छउ इहु पवाहु । 
२॥६५। 


अर्थात्‌ है पिताजी, आपने जिनागमके विरुद्ध ही मुझे अपने आप अपने 
पतिके चुनाव कर देनेका आदेश दिया है, किन्तु जो कन्याएँ कुलोन होती हैं वे 
कभी भी ऐसी निलंज्जताका काय॑ नहीं कर सकतीं । हे पिताजी, में इस सम्बन्ध 
में वाद-विवाद भी नहीं करना चाहती । अतएव हे राजन, मेरी प्रार्थना ध्यान- 
पूर्वक सुनें । आपका यह कार्य छोक-विरुद्ध होगा कि आपकी कन्या स्वयं अपने 
पत्तिका निर्वाचन करे । अत: मुझसे कहे बिना ही आपको इच्छा जहाँ भी हो, 
बहीं पर मेरा विवाह कर दें। 

नयनासुन्दरीको भवितव्यता पर अपूरव॑ विश्वास है। वह स्वयंक्रत्त कर्मोके 
फलभोगको अनिवायं समझती है। फविने प्रसंगवश सिद्धचक्रमहात्म्य, नवकार- 
महात्म्य, पुण्यमहात्म्य, सम्यक्त्वमहात्म्य, उपका रमहिमा एवं धर्मानुष्ठानका 
महात्म्य बतलाया है। इस प्रकार यह रचना ब्रतानुष्ठानकी हृष्टिसे भी महत्त्व- 
पूर्ण है। 
बलह॒हूचारिउ 

इस ग्रन्थमें रामकथा वर्णित है। बलभद्र रामका अपर नाम है। कविने 
परम्परागत्त रामकथाको ग्रहण किया है और काव्योचित बनानेके लिए जहाँ 
तहाँ कथामें संशोधन और परिवतंन भी किये हैं । 
सुक्कोसलचरिउ 

यह लोकप्रिय आख्यान है । कवि र्‌इधूने चार सन्धियों ओर ७४ कड़वकोंमें 
इस ग्रन्थको पूर्ण किया है। पृण्यपुरुष सुकोसलकी कथा वर्णित है। 
धण्णकुमारचरिउ 

कविने धन्यकुमा रके चरितको लेकर खण्डकाव्यकी रचना की है| इस काव्य- 
ग्रन्थमें बताया गया है कि पुण्यके उदयसे व्यक्तिको सभी प्रकारकी सामग्रियाँ 
प्राप्त होती हैं। कविने धर्ं-महिमा, कमं-महिमा, पुण्य-महिमा, उद्यम-महिमा, 
आदिका चित्रण किया है। 


२०४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


सम्भत्तगुणणिद्वाणकव्व 

यह अध्यात्म और आचारमूलक काव्य है। इसमें कविने सम्यग्दर्शन और 
उसके आठ अंगोंके नामोल्लेख कर उन अंगोंको धारण करनेके कारण प्रसिद्ध 
हुए महान्‌ नर-नारियोंके कथानक अंकित किये हैं। पग्रन्थमें चार सन्धियाँ और 
१०२ कड़वक हैं । 


रइघूने भट्टारक कमलकीतिकी प्रेरणासे अग्नवालकुलोत्पन्न श्रीहेमराज संघ- 
पतिके आश्रयमें रहकर इस ग्रन्थकी रचना की है । इसमें ४ सन्धियाँ और १०४ 
कड़वक हैं। पुण्यपुरुष यशोधरकी कथा वर्णित है। 
वित्तसार 

इस रचनामें कुल ८९३ गाथाएँ हैं और ७ अंक हैं। कविमने सिद्धोंको नम- 
सस्‍्कार कर ब्रतसार नामक ग्रन्थके लिखनेकी प्रतिज्ञा की है। इसमें सम्यग्दर्शन, 
१४ गणस्थान, द्वादशन्नत्त, ११ प्रतिमा, पंचमहान्नत, ५ समिति, षड़्आवद्यक 
आदिके साथ क्मोंकी मूलप्रकृतियाँ उनके आख्रवके कारण स्थितिबंध, प्रदेश- 
बन्ध, अनुभागबन्ध, द्वादश अनुप्रेक्षाएं, दशधर्म, ध्यान, तीनों लोक आदिका 
वर्णन आया है। सिद्धान्त-विषयको समझनेके लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 
सिद्धंतत्थसारो ( सिद्धान्ताथंसार ) 

इसमें १३ अंक और १९३३ गाथाएँ हैं। गुणस्थान, एकादश अतिमा, द्वादश- 
व्रत, सप्त व्यसन, चतुविध दान, द्वादश तप, महाव्रत, समित्तियाँ, पिण्डशुद्धि, 
उत्पाददोष, आहारदोष, संयोजनदोष, इंगारधूमदोष, दातुदोष, चतु्दंश मल- 
प्रकार, पंचेन्द्रिय एवं मन निरोध, षड्आवश्यक, कमंबन्ध, कमंप्रकृतियाँ, द्वादशां- 
गश्नुत, द्वादशांगवाणीका व्यंविषय, द्वादश अनुप्रेक्षा, दश धमं, ध्यान आदिका 
वर्णन आया है। 
अणथमिउकहा 

इसमें रात्रि-भोजनत्यागका वर्णन है। तथा उससे सम्बन्धित कथा भी 
आई है। 

इसप्रकार महाकवि रइघूने काव्य, पुराण, सिद्धान्त, आचार एवं दर्शन 
विषयक रचनाएँ अपभ्र शमें प्रस्तुत कर अपश्र श-साहित्यकी श्रीवृद्धि की है। 
श्रो पं० परमानन्दजी शास्त्रीके परचात्‌ रइघू-साहित्यको सुव्यवस्थितरूपसे 
प्रकाशमें लछानेका श्रेय डॉ० राजाराम जेनको है। महाकवि रइधूने षट्धर्मोपदेश- 
माला, उवएसरयणमाला, अप्पसंब्बोहकव्व और संबोहपंचासिका जेसे आचार 
सम्बन्धी ग्रन्थोंकी भी रचना की है । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०५ 


विमलकीर्ति 


अपभ्र शर्में कथा-साहित्यकी रचना करनेवाले कवि विमलकौतति प्रसिद्ध हैं 
कवि भाथुरगच्छ बागड़संघके मुनि रामकीतिका शिष्य था। सुगन्धददमीकथा- 
की प्रशस्तिमें विमलकीतिको रामकीतिका शिष्य बताया गया है। लिखा है-- 
रामकित्ति गुरु विणउ करेविणु, विमलकित्ति महियलि पडेविणु 
पच्छइ पुणु तवयरण करेविणु, सइ अणुकमेण सो मोक्‍्ख लहेसइ |! 
जगत्सुन्दरीप्रयोगमालाकी प्रशस्तिमें भी विमलकीतिका उल्लेख आया है 
इस उल्लेखसे वह वायउसंघके आचार्य सिद्ध होते हैं । 
आसि पुरा वित्थिण्णे वायउसंघे ससंघ-संकासो । 
मुणि राम इत्ति धीरो गिरिव्व णइसुब्व॒ गंभीरो ॥१८॥ 
संजाउ तस्स सीसो विवुहो सिरि 'विमल दइत्ति' विक्‍्लाओ। 
विमलयइकित्ति खडिया धवलिया धरणियल-गयणयलो ॥१५९॥ 
जेन-साहित्यमें रामकीति नामक दो विद्वान हुए हैं। एक जयकीतिके शिष्य 
हैं, जिनकी लिखी प्रशस्ति चित्तोड़में वि० सं० १२०७ की प्राप्त हुई है। यही 
रामकीति संभव हैं विमलकीतिके गुरु हों। जगत्सुन्दरीप्रयोगमालाके रचयिता 
यश:कीति विमलकीतिके शिष्य थे। उस ग्रन्थके प्रारंभमें घनेदवर सूरिका 
उल्लेख किया है। ये धनेश्वरसूरि अभयदेवसूरिके शिष्य थे और इनका समय 
वि० सं० ११७१ है। इससे भी प्रस्तुत रामकीति १३ वीं शत्तीके अन्तिम चरण 
और १श३वींके प्रारंभिक विद्वान ज्ञात होते हैं। पं० परमानन्दजी शास्त्रीने भी 
विमलकीतिका समय १३वीं शती माना है। 


विमलकीतिकी एक ही रचना 'सोखवबइविहाणकहा' उपलब्ध है। इसमें 

ब्रत-विधि और उसके फलका निरूपण किया है। कविने इस कथाके अन्‍्तमें 
आशीर्वाद देते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति इस कथाको पढ़े-पढ़ायेगा, सुने-सुना- 
येगा, वह संसारके समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर मुक्तिरमाको प्राप्त करेगा। 
बताया है-- 

जो पढइ सुणद मणि भावइ, 

जिणु आरहह सुह संपई सो णरु लहइ। 

णाणु वि पज्जद भव-दुह-लिज्जइ 

सिद्धिविलासण सो रमइ॥ . 


१. राजस्थान शास्त्रभंडारकी ग्रन्थसूची, चतुर्थ जिल्द, पृ० ६३२ । 
२०६ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आवचाय॑ परम्प्त 


कर 


लक्ष्मणदव 


कवि लक्ष्मणदेवने 'णेमिणाहचरिउ' की रचना की है। इस ग्रन्थकी 
सन्धि-पुष्पिकाओंमें कविने अपने आपको रत्नदेवका पुत्र कहा है। आरम्भकी 
प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि कवि मालवादेशके समुद्ध नगर गोणंदमें रहता था। 
यह नगर उस समय जेनधमं और जेनविद्याका केन्द्र था। कवि पुरवाडबंशमें 
उत्पन्न हुआ था। यह अत्यन्त रूपवान, धामिक ओर धनधान्य-सम्पन्न था। 
कविकी रचलासे यह भी ज्ञात होता है कि उसने पहले व्याकरणग्रन्थकी रचना 
की थी, जो विद्वानोंका कण्ठहार' थी। कविने प्रशस्तिमें लिखा है-- 
मालवय-विसय अंत्तरि पहाणु, सुरहरि-भूसिउ ण॑ तिसय-ठाणु। 
णिवसइ पट्टाणु णामईं महंतु, गाणंदु पसिद्ध बहु रिद्धिवंतु। 
आराम-गाम-परिमिउ घणेहि, णं भू-मंडणु किउ णियय-देहि । 
जहि सरि-सरवर चउदिसि रु वण्ण, आणंदिय-पहियण तंडि विसण्ण। 
४२१ 
र्( रे >( 
पउरवाल-कुल-कमल-दिवायरु, विणयवंसु सेघहु मय सायरु। 
धण-कण-युत्त-अत्थ-संपुण्णउ, आइस रावउ रूव रध्षण्णउ। 
तेण वि कयउ गंथु अकसायइ, बंधव अंबएवं सुसहायद । ४॥२२ 
इस प्रशस्तिके अवत्तरणसे यह स्पष्ट है कि कवि मोणन्दका निवासी था। 
यह स्थान संभवत: उज्जेन और भेलसाके मध्य होना चाहिए। श्री डॉ० वासुदेव- 
शरण अग्रवालने 'पाणिनिकालीन भारत' में लिखा है कि महाजनपथ, दक्षिण- 
में प्रतिष्ठानसे उत्तरमें श्रावस्ती तक जाता था। यह लम्बा पथ भारतका 
दक्षिण-उत्तर महाजनपथ कहा जाता था। इसपर माहिष्मती, उज्जयिनी, गोनह, 
विदिशा और कौशाम्बी स्थित थे । हमारा अनुमान है कि यह गोनदद ही कवि 
द्वारा उल्लिखत गोणन्द है। कविके अम्बदेव नामका भाई थां, जो स्वयं कवि 
था, जिसने कविको काव्य लिखनेकी प्रेरणा दी होगी । ' 
स्थितिकाल 
कविके स्थितिकालके सम्बन्धमें निचिश्त रूपसे कुछ नहीं कहा जा श्रकता 
है, क्योंकि कविने स्वयं ग्रन्थरचना-कालका निर्देश नहीं किया है। और न 
अपनी गुर्वावली और पुवं आचायोंका उल्लेख ही किया है। अतएव रचनाकाल- 
के निर्णयके लिए केवल अनुमान ही शेष रह जाता है। 





१. जहि पढमु जाउ वायरण सारु, जो बृहियण-कंठाहरणु चारु। 


आचार्यतुल्य कान्यकार एवं लेखक : २०७ 


'णेमिणाहचरिउ' की दो पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं | एक पाण्डुलिपि पंचा- 
यतीमंदिर, दिल्लीमें सुरक्षित है, जिसका लेखनकाल वि० सं० १५९२ है। इस 
ग्रन्थकी दूसरी पाण्डुलिपि वि० सं० १५१० की लिखी हुई प्राप्त होती है। यह 
प्रति पाटौदी शास्त्र-भण्डार जयपुरमें है। अतएवं यह निश्चयपूवंक कहा जा 
सकता है कि ग्रन्थकी रचना वि० सं० १५१० के पूर्व हुई है। भाषा-शेली और 
वर्णनक्रमकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दीका होना चाहिए। प्रायः यह 
देखा जा सकता है कि प्राचीन अपश्र श-काव्योंमें छन्‍्दका वेविध्य नहीं है। इस 
प्रस्तुत ग्रन्थमें भी छन्‍्द-वेविध्य नहीं पाया जाता है। हेला, दुवइ और वस्तुबन्ध 
आदि थोड़े ही छन्द प्रयुक्त हैं । 


रचना 

कविकी एकमात्र णेमिणाहचरिउ” रचना ही उपलब्ध है। इस ग्रन्थमें चा र 
सन्धियाँ या चार परिच्छेद और ८३ कड़वक हैं | ग्रन्थ-प्रमाण १३५० इलोकक्े लूग- 
भग है। प्रथम सन्धिमें मंगल-स्तवनके अनन्तर, सज्जन-दुर्जन स्मरण किया गया 
है। तदनन्तर कविने अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित की है। मगधदेश और राज्यगृह 
नगरके वर्णनके पदचात्‌ कवि राजा श्रेणिक, द्वारा गौतम गणधरसे नेमिनाथका 
चरित वर्णन करनेके लिए अनुरोध कराता है। बराडक देशमें द्वारावती नगरीमें 
जनाद॑न नामका राजा राज्य करता था। वहीं शौरीपुरनरेश समुद्रविजय अपनी 
शिवदेवीके साथ निवास करते थे। जरासन्धके भयसे यादवगण शौरीपुर छोड़ 
कर द्वारकामें रहने लगे। यहीं तीर्थंकर नेमिनाथका जन्म हुआ और इन्द्रने 
उनका जन्माभिषेक सम्पन्न किया | 

दूसरी संधिमें नेमिनाथकी युवावस्था, वसन्‍्तवर्णन, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा 
आदिके प्रसंग आये हैं। नेमिनाथके पराक्रमको देखकर क्ृष्णको ईर्ष्या हुई 
ओर वे उन्हें किसी प्रकार विरक्त करनेके लिए प्रयास करने लगे। जूनागढ़के 
राजाकी पुत्री राजीमतिके साथ नेमिनाथका विवाह निश्चित हुआ। बारात 
सजधज कर जूनागढ़के निकट पहुँचती है। ओर नेमिनाथकी हृष्टि पाश्व॑वर्त्ती 
बाड़ोंमें बन्द चीत्कार करते हुए पशुओंपर पड़तो है। उनके दयालु हृदयको 
वेदना हीती है और वे कहते हैं यदि मेरे विवाहके निमित्त इतने पशुओंका 
जीवन संकटमें है तो ऐसा विवाह करना मैंने छोड़ा । 


पशुओंको छुड़वाकर रथसे उतर कंकण और मुकुट फेंककर वे वनकी ओर 
चल देते हैं । इस समाचारसे बारात्तमें कोहराम मच जाता है। राजमती मूर्च्छा 
खाकर गिर पड़ती है। लोगोंने नेमिनाथको लोटानेका प्रयत्न किया, किन्तु सब 
व्यथे हुआ। वे पासमें स्थित ऊर्जयन्तगिरिपर चले जाते हैं। और सहस्नाम्र 


२०८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


बनमें वस्त्रालंकारका त्यागकर दिगम्बरमुद्रा घारण कर लेते हैं । 

तीसरी सन्धिमें राजमतिकी वियोगावस्थाका चित्रण है। कविने बड़ी सहृद- 
यता और सहानुभूतिके साथ राजमतिकी करुण भावनाओंका चित्रण किया है। 
राजमति भी विरक्त हो जातो है और वह भी तपश्चरण द्वारा आत्म-साधनामें 
प्रवृत्त हो जाती है। 

चतुर्थ संधिमें तपदचर्याके द्वारा नेमिनाथकों केवलज्ञानकी प्राप्ति होनेका 
कथन आया है। उनकी समवश रण-सभा आयोजित होती है। वे प्राणिकल्या- 
णार्थ धर्मोपदेश देते हैं और अन्‍्तमें निर्वाण प्राप्त करते हैं। कबिने संसारकी 
विवशताका सुन्दर चित्रण किया है। कवि कहत्ता है-- 

जसु गेहि अण्णु त्तमसु अर॒ुइ होइ, जसु भोजसत्ति तसु ससु ण होइ । 

जसु दाण छाहु त्तसु दविणु णत्यि, जसु दविणु तासु अइ-लोहु अत्थि। 

जसु मयण राउ तसि णत्यि भाम, जसु भाम तसु छव॒ण काम ॥३।२ 

अर्थात्‌ जिस मनुष्यके धरमें अन्न भरा हुआ है उसे भोजनके प्रति अरुचि 
है। जिसमें भोजन पचानेकी शक्ति है उसे शस्य-अन्न नहीं। जिसमें दानका 
उत्साह है उसके पास धन नहीं। जिसके पास धन है उसमें अतिलोभ है। जिसमें 
कामका प्र॑भृत्व है उसके भार्या नहीं। जिसके पास भार्या है उसका काम 
शान्त है । 


कविने सुभाषितोंका भी प्रयोग यथास्थान किया है। इनके द्वारा उसने 
काव्यको सरस बनानेकी पूरी चेष्टा की है। 

कि जीयइं धम्म-विवज्जिएण--धमंरहित जीनेसे क्‍या प्रयोजन ? 
कि सुउईं संगरि कायरेण--युद्धमें कायर सुभटोंसे क्या ? 
कि वयण असच्चा भासणेण--झूठ वचन बोलनेसे क्या प्रयोजन है ? 
कि पुत्तइ गोत्त-विणासणेण--कुलका नाश करनेवाले पुत्रसे क्या ? 
कि फुल्लईं गंध-विवज्जिएण--गन्धरहित फूलसे क्या ? 

इस ग्रन्थमें श्रावकाचार और मुनि-आचारका भो वर्णन आया है। 


तेजपालके तोन काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध हैं। कवि मूलसंघके भट्वारक रत्न- 
कीत्ति, भुवनकीत्ति, धमंकीत्ति और विशालकीत्तिकी आम्नायका है। वासवपुर 
नामक गाँवमें बरसावडह वंशमें जाल्हूड नामक्रे एक साहू थे। उनके पुत्रका 
नाम सुजउ साहू था। वे दयावन्‍त और जिनध्मंमें अनुरक्त थे। उनके चार 
पत्र थे--रणमल, वल्लाल, ईसरु और पोल्हणु। ये चारों ही भाई खण्डेलवाल 


१्ड आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २०९ 


कुलके भूषण थे। रणमल साहूके पुत्र ताल्हडय साहू हुए। इनका पुत्र कवि 
तेजपाल था | 


कवि सुन्दर, सुमग ओर मेघावी होनेके साथ भक्त भी था। उसने ग्रंथ- 
निर्माणके साथ संस्कृतिके उत्थापक प्रतिष्ठा आदि कार्योंमें भी अनुराग प्रदर्शित 
किया था। कविसे भ्रन्थ-रचनाओंके लिये विभिन्‍न छोगोंने प्रार्थना की ओर इसी 
प्रा्थंनाके आधा रपर कविने रचनाएँ लिखी हैं । 
स्थितिकालू 


कविकी रचनाओंमें स्थितिकालका उल्लेख है। अतएव समयके सम्बन्धमें 
विवाद नहीं है। कविने रत्नकीत्ति, भुवनकीत्ति, धर्मकीत्ति आदि भट्टारकोंका 
निर्देश किया है, जिससे कविका काल विक्रमकी १६वीं शतती सिद्ध होता है। 
कविने वि० सं० १५०७ वेशाख शुक्ला सप्तमीके दिन 'वरंगचरिउ' को समाप्त 
किया है| 

'संभवणाहचरिउ” की रचना थील्हाके अनुरोधसे वि० सं० १५०० के लूग- 
भग सम्पन्न की गई है। 'पासपुराण' को मुनि पद्मनन्दिके शिष्य शिवनन्दि- 
भट्टारकके संकेतसे रचा है। कविने इस ग्रंथकों वि० सं० १५१५ में कात्तिक- 
कृष्णा पंचमीके दिन समाप्त किया है। अतएवं कविका स्थितिकाल विक्रमकी 
१६वीं शती निश्चित है। 


कविको 'संभवणाहचरिउ' के रचनेकी प्रेरणा भादानक देशके श्रीप्रभनगरमें 
दाऊदशाहके राज्यकालमें थील्हासे प्राप्त हुई है। श्रीप्रभनगरके अग्रवालवंशीय 
मित्तल गोत्रीय साहू लक्ष्मणदेवके चतुर्थ पुत्रका नाम थील्हा था, जिसकी माताका 
नाम महादेवी और प्रथम धमंपत्नीका नाम कोल्हाही था। और दूसरी पत्नीका 
नाम आसाही था, जिससे त्रिभुवनपाल और रणमल नामके पुत्र उत्पन्न हुए । साहू 
थील्हाके पाँच भाई थे, जिनके नाम खिउसी, होल, दिवसी, मल्लिदास और 
कुंथदास हैं। ये सभो व्यक्ति धर्मनिष्ठ, नीतिवान और नन्‍्यायपालक थे। 
लक्ष्मणदेवके पितामह साहू होलूने जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा करायी थी। उन्हींके वंशज 
थील्हाके अनु रोधसे कवि तेजपालने 'संभवणाहचरिउ की रचना की है। इस चरित्त- 
ग्रंथमें ६ सन्धियाँ और १७० कड़वक हैं। इसमें तृतीय तीर्थंकर संभवनाथका 
जीवन गुम्फित है। कथावस्तु पोराणिक है; पर कविने अवसर मिलदे ५र . 
वर्णनोंकी अधिक जीवन्त बनाया है। सन्धिवाक्यमें बताया है-- 


इय संभवजिणचरिए सावणयारविहाणफलाणुसरिए कइत्तेजपालवण्णिदे 
सज्जणसंदोहमणि-अणुमण्णिदे सिरिमहाभव्व-थील्हासवणभूसणो संभवजिण- 


२०१७ : तीर्थकर महात्रीर और उनकी आचार्य परम्परा 


णिव्वाणगमणो णाम छठट्ठो परिच्छेओ समत्तो ।। संधि ६॥।' 
कबिने नगरवर्णनमें भी पटुता दिखलाई है। वह देश, नगरका सजीव चित्रण 
करता है | लिखा है-- 
इह इत्यु दीवि भारहि पसिद्धु, णामेण सिरिपहु सिरि-समिदधु । 
दुग्गु वि सुरम्मु जण जणिय-राउ, परिहा परियरियद दीहकाउ। 
गोउर सिर कलसाइय पयंगु, णाणा लच्छिए आलिगि पंगु। 
जहि. जणणयणाणंदिराईं,  मुणि-यण-गुण-मंडियमंदिराइं | 
सोहंति गउरवरकइ-मणहराइं, मणि-जडियकिनाडईं सुंदराईं | 
जहिं वह महायण चुय-पमाय, पर-रमणि-परम्मुह मुक्क-माय | 
जाह समय करंडि घड घड हडंति, पडिसहे दिसि विदिसा फुडंति । 
जहिं पवण-गमण धाविय तुरंग, णं वारि-रासि भंगुर-तरंग। 
जो भूसिउ णेत्त-सुहावणेहि, सरयव्व घवल-गोहणगर्णेह। 
सुरयण वि समीह॒हि जहि सजम्मु, मेल्लेविणु सग्गालउ सुरम्भु 
कविकी दूसरी रचना “वरंगचरिउ' है। इसमें चार सन्वियाँ हैं। २२वें 
तीर्थंकर यदुवंशी नेमिनाथके जासनकालमें उत्पन्न हुए पृण्यपुरुष वरांगका 
जीवनवृत्त प्रस्तुत किया गया है। कविने इस रचनाको विपुलकोतिके प्रसादसे 
सम्पन्न किया है। पंचपरमेष्ठी, जिनवाणी आदिको नमस्कार करनेके पदचात्‌ 
ग्रन्थकी रचना आरंभ की है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कड़वकमें कब्रिने 
अपना परिचय अंकित किया है । अन्तिम प्रशस्तिमें भी कविका परिचय पाया 
जाता है। 
कविको तीसरी रचना 'पासपुराण' है | यह भी खण्डकाव्य है, जो पद्धड़िया 
छन्दमें लिखा गया है। यह रचना भट्टारक ह॒षंकीर्ति-भण्डार अजमेरमें सुरक्षित 
है। कविने यदुवंशी साहू शिवदासके पुत्र भूघलि साहुको प्रेरणासे रचा है। 
ये मुनि पद्मनन्दिके शिष्य शिवनन्दि भट्टारककी आम्नायके थे त्था जिनधमंरत 
श्रावकथर्मप्रतिपालक, दयावत्त और चतुविध संघके संपोषक थे। मुन्ि 
पद्मनन्दिने शिवनन्दिको दीक्षा दी थी। दीक्षासे पूवं इनका नाम सुरजन साहु 
था। सुरजन साहु संसारसे विरक्त और निरन्तर द्वादश भावनाओंके चिन्तनमें 
संलग्न रहते थे । प्रशस्तिमें साहु सुरजनके परिवारका भी परिचय आया है । 
इस प्रकार कवि तेजपालने चरितकाव्योंकी रचना द्वारा अपभ्र श-साहित्य- 
की समृद्धि की है| 


घनपाल द्वितीय 
धनपाल कविने 'वाहुबलिचरिउ'की रचना की है। इस ग्रन्थकी प्रति आमेर- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २११ 


जास्त्र-भाण्डार जयपुरमें सुरक्षित है। कविने ग्रन्थके आदिमें अपना परिचय 
दिया है । 

गज्जर देश मज्ञि णयवट्टणु, बसइ विउलु पल्हणपुरु पट्टणु । 

वीसलएउ राउ पयपालड, कुव॒लय-मंडणु सउलु व मालउ | 

तहिं पुरवाडवंस नायामल, अगणिय-पुव्वपुरिस-णिम्मल कुल | 

पुणु हुउ राय सेट्ठि जिणभत्तड, भोवईं णामें दयगुण जुत्तउ | 

सुहउपउ तहो णंदणु जायउ , गुरु सज्जणहं भुअणि विक्खायउ | 

तहो सुउ हुड घणवाल घरायले, परमप्पय-पय-पंकय-रउ अलि। 

एतहिं तहिं जिणतित्थण मंत्तड, महि भमंतु पल्हणपुरे पत्तउ | 

अर्थात्‌ धनपाल गुजर देशके रहनेवाले थे। पल्हणपुर इनका वास-स्थान 

था। इनके पिताका नाम सुहडदेव और माताका नाम सुहडादेवी था। ये 
पुरवाड जातिमें उत्पन्न हुए थे। कविके समय राजा बीसलदेव राज्य कर रहा 
था। योगिनीपुर ( दिल्ली ) में उस समय महम्मदशाहका शासन था | कविने 
यह ग्रन्थ-रचना चन्द्रवाडनगरके राजा सारंगके मंत्री जायसबंशोत्पन्न साहू 
वासद्धर ( वासधर ) की प्रेरणासे की है। कृति समर्पित भी उन्हींको की गई 
है। वासाधरके पित्ताका नाम सोमदेव था, जो संभरोी नरेन्द्र कर्णदिवके मंत्री थे । 
कविने साहू वासाधरको सम्यर्दृष्टि, जिनचरणोंका भक्त, दयालु, लोकप्रिय, 
मिथ्यात्वरहित और विशुद्धचित्त कहा है। इनको गृहस्थके देनिक पद्क्मोंमें 
प्रवीण राजनीतिमें चतुर और अष्टमूल गणोंके पालनमें तत्पर बत्ताया है। 
इनकी पत्नीका नाम उभयश्री था, जो पत्ििन्रता और शीलब्रत पालन करनेवाली 
थी। यह चतुविध संघको दान देती थी। इसके आठ पुत्र हुए--जसपाल, 
जयपाल, रततपाल, चन्द्रपाल, विह्राज, पुण्यपाल, वाहुड और रूपदेव । ये आठों 
पुत्र अपने पिताके समान ही धर्मात्मा थे । 


कविने इस ग्रन्थके आदियें प्राचीन कवियों, आचार्यों और ग्रन्थोका स्मरण 
किया है। उसने कविचक्रवरत्ती धीरसेन, जेनेन्द्रव्याकरणरचयिता देवनन्दि, 
श्रीवत्नसूरि ओर उनके द्वारा रचित्त पट्दर्शनप्रमाणग्रन्थ, महासेन-सुलोचना- 
चरित, रविषेण-पद्मचरित, जिनसेन-हरिवंशपुराण, जटिलमुनि-वरंगचरित, 
दिनकरसेन-कन्दपंचारित, पदमसेन-पाश्वंनाथचरित, अमुत्ताराधना, गणि- 
अम्बसेन-चन्द्रप्रभचरित, धनदत्तचरित, कंविविष्णुसेन, मुनिसिह्॒न्दि-अनुप्रेक्षा, 
णवकारमंत्र, नरदेव, कविअसग-वीरचरित, सिद्धसेन, कविगोविन्द, जय- 
धवल, शालिभद्र, चतुर्मुंख, द्रोण, स्वयंभू, पुष्पदन्त और सेढू कविका स्मरण 
किया है। इससे कविकी अध्ययनशीलता, पांडित्य और कवित्वशक्तिपर 


२१२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


प्रकाश पड़ता है। कवि सन्तोषो था और स्वाभिमानी भी। यही कारण है कि 
उसने बाहुबलि-वरितकी रचना कर अपनेको मनस्वी घोषित किया है। 

कविके गुरु प्रभाचन्द्र थे, जो अनेक शिष्यों सहित्त विहार करते + 
पुरमें पधारे। धनपालने उन्हें प्रणाम किया और भुनिने आशीर्वाद दिया कि 
तुम मेरे प्रसादसे विचक्षण होगे। कविके मस्तक पर हाथ रखकर प्रभाचन्द्र 
कहने लगे कि में तुम्हें मन्त्र देता हूँ । तुम मेरे मुखसे निकले हुए अक्षरोंको याद 
करो । घधनपालनले प्रसन्‍्नतापु्वंक गुरु द्वारा दिये गये मंत्रकों ग्रहण किया और 
शास्त्राभ्यासद्वारा सुकवित्व प्राप्त किया। इसके पदचात्‌ प्रभाचन्द्र खंभात, धारा- 
नगर और देवगिरि होते हुए योगिनीपुर आये | दिल्ली-निवासियोंने यहाँ एक 
महोत्सव सम्पन्न किया और भट्टारक रत्नकीतिके पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया । 

कवि धनपाल गुरुकी आज्ञासे सौरिपुर तीथ्थंके प्रसिद्ध भगवान्‌ नेमिनाथकी 
वन्दना करनेके लिये गये। मा्गंमें वे चन्द्रवाइडनगरको देखकर प्रभावित हुए 
और साहु वासाधर द्वारा निित जिनालयको देखकर वहीं पर काव्य-रचना 
करनेमें प्रवत्त हुए । 
स्थितिकाल 

कविके स्थितिकालका निर्णय पुव॑वर्त्ती कवियों ओर राजाओंके निर्देशसे संभव 
है। इस ग्रन्थकी समाप्ति वि० सं० १४५४ वेशाख शुक्ला त्रयोदशी, स्वाति 
नक्षत्र, सिद्धोयोग और सोमवारके दिन हुई है। कविने अपनी प्रशस्तिमें 
मुहम्मदशाह तुगलकका निर्देश किया है। मुहम्मदशाहने वि० सं० १३८१ से 
१४०८ तक राज्य किया है। 

भट्टारक प्रभाचन्द्र भटद्टारक रत्नकीत्तिके पदपर प्रतिष्ठित हुए थे, इस 
कथनका समर्थन भगवत्तीआराधनाकी पंजिकाटीकाकी लेखक-प्रशस्तिसे भी 
होता है। इस प्रशस्तिमें बताया गया है कि वि०सं० १४१६ में इन्हीं प्रभाचन्द्रके 
शिष्य ब्रह्म नाथूरामने अपने पढ़नेके लिए दिल्लीके बादशाह फिरोजशाह तुगलक- 
के शासन-कालमें लिखवाया था।! फिरोजशाह तुगलकने वि० सं० १४०८- 


१. संवत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रसुदिपओचम्यां सोमवासरे सकलराजशि रो-मुकुटमाणिक्य- 
मरीविपिजरीकृत-चरण-कमलपादपोठस्य श्रीपेरोजसाहेः सकलसाम्राज्यधुरीविश्राणस्थ 
समये श्रीदिल्यां श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भट्टारकश्री- 
रत्नकीत्तिदेवपट्रोदयाद्वि-्तरुणतरणित्बमुर्वीकुर्वाणरण: ( णः ) भट्टारकश्नीग्रभाचन्द्रदेव- 
शिष्याणां ब्रह्मनाथ्राम । इत्याराधनापंजिकाग्रंथआत्मपठनार्थ लिखिपितम्‌ । 

--आरा-जेनसिद्धान्तभवन प्रति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९३ , 


१४४५ तक राज्य किया है । अतएव स्पष्ट है कि भट्टारक प्रभाचन्द्र थि० सं० 
१४१६ से कुछ समय पूव॑भट्टारकपदपर प्रतिष्ठित हुए होंगे। इस आलोकमें 
धनपालका समय विक्रमकी पन्द्रहवीं शतो माना जा सकता है। 

रचना 


कवि धनपालढद्वित्तीयने 'बाहुबलिचरिउ' की रचना की है, जिसका दूसरा 
नाम 'कामचरिउ' भी है। ग्रन्थ १८ संधियोंमें विभकत है। इसमें प्रथम कामदेव 
बाहुबलिकी कथा गुम्फित है। बाहुबली ऋषभदेवके पुत्र थे और सम्राट्‌ भरतके 
कनिष्ठ भ्राता | बाहुबली सुन्दर, उन्नत एवं बल-पौरुषसे सम्पन्न थे। वे 
इन्द्रियजयी और उग्र तपस्वी भी थे। उन्होंने चक्रवर्ती भरतको जल, मल्ल 
ओर दृष्टि युद्धमें पराजित किया था। भरत इस पराजयसे विक्षुब्ध हो गये 
और प्रतिशोध लेनेकी भावनासे उन्होंने अपने भाई पर सुदर्शनचक्र चलाया। 
किन्तु देवोपनीत अस्त्र वंशधातक नहीं होते, अत्तएव वह चक्र बहुबलिकी 
प्रदक्षिणा देकर लोट आया । इससे बाहुबलिके मनमें पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ । 
वे परिग्रह, कपायभाव, अहंकार, राज्यसत्ता, न्‍्याय-अन्याय, भाई-भाईका 
सम्बन्ध आदिके सम्बन्धमें विचार करने लगे । उन्होंने राज-त्यागका निश्चय कर 
लिया ओर वे दिगम्बरदीक्षा लेकर आत्म-साधनामें ग्रवृत्त हुए। उन्होंने कठोर 
तपश्चरण किया और स्वात्मोपलब्धि प्राप्त की । 
यह ग्रंथ काव्य और मानवीय भावनाओंसे आतेप्रोत्त हे। कबिने यथास्थान 
वस्तु-चित्र प्रस्तुतकर काव्यको सरस बनानेका प्रयास किया है। हम यहाँ 
विवाहके अनन्तर वर-वधूके मिलनका एक उदाहरण प्रस्तुतकर कविके काव्यत्व- 
पर प्रकाश डालेंगे। 
सोहइ कोइल-झुणि महुरसमए, सोहइ मेइणि पहु लद्ध जाए । 
सोहदइ मणिकणयालंकरिया, सोहदइ सासय-सिरि सिद्धजुया । 
सोहइ संपइ सम्माण जणें, सोहइ जयलरूछी सुहडु रण | 
सोहइ साहा जलइरस वर्णे, सोहइ वाया सुपुरिस वयणें | 
जह सोहइ एरयहि वहु कलिया, तह सोहद कण्णा वर मिलिया | 
कि वहुणा वाया उब्भसए, कोरइ विवाहु सोमंजसए | ७५। 
बाहुबलिचरित वास्तवमें महाकाव्यके गृणोंस युवत है | कविने इसे सभी 
प्रकारसे सरस और कवित्वपूर्ण बनाया है। 


कवि हरिचन्द या जयमित्रहल 
कवि हरिचन्द्रन अपनी गुरु-परम्पराका उल्लेख किया हैं । बताया हैं कि 


२१४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


इनके गुरु पद्मनन्दि भट्टारक थे | ये मूलसंघ बलात्कारगण ओर सरस्वतोगच्छ- 

के विद्वान थे । भट्टारक प्रभाचन्द्रके पट्रघर थे। पद्मनन्दि अपने समयके यशस्वी 

का हा संस्कृति-प्रचारक हैं। गुर्वावलीमें पद्मतन्दिको प्रशंसा करते हुए 
तर जन. 


श्रीमत््रभावन्द्रमुनोंद्रपटट शब्वत्प्रतिष्ठ: प्रतिभा-गरिष्ठ: । 
विशुद्ध-सिद्धान्तरहस्य-रत्न-रत्नाकरों नंदतु पद्मनंदी ॥२८॥ 
जेन सिद्धल्तभास्कर भाग १, किरण ४, पृ० ५३ 


दिल्लीमें बि० सं० १२९६ भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशीकों रत्नकीत्ति पद्टाल्ढ़ 
हुए । ये १४ वर्षों तक पट्टपर रहे । रत्नकीत्तिके पट्टपर वि० सं० १३१० पौष 
शुक्ला पूर्णिमाको भट्टारक प्रभाचन्द्रका अभिषेक हुआ । पश्चात्‌ वि० सं० १३८५ 
पोष शुक्ला सप्तमोको प्रभाचन्द्रके पट्ट पर पद्मनन्दि आसीन हुए। इन्हीं पन्- 
तन्दिके शिष्योंमें जयमित्रहल भी सम्मिलित थे । 


श्री ५० परमानन्दजी शास्त्रीने अपने प्रशस्ति-संग्रहकी भूमिकामें एक घटना 
उद्धृत की है। बताया है कि पादवंनाथचरित्तके कर्त्ता कब अग्रवाल [ सं० 
१४७९) ने अपने ग्रंथकी अन्तिम प्रशस्तिमें सं० १४७१की एक घटनाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि करहलके चोहानवंशी राजा भोजराज थे। इनकी 
पत्नीका नाम णाइक्कदेवी था। उससे संसारचन्द या पृथ्वीराज नामका एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके राज्यमें सं० १४७१ माघ कृष्णा चतुर्दशी शनिवारके 
दिन रत्नमयी जिन-बिम्बको स्थापना की गयी । उस समय यदुवशी अमरसिंह 
भोजराजके मंत्री थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मदेव और माताका नाम पद्यलक्षणा 
था | इनके चार भाई और भी थे, जिनके नाम करमसिह, समरसिह, नक्षत्रसिंह, 
ओर लक्ष्मणसिह थे। अमरसिहको पत्नी कमलश्नी पातिब्रत्य और शोलादि 
गुणोंसे विभूषित थी। उसके ततोन पुत्र हुए--नन्दन, सोना साहु. छोणा साहु । 
इनमें लोणा साहु धामिक कार्योंमें विपुल धन खर्च करते थे । इन्होंने काॉव जय- 
मित्रहलकी प्रशंसा की है।" अत: जयमित्रहलक्ा समय भट्टारक प्रभाचन्द्र+। 
पट्टकाल है | 

कवि हरिचन्द या जयमित्रहलका समय विक्रमको (१५वीं शतों है। यतः 
जयमित्रहलने अपना मल्लिनाथकाव्य विक्रम सं० १४७१ से कुछ समय पूर्व 


१. जैन-पग्रंथ-प्रशस्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, बवोरसेवामंदिर. २१ दरियागंज, दिल्‍ली 
प्रस्तावना, पृष्ठ ८६ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २१५ 


लिखा है। दूसरे ग्रंथ वड़ढमाणचरिउ' भो मल्लिनाथकाव्यसे एकाघ वर्ष 
भागे-पीछे लिखा गया है। 


रचनाएँ 

जयमित्रहलकी दो रचनाएं उपलरूब्ध हैं--“वड्ढमाणचरिउ' ओर 'मल्लि- 
णाहकव्ब' । 'वडढमाणचरिउ' का दूसरा नाम 'सेणियचरिउ' भी मिलता है। 
इस काव्यमें ११ सन्धि या परिच्छेद बताये गये हैं । पर प्रारंभकी ५ सन्धियाँ 
उपलब्ध सभी पाण्डुलिपियोंमें नहीं मिलती हैं, जिससे ऐसा प्रतोत होता है कि 
ग्रंथको छठो सन्धि ही प्रथम सन्वि है। इस ग्रंथमें अन्तिम तीर्थंकर वद्धंमान 
महावीरका जीवनचरित अंकित है । साथ ही उनके समयमें होनेवाले मगधके 
शिशुनागवंशी सम्राट्‌ बिम्बसार या श्रेणिककी जीवनगाथा भी अंकित है। यह 
राजा बड़ा प्रतापी और राजनीतिकुशल था। इसके सेनापति जम्बूकुमारने 
केरलके राजा मृगांकपर बिजय प्राप्त कर उसकी पुत्री चिलावतोीसे श्रेणिकका 
विवाह-सम्बन्ध करवाया था। इसकी पट्टप्नहिषी चेटकको पुत्री चेलना थी। 
चेलना अत्यन्त धर्मात्मा और पतिब्रता थी । श्रेणिकको जैनधमंकी ओर लानेका 
श्रेय चेलनाकों है। श्रेणिक तीर्थंकर महाबीरके प्रमुख श्रोता थे। यह ग्रंथ 
देवरायके पुत्र संघाधिप होलिबम्मके अनुराधसे रचा गया है । 

दूसरी रचना 'मल्लिणाहकब्ब' है। इसमें १०वें त्तोथंकर मल्लिनाथका 
जांवनचरित अंकित है। इसकी प्रति आमेर-शास्त्र-भण्डारमें भी अपूर्ण है | 
ग्रंथवी रचना कविने पृथ्वी नामक राजाके राज्यमें स्थित साहू आल्हाके 
अनुरोधस की है । आल्हा साहूके चार पुत्र थे, जिनके नाम बाह्य साहु, तुम्बर, 
रत्णऊ और गल्हग थे । इन्होंने ही इस काव्य-ग्रंथकी लिखवाया है । 


ग्रुणभद्र 


काष्टासंध 'माथुरान्वयके भट्टा रक गुणभद्र मलयकीत्तिके शिष्य थे। और 
भट्टारक यशःकीत्तिके प्रद्चिष्य थे। ये कथा-साहित्यके विशेषज्ञ माने गये हैं । 
गुणभद्रका स्मरण महाकवि रइधूने भी किया है। साथ ही तेजपाल" और 
महिन्दुने* भी किया है। रइधूने इन्हें चरित्रके आचरणमें धीर, संयमी, गुणि- 
जनोंके गुरु, मधुरभाषो, प्रवचनस सबको सन्‍्तुष्ट करनेवाला, जितेन्द्रिय, मान- 


गुणभद्दु-महामइमहमुणीसु । जिणसंगहोमंडणु पंचमीसु । 
--संभवणाहचरिउ, १।२॥५-७ 
२ गृणभहसूरिगुणभदृठाणु " ““--संतिणाहचरिउ--१।५॥ 


२१६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


रूपी महागजकी तजंनाको सहन करनेवाला एवं भव्यजनोंको उदबोधित करने 
वाला कहा है। 
तहो वरपददु बइरिउंद् अज्जमु । घरिय चरित्तायरणु ससंजमु ॥ 
गुरु गृणयणमणि पाइयभूसणु । वयण-पउत्ति-जणिय-जणतूसणु ।। 
कयकामाइय - दोस - विसज्जणु । दंसिय-माण-महागय-तज्जणु ॥ 
भवियण-मण-उप्पाइय - बोहणु । सिरिगुणमहमहारिसि सोहण्‌ ॥ 
“-सम्मइ०-१०।३०।२१-२४ 
गुणभद्र प्रतिष्ठाचायं भी थे। मेनपुरी (उत्तरप्रदेश) के जेन मन्दिरोंमें कुछ 
मूर्तियों एवं यंत्रों पर लेख उत्कीणित हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे प्रतिष्ठा- 
चाय॑ थे ।१ 
गणभद्रका स्थितिकारल उनकी गुरुपरम्परा और समकालोन राजवंशोंके 
आधारपर निर्णीत किया जा सकता है। इन्होंने ग्वालियरके तोमरबंशी राजा 
डूंगरसिहके पुत्र कीत्तिसिह या कर्णसिहके राज्यकालमें अपनी रचनाएं लिखी 
हैं। महाकवि रइधूने गुणभद्रका उल्लेख किया है। अत: गुणभद्रका समय 
रइध्‌के समकालीन या उनसे कुछ पूर्व होना चाहिए । 


कारज्जाके सेनगण-भण्डा रकी लिपि-प्रशस्ति वि० सं० १५१० वेशाख शुक्ला 
तृतीयाकी लिखी हुई है, जो गोपाचलमें डूगरसिहके राज्यकाछमें भट्टारक 
गुणभद्रकी आम्नायके अग्रवालवंशी गगंगोत्रीय साहु जिनदासने लिखाई थो।* 
अतएव कवि गुणभद्रका समय १५वीं शतीका अंतिम पाद या १६वीं शतीका 
प्रथम पाद होना चाहिए। 
रचनाएँ 
भट्टारक गुणभद्वने १५ कथा-ग्रंथोंकी रचना को है, जो निम्न प्रकार हैं-- 
१. सवणवा रसिविहाणकहा (श्रावणद्वादशी-विधान-कथा) 
२. पकखवइवयकहा (पाक्षिकब्रतकथा) 
३. आयासपंचमीकहा--आकाशपंचमीकथा 
४ चंदायणवयकहा--चन्द्रायणब्रतकथा 
५. चंदणछट्ठीकहा--चन्दनषष्ठीकथा 
१. सं० १५२९ वैसास सुदी ७ बुधे श्रीकाष्ठासंघे म० श्रीमछयकीत्ति भ० श्रीगुणभद्राः 
म्नाये अग्नोत्कान्वये मित्त लगोत्र प्रतिमालेखसंग्रह (जैनसिद्धान्तमवन, आरा, 
वि० सं० १९९४) पृ० ८,१४। 
२. अनेकान्त, यर्य १४, किरण १०, पृ० २९६। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : २१७ 


६. नरकउत्तारोदुर्धा रसकथा 
७. णिदुदुखसत्तमीकहा--निदु:ःखसप्तमोकथा 
८. मउडसत्तमीकहा--मुकुटसप्तमोकथा 
९. पृप्फंजलीकहा--पुष्पांजलिकथा 
१०. रयणत्तयवयकहा--रलत्रयब्नरतकथा 
११. दहलक्खणवयकहा--दशलक्षणक्रत्तकथा 
१२. अणंतवयकहा--अनंत्तब्रतकथा 
१३. लद्धिविहाणकहा--लब्धिविधानकथा 
१४. सोलहका रणवयकहा--षोडशका रणब्रतकथा 
१५. सुगंघदहमीकहा--सुगं धदशमी कथा 
: इन ब्रत-कथाओंमें ब्रतका स्वरूप, आच रण-विधि और उनका फल प्राप्ति 
प्रतिपादित की गयी है । आत्मशोधनके लिये क्रतोंकी नितान्त आवश्यकता है, 
क्योंकि आत्मशुड्धिके बिना कल्याण संभव नहीं है। पाक्षिकश्नावक-कथा और 
अनन्तब्रत-कथा ये दो कथा-पग्रन्थ तो ग्वालियरनिवासी संघपति साहू उद्धरणके 
जिनमंदिरमें निवास करते हुए साहू सारंगदेवके पुत्र देवदासको प्रेरणासे रचे 
गये हैं। ओर अनन्तक्रतकथा, पुष्पांजलिब्रतकथा और दश्ललक्षणब्रतकथा 
ये तोन कथाकृतियाँ ग्वालियरनिवासी जयसवालवंशी चौधरी लक्ष्मणसिहके 
पुत्र पं० भीमसेनके अनुरोधसे लिखी गईं हैं। निदुंःखसप्तमीकथा गोपाचल- 
वासी साहू बीधाके पुत्र सहजपालके अनुरोधसे लिखी गई है। शेष कथा-प्रन्थ 
घामिक भावनासे प्रेरित होकर लिखे हैं । नामानुसार कथाओंमें ब्रतोंका स्व- 
रूपादि वर्णित है। 


हरिदेव 
'मयणपराजयचरिउ'के रचयिता हरिदेवने ग्रन्थके आदिमें अपना परिचय 

दिया है जिससे यह ज्ञात होता है, कि इनके पिता का नाम चंगदेव और माता- 
का नाम चित्रा था। इनके दो बड़े भाई थे--किकर और कृष्ण | किकर महा- 
गुणवान्‌ तथा कृष्ण स्वभावतः निपुण थे । इनके दो छोटे भाई थे, जिनके नाम 
द्विजवर और राघव थे | कबिने लिखा है-- 

चंगरवहु णवियजिणपयहु 

तह चित्तमहासईहि पढमु पुत्तु किकर महागुणु। 

पुणु बोयउ कण्हु हुई जेण लद॒घु ससहांउ णियपुणु॥ 

हरि तिज्जउ कइ जाणि यह दियवरु राघउ वेइ। 

ते लहुया जिणपय घुणहि पावह माणु मलेइ॥२॥ 


२१८ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस कुटुम्ब का परिचय नागदेवके संस्कृत-मदनपराजयसे भो प्राप्त होता 
है। नागदेवने अपना मदनपराजय हरिदेवके इस अपभ्र'श-मदनपराजयके 


आधार पर ही लिखा है। वे चंगदेवके वंशमें सातवीं पीढ़ीमें हुए हैं। परिचय 
निम्न प्रकार है-- 


यः शुद्धसोमकुलपद्मविकासनाकों जातोथिनां सुरतरुभुंवि चंगदेव:। 
तनन्‍नन्दनो हरिरसत्कवि-नागसिह: तस्माद्विषगूजनपतिभुंवि नागदेव: ॥२॥ 
तज्जाबु भी सुभिषजाबिह हेमरामो रामात्य्रियंकर इति प्रियदोर्शथनां यः । 
तज्जश्चिकित्सितमहम्बुधिपा रमाप्त: श्रीमल्लुगिज्जिनपदाम्बु जमत्त भूज्ञ:॥ २। 
तज्जो5हं नागदेवाख्यः स्तोकज्ञानेन संयुतः। 
छन्दोश्लंका रकाव्यानि नाभिधानानि वेद्म्यहम्‌ ॥4॥ 


कथाप्राकृतबन्धेत हरिदेवेवष या कृता। 
वक््ये . संस्कृतबन्धेन भव्यानां ध्मवृद्धये ॥५॥ 
अर्थात्‌ पृथ्वीपर पवित्र सोमकुलरूपी कमलको विकसित करनेके लिये 
सूयंरूप और याचकोंके लिए कल्पवृक्षस्वरूप चंगदेव हुए । इनके पुत्र हरि हुए, 
जो असत्‌कविरूपो हस्तियोंके लिए सिंह थे । उनके पुत्र वेद्यराज नागदेव हुए । 
नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए और ये दोनों ही अच्छे वेच् थे । 
रामके पुत्र प्रियंकर हुए, जो याचकोंके लिए प्रिय दानी थे। प्रियंकरके पुत्र 
मल्लुगित हुए, जो चिकित्सामहोदधिके पारगामी विद्वान्‌ तथा जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंके मत्त अमर थे। उनका पुत्र में नागदेव हुआ, जो अल्पन्नानी हूँ और 
छन्द, अलंकार, काव्य तथा शब्दकोशका जानकार नहीं हूँ। हरिदेवन 
जिस कथाको प्राकृत-बन्धमें रचा था, उसे ही में भव्योंकी धर्मर्वृद्धके हेतु 
संस्कृतमें लिख रहा हूं | चंगदेवकी सा निम्नप्रकार प्राप्त होतो है-- 
| 











जि मा 5 | 
(किकर कृष्ण ह्रिदेव द्विजपति राघव 
नागदेव (वंद्यराज) 
(३७ ७ 
हेम राम (वंद्यराज) 
(वेद्यराज) 


प्रियंकर (दानो) 

| 
मल्ल॒गित (वेद्यराज) 
नागदेव 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २१९ 


इस वंशावलीसे कविके जीवन-परिचयका बोध हो जाता है। पर उसके 
स्थितिकालके सम्बन्धमें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती । 


स्थितिकाल 


'मयणपराजयचरिउ'की कथावस्तुका आधार शुभचन्द्रकृत ज्ञानाणंव है और 
परम्परानुसार शुभचन्द्रका समय भोजदेवके समकालीन माना जाता है। ज्ञाना- 
णंवकी एक प्राचीन प्रति पाटणके शास्त्रभण्डारमें वि० सं० १२४८की लिखी हुई 
प्राप्त हुई है। अत: ज्ञानाणंवका रचनाकाल «वीं शत्तीसे १२वीं शततीके बीच 
सिद्ध होता है। अत्तएव 'मयणपराजयचरिउ की रचनाकोी पूर्वावधि यही माननी 
चाहिए। उत्तरावधिका निश्चय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर किया 
जा सकता है। 'संस्कृतमदनपराजय'की एक प्रतिका लेखनकाल वि० सं० 
१५७३ है ओर अपभ्र श 'मयणपराजयचरिउ'की एक प्रति वि० सं० १६०८ और 
दूसरी वि० सं० १६५४ को है। अतएवं कवि हरिदेवका समय नागदेवसे छठी पोढ़ी 
पूर्ण होनेके कारण कम-से-कम १५० वर्ष पहले होना चाहिए । इस प्रकार नाग- 
देवका समय १३वीं-१४वीं शताब्दी सिद्ध हाता है। 

पं० परमानन्दजीने जयपुरके तेरापंथी बड़े मन्दिरके शास्त्रभण्डारमें वि० 
सं० १५५१ मार्गंशीषं शुक्ला अष्टमी गुरुवा रकी लिखी हुई प्रतिका निर्दश किया 
है तथा आमेरभंडारकी प्रति बि० सं० १५७६ की लिखी हुई बताई है। ओर 
उन्होंने भाषा-शेली आदिके आधारपर हरिदेवका समय १४वीं शत्ताब्दीका 
अन्तिम चरण बताया है।" 

डॉ० हीरालालजी जेनने हरिदेवका समय १२वीं शत्तोसे १५वीं शतोके 
बीच माना है।* 
रखना 

कविकी एक हो रचना 'मयणपराजयचरिउ' उपलब्ध है। इस ग्रंथमें दो 
परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें ३७ और दूसरेमें ८१ इस प्रकार कुछ ११८ 
कड़वक हैं । यह छोटा-सा रूपक खण्डकाव्य है। कविने इसमें मदनको जोतनेका 
सरस वर्णन किया है। कामदेव राजा, मोह मंत्री, अहंकार, अज्ञान आदि सेना- 
पतियोंके साथ भावनगरमें निवास करता था । चारित्रपु रके राजा जिनराज उसके 
शत्र थे, क्योंकि वे मुक्तिरूपी लक्ष्मीसे अपना विवाह करना चाहते थे। कामदेवने 
१. जैनग्रंथप्रशास्तिसंग्रह, द्वितीय भाग, दिल्ली, प्रस्तावना, पु० ११४ । 

२. मयणपराजयचरिउ, भारतीयज्ञानपीठ काशी, प्रस्तावना, पृ० ६१ । 


२२० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


राग-द्रेष नामके दूत द्वारा जिनराजके पास यह सन्देश मेजा कि आप या तो 
मुक्ति-कन्यासे विवाह करनेका अपना विचार छोड़ दें और अपने ज्ञान, दहशत, 
चारित्ररूप सुभटोंको मुझे सौंप दें; अन्यथा युद्धके लिये तेयार हो जाएँ | जित- 
राजने कामदेवसे युद्ध करना स्वीकार किया और अन्तमें उसे पराजित कर 
शिवरमणीको प्राप्त किया । इस प्रकार इस रूपक-काव्यमें कविने सरस रूपमें 
इन्द्रियनिग्रह और विकारोंको जोतनेकी ओर संकेत किया है। यहां हम 
उदाहरणाथ्थं इस रूपक काव्यमें राग-ह्वं षादिके युद्धका वर्णन प्रस्तुत करते हैं-- 

राय-रोस खम-दमहं महाभड़ | आसव-बंध गुणहं दह-लंपड ॥ 

चारित्तहं तइ भििय असंजम | णिज्जर-गुणहं कम्म कय-घण-तम | 

गारव तिण्णि भिडिय सिवपंथहूं। अणय पधाइय णयहूं पयत्थहूं ॥ 

अण्ण वि जे जसु समुहु पइट्ठा । ते तसु सबलु वि रणि आभिट॒ठा॥ 

तह अवसरि पुच्छिउ आणंदें | सिद्धरूठ सरवदउ जिणिदे ॥ 

अम्हहूं बलु कारणे कि णट्ठउ । मयरद्धय-सेण्णहो संततद्भठ ॥ 

उपसम-सेढिय-भूमिहि लग्गउ। तें कज्जेण जिणेसर भग्गठ ॥ 

एवहिं खाइय-मूमि चडावह । परबल्‌ उच्छरंतु बिहडावहि॥ 

तो परणइ-सहाव संगृढठड। खबग-सेढि जिएबल आरूढउ ॥ 

महाभट राग और द्वेष, क्षमा और दमनसे भिड़ गये । दस लंपट आसव 
ओर बन्ध गुणोंसे युद्ध करने लगे | असंयम चारित्रसे भिड़ा। सघन अंधकार उत्पन्न 
करनेवाले कर्म निजरागणसे युद्ध करने लगे | त्तीन गारव शिवपंथसे भिड़ गये 
ओर अनय प्रशस्त नयों पर दौड़ पड़े। अन्य सुभट भो जिनके सम्मुख पढ़े वे 
सब उनसे रणमें आकर युद्ध करने लगे | इस अवसर पर जिनेन्‍्द्रने आनन्दपूवंक 
सिद्धिरूप स्वरोदय ज्ञानीसे पूछा कि हमारा बल किस कारणसे नष्ट हुआ और 
मकरध्वजके शेन्‍्यसे संत्रस्त हुआ ? तब उस ज्ञानीने बतलाया कि हे जिनेश्वर 
तुम्हारा बल उपशम-श्रेणीकी भूमि पर जा लगा था। इस कारण वह भग्न 
हुआ । अब उसे क्षायिक भूमि पर चढ़ाइये, जिससे वह आगे बढ़ता हुआ शत्र- 
बलको नष्ट कर सके । तब स्वभाव परिणतिसे संगृढ़ वह जिनबल क्षपकश्रेणी 
पर आरूढ़ हुआ। फिर श्रेष्ठ रथोंके संघटनोंने, उत्तम घोड़ोंके समूहोंने, गुलगुलाते 
हुए हाथियोंके ब्यूहोंने एवं महाभटोंने ध्वजाएँ उड़ाते हुए सम्मुख बढ़कर अपने- 
अपने घात दिखलाये | 
इस वर्णनसे स्पष्ट है कि कबिने सैद्धान्तिक विषयोंको काव्यके रूपमें प्रस्तुत 

किया है। पोराणिक तथ्योंकी अभिव्यंजना भी यथास्थान की गई है | द्वित्तीय 
संघिके ६१, ६२, ६३ और ६४वें पद्मोंमें कामदेवने अपनी व्यापकताका परिचय 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२१ 


दिया है और बताया है कि मेरे प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देव त्रस्त 
हैं, में त्रिलोकविजयी हूं । 


प्रसंगवश गुणस्थान, ब्रत्त, समित्ति, गुप्ति, घडावध्यक, ध्यान आदिका भी 
चित्रण होता गया है । 


हरिचन्द द्वितीय 


इन हरिचन्दका वंश अग्रवाल था। इनके पित्ताका नाम जंडू और माताका 
नाम बील्हा देवी था| कविने 'अणत्यमियकहा' की रचना की है। इस कृत्तिमें 
रचनाकाऊ निविष्ट नहीं किया गया है; पर पाण्डलिपिपरसे यह रचना १५वीं 
शताब्दीकी प्रतीत होती है। कविने ग्र थकी अन्तिम प्रशस्तिमें अपने वंशका 
परिचय दिया है-- ह 
पाविउ वील्हा जंड्‌ तणएं जाएं, गृरुभत्तिए सरसईहि पसाएं | 
अथरवालवंसे उप्पणइं, मई हरियंदेण । 
भत्तिय जिणु पणवेवि पयडिउ पद्धडिया-छंदेण ॥१॥ 
यह प्रति लगभग ३०० बषं पुरानी है। अत्तएव शेली, भाषा, विषय आदिकी 
दृष्ठिसे कविका समय १५वीं शताब्दी प्रायः निश्चित है । कविकी एक ही रचना 
'अणत्थमियकहा' उपलब्ध है । प्रंथमें १६ कड़वक हैं, जिनमें रात्रि-मोजनसे 
होनेवाली हानियोंका वर्णन किया गया है। सुर्यास्तके पश्चात्‌ राजिमें भोजन 
करनेवाले सूक्ष्म-जीवोंके संचारसे रक्षा नहीं कर सकते । बहुत विषेले कीटाणु 
भोजनके साथ प्रविष्ट हो नानाप्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं। 
कविने तीर्थंकर वर्धभानकी बहुत हो सुन्दर रूपमें स्तुति की है ओर 
अनन्तर रात्रि-भोजनके दोषोंका निरूपण किया है । यहाँ स्तुति-सम्बन्धी कुछ 
पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं-- ः 
जय वड्ढमाण सिवउरि-पहाण, तइलोय-पयासण विमरू-णाण | 
जय सयल-सुरासुर-णमिय-पाय, जय धम्म-पयासण वीयराय | 
जय सोल-भार-धुर-घरण-घवल, जय काम-कलंक-विमुक्क अमल | 
जय इंदिय-मय-गलू-वहण-वाह, जय सयल-जोब-असरण सणाह | 
जय मोह-लोह-मच्छर-विणास, जय दुट॒ठ-घिट्ठ-कम्मटठ-णास | 
जय चउदह-मरू-वज्जिय-सरोर, जय “पंचमहव्वय-धरण-घीर | 
जय जिणवर केवलुणाण-किरण, जय दंसण-णाण-चरित्त-चरण | 
कवि हरिचन्दकी अन्य रचनाएं भी होनी चाहिए । 


२२२ : तीथैकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


नरसेन या नरदेव 


कवि नरसेनका अन्य नाम नरदेव भो मिलता है ) कविने अपने प्रन्थोंको 
प्रशस्तियोंमें नामके अतिरिक्त किसी प्रकारका परिचय नहीं दिया है। 'सिद्ध- 
चक्‍्ककहा के अन्तमें लिखा हुआ मिलता है-- 


सिद्धचवकविहि रइय मइं, णरसेणु भणइ णिय-सत्तिय । 
भवियण-जण-आणंदयरे, करिवि जिणेसर-भत्तिए ॥२-३६॥ 
द्वित्तीय सन्धिके अन्तमें निम्नलिखित पुष्पिका-वाक्य प्राप्त होता है-- 


“हय सिद्धचकककहाएं पयडिण-धम्मत्थ-काम-मोक्खाए महाराय-चंपाहिव- 
सिरिपालदेव-मयणासुन्दरिदेवि-चरिए पंडिय-सिरिण रसे ण-विरइए इहलोय-पर- 
लोय-सुह-फल-कराए रोर-दुह-घो र-कोटठ-बाहि-भवणासणाएं सिरिपाल-णि- 
ब्वाण-गमणो णाम वीओ संधिपरिच्छेओ समत्तो ॥”! 

कावे नरसेन दिगम्बर सम्प्रदायका अनुयायों है। उसने श्रीपालकथा 
दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार लिखी है। कविकी गुरुपरम्परा या वंशावली के 
सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है । 


स्थितिकाल 


कविने अपनी रचनाओंमें रचनाकालका निर्देश नहीं किया है। 'सिद्ध- 
चकक्‍्ककहा 'की सबसे प्राचीन प्रति जयपुरके आमेर-शास्त्र-भण्डारमें वि० सं० 
१५१२की उपलब्ध होतो है। यदि इस प्रतिलिपिकालसे सौ-सवासो व्ष॑ पृ 
भी कविका समय माना जाय, तो वि० सं०की १४वीं शत्ती सिद्ध हो जाता है। 
कवि धनपाल द्वितीयने 'बाहुबर्ू।चरिउ'में नरदेवका उल्लेख किया है-- 


णवयारणेहु णरदेव वुत्तु, कइ असग विहिउ करहो चरित्तु। 

'बाहुबलीचरिउ'का रचनाकाल वि० सं० १४५४ है | अत्एव नरदेव या 
नरसेनका समय १४वीं शती माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रइघू 
ओर नरसेनकी श्रीपालकथाके तुलनात्मक अध्ययनसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
नरसेनने अपने इस ग्रन्थकों रइधूके पहले लिखा है। अतः रइघके पुब॑वर्त्ी 
होनेसे भी नरसेनका समय १४वीं शतो अनुमानित किया जा सकता है। 
रचनाएँ 

नरसेनको 'सिद्धधक्‍्ककहा' और 'वड्ढमाणकहा' अथवा 'जिणरत्तिविहाण- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२३ 


कहा' ये दो रचनाए प्राप्त हैं। डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने भ्रमवश 'बड्ढमाण- 
कहा' ओर “जिणरत्तिविहाणकहा'को पृथक-पृथक्‌ मान लिया है। वस्तुतः ये 
दोनों एक ही रचना हैं। आमेर-भण्डा रकी प्रतिमें लिखा है-- 


इय जिणरत्तिविहाणु पयासिउ, जइ जिण-सासण गणहर भासिठ। 
? >< र( 


धत्ता--सिरिण रसेणहो सामिउ सिवपुर, गामिउ वड्ढमाणु-तित्थंकरु । 
जा मग्गिउ देइ करुण करेइ, रेउ सुबोहिउ णरु ॥ 


उपयुक्त पक्तियोंसे यह स्पष्ट है कि वर्धंभानकथा और जिनरात्रिविधानकथा 
दोनों एक ही ग्रन्थ हैं। जिस रात्रिमें भगवान्‌ महावी रने अविनाशी पद प्राप्त किया, 
उसी ब्रतको कथा शिवरात्रिके समान लिखी गई है। इसमें तीथैकर महावीरका 
वत्तमान जीवनवृत्त भी अंकित है। कविकी दूसरी रचना 'सिद्धचक्ककहा' है । 
सिद्धचक्रकथामें उज्जयिनी नगरके प्रजापाल राजाको छोटी कन्या मेनासुन्दरी 
ओर चम्पा नगरीके राजा श्रीपालको कथा अंकित है। इस कथाको पूव॑में भी 
लिखा जा चुका है। नरसेनने दो सन्धियोंमें ही इस कथाको निबद्ध किया है । 
इस कथाग्रन्थमें पोराणिक त्थ्योंकी सम्यक्‌ योजना को गई है । घटनाएँ संक्षिप्त 
हैं; पर उनमें स्वाभाविकता अधिक पाई जाती है। आधिकारिक कथामें पूर्ण 
प्रवाह ओर गतिशीलता है। प्रासंगिक कथाओंका प्रायः अभाव है; किन्तु घट- 
नाओं और वृत्तोंकी योजनाने मुख्य कथाकों गतिशील बनाया है । वस्तु-विषय 
और संघटनाकी दृष्टिसे अल्पकाय होनेपर भी यह सफल कथाकाव्य है । 


वर्णनोंकी सरसताने इस कथाकाव्यको अधिक रोचक बनाया है। विवाह- 
वर्णन (११४), यात्रावर्णन (१२४), समुद्रयात्रावर्णण (१२५), युद्धवर्णन 
(१२६) और युद्धयात्रावर्णन (२२२) आदिके द्वारा कविने भावोंको सदयक्त 
बनाया है| संवाद और भावोंकी रमणीयता आइन्त व्याप्त है। 


माताका उपदेश, सहस्नकूट चेत्यालयकी वन्दना, सिद्धचक्र्नतका पालन, 
वीरदमनका साधु होना, मुनियोंसे पृव॑भवोंका वृत्तान्त सुनना तथा मुनिदीक्षा 
ग्रहण कर तपस्या करना आदि संदर्भोँसि निवंदका संचार होता है। 


कविने इस कथाकाब्यमें उपमा, उत्प्रेक्षा, पक, निदर्शना, अनुमान आदि 
अलंका रोंको योजना भी की है। इस प्रकार यह काव्य कवित्वकी दृष्टिसे भी 
सुन्दर है। 


२२४ : तीथकर महावीर और उनकी आवचार्य-प्रम्परा 


महीन्दु 


कवि महीन्दु या महोचन्द्र इल्लराजके पुत्र हैं। इससे अधिक इनके परिचय 
के सम्बन्धमें कुछ भी .प्राप्त नहीं होता है। कविने 'संतिणाहचरिउ'की रचनाके 
अन्तमें अपने पिताका नामांकन किया है-- 
भो सुणु बृद्धीसर वरमहि दृहुहर, इल्लराजसअ णाखिज्जइ | 
सण्णाणसुअ साहारण दोसीणिवारण वरणेरहि धारिज्जइ॥ 
पुष्पिका-वाक्यसे भी इल्लराजका पुत्र प्रकट होता है। 
ग्न्थ-प्रशस्तिमें कविने योगिनीपुर (दिल्ली) का सामान्थ परिचय कराते 
हुए काष्ठासंघके म।थुरगच्छ ओर पुष्करगणके तीन भट्टारकोंका नामोल्लेख 
किया है--यशःकीति, मलयकोत्ति और गुणभद्रसूरि। इसके पश्चात्‌ प्रंथका 
निर्माण कराने वाले साधारणनामक अग्रवालश्रावकके वंक्षादिका विस्तृत 
परिचग्र दिया है। भ्रन्थके प्रत्येक परिच्छेदके प्रारंभमें एक-एक संस्कृत-पद् द्वारां 
भगवान शान्तिनाथका जयघोष करते हुए साधारणके लिये श्रो और कीत्ति आदि- 
की प्रार्थना की गई है । 


भट्टारकोंकी उपयुंक्त परम्परा अंकनसे यह ध्वनित होता है कि कवि 
महीन्दुके गुरु काष्ठासंध माथुरगल्छ ओर पुष्करगणके आचाय॑ ही रहे हैं तथा 
कविका सम्बन्ध भो उक्त भद्टा रक-परम्पराके साथ है। 


स्थितिकाल 

कविने इस ग्रंथका रचनाकाल स्वयं ही बतलाया है। लिखा है-- 

विक्कम रायहु ववगय-कालइ। रिसि-वसु-सर-मुवि-अकालइ। 

कत्तिय-पढम-पक्िखि पंचमि-दिणि। हुड परिपुण्ण वि उग्गंत्तद इणि। 

अर्थात्‌ इस भ्रंथकी रचना वि० सं० १५८७ कात्तिक कृष्ण पंचमी मुगल- 
बादशाह बाब रके राज्यकालमें समाप्त हुई। 

इतिहास बतलाता है कि बाबरने ई० सन्‌ १५२६की पानीपतकी खड़ाईमें 
दिल्लीके बादशाह इब्राहिम लोदीको पराजित ओर दिवंगतकर दिल्लीका 
राज्य-शासन प्राप्त किया था। इसके पश्चात्‌ उसने आगरापर भी अधिकार कर 
लिया ! सत्‌ १५३० ई० (वि० सं० १५८७)में आग रामें ही उसकी मृत्यु हो गई। 
इससे यह विदित होता है कि बाबरके जीवनकालमें हो 'सन्तिणाहचरिउ'की 
रचना समाप्त हुई है। अतएवं कविका स्थितिकाल १६वीं शती सिद्ध होता है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२५ 
१५ 


कविने इस ग्रन्थमें अपनेसे पुव॑वर्ती अकलंक, पूज्यपाद, नेमिचन्द्र सेड्धान्तिक, 
चतुमुंख, स्वयंभू, पुष्पदन्त, यशःकीत्ति, रइधू , गृणभद्बसूरि और सहणपालका 
स्मरण किया है। रइधूका समय वि०की १५वीं शतीका अन्तिम भाग अथवा 
१६वीं शतीका प्रारंभिक भाग है। अतएव कविका समय पूर्व आचार्योंके स्मरणसे 
भी सिद्ध हो जाता है । लिखा है-- 
अकलंकसामि सिरिपायपूय, इंदाइ महाकइई अट्टहुय । 
सिरिणेमिचंद सिद्धंतियाइं, सिद्धंससार मुणि ण विवि त्ताई। 
चउमुहु-सुयं भु-सिरिपुण्फयंतु, सरसइ-णिवासु गुण-गण-महंतु | 
जसकित्तिमुणीसर जस-णिहाणु, पंडिय रइघूकइ गुण अमाणु। 
गुणभटदसूरि गुणभद ढाणु, सिरिसहणपाल बहुबुद्धि जाणु। 


रचना 

कवि द्वारा लिखत 'संतिणाहचरिउ'की प्रति वि० सं० १५८८ फाल्युण कृष्णा 
पंचमीकी लिखी हुई उपलब्ध है। 

प्रस्तुत ग्रंथवी रचना योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी अग्रवालकुलभूषण 
गगंगोत्रोय साहू भोजराजके पाँच पुत्रोंमेंसे झ्ञानचन्दके पुत्र साधारण श्रावककी 
प्रेरणासे की गई है। भोजराजके पुत्रोंके नाम खेमचन्द, ज्ञानचन्द, श्रीचन्द, 
राजमल्ल और रणमल बताये गये हैं। ग्रंथकी प्रशस्तिमें कविने साधारण श्रावक- 
के बंशका परिचय कराया है। बताया है कि उसने हस्तिनागपुरके यात्रार्थ संघ 
चलाया था ओर जिनमंदिरका निर्माण कराकर उसकी प्रतिष्ठा भी कराई थी | 
भोजराजके पुत्र ज्ञानचंदकी पत्नीका नाम 'सोराजही', था जो अनेक गुणोंसे 
विभूषित भी । इसके तीन पुत्र हुए, जिनमें सारंगसाहु और साधारण प्रसिद्ध हैं। 
सारंगसाहूने सम्मेदशिखरकी यात्रा की थी। इसको पत्नीका नाम 'तिलोकाही' 
था | दूसरा पुत्र साधारण बड़ा विद्वान्‌ ओर गुणी था । उसने शत्र जयकी यात्रा- 
को थी। इसको पत्नीका नाम 'सीवाही' था। इसके चार पुत्र हुएं--अभयचन्द, 
मल्लिदास, जित्तमल्ल और सोहिल्ल । इनकी पत्तनियोंके नाम चंदणही, भदासही, 
समदो और भोखणही | ये चारों हो पतित्नरता ओर धमंनिष्ठा थीं। इस प्रकार 
कविने ग्रंथ-रचनाके प्रेरकका परिचय प्रस्तुत किया है। 

'संतिणाहर्चारेउ'में १६वें तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्तीका जोवनवृत्त गुम्फित 
है। कथा-वस्तु १३ परिच्छेंदोंमें विभक्त है । पद्य-प्रमाण ५०००के लगभग है | 

शान्तिनाथ चक्रवर्ती, कामदेव और धर्मंचक्री थे। कबिने इनको पृर्वभवावली- 
के साथ वत्तमान जीवनका अंकन किया है । चक्रवर्तीने सभी प्रकारके वेभवोंका 


२२६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपभोग किया और षट्खण्डभूमिको अपने अधीन किया । अन्तमें इन्द्रियविषयों- 
को दुःखद अवगत कर देह-भोगोंसे विरक्त हो दिगम्बर-दीक्षा धारण कर तप- 
श्वरण किया। समाधिरूपी चक्रसे कर्मशत्रुओंको विनष्टकर धमंचक्री बने । 
विविध देशोंमें विहार कर जगत्‌को कल्याणका मार्ग बताया और अधातिया 
कर्मोंको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया। 


विजयसिंह 


कवि विजयसिहने का राणकी प्रशस्तिमें अपना परिचय दिया है। 
बताया है कि भेरुपु रमें मे जन्म करमसिह राजाके यहाँ हुआ था, जो 
पौद्मावतीपुरवालवंशके थे । कविके पिताका नाम दिल्हूण ओर माताका नाम 
राजमती था। कवितने अपनी गुरुपरम्पराका निर्देश नहीं किया है। सन्धिके 
पुष्पिका-वाक्यसे यह प्रकट है कि यह ग्रंथ देवपालने लिखवाया था | 

“इय सिरिअजियणाहतित्थयरदेवमहापुराणे धम्मत्थ-काम-मोक्ख-चउपयत्य 
पहाभे सुकइणसिरिविजयसिहबुह॒विरइए महाभव्व-कामरायसुय-सिरिदेवपाल- 
विवुहसिरसेह रोवमिए दायार-गुणाण-कित्तणं पुणो मगह-देसाहिववण्णणं णाम 
पढमों संघीपरिछेओ समत्तो ॥” 

कवि विजयसिहकी कविता उच्चकोटिको नहीं है । यद्यपि उनका व्यक्तित्व 
महत्त्वाकांक्षीका है, तो भी वे जीवनके लिए आस्था, चरित्र ओर विवेककों 
आवश्यक मानते हैं । 
स्थितिकाल 

कविने अजितपुराणकी समाप्ति वि० सं० १५०५ कात्तिकी पूर्णिमाके दिन की 
है। इसो संवत्‌की लिखी हुई एक प्रति भोगाँवके शास्त्रभण्डारमें पाई जाती 
है। इस प्रतिकी लेखन-प्रशस्तिमें बताया है-- 

“संवत्‌ १५०५ वर्षे कात्तिक सुदि पूर्णमासो दिने श्रीमूलसंधे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगणे भट्टारकश्रोपब्मनंदिदेवस्तत्पट्ट भट्टा रकश्रीशुभचन्द्रदेवः त्तस्य पढ्टू 
भद््‌टारकश्रोजिनचन्द्रदेव: तस्याम्नाये श्रीखंढेलवालान्वये सकलग्रंथाथंप्रवोण: 
पंडितक उडि: तस्य पुत्र: सकलकलाकुशल: पण्डितछीत (र) तत्पुत्र: निरवद्य- 
श्रावकाचारधर: पंडित॒जिनदास:, पंडितखेता तत्पुत्रपंचाणुब्रतपालक: पण्डित- 
कामराजस्तद्धार्या कमलश्रो तत्पुत्रास्त्रय: पण्डितजिनदास:, पंडितरतन: देवपाल: 
एतेषां मध्ये पंडित्तदेवपालेन इदं अजितनाथदेवचरितं लिखापितं निजज्नाना- 
वरणीयकर्मक्षया थ, शुभमस्तु लेखकपाठकयो: ।” 

“जैन सि० भा० भा० २२, कि० २। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक; २२७ 


अतएव कविका समय विक्रमको १६वीं शतती है। कविने इस ग्रन्थकी रचना 
महाभव्य कामराजके पुत्र पंडित देवपालकी प्रेरणासे की है। बताया है कि वणि- 
पुर या वणिक्पुर नामके नगरमें खण्डेलवाल वंढ्में कडडि (कौड़ी) नामके पंडित 
थे। उनके पृत्रका नाम छीतु था, जो बड़े धर्मंनिष्ठ और आचारवान थे ) वे 
श्रावककी ११ प्रतिमाओंका पाऊुन करते थे । बहीपर लोकमित्र पंडित खेता 
था। इन्हींके प्रसिद्ध पृत्र कामराज हुए । कामराजकी पत्नीका नाम कमलश्री 
था। इनके तोन पुत्र हुए--जिनदास, रयणु और देवपाल | देवपालने वर्धमान- 
का एक चेत्यालय बनवाया था, जो उत्तु ग ध्वजाओंसे अलंकृत था। इसी देवपाल- 
की प्रेरणासे अजितपुराण लिखा गया है| 

इस ग्रन्थकी प्रथम सन्धिके नवम कडवकमें जिनसेन, अकलंक, गुणभद्र, 
गृद्धपिच्छ, प्रोष्ठिल, लक्ष्मण, श्रीधर और चतुमुंखके नाम भी आये हैं । 

इस ग्रन्थमें कविने द्वितीय तीथंकर अजितनाथका जीवनवृत्त गुम्फित किया 
है। इसमें १० सन्धियाँ हैं। पुबंभवावलीके पश्चात्‌ अजितनाथ तोथंकरके 
गर्भ जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण कल्याणकोंका विवेचन किया है। प्रसंगवश 
लोक, गुणस्थान, श्रावक्राचार, श्रमणाचार, द्रव्य ओर गुणोंका भी निर्देश किया 
गया है । 


कवि असवाल 


कवि असवालका वंश ग्रोलाराड था। इनके पिताका नाम लक्ष्मण था | 
नहोंने अपनी रचनामें मूलसंघ बलात्कारगणके का  प्रभाचन्द्र, पद्मानन्दि, 
शुभचन्द्र और धर्मचन्द्रका उल्लेख किया है, जिससे भह ध्वनित होता है कि 
कवि इन्हींको आम्नायका था। कविने कुशात्तं देशमें स्थित करहल नगर निवासी 
साहू सोणिगके अनु रोधसे लिखा है। ये सोणिग यदुवंशमें उत्पन्न हुए थे । 
ग्रन्थ-रचनाके समय करहलमें चोहानवंशी राजा भोजरायके पुत्र संसार- 
चन्द (पृथ्वोसिह) का राज्य था। उनकी माताका नाम नाइककदेवी था। 
यदुबंशो अमरसिह भोजराजके मंत्री थे, जो जेनधमंके अनुयायी थे । इनके चार 
भाई और भी थे, जिनके नाम करमसिंह, समरसिह, नक्षत्रसिह्‌ और लक्ष्मणसिह 
थे। अमर्रासहकी पत्नीका नाम कमरूश्री था। इसके तोन पुत्र हुए--नन्दन, 
सोणिग ओर लोणां साहू । लोणा साहू जिनयात्रा, प्रतिष्ठा आदिमें उदा रतापुरवंक 
धन व्यय करते थे । के 
मल्लिनाथचरितके कर्त्ता कवि हल्लकी प्रशंसा भी असवाल कविने की 
है। लोणा साहुके अनुरोधसे ही कवि असवालने 'पासणाहचरिंउ'की रचना अपने 


२२८ : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


हा का सोणिगके लिये कराई थी | सन्धि-वाक्यमें क्री उक्त कथनको पुष्टि 
| 
“इय पासणाहचरिए आयमसारे सुवग्गचहुमरिए बुहअसवालंबिरइए 
संघाहिपसोणिगस्स कण्णाहरणसिरिपासणाह॒णिव्वाणगगमणो णाम तेरहमों 
परिच्छेओो सम्मतो ।” 
स्थितिकाल 
कविने 'पासणाहचरिउ'की प्रश्वस्तिमें इस ग्रन्थका रचनाफाल अंकित 
किया है-- 
इगवीरहो णिव्वुइं कुच्छराइं, सत्तरिसहुँ चउसयवत्थराईं | 
पच्छइं सिरिणिवविक्कमगयाईं, एठणसीदीसहुँ चउदहसयाइं । 
भादव-तम-एया रसि मुणेहु, वरिसिक्‍्के पूरिउ गंथु एहु। 
पंचाहियवीससयाईं सुत्तु, सहसईं चयारि मंडणिहि जुत्तु । 
अर्थात्‌ वि० सं० १४७९ भाद्रपद कृष्णा एकादशीको यह ग्रन्थ समाप्त हुआ | 
ग्रन्थ लिखनेमें कविको एक वर्ष लगा था | 


प्रशस्तिमें वि० सं० १४७१ भोजराजके राज्यमें सम्पन्न होनेवाले प्रति- 
छोत्सवका भी वर्णन आया है। इस उत्सवमें रत्नमयी जिनबिम्बोंकी प्रतिष्ठा 
को गई थी । 

प्रशस्तिमें जिस राजवंशका उल्लेख किया है उसका अस्तित्व भी वि० सं० 
की १५वीं शताब्दीमें उपलब्ध होता है। अतएवं कबिका समय विक्रमकी १५ 
वीं शताब्दी है। कविकी एक ही रवना 'पासणाहचरिउ्' उपलब्ध है। इसमें 
२३वें तीथँंकर पाव्वेनाथका जीवन-चरित अकित है। कथावस्तु १३ सन्धियोंमें 
विभक्त है। कविने इस काव्यमें मरभूति और कमठके जीवनका सुन्दर अंकन 
किया है। सदाचार और अत्याचारकी कहानी प्रस्तुत की है। प्रत्येक जन्ममें 
मरुभतिका जोव कमठके जीवके विद्वेषक शिकार होता है। कमठका जीव 
मरुभतिके जीवके समान ही इस लोकमें उत्पन्न होता है; किन्तु अपने दुष्कृत्यके 
कारण तियंम्चमें जन्म ग्रहणकर नरकवास भोगता है । उसे छठवें भवमें पुन 
मनुष्य-योनिकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार मरुभूति ओर कमठका बेर-विरोध 
१० जन्मों तक चलता है। १० वें भवमें मरुभुतिका जोव पाश्व॑ंनाथके रूपमें 
जन्म ग्रहण करता है। पाश्वे जन्मके पश्चात्‌ अपने बछ, पोरुष एवं बुद्धिका 
परिचय देते हैं। और ३० वर्षकी आयु पूर्ण होनेपर माघ शुबला एकादशोको 
दीक्षा प्रहण करते हैं । वे तपक्चरण कर केवलज्ञान लाभ करते हैं ओर सम्मेद- 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २२९ 


शिखरपर निर्वाण-लाभ करते हैं। कविने प्रसंगवश सम्यक्‍त्व, श्रावकधमें, 
मुनिधमं, कमंसिद्धान्त ओर लोकके स्वरूपका विवेचन भी किया है। कविता 
साधारण है ओर भाषा लोक-भाषाके निकट है। 

इस चरित-प्रल्थमें कृविने ग्राम, नगर ओर प्रकृतिका विवरणात्मक 
चित्रण किया है। तर-नारियोंके चित्रणमें परम्परायुक्त उपमानोंका व्यवहार 
किया गया है । 


बल्ह या बूचिराज 


कवि बल्हू या बूचिराज मूलसंघ॒के भट्टारक पद्मनन्दिको परम्परामें हुए 
हैं। ये राजस्थानके निवासी थे। सम्यक्त्वकौमुदोनामक ग्रंथ उन्हें चम्पावत्ती 
(चाटपु)में मेंट किया गया था। बूचिराज अच्छे कवि थे ओर पठन-पाठन 
आदिमें इनका समय व्यतीत होता था । 

कवित्वको शक्ति प्राप्त है। कवि अपक्रंश और लोक-भाषाओंका अच्छा 
जानकार है। 
स्थितिकाह ' 

कविने अपनी कतिपय रचनाओंमें रचनाकालका निर्देश किया है। उन्होंने 
'मयणजुज्झ को समाप्ति वि० १५८९में को है। 'सन्तोर्बातलक जयमाल' नामक 
ग्रन्थ की रचना वि० सं० १५९१में की गई है । अतएवं रचनाओंपरसे कॉवि- 
का समय विक्रम सं० की १६वीं शतीका उत्तराद्ध आता है। भाषा, शेलली 
एवं वष्यं विषयको दृष्टिसे भी इस कविका समय विक्रमकी १६वीं शर्ती प्रतीत 
होता है । 
रचनाएँ 

कवि आचार-नीति ओर अध्यात्मका प्रेमी है। अतएवं उसने इन विषयोंसे 
सम्बद्ध निम्नलिखित रचनाएँ लिखी हैँ-- 

१. मयणजुज्झ (मदनयुद्ध)। २. सल्तोषतिलकजयमाल, ३. चेतनपुद्गल- 
धमाल, ४. टंडाणागीत, ५. भुवनकीत्तिगीत, ६. नेमिनाथवसन्त और ७. नेमि- 
नाथबारहमासा । 

'मयणजुज्ज्' रूपक-काव्य है। इसकी रचनाका मुख्य उद्देश्य मनोविकारों 
पर विजय प्राप्त करना है। इस काव्यमें १५९० पद्य हैं, जिनमें आदिनाथ तीथ॑- 
करका मदनक़े साथ युद्ध दिखाकर उनकी विजय बतलाई गई है। 


२३० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


बसन्तऋतु कामोत्पादक है। उसके आगमनके साथ प्रकृतिमें चारों ओर 
आह्वादक वातावरण व्याप्त हो जाता है। सुरभित मलयानिल प्रवाहित होने 
लगता है, कोयलकी कूज सुनाई पड़ती है और प्रकृति नई वध्‌के समान इठ- 
लाती हुई दृष्टिगोचर होती है। 
इसी सुहावने समयमें तीथंकर ऋषमभदेव ध्यानस्थ थे | कामदेवने जब उन्हें 
शान्त-मुद्रामें निमग्न देखा, तो वह कुपित होकर अपने सहायकोंके साथ ऋषभ- 
देवपर आक्रमण करने लगा | कामके साथ क्रोध, मद, माया, लोभ, मोह, 
राग-ढेंष और अविवेक आदि सेनानियोंने भी अपने-अपने पराक्रमको दिख- 
लछाया। पर ऋषभदेवपर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । उनके संयम, 
त्याग, शील और ध्यानके समक्ष मदनको परास्त होना पड़ा । कविने युद्धका 
सजीव वर्णन निम्नलिखित पंक्तियोंमें किया है-- 
चढिउ कोपि कंदप्पु अप्पु बलि अवर न मन्‍्नइ। 
कुंद कुरले तसे हंसे सब्बह अवगन्नह | 
ताणि कुसुम-कोवंडु भविय संघह दलु मिल्लिउ। 
मोहु वहिड तहगवि तासु बलु खिणमहि पिल्लिउ | 
कवि वल्लह जेनु जंगम अटलु तासु सरि अवरु न करे कुइ। 
असि-झाणि-हणिउ श्री आदिजिण, गयो मयणु दहवउहो इ ॥ 
कविकी दूसरो रचना संत्तोषतिलकजयमाल है। यह भी रूपक काब्य है। 
इसमें सनन्‍्तोषद्वारा लोभपर विजय प्राप्त करनेका वर्णन आया है। काव्यका 
नायक सन्तोष है ओर भ्रतिनायक छोभ | लोभ प्रवृत्तिमागका पथिक है ओर 
सनन्‍्तोष निवृत्तिमार्गंका। छोभके सेनानी असत्य, मान, माया, क्रोध, मोह, 
कलह, व्यसन, कुशोल, कुमति और मिथ्याचरित आदि हैं। सन्तोषके सहायक 
शोल, सदाचार, सुधमं, सम्यक्त्व, विवेक, सम्यक्चारित्र, वेराग्य, तप, करुणा, 
क्षमा और संयम आदि हैं। 
कविने यह काव्य १३१ पद्चोंमें रचा है। छोभ और सनन्‍्तोषके परिकरका 
परिचय प्रस्तुत करते हुए छिखा है-- 


लोभ हद 
आपउ झूठु परधानु मंत-तंत खिणि कीयउ। 


मानु मोह अरु दोहु मोहु इकु युद्ध कीयउ। 

माया कलह कलेपु थापु, संत्ताप छद॒म दुखु 

कम्म मिथ्या आचरउ, आइ अद्धम्मि कियउ पखु 
कुविसन कुसीलु कुमतु जुडिउ राग दोष आइरु लहिउ। 
अप्पणउ सयनु बल देखिकरि, लोहुराउ तब गह गहिउ॥ 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २३१ 


आइयौ सीलु सुधम्मु समकितु ग्यान चारित संबरो, 
बेरागु तप करुणा महाव्रत खिया चिति संजय थिरो। 
अज्जउ सुमइउ मुत्ति उपसमु धम्मु सो आकिचिणो, 
इन भेलि दलु सन्तोषराजा लोम सिव मंडक रणो॥ 


लेतनपुद्यरू घसाल 
इसका दूसरा नाम अध्यात्म घमाल भी है। यह भी एक रूपक काव्य है। 
कुल १३६ पद्च हैं। इसमें पुदूगलको संगतिसे होने वाली चेतन-विक्ृत परिणति- 
का अच्छा वर्णन किया है। चेतन ओर पुदुगल का बहुत ही रोचक संवाद 
आया है। कवि की कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
जिउ ससि मंउणु रयणिका दिनका मंउणु भाणु। 
तिम चेतनका मंडणा, यहु पुद्गल तू जाणु॥ 
हक ९ >९ 
कांइ कलेवरु वसि सुहु, जतनु कर तिहि. जाइ। 
जिउ जिउ वाचे तंबडी, लतिव तिव अति करवाइ॥ 
रे है २९ 
कायाकी निन्‍्दा करइ, आपु न देखइ जोहइ। / 
जिउ जिउ भोजह कांवछो, तिउ तिउ भारी होइ॥"१ 


टंडाणागीत--यह उपदेशात्मक रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य संसारके 
सस्‍्वरूपका चित्रण कर उसके दुःखोंसे उन्‍्मुक्त करना है। यह मोही प्राणी अनादि- 
कालसे स्वरूपको भूलकर परमें अपनी कल्पना करता आ रहा है। इसी 
कारण उसका परवस्तुओंसे अधिक राग हो गया है। कविने अन्तिम पदमें 
आत्माको सम्बोधन कर आत्मसिद्धि करनेका संकेत किया है। कविकी यह 
रचना बड़ी हो सरल और मनोहर है। 

भुवनकोत्तिगोत--इसमें पाँच पद्म हैं, जिनमें भट्टारक भुवनकीत्तिके गुणों- 
की प्रशंसा की गई है। भुवनकीत्ति अट्टाइस मूलगुण और १३ प्रका रके चारित्र॒का 
पालन करते हुए मोहरूपी महामटको ताड़न करनेवाले थे | कविने इस क्ृतिमें 
इन्हींके गुणोंका वर्णन किया है। 


नेसिनाथवसन्त--इसमें २३ पद्य हें। वसन्‍्त ऋतुका रोचक वर्णन करनेके 
१. अनेकान्त वर्ष १६, किरण ६, १९६४ फरवरी, पृ० २५४-२५६। 


२३२ : तीर्थंकर महावोर और उनकी अ।चार्य-परम्परा 


अनन्तर नेमिनाथका अकारण पशुओंको घिरा हुआ देखकर और सारथीसे 
अतिथियोंके लिए बधको बात सुनकर विरकक्‍त हो रेवन्तगिरि पर जाना 
वर्णित है। राजमत्तीका विरह और उसका तपस्विनीके रूपमें आत्म-साधना 
करना भी वर्णित है। 

वल्हि वियक्खशणु सखीय बंधण। 

मूल संघ भुख मंडिया पद्मतंदि सुपसाइ, 

बल्हि बसंतु जु गावहि सो सखि रलिय कराइ ॥ 

नेमिताथबारहसमासा--१२ महीनोंमें राजीमतिने अपने उद्गारोंको व्यक्त 

किया है । चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ आषाढ़ आदि मास अपनी विभिन्न प्रकारकी 
विशेषताओं ओर प्राकृतिक सौंदयंके कारण राजीमतिको उद्देलित करते हैँ और 
वह नेमिनाथको सम्बोधित कर अपने भावोंको व्यक्त करती है। कृति सरस 
ओर माभिक है। 


कवि शाह ठाकुर 


कवि शाह ठाकुरने 'संतिणाहचरिउ' की प्रह्वस्तिमें अपना परिचय दिया 
है। अपनो गुरुपरम्परामें बताया है कि भट्टारक पश्मतन्दिको आम्नायमें होने 
वाले भट्टा रक विद्यालकीत्तिके वे शिष्य थे | मूलसंघ नन्थ्याम्नाय, सरस्वतीगच्छ, 
बलात्का रगणके विद्वान थे। कविने भट्टारक पद्मनन्दि, शुभचन्द्रदेव, जिनचन्द्र, 
प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीत्ति, रत्नकीत्ति, भुवनकोत्ति, विशालकीत्ति, लक्ष्मी चन्द्र, सहस्न- 
कीत्ति, नेमिचन्द्र, आयिकां अनन्तश्री और दाभाडालीबाईका नामोल्लेख 
किया है। कविने यहाँ दो परम्पराके भट्‌ठारकोंका उल्लेख किया है--अजमे र- 
पदूट और आमेरपद्ट। भट्टारक विश्ञालकीत्ति अजमेर-शाखाके विद्वान थे 
ओर वे भट्टारक चन्द्रकी त्तिके पटूटघर थे। विद्यालकीत्ति नामके अनेक विद्वान 
हुए हैं। 

“सिरि पद्मानन्दि भट्टारकेण पढहु सुतासु सुमचन्ददेव । 

जिणचंद भट्टारक सुभगसेव। 

सिरि पहाचंद पापाटि सुमत्ति | परिमणहु भट्टारक चंदकित्ति | 

तहु वारइ किय सुकहा-पबंधु । सुसहावकरण जणि जैम बंधु । 

आचारिय धुरि हुउ रयणकित्ति | तहु सोसु मलो जग भुवणकित्ति | 

५ 


2९ ८ >( 
दिवखा-सिक्खा-गुण-गइणंसार | सिरिविशालूकित्ति विद्या-अपार | 
तहु सिखि हृवउ लथ्ष्मी सुचंद। भवि-बोहण-सोहण भुवणमिदु | 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २३२ 


ता सिक्‍खु सुभग जगि सहसकित्ति । नेमिचंद हुवो सासनि सुयत्ति | 
अज्जिका अज्नतिसिरि ले पदेसि। दाभाडालोवाई विसेसि।” 
कविके पितामहका नाम साहू सोल्हा और पिताका नाम खेत्ता था। 
जाति खंडेलवाल और गोत्र लोहडिया था। यह लोवाइणिपुरके निवासी थे । 
इस नगरमें चन्द्रभ्भ नामका विशाल जिनालय था । इनके दो पुत्र थे--धमंदास 
ओर गोविन्ददास । इनमें घमंदास बहुत ही सुयोग्य-ओर गृहभार वहन करने 
वाला था । उसको बुद्धि जेनधमंमें विशेष रस लेती थो। कवि देव-शास्त्र-गुरुका 
दा विद्या-विनोदी था ) विद्वानोंके प्रति उसका विशेष प्रेम था। कविने 
 है--- 
“खंडेलवाल साल्‍्हा पसंसि। लोहाडिउ खेत्तात्तणि सुसंसि। 
ठाकुरसी सुकवि णामेण साह, पंडित्तजन प्रीति वहइ उछाह । 
तहू पुत्त पयंड जगि जसु मईय, मानिसालोय महि मंडलोय।. 
गुरुयण सुभट गोविददास, जिणधम्मबुद्धि जगि धम्मदास। 
णंदहु लुवायणिपुर लोणविद, णंदहु जिण सासण जगि जिणिदु। 
चंदप्पहु जिनमंदिर विशाल, णंदहु पाति मंडल सामिसाल |” 
प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कविका वंश राजमान्य रहा है। कविने 
विशालकोत्तिको अपना गुरु बताया है। पर विशालकीत्ति नामके कई मट्‌टा- 
रक हुए हैं । अतः यह निश्चय कर सकना कठिन है कि कोन विशालकीत्ति 
इनके गुरु थे। एक विशालकोत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख भट्टारक शुभचन्द्रकी 
गुरुवाविलीमें ८०वें नम्बरपर आया है और जो वसन्तकोत्तिके शिष्य ओर शुभ- 
कोत्तिके गुरु थे। दूसरे विद्ञालकीत्ति वे हैं, जो भट्टारक प्मनन्दिके पट्टघर 
थे, जिनके द्वारा वि० सं० १४७०में मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई थी। तोसरे विशाल- 
कीत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख नागौरके भट्टारकोंकी नामावलीमें आया है, जो 
घमंकीत्तिके पट्टधर थे, जिनका पट्टामिषेक वि० सं० १६०१में हुआ था । 
'महापुराणकलिका'में भी कविने अपनेको विशालकोत्तिका श्षिष्य कहा है 
ओर नेमिचन्द्रका भो आदरपूर्वक स्मरण किया है। अत्एवं उपलब्ध सामग्रोके 
आधारपर इतना हो कहा जा सकता है कि कवि शाह ठाकुर खंडेलवाल वंशमें 
उत्पन्न हुए थे ओर इनके दादांका नाम सोहा ओर पिताका नाम खेत्ता था। 
इनके गुरुका नाम विशालकीत्ति था | 
स्थितिकाल " 
कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध हँ--१. संतिणाहचरिंउ और २, महापुराण- 
कलिका । संतिणाहचरिंउकी रचना वि० सं० १६५२ भाद्रपद शुक्ला पंचमीके 


२३४ : तीथकर महावोर और उनकी आवचायं-परम्परा 


दिन चकत्तावंशके अलालृद्दीन अकबर बादशाहके शासनकालमें पूर्ण हुई थी। 
उस समय दूँढाहाड़ देशके कच्छपवंशी राजा मानसिहका राज्य वत्तमान था। 
मानसिहकी राजधानी उस समय अम्बावती या आमेर थी। 

कविकी दूसरी रचना वि० सं० १६५०में मानसिहके शासनमें ही समाप्त 
हुई थी । अतएवं कविका समय वि० सं० को १७वीं शताब्दी निर्णीत है । 


रचनाएँ 


कचिकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--संतिणाहचरिउ और महापुराणकलिका | 
संतिणाहचरिउमें ५ सन्धियाँ हैं और १६वें तीथैकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त 
वर्णित है। शान्तिनाथ कामदेव, चक्रवरत्ती और तीथंकर इन तीनों पदोंको 
अलंक्ृत करते थे। यह चरित ग्रन्थ वर्णनात्मक शेलीमें लिखा गया है। भाषा 
सरस ओर सरल है। 

महापुराणकलिकामें २७ सन्धियाँ हैं, जिनमें ६३ शलाकापुरुषोंकी गौरब- 
गाथा गुम्फित है। इसमें तीथंकर ऋषभदेवका चरित तो विस्तारके साथ 
अंकित किया गया है । भरत, बाहुबली, जयकुमार आदिके इतिवृत्त भी विस्तार- 
पृबक दिये गये हैं। शेष महापुरुषोंके जीवनवृत्त संक्षेपमें ही आये हैं। २३ तीर्थ 
कर, ११ चक्रवर्ती, ५ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रतिनारायणोंके नाम, जन्म- 
ग्राम, माता-पिता, राज्यकाल, तपश्चरण आदिका संक्षेपमें वंणंन आया है। 
इसप्रकार कविने अपने इस पुराणमें शलाकापुरुषोंका जीवनवृत्त निरूपित 
किया है। 


माणिक्यराज 


१६ वीं शताब्दीके अपश्रंशकाव्य-निर्माताओंमें माणिक्यराजका महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। ये बुहसूरा--(बृधसू रा) के पृत्र थे। जायस अथवा जयसवारू- 
कुलरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूर्य थे | इनकी माताका नाम दोवा- 
देवी था | 'णायकुमा रचरिउ'की प्रशस्तिमें कविने अपना परिचय निम्न प्रकार 
दिया है-- 

तहिं णिवसद पंडिउ सत्यथखणि, सिरिजयसवालकुलकमलतरणि । 
इक्खाकुवंस-महियवलि-वरिट्ठ, . बुहसुरा-णंद्णु सुयगरिट्ठु । 
उप्पण्णड दीवा-उयरिखाणु, बृह माणिकुराये बुहुहिमाणु। 

कवि माणिक्यराजने अमरसेन-चरितमें अपनी गुरुपरम्पराका निर्देश करते 
हुए लिखा है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं झेखक : २३५ 


ता सिक्‍्खु सुभग जगि सहसकित्ति । नेमिचंद हुवो सासनि सुयत्ति । 
अज्जिका अन्नतिसिरि ले पदेसि। दाभाडालीवाई विसेसि |” 
कविके पितामहका नाम साहू सीलल्‍्हा और पिताका नाम खेत्ता था। 
जाति खंडेलवाल और गोत्र लोहडिया था। यह लोवाइणिपुरके निवासी थे | 
इस नगरमें चन्द्रप्रभ नामका विशाल जिनालूय था । इनके दो पुत्र थे--घमंदास 
ओर गोविन्ददास । इनमें घमंदास बहुत ही सुयोग्य-और गृहभार वहन करने 
वाला था | उसको बुद्धि जेनधमंमें विशेष रस लेती थी। कवि देव-शास्त्र-गुरुका 
कलह विद्या-विनोदी था। विद्वानोंके प्रति उसका विशेष प्रेम था। कविने 
| छु--- 
“खंडेलवाल साल्हा पसंसि। लोहाडिउ खेत्तात्तणि सुसंसि। 
ठाकुरसी सुकवि णामेण साह, पंडितजन प्रीति वहइ उछाह । 
तहु पुत्त पयड जगि जसु मईय, मानिसालोय महि मंडलोय । 
गुरुपषण सुभट गोविददास, जिणधम्मबुद्धि जगि धम्मदास। 
णंदहु लुवायणिपुर लोणविद, णंदहु जिण सासण जगि जिणिदु। 
चंदप्पहु जिनमंदिर विशाल, णंदहु पाति मंडल सामिसाल |” 
प्रशस्तिसे अवगत होता है कि कविका वंश राजमान्य रहा है। कविने 
विशालकोत्तिको अपना गुरु बताया है। पर विशालकीत्ति नामके कई भट््‌टा- 
रक हुए हैं । अत: यह निएपचय कर सकना कठिन है कि कौन विशालकीत्ति 
इनके गुरु थे। एक विशालकोत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख भट्टारक शुभचन्द्रकी 
गुरु्वावलीमें ८०वें नम्बरपर आया है और जो वसन्‍न्तकोत्तिके शिष्य ओर शुभ- 
कोत्तिके गुरु थे। दूसरे विद्यालकीत्ति वे हैं, जो भट्टारक पद्मनन्दिके पट्टधर 
थे, जिनके द्वारा वि० सं० १४७०में मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई थो। तीसरे विशाल- 
कीत्ति वे हैं, जिनका उल्लेख नागौरके भट्टारकोंकी नामावलीमें आया है, जो 
धमंकीत्तिके पट्टधर थे, जिनका पट्टाभिषेक वि० सं० १६०१में हुआ था | 
'महापुराणकलिका'में भी कविने अपनेको विशालकीत्तिका शिष्य कहा है 
और नेमिचन्द्रका भी आदरपूर्वक स्मरण किया है। अतएवं उपलब्ध सामग्रोके 
आधारपर इतना ही कहा जा सकता है कि कवि शाह ठाकुर खंडेलवाल वंशमें 
उत्पन्न हुए थे ओर इनके दादांका नाम सोहा और पिताका नाम खेत्ता था। 
इनके गुरुका नाम विशालकीत्ति था | 
स्थितिकाल 


कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं--१. संतिणाहचनरिउ और २. महापुराण- 
कलिका । संतिणाहचरिउकी रचना वि० सं० १६५२ भाद्रपद शुक्ला पंचमीके 


२३४ : तीथैकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


दिन चकत्तावंशके जलछालुद्दीन अकबर बादशाहके शासनकालुमें पूर्ण हुई थी । 
उस समय दूंढाहाड़ देशके कच्छपवंशी राजा मानसिहका राज्य वत्तंमान था। 
मानसिहकी राजधानी उस समय अम्बावती या आमेर थी। 

कविकी दूसरी रचना वि० सं० १६५०में मानसिहके शासनमें हो समाप्त 
हुई थी । अतएवं कविका समय वि० सं० को १७वीं शताब्दी निर्णीत है। 


रचनाएँ 


कविकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैँ--संतिणाहचरिउ और महापुराणकलिका । 
संतिणाहचरिउमें ५ सन्धियाँ हैं और १६वें तोथंकर शान्तिनाथका जीवनवृत्त 
बणित है। शान्तिनाथ कामदेव, चक्रवत्तो और तोथैकर इन तीनों पदोंको 
अलंकृत करते थे । यह चरित ग्रन्थ वर्णनात्मक शेलीमें लिखा गया है। भाषा 
सरस ओर सरल है। 

महापुराणकलिकामें २७ सन्धियाँ हैं, जिनमें ६३ शलाकापुरुषोंकी गौरव- 
गाथा गुम्फित है। इसमें तीर्थंकर ऋषभदेवका चरित तो विस्तारके साथ 
अंकित किया गया है | भरत, बाहुबली, जयकुमार आदिके इतिवृत्त भी विस्तार- 
पूबंक दिये गये हैं । शेष महापुरुषोंके जीवनवृत्त संक्षेपमें ही आये हैं। २३ तो्थ- 
कर, ११ बक्रवर्ती, ५ नारायण, ९ बलभद्र ओर ९ प्रतिनारायणोंके नाम, जन्म- 
ग्राम, माता-पिता, राज्यकाल, तपदचरण आदिका संक्षेपमें वर्णन आया है। 
इसप्रकार कविने अपने इस पुराणमें शलाकापुरुषोंका जीवनवृत्त निरूपित 
किया है । 


माणिक्यराज 


१६ वीं छाताब्दीके अपश्रंशकाव्य-निर्माताओंमें माणिक्यराजका महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। ये बुहसू रा--(बृघसू रा) के पृत्र थे। जायस अथवा जयसवालरू- 
कुलरूपी कमलोंको प्रफुल्लित करनेके लिए सूयं थे । इनकी माताका नाम दोवा- 
देवी था । 'णायकुमा रचरिउ'की प्रशस्तिमें कविने अपना परिचय निम्न प्रकार 
दिया है-- 

तहिं णिवसइ पंडिठ सत्थखणि, सिरिजयसवालकुलकमलतरणि। 
इक्खाकुवंस-महियवलि-वरिद्ठ, बुहसुरा-णंदणु सुयगरिदूठु । 
उप्पण्णउ दीवा-उयरिखाणु, बुह माणिकुराये बुहहिमाणु। 

कवि माणिक्यराजने अमरसेन-चरितमें अपनी गरृरुपरम्पराका निर्देश करते 
हुए लिखा है-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं ठेखक : २३५ 


“तव-तेय-णियत्तण कियठ खीणु, सिरिखेमकित्ति पट्टहि पवीण । 
सिरिहेमकित्ति जि हयउ वामु, तहुं पट्टव कुमर वि सेण णामु । 
णिग्गथु दयालउ जइ वरिट्ठ,, जि कहिउ जिणागमभेउ सुद्‌ठु । 
तहु पट्टि गिविट्ठउ बृहपहाणु, सिरिहेमचंदु मय-तिमिर-भाणु | 
तं पट्टि धुरंधर वयपवीणु, बर पोमणंद जो तबहेँ खीणु। 
तं॑ पणविवि णियगुरुसीलखाणि, णिग्गंथु दयालठ अमियवाणि ।” 


अर्थात्‌ क्षेमकीत्ति, हेमकोत्ति, कुमारसेन, हेमचन्द्र और पद्चनन्दि आचार्य 
हुए प्रस्तुत पद्मनन्दि तपस्वी, शोलकोी खान, निग्नैथ, दयालु और अमृत्तवाणी 
थे। ये पश्चनन्दि ही माणिक्यराजके गुरु थे। 


अमरसेनग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिमें पद्चनन्दिके एक और शिष्यका उल्लेख 
आया है, जिसका नाम देवनन्दि है। ये देवनन्दि श्रावककी एकादश प्रतिमाओंके 
पालन करनेवाले राग-द्वेष-मद-मोहके विनाशक, शुभध्यानमें अनुरक्त और 
उपशमभावो थे । इस ग्रंन्‍्थका प्रणयन रोहतकके पाश्वंनाथ मन्दिरमें हुआ है । 

कवि माणिक्यराज अपभश्रंशके लब्धप्रतिष्ठ कवि हैं और इनका व्यक्तित्व 
सभी दृष्टियोंसे महनोय है । 


स्थितिकाल 
कविने अमरसेनचरितको रचना वि० सं० १५७६ चेत्र शुक्ला पंचमी 
शनिवार और कइृत्तिका नक्षत्रमें पूर्ण की है। ग्रन्थकी प्रशस्तिमें उक्त रचना- 
कालका विवरण अंकित मिलता है-- 
“विक्‍्कमरायहु ववगइ कालइं, लेसु मुणीस विसर अंकालईं । 
घरणि अंक सहु चइत विमाणें, सणिवारे सुपर पंचमि-दिवसें | 
कित्तिय णक्खत्तें सुहजोएँ, हुड उप्पण्णउ सुत्तु सुहजोएँ।” 
अमरसेनचरितके लिखनेके एक वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ वि० सं० १५७७ की 
लिखी हुई प्रति उपलब्ध है। यह प्रति कात्तिक कृष्णा चतुर्थी रविवारके दिन 
कुरुजांगल देशके सुवर्णपथ (सुनपत) नगरमें काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्करगणके 
भट्टा रक गुणभद्रकी आम्नायम उक्त नगरके निवासो अग्रवालवंशीय गोयल 
गोत्री साहू छल्हूके पुत्र साहू बाटूके द्वारा लिखों गई । 
दूसरी रचना नागकुमारचरितका प्रणयन विक्रम. संवत्‌ १५७९ में फाल्गुण 
शुक्ला नवमीके दिन हुआ है। इस ग्रन्थमें साहू जगसीके पुत्र साहु- 
टोडरमलूकी बहुत प्रशंसा की गई है। उसे कर्णके समान दानी, विद्वज्जनोंका 


२३६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सम्पोषक, रूप-लावप्यसे युक्त ओर विवेकी बताया है! नागकुमारचरितको 
रचनेको प्रेरणा कविको इन्हीं टोडरमलसे प्राप्त हुई थी। अतः इस रचनाको 
पूर्णकर जब साहू टोडरमलके हाथमें इसे दिया गया, तो उसने इसे अपने सिरपर 
चढ़ाया और कवि माणिकराजका खूब सत्कार किया | और उसे वस्त्राभूषण 
भेंट किये। 

उपयुक्त ग्रन्थ रचना-काछोंसे यह स्पष्ट है कि कविका समय वि० की १६ 
वीं शतो है। 


रखनाएँ 
अमरसेनचरित--इस चरित-प्रन्थमें मुनि अमरसेनका जीवनवृत्त अंकित 
है। कथावस्तु ७ सन्धियोंमें विभकत है। ग्रन्थकी पाण्डुलिपि आमेर-शास्त्र- 
भण्डार जयपुरमें उपलब्ध है। 
दूसरी कृति नागकुमारचरित है। इसमें पृण्यपुरुष नागकुमारकी कथा वर्णित 
है। कथावस्तु ९ सन्धियोंमें विभक्त है तथा ग्रंथप्रमाण ३३०० इलोक है। 
माणिक्यराजने अमरसेनचरिउ नामक काव्यमें ग्वालियर नगरका वर्णन 
किया है। इस वर्णनका अनुसरण महाकवि रइघूके ग्वालियरनगर-वर्णनसे 
किया गया है। यहाँ उदाहरणाथ्थ रइध्‌ विरचित पासणाहचरिउ ओर अमर- 
सेनचरिउकी पंक्तियाँ तुलनाहेतु प्रस्तुत की जा रहो हैं-- 
महिवीढि पहाणउं णं गिरिरणउं, सुरहे वि मणि विभड जणिउ | 
कडसीसहिं मंडिउ णं इहु पंडिउ, गोपायल णामें भणिउं। 
--रइघकृत पासणाहचरिउ १२।१५-१६ 
महीवीढि पहाणउं गृण-वरिट्ठु, सुरहँ वि मणि विभउ जणइ सुट्‌ठु । 
वरतिण्णिसालमंडिउ पवित्तु, णंदह पंडिउ सुरपारपत्तु । 
“+अमरसेनचरिउ १॥३।१-१८ 
कवि माणिकराजकी भाषा-शेली पुष्ट है तथा चरित-काव्योचित सभी गुण 
पाये जाते हैं । 


कवि माणिकचन्द 


डॉ* देवेन्द्रकुमार शास्त्रीने" मरतपुरके जेनशास्त्र भण्डारसे कवि माणिक- 
चन्दकी 'सत्तदसणकहा' को प्रति प्राप्त की हैं। इस कथाग्रन्थके रचयिता 


१. भविसयत्तकहा तथा अपभ्र शकथाकाव्य, भारतीय ज्ञानपोठ प्रकाशन, पृ० ३२६ । 





आचार्यतुल्य काग्यकार एवं लेखक : २३७ 


जयसवालकुलोत्पन्न कवि माणिकचन्द हैं। इस कथाकी रचना टोडरसाहूके पुत्र 
ऋषभदासके हेतु हुई है। कवि मलयकोत्ति भट्टारकके वंदामें उत्पन्न हुआ था। 
ये मलयकीत्ति यश:कीत्तिके पट्टधर थे । 

ग्रंथकवा रचनाकाल वि० सं० १६३४ है ।* अतः कविका समय १७वीं शती 
निध्चित है। 

'सत्तवसणकहा'--इसमें सप्तव्यसनोंकी सात कथाएँ निबद्ध हैं । कथा ग्रंथ 
सात सन्धियोंमें विभक्त है। यह प्रबन्ध शेलीमें लिखा गया है। कथामें बस्तु- 
वर्णनोंका आधिक्य नहीं है। कथा सीधे ओर सरल रूपमें चलतो है। संवाद- 
योजना बड़ी मधुर है। भाषा सरल ओर स्पष्ट है | युद्ध-वर्णन विस्तृत रूपमे 
मिलता है। यहाँ उदाहरणार्थं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 

ता उहय वलहि संगामु जाउ, भड भडाह रहहु भिडिउ ताउ | 
गठ गयहि पुणु हउ हयहि वग्ग, खण खण करंत करिवार भग्गु | 
वरसहि समरंगण वाणपंति, णावइ धाराहर धणहु जुत्ति | 
रणभूमें भउ॒हिमि भडु णिरुद्, गड गयहि तुरिउ तुरएहि कुदु । (७,२४) 
इस कथाकाव्यमें कृष्ण और जरासंधका युद्ध, नेमीश्वरका विवाह दुत- 
क्रीड़ा आदिका वर्णन आया है। इन वर्णनोंसे यह स्पष्ट है कि यह एक कथा 
काव्पात्मक संग्रह है, जिसमें ७ व्यसनोंकी कथाएँ अलग-अलग काव्यात्मक रूपमें 
लिखी गई हैं। इसमें लोकोक्तियों और देशी शब्दोंकी भी प्रचुरता है | 


भगवतीदास 


भगवत्तीदास भट्टारक गणचन्द्रके पट्टधर भट््‌टारक सकलचन्द्रके प्रशिष्य 
ओर भहीन्द्रसेनके शिष्य थे। महीन्द्रसेन दिल्‍्लीकी मट्‌टारकीय गद्दीके पट्‌टघर 
थे। पंडित भगवतीदासने अपने गुरु महीन्द्रसेनका बड़े आदरके साथ स्मरण किया 
है। यह बूढ़िया, जिला अम्बालाके निवासी थे। इनके पिताका नाम किसनदास 
था। इनकी जाति अग्रवाल और गोत्र बंसल था | कट्दा जाता है कि चतुर्थ बयमें 
इन्होंने मुनिव्रत थारण कर लिया था। 

कवि भगवतीदास संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषाके अच्छे कवि और 
विद्वान थे। ये बूढ़ियासे योगिनीपुर (दिल्ली। आकर बस गये थे। उस समय 
दिल्लीमें अकबर बादशाहके पुत्र जहाँगीरका राज्य था | दिल्लीके मोतीबाजार- 


१. अहू सोलह सह चउतीस एण, चइतहु उज्जल-पक्खें सुहेण । 
आइब्ववार तिहि पंचमीहि, इहू गंथू सऊरणु हुउ विद्वीहि। ७-३२। 


२३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


में भगवान्‌ पाएवनाथका मन्दिर था । इसी मंदिरमें आकर भगवतीदास निवास 
करते थे । 
स्थितिकारू 

कवबिने अपनी अधिकांश रचनाएँ जहांगीरके राज्यकालमें लिखी हैं। अहाँगीर- 
का राज्य ई० सन्‌ १६०५-१६२८ ई० तक रहा है | अवशिष्ट रचनाएँ शाहजहाँ- 
के राज्यमें ई० सन्‌ १६२८-१६५८में लिखी गई हैं । 

कतिपय रचनाओंमें कविने उनके लेखनकालका उल्लेख किया है। 'चूनड़ी' 
रचना वि० सं० १६८०में समाप्स हुई है। अन्य *९ रचनाएँ भी संभवत्त: सं० 
१६८० या इसके पूर्व लिखो जा चुकी थीं । 'बृहत्‌ सीत्ता सतु'की रखना वि० सं० 
१६८४ ओर “लरूघु सीतासतु'की रचना वि० सं० १६८७में को है। कविने अपभ्रंश 
भाषाका 'मृगांकलेखाचरित' वि० सं० १७०० मागंशीषं शुक्ला पंचमी सोमवार- 
के दिन पूरा किया है। लिखा है-- 

सगदह संवदततीह तहा, विक्‍्कमराय महष्पए। 
अगहण-सिय पंचमि सोम-दिणे, पृषण्ण ठियठ अवियप्पए | 

अतएव कवि मगवत्तीदासका समय १७वीं शतीका उत्तराद्ध और अठारहवीं 
शत्तीका पूर्वाधे सुनिष्िचत है। कविकी सभी रचनाएँ १७वीं शतीमें सम्पन्न हुई हैं । 
रचनाएँ 

कवि पं० भगवतीदासने अप्रश्नंश ओर हिंदीमें प्रचुर परिमाणमें रचनाएं" 
लिखी हैं। उनकी उपलब्ध रचनाओंका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

१. ढंडाणारास--यह रूपक काव्य है। इसमें बताया गया है कि एक चतुर 
प्राणी अपने-अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणोंको छोड़कर अज्ञानी बन गया 
और मोह-मिथ्यात्वमें पड़कर निरन्तर परवश हुआ चतुगंसिरूप संसारमें भ्रमण 
करता है | अत्त: कवि सम्बोधन करता हुआ कहता है-- 

धमं-सुकल धरि ध्यानु अनूपम, लहि निजु केवलनाणा वे | 
जंम्पति दासभगवती पावहु, सासउनसुहु निव्वाणा वे ॥ 

२. आदित्यरास--इसमें बीस पद्य हैं। 

३. पलवाडारास--२२ पद्य हैं। पन्‍्द्रह तिथियोंमें विधेय कत्तंब्यपर प्रकाश 
डाझा गया है। 

४. दशलक्षणरास--२४ पद्य हैं ओर उत्तमक्षामादि दश धर्मोंका स्वरूप 
बतलाया गया है । दश धर्मोंको अवगत करनेके लिए यह रचना उपादेय है । 
५. खिण्डी रास---४० पद्म हैं। इसमें भावनाओंको उदात्त बनानेपर जोर 
दिया है। ' 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २३९ 


६. समाधिरास--इसमें साधु-समाधिका चित्रण आया है। 

७. जोगो रास--३८ पद्म हैं। भ्रमवश संसारमें भ्रमण करनेवाले जीवको 
भ्रम त्याग अतान्द्रिय सुख-प्राष्तिके हेतु प्रयततशोल रहनेके लिए संकेत किया है। 
पेरवहु हो तुम पेरवहु भाई, जोगी जगमहि सोई। 
घट-घट-अन्तरि वसइ चिदानंदु, अलखु न रूलिए कोई॥ 
भववन भूल रहो भअ्रमिरावलु, सिवपुर-सुध विसराई। 
परम अतोन्द्रिय शिव-सुख तजिकर, विषयनि रहिउ भुलाई ॥ 

८. मनकरहा रास--२५ पद्च हैं। इस रूपक काव्यमें मनकरहाके चौरासी 
छाख योनियोंमें भ्रमण करने ओर जन्म-मरणके असहा दुःख उठानेका वर्णन 
किया है और बताया है कि रत्नत्रय द्वारा हो जीव जन्म-मरणके दु:खोंसे मुक्त 
हो शिवपुरी प्राप्त करता है। रूपकको पूर्णतया स्पष्ट किया गया है। 


९. रोहिणीब्रतरास--४२ पद्म हैं । 

१०. चतुर बनजारा--३५ पद्च हैं | यह भी रूपक काव्य है। 

११. द्वादशानुप्रक्षा--१२ पद्मोंमें द्वादश भावनाओंका निरूपण किया है। 

१२. सुगन्धदशमोकथा--५१ पद्मोंमें सुगन्धदशमीव्रतके पालन करनेका 
फल निरूपित किया गया है। 

१३. आदित्यवा रकथा--र विवा रके व्रतानुष्ठानकी रचना की गयो है। 

१४. अनथमोकथा--२६ पद्मोंमें राजिभोजनके दोषोंपर प्रकाश डाला गया 
है और उसके त्यागकी महत्ता बतलाई है । 

१५. 'चूनड़ी' अथवा 'मुक्तिरमणीकी चूनडी--यह रूपक काब्य है। 

१६. वीरजिनिन्दगोत--तीर्थंकर मह्ावीरको स्तुति बर्णित है। 

१७. राजमतो-नेमिसु र-डमाल--इसमें राजमति ओर नेमकुमा रके जीवनको 
अंकित किया गया है | 

१८. लघुसोतासतु--इसमें सीताके सतीत्वका चित्रण किया गया है। बारह 
महीनोंके मन्दोदरो-सोताके प्रद्नोत्त रके रूपमें भावोंकी अभिव्यक्ति हुई है । 
आषाढ़ मासके प्रश्नोत्तरको उदाहरणाव॑ं प्रस्तुत किया जाता है-- 

मंदोदरी 

तब बोलइ मंदोदरी रानी, सलखि अषाढ़ घनघट घहरानी | 

पीय गए तो फिर घर आवा, पामर नर नित मन्दिर छावा । 

लव॒हिं पपोहे दादुर मोरा, हियरा उमंग धरत नहिं धोरा। 

बादर उमहि रहे चोपासा, तिय पिय विनु लिंह उसन उसासा ॥ 

सीता 


२४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


करत कुशील बढ़त बहु पापू, नरकि जाइ तिउ हुई संतापू। 

जिउ मधुविदु तनूसुख लहिये, शील विना दुरगति दुख सहिये। 

१९. अनेकार्थ नाममाहा--यह कोषग्रन्थ है। इसमें एक दाब्दके अनेकानेक 
भ्रथोंका दोहोंमें संग्रह किया है। इसमें तीन अध्याय हैं ओर प्रथम अध्यायमें 
६३, द्वितीयमें १२२ और तृतीयमें ७१ दोहे लिखित हैं। यह वनारसीदासकी 
नाममालासे १७ वर्ष बादकी रचना है | 

२०. सृगांकलेखाधरित--हस ग्रन्थमें चन्द्रलेखा और सागरचन्द्रके चरितका 
वर्णन करते हुए चन्द्रलेखाके शीलब्रतका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। चन्द्र- 
लेखा नाना प्रकारकी विपत्तियोंको सहन करते हुए भी अपने शीलब्रतसे च्यूत 
नहों होती । 

इस ग्रन्थकी कथावस्तु चार सन्धियोंमें विभक्त है। इस अपश्ंश-काब्यमें 
काव्यतत्त्वोंका पूर्णतया समावेश हुआ है। कवि चन्द्रलेखाका वर्णन करता हुआ 
कहता है-- 

सुहरूग्ग जोइ वर सुह णरवत्ति, सुउवण्ण कण्ण ण॑ काम थत्ति । 

कम पांणि कवल सुसुवण्ण देह, तिह णांउ धरिउ सुमइंक लेह | 

कमि कमि सुपवड्ढ॒इ सांगुणाल, दिग मिग ससिवत्तु मराल वाल | 

रूव रइ दासि व णियडि तासु, कि वण्णमि अमरी खथरिं जासु । 

लछो सुविरूछो सोह दित्ति, तिहूं तुल्लि ण छज्जइ बुद्धि कित्ति | 

--मृगांक १३ 
चन्द्रलेखाकी आँखें मृगकी आँखोंके समान, वक्‍त्र चंद्रके समान और चाल 
हंसके समान थो | उसके निकट रति दासीके समान प्रतीत होती थी, अत: इस 
स्थित्तिमें अमरांगना या विद्याधारी उसकी समता केसे कर सकती थी ? 
ग्रन्थको भाषा खिचड़ो है। पटठ्ड़ोबन्धमें अपश्रंश, दोहा-सोरठा आदियें 
हिन्दी और गायथाओंमें प्राकृतमाषाका प्रयोग किया है। 

इस प्रकार भगवतोदासने अपश्रश ओर हिन्दीमें काव्य-रचनाएं लिखकर 

जिनवाणीकी समृद्धि की है। 


अप्रश्न शके अन्य चचित कवि 
अपक्र श-साहित्यकी समुद्धिमें अनेक कवि और लेखकोंने योगदान दिया 
है। इन कवियों द्वारा विरचित अधिकांश रचनाएँ अप्रकाशित हैं। अतः 
उनका यथार्थ मूल्यांकन त्तव त्तक संभव नहीं है, जबतक रचनाएं मुद्रित होकर 
सामने न आ जायें। अपश्र शमें ऐसे ओर कई का और लेखक हैं. जिन्होंने 
आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४१ 
१६ 


एकाधिक रचनाएँ लिखी हैं। हम यहाँ कतिपय ऐसे कवियोंका संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने कई दुष्टियोंस अपन्र श-साहित्यके विकासमें अपनी 
शक्ति और समयका व्यय किया है । 


कवि ब्रल्यसाधारण 


इन्होंने कई कथाग्रन्थोंकी रचना की है। इनने अपनी रचनाओंमें न 
तो अपना परिचय हो अंकित किया है और न रचनाकाल ही। बुन्द- 
कुन्द-आम्नायमें रत्नकीत्ति, प्रभाचन्द्र, पद्मनल्दि, हरिभूषण, नरेन्‍्द्रकीत्ति, 
विद्याननच्दि और ब्रह्मसाधारणके नाम प्राप्त होते हैं। ब्रह्मसाधारण भट्टारक 
नरेन्द्रकोत्तिके क्षिष्य थे। ब्रह्मसाधारणने प्रत्येक ग्रंथके पुष्पिकावाक्यमें अपने- 
को नरेन्‍्द्रकोतिका शिष्य कहा है। इनके कथाग्रंथोंकी प्रतिलिपि वि० सं० 
१५०८ को लिखी हुई प्राप्त है। अतएवं इनका समय वि० सं० १५०८के पूर्व 
निश्चित है। गुरुपरम्परासे भी इनका समय वि० की १५वीं शत्ती सिठ होता 
है। इनकी निम्नलिखित रचनाए' प्राप्त हैं-- 

१. कोइलपंचमीकहा, २. मउडसत्तमोकहा, ३. रविवयकहा, ४. तियाल- 
चक्रवीसीकहा, ५. कुसुमंजलिकहा, ६. निदृदूसिसत्तमीनयकहा, ७. णिज्झ्र- 
पंचमीकहा और ८. भणुपेहा । 

कवि देवनन्दि 

इनने भी कथा-प्रत्थोंकी रचना कर अपन्र श-साहित्यकी श्रीवृद्धिमें योगदान 
दिया है। ये देवनन्दि पृज्यपाद-देवनन्दिसे भिन्‍न हैं और उनके पष्चातृवर्त्ती 
हैं। इनका 'रोहिणीविहाणकहा' नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। रचनाकी शेलीके 
आधारपर कविका सभय १५वीं शती माना जा सकता है | 

कवि अल्हू 

इन्होंने 'अणुवेबलला' नामक भ्रंथ की रचना कर संसारकी असारता, 
अशुचिता, अनित्यता आदिका स्वरूप प्रस्तुत किया है। आत्मोत्यथानके लिए 
अणुवेक्वाका अध्ययन उपयोगी है। रचनाकी भाषा और शैलीसे कविका 
समय १६वीं शत्ती प्रतीत होता है । 


जन्हिगले 


इन्होंने 'अनुपेहारास' नामक उपदेशप्रद ग्रन्थ लिखा है। इसमें अनित्य, 
अद्दरण, संसार, एकत्व, अनेकत्व, अशुच्ि, आख्व, संवर, निर्जरा, बोधदुल्ंभ 
ओर घम्म इन बारह भावनाओंका स्वरूपाडून किया है। कविके सम्बन्धमें कुछ 


२४२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी आनकारो प्राप्त नहीं होती । अनुमानतः कविका समय वि० की श्थ्वीं 
शताब्दी प्रतीत होता है। 
पं० योगदेव 


पं० योगदेवने कुम्मनगरके मुनिसुव्रतनाथचेत्याल्यमें बेठकर 'बारस 
अणुवेक्खा रास' नामक ग्रंथकी रचना को है। यह ग्रंथ भी १५वीं-१६वीं शत्ताब्दी- 
का प्रतीत होता है। 
कवि 


लक्ष्मी चन्दने 'अणुवेब्ला-दोहा का है । इसमें ४७ दोहे हैं। सभी 
! 'को रचना । है ।स 
दोहे शिक्षाप्रद और आत्मोदबोधक हैं ! 


कवि नेमिचन्द 
नेमिचन्द भी १५वीं शतीके प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने 'रविश्नतकथा', 
“अनन्ततब्रत कथा” आदि ग्रंथोंकी रचना की है। 


कवि देवदत्त 
वि० सं० १०५०के लगभग हुए कवि देवदसका नाम भी अपश्रंशके रचयि- 
ताओंमें मिलता है। देवदत्तने वरांगवरिउ, शान्तिनाथपुराण और अम्बादेवी 


रासकी रचना की है | 
तारणस्वामी 


तारणस्वामी बालब्रह्मचा री थे । आरम्मसे ही उन्हें घरसे उदासीनता और 
आत्मकल्याणकी रुचि रही। कुन्दकुन्दके समयसार, पृज्यपादके इष्टोपदेश और 
समाधिशतक तथा थोगीन्दुके परमात्मप्रकाश और योगसारका उनपर प्रभाव 
लक्षित होता है। संवेगी-आ्रवक रहते हुए भी अध्यात्म-शानकी भूख और उसके 
प्रसारकी लूगन उनमें दृष्टिगोचर होती है। 

तारणस्वामीका जन्म अगहन सुदी ७, विक्रम संवत्‌ १५०५ में पृष्पावती 
(कटनी, मध्यप्रदेश) में हुआ था । पित्ताका नाम गढ़ासाहू और माताका नाम 
वोरश्री था। ज्येष्ठ वदों ६, विक्रम संवत्‌ १५७२ में शरीरत्याग हुआ था। 
६७ वर्षके यशस्वी दीघं जीवनमें इन्होंने ज्ञान-प्रचारके साथ १४ ग्रन्थोंकी रचना 
भी को है। ये सभी ग्रन्थ आध्यात्मिक हैं, जिन्हें तारण-अध्यात्मवाणीके नामसे 
जाना जाता है। वे १४ प्रत्थ निम्न प्रकार हैं-- 

१. मालारोहण--इसमें 'ओस्‌ के स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है ओर 
बताया गया है कि जो इस “भोम्‌' का ध्यान करते हैं उन्हें परमात्मपदकी 
प्राप्ति तथा अक्षयानन्दकी प्राप्ति होती है । 


आचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २४३ 


३. पण्डितपुआ--आत्माके अस्तित्व आदिका कथन करते हुए इसमें आत्म- 
देवदर्शन, निम्न थ-गुरु-सेवा, जिनवाणीका स्वाध्याय, इन्द्रिय-दमन आदि क्रियाओं - 
को आत्मस्वेरूपकी प्राप्तिका साधन बताया है। सम्य ह.च ही आस्तिक होता 
है और आास्तिक ही पूर्ण ज्ञानी एवं परमपदका स्वामी है। नास्तिककों 
संसारमें ही भ्रमण करना पड़ता है, इत्यादिका सुन्दर विवेचन इसमें है। 

३. कमलवसीसी-- इसमें जीवनको ऊँचा उठानेके लिए आठ बातोंका 
निर्देश है--१. चिन्ता रहित जीवन-यापन, २-सुखी और प्रसन्न रहना, ईे. 
संसारको रंगमंच समझना, ४. मनको स्वच्छ रखना, ५. अच्छे कार्योमें प्रमाद न 
करना, सहनशील बनना और परोपकारमें निरत रहना, ६. आडम्बर और 
विलासतासे दूर रहना, ७. कत्तंव्यका पालन तथा ८. निर्भय रहना । 

४. धरावफाधार--इसमें श्रावकके पाँच अणव्रत, त्तीन गुणव्रत और चार 
शिक्षात्रत इन बारह ब्रतोंके पालनपर बल देते हुए बारह अब्रत (५. मिश्याभ्राव, 
३. मूढ़ता और ४. कषायभाव)के त्यागका उपदेश दिया गया है| 

५. ज्ञानसमुच्चयसार--इसमें ज्ञानके महत्वका कथन किया है| 

६. उपवेशशुद्धसार--आत्माको परमात्मा स्वरूप समझकर उसे शुद्ध-बुद् 
बनानेके लिए सम्यकदर्शंन, सम्यकज्ञान ओर सम्यक्चारित्रको अपनानेका 
उपदेश है । 

७. श्रिभंगीसार--इसमें कर्मास्वके कारण त्तीन मिथ्याभावों और उनके 
निरोधक कारणोंको बताते हुए आयुबन्धको त्रिभागीका कथन किया है । 

८. चोबोसठाना--इसमें गति, इन्द्रिय, काय आदि १८ विधियोंसे जीवोंके 
भावों द्वारा उनकी उन्‍्नति-अवनत्तिको दिखाया गया है। 

९. समलरूपाहुई--इसमें १६४ भजनोंके माध्यमसे २२०० गाथांओंमें नि- 
इचयनयको अपेक्षासे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदिका विवेचन है । 

१०. खातिकाबविशेष--किन-किन अशुभ भावनाओंसे जीव निम्न गतियोंको 
प्राप्त होता है, इसका इसमें कथन है। 

११. सिद्धिस्वभाव--दसमें किन शुभ भावोंसे आत्मा उन्नति करता और 
सम्यक्त्वके उनन्‍्मुख होता है, इसका निरूपण है। 

१२. सुन्नस्वभाव--ध्यानयोगके द्वारा राग-द्वेषके विकल्पोंकी शन्यता हो 
आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका परम साधन है, इसका अ्तिपादन है। 

१३. छडद्धस्थवणी--इसमें अनन्तचतुष्टयं ओर रत्नत्रययुक्त आत्मा ही 
उपादेय ओर गेय है तथा मिथ्याभावादिसे युक्त आत्मा हेय है। उपादेय 


२४४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवार्य-परम्परा 


आत्मा महावो रके समान वीतराग-सर्वक्ञ है ओर हेय आत्मा छद्धस्‍्थके समान 
रागी-अज्ञानो है, इसका विश्वद वर्णन है । के 

१४. नाससारा--ता रणस्वामीका यह अन्तिम ग्रन्थ है । इसमें उनके उप- 
देशके पात्र सभी भव्यात्माओंको नामावली है और बताया गया है कि उनके 
उपदेशके लिए जाति, पद, भाषा, देश या धर्म को रेखाएँ बाधक नहीं थीं--सब 
उनके उपदेशसे लाम उठाते थे । 

स्वामोजोके मुख्य तोन केन्द्र हें--१. ज्ञान-साधना, २. ज्ञान-प्रचार और 
समाधिस्थल । श्रो सेमरखेड़ो (सिरोंज से ६ मील दूर) जिला विदिशामें आपने 
ज्ञानजंन किया था। वहां एक चेत्यालय, धमंशाला और शास्त्रभण्डार है। 
बसन्त पंचमीपर वाधिक मेला भरता है। श्रोनिसईजी (रेलवे स्टेशन पथरिया, 
जिला दमोहसे ११ मोलपर स्थित)में अपने प्राप्त ज्ञानका प्रचार-प्रसार किया 
था । यहाँ भो विशाल चेत्यालय, धमंशाला और शास्त्रभण्डार है। अगह॒न सुदो 
७ को प्रतिवर्ष सामाजिक मेला लगता है । श्री मल्हारगढ़ (रेलवे स्टेशन मुंग- 
वली, जिला गुनासे ९ मोलकी दूरीपर स्थित) में वेतवा नदोके तटपर स्वामीजीने 
उक्त ग्रन्थोंका प्रणयन किया और यहीं समाधिपुवंक देहत्याग क्रिया | इसमें 
सन्देह नहीं कि तारणस्वामी १६वीं शतीके छोकोपका री और अध्यात्म-प्रचा रक 
सन्त हैं। इनके ग्रन्थोंको भाषा उस समयकी बोलचालको भाषा जान पड़ती है, 
जो अपभ्रंशकी कोटिमें रखी जा सकती है। हिन्दो, प्राकृत, संस्कृत ओर 
तत्कालीन बोलोके शब्दोंसे हो उनके ये ग्रन्थ सुजित हैं । 

इसप्रकार अपश्रंश-साहित्यकी विकासोन्मुख साहित्य-धारा ६ठीं शतीके 
आरंभ होकर १७वीं शत्ती तक अनवरत रूपसे चलती रहो । इन कवियोंने मध्य- 
कालीन लोक-संस्क्ृति, साहित्य, उपासनापद्धति एवं उस समयमें प्रचलित 
आचार-शास्त्रपर प्रकाश डाला है। अपभ्रंश-कवियोंने तीथंकर महावीरको 
उत्तरकालीन परम्पराका सम्यक्‌ निर्वाह किया है। पुराण, आचार-शास्त्र, 
ब्रतविधान आदिपर सेकड़ों ग्रन्थोंकोी उन्होंने रचना की है| 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४५ 


तृतीय परिच्छेद 
हिन्दी कवि ओर लेखक 


संस्कृत, प्राकृत और और अपर दके समान ही जेन कवि और लेखकोंने 
हिन्दी भाषामें भी अनेक ग्रन्थोंका प्रणणन किया । अपश्रश और पुरानी हिन्दी 
के जेन कवियोंने लोकप्रचलित कथाओंको लेकर उनमें स्वेज्छानुसार 
कर सुन्दर काव्य लिखे । मध्यकालके प्रारम्भमें समाज और धर्म संकी्ण हो 
रहे थे। अतः जेन लेखकोंने अपने पुरातन कथानकों और लोकप्रिय परिचित 
कथानकोंमें जेन धर्मका पुट देकर अपने घिद्धान्तोंके अनुकूल हिन्दी भाषामें 
काव्य लिखे। 

बाहरी बेशभूषा, पाखण्ड आदिका, जिनसे समाज विकृत होता जा रहा था, 
बड़ी ही ओजस्वी वाणीमें हिन्दीके जेन कवियोंने निराकरण किया। अपर द- 
साहित्यको विभिन्न विधाओंने सामान्यतः हिन्दी साहित्यको प्रभावित्त किया था । 
अत: जेन कवि ब्रज ओर राजस्थानीमें प्रबन्ध-काब्य और मुक्तक-काव्योंकी रचना 
करनेमें संलग्न रहे। इतना दो नहीं, जेन कवि मानव-जोवनकी विभिन्न समस्याओं - 


२४६ : तीयंकर महावीर और उनको आधायं-परम्परा 


को समाधान करते हुए काव्य-रचनामें प्रवृत्त रहे। धरमंविश्ेषके कवियों द्वारा 
लिखा जानेपर भो जनसामान्यके लिए भी यह साहित्य पूर्णतया उपयोगो है। 
इसमें सुन्दर आत्म-पीयूषरस छलछलाता है ओर मानवको उन भावना ओर अनु- 
भूतियोंको अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, जो समाजके लिए संबल हैँ ओर जिनके 
आधारपर ही समाजका संगठन, संशोधन और संस्करण होता है। 

स्वातन्त्य या स्वावलम्बनका पाठ पढ़ानेके लिए आत्माकी उन शक्षियोंका 
विवेचन किया गया है, जिनके आधारपर समाजवादी मनोवृतिका विकास किया 
जाता है। आध्यात्मिक और आधिक दोनों ही दृष्टियोंस समाजवादी विचारघारा- 
को स्थान दिया गया है। स्याद्माद-सिद्धान्त द्वारा उदारता ओर सहिष्णुताको 
शिक्षा दी गई है । 


आरंभमें जेन कलाकारोंने लोकभाषा हिन्दोको ग्रहूणकर जीवनका चिरन्तन 
सत्य, मानव-कल्याणको प्रेरणा एवं सौन्दयंकी अनुभूतिको अनुपम रूपमें अभि- 
व्यक्ति प्रदान की है । 


आत्मशुद्धिके लिए पुरुषार्थ अत्यावव्यक है ।इसीके द्वारा राग-द्वेषको हटाया 
जा सकता है। यह पुरुषाथं प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमार्गों द्वारा सम्पन्न किया जाता 
है । प्रवृत्तिमा्ग कमंबन्धका कारण है और निवृत्तिमा्ग अबन्धका | यदि प्रवृत्ति- 
मार्गको घूमघूमावदार गोलूघर माना जाये, जिसमें कुछ समयके पदचात्‌ गमन 
स्थानपर इधर-उधर दोड़ लगानेके अनन्तर पुनः आजाना पढ़ता है, तो निवृत्ति- 
मार्गको पक्‍की, सीधी, कंकड़ीछो सीमेम्टको सड़क कहा जा सकता है, जिसमें 
गन्तव्य स्थानपर पहुँचना सुनिश्चित है; पर गमन करना कष्टसाध्य है। हिन्दो 
के जेन कवियोंने दोनों ही मार्गोंका निरूपण अपने काव्योंमें किया, पर उपादेय 


निवुत्तिको हो माना है। 


अहिसा, अपरिग्रह और स्याद्वादके सिद्धान्तने आध्यात्मिक समानताके साथ 
आध्िक समानताको भी प्रस्तुत किया है। १७वीं शतासे अद्यार्वाष जेन कबि और 
लेखक हिन्दी-भाषामें विभिन्न प्रकारके काव्य-ग्रन्थोंका निर्माण करते चले आ 
रहे हैं । इन लेखकोंको रचनाएँ मानवको जड़तासे चेतन्यकी ओर, शरीरसे 
आत्माकी ओर, रूपसे भावकी ओर, संग्रहसे व्यागककी ओर एवं स्वाथंसे सेवाकी 
ओर ले जानेमें समर्थ हैं। जब तक जोवनमें राग-देषकी स्थिति बनी रहती है, 
तब तक त्याग और संयमकी प्रवृत्ति आ नहीं सकती । राग ओर द्वेष हो विभिन्न 
आश्रय और अवलम्बन पाकर अगणित भावनाओंके रूपमें परिवत्तित हो जाते 
हैं। जीवनके व्यवद्दारक्षेत्रमें व्यक्तिको विशिष्टता, समानता एवं होनताके 


आचार्यतुल्य काथ्यकार एवं केखलक : २४५७ 


अनुसार उक्त दोनों भावोंमें मोलिक परिवत्तंन होता है। साधु और गुणवानके 
प्रति राग सम्मान हो जाता है। यहो सम्मानके प्रति प्रेम एवं हीनके प्रति 
करुणा बन जाता है। मानव रागभावके कारण ही अपनी अभीष्ट इच्छाओंकी 
पूत्ति न होनेपर क्रोध करता है, अपनेको उच्च और बड़ा समझ कर दूसरोंका 
तिरस्कार करता है। दूसरोंकी धन-सम्पत्ति एवं ऐश्वयं देखकर हृदयमें ईर्ष्या- 
भाव उत्पन्न करता है तथा सुन्दर रमणियोंके अवलोकनसे काम-तुष्णा उसके 
हृदयमें जागृत हो जातो है। अतएवं यह स्पष्ट है कि संसारके दुःखोंका मूल 
कारण राग-द्वेष हैं। इन्हींकी अधीनताके कारण सभी प्रकारकी विषमताएँ 
समाजमें उत्पन्न होती हैं । 


अतएव हिन्दीके जेन कवियोंने मानवके अन्तजंगतके रहस्यके साथ बाह्यरूप- 
में होनेवाले संघ्षों, उलट-फेरों एवं पारस्परिक-कलह या अन्य झगड़ोंका काव्यों- 
के द्वारा उद्घाटन किया है। 


हिन्दीके शताधिक जेन-कवि हुए हैं। पर उन सबका इतिवृत्त प्रस्तुत कर 
सकना संभव नहीं है। अत: प्रतिनिधिकवि और लेखकोंके व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर प्रकाश डालना समोचीन होगा । यह सत्य है कि जैन लेखकोंने जेत्रदशंनके 
सिद्धान्तोंको अपने काव्योंमें स्थान दिया है; पर रस-परिपाक, मानवीय प्रवृत्ति, 
आध्िक संघष॑ं, जातिवादके अहंकार आदिको सूक्ष्म व्यंजना को है। 


महाकवि बनारसीदास 


बीहोलिया वंशकी परम्परामें श्रीमाल-जातिके अन्तगंत बनारसीदासका 
एक घनी-मानी सम्ञ्नान्त परिवारमें जन्म हुआ । इनके प्रपितामह जिनेदासका 
'साका' चलता था। पितामह मलदास हिन्दी और फारसीके पंडित थे। और 
ये नरवर (मालवा)में वहाँके मुसलमान-नबाबके मोदी होकर गये थे। इनके 
मातामह मदनसिह चिनालिया जोनपुरके प्रसिद्ध जौहरी थे। पिता खडगसेन 
कुछ दिनों तक बंगालके सुल्तान भोदीखाँके पोतदार थे। और कुछ दिनोके 
उपरान्त जोनपुरमें जवाहरातका व्यापार करने लगे थे। इस प्रकार कविका 
यंश सम्पन्न था तथा अन्य सम्बन्धी भी धनी थे 


खड्गसेनको बहुत दिनों तक सन्‍्तानकी प्राप्ति नहीं हुई थी ओर जो सन्तान- 
लाभ हुआ भी, वह असमयमें हो स्वगंस्थ हो गया | अतएव पुत्र-कामनासे प्रेरित 
हो खड्गसेनने रोहतकपुरकी सतीकी यात्रा की । 


बला रसीदासका जन्म वि० सं० १६४३ माघ, शुक्ला एकादशी रविवारको 
२४८ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


रोहिणो नक्षत्रमें हुआ और बालकका ताम विक्रमाजीत रखा गया | सड्गसेत 
बालकके जन्मके छः-सात महोनेके पद्चात्‌ पाइवेनाथकी यात्रा करने काशी गये । 
बढ़े भक्तिभावसे पूजन किया और बालककों भगवतृ्‌-चरणोंमें रख दिया तथा 
उसके दोर्घायुष्मकी प्रार्थना की | मन्दिरके पुजारीने मायाचार कर खड्गसेनसे 
कहा कि तुम्हारी प्रार्थना पाइ्व॑नाथके यक्षने स्वीकार कर ली है। तुम्हारा पुत्र 
दीर्घायुष्क होगा । अब तुम उसका नाम बनारसीदास रख दो। उसी दिनसे 
विक्रमाजीतनाम परिरवरत्तित हो बतारसीदास हो गया | पाँच वर्षकी अवस्थामें 
बनारसीदासको संग्रहणी रोग हो गया और यह डेढ़-दो वर्षों तक चलता रहा। 
बोमारीसे मुक्त होकर बनारसीदासने विद्याध्ययनके लिए गुरु-चरणोंका आश्रय 
ग्रहण किया | 

नव वर्षंकी अवस्थामें इनकी सगाई हो गई ओर इसके दो वर्ष पद्चात्‌ सं० 
१६५७में विवाह हो गया । बना रसोदासका अध्ययनक्रम टूटने छगा। फिर भी 
उन्होंने विद्याप्राप्तिकं योगको विसो तरह बनाये रखनेका प्रयास किया। १४ 
वर्षको अवस्थामें उन्होंने ५० देवोदाससे विद्याध्ययनका संयोग भ्राप्त किया । 
पंडितजीसे अनेका्थंनाममाला, ज्योतिषशास्त्र, अलंकार तथा कोकशास्त्र 
आदिका अध्ययन किया । आगे चलकर इन्होंने अध्यात्मके प्रखर पंडित मुनि 
भानुचन्द्रसे मो विविध-शास्त्रोंका अध्ययन आरंभ किया । पंचसंधि, कोष, उन्द, 
स्तवन, सामायिकपाठ आदिका अच्छा अभ्यास किया। बनारसीदासकी उक्त 
शिक्षासे यह स्पष्ट है कि वे बहुत उच्चकोटिकी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके थे । 
पर उनकी प्रतिभा इतनो प्रखर थो, जिससे वे संस्कृतके बड़े-बड़े ग्रंथोंको समझ 
लेते थे । 

१४ वर्षको अवस्थामें प्रवेश करते हो कविकी कामुकता जाग उठी और वह 
ऐयाशो करने रूगा । अपने अद्धंकथानकमें स्वयं कविने लिखा है-- 

तजि कुल-आन लोककी लाज, भयो बनारसि आसिखबाज ॥१७०। 

करे आसिखी घरत न धीर, दरदबंद ज्यों सेल फकोर। 

इक-टक देख ध्यान सो धरे, पिता आपनेको धन हरे॥१७१॥ 

चौर चूनी मानिक मनो, आने पान मिठाई घनी। 

भेजे पेसक्सो हितपास, आप गरीब कहावे दास ॥१७श॥ 


माता-पिताकी दृष्टि बचाकर मणि, रत्न तथा रुपये चुराकर स्वयं उड़ाना- 
खाना ओर अधिकांश प्रेम-पात्रोंमें वितरित करनेका एक लम्बा क्रम बंध गया । 
मुनि भानुचन्द्रते भो इन्हें समझानेका बहुत प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुआ । 
कविने इसी अवस्थामें एक हजार दोहा-चोपाईप्रमाण नवरसकी कविता लिखी 


आघषायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २४९ 


थी, जिसे पीछे बोध आनेपर गोमतीमें प्रवाहित कर दिया। १५ वर्ष १० महोना 
को अवस्थामें कवि सजधज अपनी ससुरारू खेराबातसे पत्नीका द्विरागमग 
कराने गया । ससुरालमें एक माह रहनेके उपरान्त कविको पूर्वोपाजित आदु 
भोदयके कारण कुछ रोग हो गया। विवाहिता भार्या और सासुके अतिरिक्त 

साथ छोड़ दिया । वहाँके एक नाईको चिकित्सासे कविको कुष्ठ-रोगसे मुक्ति 
मिली । कविके पिता खड्गसेन सं० १६६१में होरानन्दजी द्वारा चलाये गये 
शिखरजी यात्रा-संघमें यात्रा चले गये । बनारसीदास बना रस आदि स्थानोंमें 
घूमकर अपना समय-यापन करते रहे । 


वि० सं० १६६६में एक दिन पिताने पृत्रसे कहा--“वत्स ! अब तुम सयाने 
हो गये हो, अतः घरका सब कामकाज संभालो ओर हमें धमंध्यान करने दो ।” 
पिताकी इच्छानुसार कवि धरका काम-काज करने लगा । कुछ दिन उपरान्त 
वह दो होरेको अंगूठी, २४ माणिक्य, ३४ मणियाँ, ९ नीलम, २० पन्ना, ४ गाँठ 
फूटकर चुन्नी इस प्रकार जवाहरात, २० मन घी, २ कुप्पे तेल, २०० रुपयेका 
कपड़ा ओर कुछ नगद रुपये लेकर आगराको व्यापार करने चला | प्रतिदिन 
पाँच कोसके हिसाबसे चलकर गाड़ियाँ इटावाके निकट आईं। वहाँ मंजिल पुरी 
हो जानेसे एक बोहड़ स्थानपर डेरा डाला । थोड़े समय विश्वाम कर पाये थे 
कि मूसलछाधार वारिस होने लगी | तूफान और पानी इतनी तेजोसे बह रहे थे 
कि खुले मेदानमें रहना अत्यन्त कठिन था। गाड़ियों जहाँ-की-तहाँ छोड़ साथी 
इधर-उधर भागने लगे। शहरमें भी कहीं शरण न मिली । किसो प्रकार चौकी- 
दारोंकी झोपड़ोमें शरण मिलो ओर कष्टपूरवंक रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल 
गाड़ियाँ लेकर आगरेको चला और मोतीकटरामें एक मकान लेकर सारा 
सामान रख दिया। व्यापारसे अनभिन्न होनेके का रण कविको घी, तेल और कपड़े में 
घाटा हो रहा। बिक्रीके रुपयोंको हुण्डी द्वारा जोनपुर मेज दिया | जवाहरात 
घाटेमें बेंचे और दुर्भाग्यसे कुछ जवाहरात उससे कहीं गिर गये। माल बहुत 
था | इससे अत्यधिक हानि हुई। एक जड़ाऊ मुद्रिका सड़कपर गिर गई और 
दो जड़ाऊ पहुँची किसी सेठको बेंची थीं, जिसका दूसरे दिन दिवाला निकछ 
गया। इस प्रकार धनके नष्ट होनेसे बनारसीदासके हृदयकों बहुत बड़ा धक्का 
लगा। इससे संध्या-समय उन्हें ज्वर चढ़ आया और दस लंघनोंके पदचात्‌ ठीक 
हुआ । इसी बोच पिताके कई पत्र आये, पर इन्होंने लज्जावश उत्तर नहीं दिया | 
सत्य छिपाये नहीं छिपता । अतः इनके बड़े बहनोई उत्तमचन्द जौहरीने समस्त 
घटनाएँ इनके पिताके पास जोनपुर लिख दीं। खड्गसेन' पश्चाताप करने लगे। 

जब बना रसोदासके पास कुछ न बचा, तब गृहस्थीकी चोजें बेंच-बेंच कर 


२५० : तोर्थंकर महावीर और उनकी आयायं-परम्परा 


खाने लगे । समय काटनेके लिये मृगावती ओर मघुमालती नामक पुस्तकोंको 
बेठे पढ़ा करते थे। दो-चार रसिक श्रोता भी आकर सुनते थे । एक कचौड़ी 
वाला भी इन श्रोताओंमें था, जिसके यहाँसे कई महीनों तक दोनों शाम उधार 
लेकर कचौड़ियाँ खाते रहे। फिर एक दिन एकान्तमें इन्होंने उससे कहां-- 

तुम उधार कोनो बहुत, अब आगे जनि देहु। 

मेरे पास कछू नहीं, दाम कहाँ सों लेहु ॥ 
कचोड़ी वाला सज्जन था | उसने उत्तर दिया-- 

कहै कचोड़ीवाछा नर, बीस सवेया खाहु। 

तुमसों कोड न कछु कहै, जहूँ भावे तहूँ जाहु ॥ 

कवि निश्चिन्त होकर छ:-सात महीने तक भरपेट कचौड़ियाँ खाता रहा | 
ओर जब पासमें पैसे हुए, तो १४ रुपयेका हिसाब साफ कर विया । कुछ समय 
पश्चात्‌ कांव अपनी ससुराल खेराबाद पहुँचा | उनकी पत्नीने वास्तविक स्थिति 
जानकर इनको स्वयंके अजित बोस रुपये तथा अपनी मातासे २०० रुपये व्यापार 
करनेके लिये दिलाएं। कवि आगरा आकर पुनः व्यापार करने ७गा; पर यहाँ 
भी दुर्भाग्यवश घाटा हो रहा । फलत:ः वह अपने मित्र नरोत्तमदासके यहाँ रहने 
लगा । दुर्भाग्य जोवन-पयंन्‍्त साथमें लगा रहा | अतः आगरा लोटते समय कुरी- 
नामक ग्राममें झूठे सिक्के चछानेका भयंकर अपराध छगाया गया। और इल्हें 
मृत्यु-दण्ड दिया गया। किसी प्रकार बना रसीदास वहाँसे छूटे | हनकी दो पत्नियों 
और नौ बच्चोंका भो स्वगंवास हुआ | सं० १६९८में अपनो तीसरी पत्नीके 
साथ बेठा हुआ कवि कहता है-- 
नौ बालक हुए मुए, रहे नारि-नर दोइ। 
ज्यों तर्वर पतझ्ाार दे, रहें दूँठसे होइ॥ 
कवि जन्मना द्वेताम्बर-सम्प्रदायका अनुयायी था। उसने खरतरगण्छी 
हवेताम्ब राचाय॑ भानुचन्द्रसे शिक्षा प्राप्त की थी ! उसके सभी मित्र भी व्वेताम्बर 
सम्प्रदायके अनुयायी थे। पर सं० १६८०के पश्चात्‌ कविका शुकाव दिगम्बर 
सम्प्रदायकी मान्यत्ताओंकी ओर हुआ । इन्हें खेराबाद निवासी अथंमलजीने 
समयसारकी हिन्दी अर्थं सहित राजमलकी टीका सौंप दी ।इस ग्रंथका अध्ययन 
करनेसे उन्हें दिगम्बर सम्प्रदायकी श्रद्धा हो गयी। सं० १६९२में अध्यात्म- 
के प्रकाण्ड पंडित रूपचन्द पाण्डेय आगरा आये | रूपचन्दने गोम्मटसार ग्रन्थका 
प्रवचन आरंभ किया, जिसे सुनकर बनारसीदास दिगम्बर सम्प्रदायके अनुयायी 
के गये। यहो कारण है कि उनको सभी रचनाओंमें दिगम्बरत्वकी झलक 
ती है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं केशक : २५१ 


स्थिति काल 
बना रसोदासका समय वि० की १७वीं शती निश्चित है, क्योंकि उन्होंने स्वयं 
ही अपने अद्धंकथानकमें अपनी जीवन-तिथियोंके सम्बन्धमें प्रकाश डाला है । 


रचताएं 

बनारसीदासके नामसे निम्न लिखित रचनाएँ प्रचलित हैं--१. नाममाला, 
२. समयसारनाटक, ३. बनारसोविलास, ४. अद्धंकधानक, ५. मोहविवेकयुद्ध एवं 
६. नवरसपयद्यावली | 

नामसालछा--प्राप्त रचनाओंमें नाममाला सबसे पूव॑ं को है। इसका समाप्ति- 
काल वि० सं० १६३० आद्िवन शुक्ला दक्षमी है। परममित्र नरोत्तमदास 
सोवरा और थानमल सोवराकी प्रेरणासे कविने यह रचना लिखी है। यह पद्य- 
बद्ध शन्दकोष १७५ दोहोंमें लिखा गया है । प्रसिद्ध कवि धनग्जयको सस्कृत 
नाममाला और अनेकार्थंकोशके आधारपर इस ग्रंथको रचना हुई है । कविको 
इसकी साज-सज्जा, व्यवस्था, शब्द-योजना और लोकप्रचलित शब्दोंकी 
बोजनाके कारण इसे मोलिक माना जा सकता है । 

नाटक ससयसार--अध्यात्म-संत कविवर बनारसीदासकी समस्त कृतियोंमें 
नाटक-समयसार अत्यन्त-महस्त्वपपूणं है। आचाये कुन्दकुन्दके समय 
पाहुडपर आचार्य अमृतचन्द्रकी आत्मस्याति नामक विशद टीका है। ग्रंथके 
मूल भावोंको विस्तृत करनेके लिए कुछ संस्कृत-पद्य भो लिखे गये हैं, जो कलश 
नामसे प्रसिद्ध हैं। इसमें २७७ पद्म हैं। इन कलक्लोंपर भट्टारक शुभचन्द्रकी 
परमाध्यात्मतरंगिणीनामक संस्कृत-टीका भी है। पाण्डेय राजमलने कलकझ्षों- 
पर बाल-बोधिनी नामक हिन्दी-टीका भी लिखी है । इसी टीकाको प्राप्त कर 
बनारसीदासने कवित्तबद्ध नाटक-समयसारकी रचना की है। इस ग्रंथमें ३१० 
दोहा-सोरठा, २४५ इकत्तोसा कवित्त, ८६ चोपाई, ३७ तेइसा सवेया, २० छप्पय, 
१८ घनाक्षरी, ७ अडिल्ल ओर ४ कुंडलियाँ इस प्रकार सब मिलाकर ७२७ 
पद्च हैं। बनारसीदासने इस रचनाको वि० सं० १६९३ आश्विन-शुक्ला, श्रयो- 
दक्ी रविवारको समाप्त किया है। 

नाटक-समयसारमें जीवद्वार अजीवद्वार, कर्त्ता-कर्म-क्रियाद्वार, पृण्यपाप- 
एकत्व-द्वार, आस्व-द्वार, संवरद्वार, निज राद्वार, बन्धद्वार, मोक्षद्वार सबंविशुद्धि- 
द्वार, स्यादवादद्वार, साध्यसाधकद्वार ओर चतुदंश गुणस्थानाधिकार प्रकरण 
हैं। नामानुसार इन प्रकरणोंमें विषयोंका निरूपण किय। गया है। कविने इस 
नाटकको यथार्थंताका विद्लेषण करते हुए छिखा है-- 


२५२ : तोर्थंकर महाबीर ओर उनको आवार्य-परम्परा 


काया चित्रसारीमें करम-परजंक भारी, 

मायाकी संवारी सेज चादर कलरूपना | 

शेन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, 

मोहकी मरोर यहै लोचनको ढपना॥ 

उदे बल जोर यहै ध्वांसको सबंद घोर, 

विषे सुखकारी जाकी दोर यहै सपना | 

ऐसी मढ़-दशामें मगन रहे तिहुंकाल, 

घावे भ्रम-जालमें न पावे रूप अपना॥।॥ 

अज्ञानी व्यक्ति भ्रमके कारण अपने स्वरूपको विस्मृत कर संसारमें जन्म- 
मरणके कष्ट उठा रहा है। कवि कहता है कि कायाकी चित्रशालामें कमंका 
पलग बिछाया गया है । उसपर मायाकी सेज सजाकर मिथ्या-कल्पनाको चादर 
डाल रखी है। इस शय्यापर अचेतनको नींदमें चेतन सोता है। मोहकी मरोड़ 
नेत्रोंका बन्द करना--झपकी लेना है। कमंके उदयका बल ही स्वासका घोर 
शब्द है । विषय-सुलको दोर हो स्वप्न है। इस प्रकार तीनों काछोंमें अज्ञानकी 
निद्रामें मग्न यह आत्मा भ्रमजालमें दोड़ती है। अपने स्वरूपको कभी नहीं 
पात्ती । अज्ञानी जीवकी यह निद्रा ही संसार-परिश्रमणका कारण है। मिथ्या- 
तत्त्वोंकी श्रद्धा होनेसे हो इस जीवदको इस प्रकारकी निद्रा अभिभूत करती 
है। आत्मा अपने शुद्ध निमंठ ओर शक्तिशाली स्वरूपको विस्मृत कर हो इस 
व्यापक असत्यको सत्य-रूपमें समझती है। 
इस प्रकार कविने रूपक द्वारा अज्ञानी-जीवकी स्थितिका माभिक चित्र उप- 

स्थित किया है। आत्मा सुख-शान्तिका अक्षय भण्डार है। इसमें ज्ञान, सुख, 
वोये आदि गुण पूर्णझपेण विद्यमान हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्तिको इसी शुद्धात्मा- 
की उपलब्धि करनेके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कविने बताया है कि 
ज्ञानी-व्यक्ति संसारकी समस्त-क्रियाओंको करते हुए भो अपनेको भिन्न एवं 
निर्मल समझता है । 

जैसे निशि-बासर कमल रहें पंक ही में, 

पंकज कहावे पै न वाके ढिग पंक है.। 

जैसे मन्त्रवादी विषधरसों गहावें गात, 

मन्त्रकी शकति वाके बिना विष डंक है ॥ 

जेसे जीम गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, 

पानीमें कनक जैसे काईसे अटंक है। 

तैसे ज्ञानवान माना भाँति करतूत उानै, 

किरियातें भिन्न माने मोते निष्कलंक है ॥ 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २५३ 


आत्मामें अशुद्धि पर-द्रव्यके संयोगसे आई है। यथ्षपि मूलद्रव्य अन्य प्रकार 
कूप परिणमन नहीं करता, तो भी परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती 
है। जब सम्यकक्‍स्वके साथ ज्ञानमें भी सच्चाई उत्पन्न होती है तो श्ञान-रूप 
आत्मा परद्वव्योंस अपनेको भिन्‍न समझकर शुद्धात्म अवस्थाको प्राप्त होती है। 
कवि कहता है कि कमल रात-दिन पंकमें रहता है तथा पंकज कहा जाता है 
फ़िर भी कोचड़से वह सदा अलग रहता है। मन्‍्त्रवादी सपंको अपना गात्र- 
पकड़ाता है; परन्तु मन्त्र-शक्तिसे विषके रहते हुए भी सपंक्रा दंश निविष रहता 
है। पानीमें पड़ा रहनेपर भी जेसे स्वरंमें काई नहीं लछगतो उसी प्रकार ज्ञानी- 
व्यक्ति संसारकों समस्त क्रियाओंको करते हुए भी अपनेको भिन्‍न एवं नि्ंल 
समझता है । 

इस नाटक-समयसा रमें अज्ञातीकी विभिन्‍न अवस्थाएँ, ज्ञानीको अवस्थाए'", 
ज्ञानीका हुदय, संसार और शरीरका स्वरूप-दर्शन, आत्म-जागृति, आत्माकी 
अनेकता, सनको विचित्र दोड़ एवं सप्तव्यसनोंका सच्चा स्वरूप प्रतिषादित 
करनेके साथ जीव, अजोव, आख्रवं, बन्ध, संवर, निजंरा और मोक्ष इन सात 
तत्त्वोंका काव्य-रूपमें चित्रण किया है । 

अनारसो-बिकास--इस ग्रत्थमें महाकवि बनारसीदासको ४८ रचनाओंका 
संकलन है । यह संग्रह आगरानिवासी दीवान जगजीवनजोने बनारसोदासके 
स्वगंवासके कुछ समयके पश्चात्‌ वि० सं० १७० १ चेत्र शुक्ला द्वितोयाको किया 
है। बनारसीदासने वि० सं० १७०० फाल्गुन शुक्ला सप्तमीको कमं-प्रकृति- 
विधानकी रचना को थी। यह रचना भी इस संग्रहमें समाविष्ट है। संगृहदीत 
रथनाओंके नाम निम्न प्रकार हैं-- 


१. जिनसहस्ननाम, २. सूक्तिमुछावलछोी, २. ज्ञानवावनी, ४. वेदनिर्णय- 
पंचाशिका, ५. शलाकापुरुषोंकी नामावली, ६. मार्गणाविचार, ७. कर्मप्रकृति- 
विधान, ८. कल्याणमन्दिरस्तोत्र, ९. साधुबन्दना, १०. मोक्षपेडो, ११. करम- 
छत्तीसी, १२. ध्यानबत्तीसी, १३. अध्यात्मबत्तीसो, १४. ज्ञानपल्चीसी, १५. शिव- 
पच्चोसी १६. मवसिन्धघुचतुर्दशी १७. अध्यात्मफाग १८. सोलहतिथि १९. तेरह- 
काठिया, २०. अध्यात्मगीत, २१. पंचपदविधान, २२. सुमतिदेवीके अष्टोत्तर- 
शत नाम, रेरे. शारदाष्टक, रे४. नवदुर्गाविधान, २५. नामनिर्णयविधान, 
२६- नवरत्नकवित्त, २७. अष्टप्रकारी जिनपुजा, २८. दक्षदानविधान, २५. दष्द- 
बोल, ३०. पहेली, २१. प्रदनोत्त रदोहा, ३२. प्रध्नोत्तमाछा, ३३. अवस्थाष्टक, 
३४. षट॒दर्शनाष्टक, ३५. चातुवंणं, ३६. अजितनाथके छन्‍्द, ३७: शान्तिनाथ- 
स्तुति ३८. नवसेनाविधानं, ३२९. नाटकसमयसारके कवित्त, ४०. फुटकर कविता, 


२५४ : तोथंकर महावोर ओर उनको आषायं-परम्परा 


४१. गोरखनाथके वचन, ४२. वेथ्य आदिके भेद, ४३. परमाथंवचनिका, ४४. उपा- 
दान-निमित्तकी चिट्ठी, ४५. उपादान-निमित्तके दोहे, ४६. अध्यात्मपद, ४७. पर- 
माय हिडोलना, ४८. अष्टपदी मल्हार । 

इन समस्त रचनाओं में हमें महाकविकी बहुमुस्ती प्रतिभा, काव्य-कुशलता 
एवं अगाघ दिद्धत्ताके दर्शन होते हैं। धामिक मुक्तकोंमें कबिने उपमा, रूपक, 
दृष्टान्त, अनुप्रास आदि अलंकारोंकी योजना की है। सेद्धान्तिक-रचनाओं में 
विषय-प्रधान वर्णन-शेलो है। इन रचनाओंमें कवि, कवि न रहकर, ताकिक 
हो गया है। अतः कविता तकाँ, गणनाओं, उक्तियों ओर दृश्शन्तोंसे बहुधा 
बोझिल हो गई हैं। कविने सभो सिद्धान्तोंका समावेश सरलू-शेलोमें किया है । 

सोह-विवेक-पुद्ध--इस रचनाको कुछ लोग बनारसीदासकृत मानते हैं 
और कुछ लोग उसके विरोधी भो हैं | कंतिके आरंभमें कहा है कि मेरे पुवंवत्ती 
कविमल्ल, लालदास और गोपाल द्वारा पृथक-पुृथक रचे गये मोहविवेकयुद्ध- 
के आधारपर उनका सार लेकर इस ग्रंथकी संक्षेपमें रचना को जा रहो है। 
इससे स्पष्ट है कि कविने उक्त तीनों कवियोंके ग्रंथोंका सार ग्रहणकर हो अपने 
इस ग्रन्थकी रचना की है | 

इसमें ११० दोहा-चोपाई है। यह लघु खण्ड-काव्य है। इसका नायक मोह 
है और प्रतिनायक विवेक । दोनोंमें विवाद होता है और दोनों ओरकी सेनाएँ 
सजकर युद्ध करतो हैं। महाकवि बनारसीदासकी शेली प्रसन्न ओर गम्भीर 
है। उन्होंने अध्यात्मकी बड़ी-से-बड़ी बातोंको संक्षेपमें सरलता-पूरवंक गुम्फित 
कर दिया है। 

अरद्धंकथानकमें कंविने अपनी आत्म-कथा लिखी है। इसमें सं० १६०८ तक 
की सभो घटनाएँ आ गई हैं। कविने ५५वर्षोंका यथार्थ जोवनवृत्त अंकित 
किया है। 


पं० रूपचन्द या रूपचन्द पाण्डेय 
पं० रूपचन्द्र और पाण्डेय रूपचन्द्र दोनों अभिन्‍न-व्यक्षित प्रतीत होते हैं। 
महाकवि बनारसीदासने इन दोनोंका उल्लेख किया है। नाटकसमयसारकों 
प्रशस्तिमें रूपचन्दपंडित कहा है ओर अद्धंकथानकमें पाण्डेय रूपचन्द कहा 
गया है। बनारसीदासने अपने गुरुरूपमें पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख करते हुए 
लिखा है-- 
तब बनारसी ओर भयो। स्यथादवाद परिनति परिनयो। 
पांडे रूपचन्द गुरु पास | सुन्यो ग्रन्थ मन भयौ हुलास॥ 


भाचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २५५ 


फिर तिस समे बरस द्वे बीच | रूपचन्दको आई मीच। 
सुनि-सुनि रूपचन्दके बैन | बानारसी भयौ दिढ़ जेन ॥ 
उक्त उद्धरणसे भी ऐसा अवगत्त होता है कि पंडित रूपचन्द और पाण्डेय 
रूपचन्द अभिन्‍न-व्यकिति हैं। ये महाक॒वि बनारसीदागके गुरु हैं। बनारसीदासमते . 
रूपचन्दका परिचय प्ररतुत करते हुए बत्ताया है कि इनका जन्म-स्थान कोइदेशमें 
स्थित सलेमपुर था ये गगंगोत्री अग्रवाल कुलके भूषण थे। इनके पितामहका 
नाम भामह और पिताका नाम भगवानदास था | भगवानदासकी दो पत्तनियाँ 
थीं, जिनमें प्रथमसे ब्रह्मदास नामक पुत्रका जन्म हुआ और दूसरी पत्नोसे पाँच 
पुत्र हुए-- १. हरिराज, २. भपत्ति, ३. अभयराज, ४. कीत्तिचन्द, ५. 
रूपचन्द । 
यह रूपचन्द्र ही रूपचन्द पाण्डेय हैं। भट्टा रकीय पंडित होनेके कारण 
इनकी उपाधि पाण्डेय थी। ये जेन-सद्धान्तके ममंज्ञ विद्वान थे। और शिक्षा 


अजेनहेतु बनारसकी यात्रा को थो ।' महाकवि बनारसोदासने इन्हीं रूपचन्द- 
को अण्ना गुरु बताया है और पाण्डेयशब्दसे उनका उल्लेख किया है।* 


जब महाकवि बनारसीदासको व्यवसायके द्वेतु आगराको यात्रा करनी पड़ी 
थी और व्यापारमें असफल होनेके कारण आगरामें उनका समय काव्य- 
रचना लिखने और विद्वानोंकी गोष्ठीमें सम्मिलित होनेमें व्यतीत होता था, 
तभी सं० १६९२में इनके गुरु पाण्डेयरपचन्दका आगरामें आगमन हुआ | 


सोलहसे बानबे लॉं, कियो नियत रसपान। 

पे कवीसुरी सब सब भई, स्थाह्वाद परवान। 

अनायास इस ही समय, नगर आगरे थान। 

रूपचन्द पंडित गुनो, आयो आगम जान। 
--अद्धंकधानक पृ० ५७, पद्म ६२९-६३० 
इन्होंने आगरामें तिहुना नामक मन्दिरमें डेरा डाला | उतके आगमनसे 
बनारसीदासको पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यहाँ इन्हीं पाण्डेयरपचन्दसे कविने 


१. अनेकान्त, वर्ष १०, किरण २ (अगस्त १९४७), पाण्डेयखपचन्द ओर उनका 
साहित्य, पृ० ७७ । 
२. आठ-बरस कौ हुओ बाल । विद्या पढ़ने गयो चटसालरू ॥ 
गुरु पांडेसो विद्या सिखे। अक्खर बांचे लेखा लिखें।। 
--अधंकथानक, पृ० १०। 


२५६ : तोथंकर महावीर और उनकी जाचार्य-परम्परा 


गोम्भटसार-ग्रन्थकी व्याख्या सुनी थी। सं० १६९४में पाण्डेयरूपचन्दकी मृत्यु 
हो गई । 
श्रो पं० श्रीनाथ्रामजी प्रेमीने रूपचल्दको पाण्डेयरूपचन्दसे भिन्‍न माना 
है। उन्होंने बताया है कि कवि बनारसीदासने अपने नाटकसमयसारमें अपने 
जिन पाँच साथियोंका उल्लेख किया है। उनमें एक रूपचन्द भी हैं, जो पाण्डेय 
रूपचन्दसे भिन्‍न हैं | बनारसीदास इन रूपचन्दके साथ भी परमाथंकी चर्चा किया 
करते थे। पर हमारी दृष्टिमें पंडित रूपचन्द ओर पाण्डेयरूपचन्द भिन्‍न नहीं 
हैं--एक ही व्यक्ति हैं। यही रूपचन्द बनारसीदासके गुरु हैं ओर बनारसीदास 
इनसे अध्यात्मचर्चा करते थे। 


स्थितिकाल 


पाण्डेयडपचन्दका समय बनारसीदासके समयके आसपास है। महाकवि 
बनारसोदासका जन्म सं० १६४रमें हुआ और पाण्डेय रूपचन्द इनसे अवस्थामें 
कुछ बड़े ही होंगे। बहुत संभव है कि इनका जन्म सं० १६४०के आसपास 
हुआ होगा। अर्धंकथानकमें बनारसीदासने पाण्डेय रूपचन्दका उल्लेख किया 
है। अतएवं इनका समय वि०की १७वीं शत्तो सुनिश्चित है। रूपचन्दने संस्कृत 
ओर हिन्दो इन दोनों माषाओंमें रचनाएँ लिखी हैं । इनके द्वारा संस्कृतमें लिखित 
समवशरणपूजा अथवा केवलज्ञान-चर्चा ग्रल्थ उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें 
पाण्डेय रूपचन्दने अपना परिचय भ्रस्तुत किया है। हिन्दीमें इनके द्वारा लिखित 
रचनाएँ अध्यात्म, भक्ति और रूपक काव्य-सम्बन्धी हैं । इन रचनाओंसे इनके 
शास्त्रीय और काव्यात्मक ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है। पाण्डेयरूपचन्द 
सहज कबि हैं। इनकी रचनाओंमें सहज स्वाभाविकता पाई जाती है ' 

१. परमाथवोहाशतक था दोहापरमार्थ--इसमें १०१ दोहोंका संग्रह है। 
ये सभी दोहे अध्यात्म-विषयक हैं। कविने विषय-वासनाकी अनित्यता, क्षण- 
भंगुरता ओर असारताका सजीव चित्रण किया है । प्रत्येक दोहेके प्रथम चरणमें 
विषयजनित दुःख तथा उसके उपभोगसे उत्पन्न असन्तोष ओर दोहेके दूसरे 
चरणमें उपमान या दुष्टान्त द्वारा पूर्व कथनकी पुष्टि की गई है । प्रायः समस्त 
दोहोंमें अर्थान्तरन्यास पाया जाता है। 

विषयन सेवत हउ भले, तृष्णा तउ न बुझाय । 
जिमि जल खारा पीव तइ, बाढ़ंदइ तिस अधिकाय ॥श॥ 
विषयन सेवत दुःख बढ़द, देखहु किन जिन जोइ | 
खाज खुजावत ही भला, पुनि दुःख इनउ होय ॥॥९॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५७ 
१७ 


सेबत ही जु मधुर विषय, करुए होंहि निदान। 
विषफल भीठे खातके, अंतहि हरहिं परान ॥११॥ 
विषय-सुलोंकी निस्तारता दिखलानेके पश्चात्‌ कि सहज सुखका वर्णन 
है, जिलके प्रास होते गर्म निहांल हो जातो है। यह सहज सुख 
है। जिस प्रकार पाषाणमें सुदर्ण, पुष्फमें गन्ध, तिलमें तेल 
व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक घटमें विद्यमान हैं। जो व्यक्ति जड़-चेतस- 
का परिज्ञानी है, जिसने दोनों द्रव्योंके स्वभावकों भली प्रकार अवगत कर 
लिप है, वद्दी व्यक्ति ज्ञानदर्शन-चेतन्यात्मक स्वपरिणतिका अनुभवकर सहज 
सुखको प्राप्त कर सकता है। कविने सहज सुखको विवेचित करते हुए लिखा है-- 
चेतन सहज सुख ही बिना, इहू तृष्णा न बुझाइ। 
सहज सलिल बिन कहहु क्यउ, उसन प्यास बुझाइ ॥३०॥ 


२. 'गीत परसार्थो अथवा परसाथंगीत--यह एक छोटो-सो कृति है। इसमें 
१६ पदश्च हैं और सभी पद्य आध्यात्मिक हैं। जीवनको सम्बोधन कर उसे राग- 
दैष-मोहसे पृथक्‌ रहनेकी चेत्तावनी दी गई है। आत्माका वास्तविक स्वरूप 
सत्‌, चित्‌ आनन्दमय है। इस स्वरूपको जीव अपनी पुरुषा्थशीनताके कारण 
भूछ जाता है और राग षरूपी विकृतिको ही अपना निजरूप मान लेता है। 
इस विकारसे दूर रहनेके लिए कवि बार-बार चेतावनी देता है। पहला फ्द 
निम्न प्रकार है-- 

चेतन हो चेत न चेतक काहिन हो। 
: गाफिल होइ न कहा रहे विधिवस हो ॥ 
#४१०००४०७०१७ +०००००४००७००३१०७७०१००००१०००००००| चेत्तन हो । । शत । 

३. अध्यात्म सवेया--१०१ कवित्त ओर सवेया उन्‍्दोंका यह संग्रह है। 
जेन सिद्धान्त भवन आराकी हस्तलिखित प्रतिमें इसे रूपचन्द-शत्तक कहा गया 
है। समस्त छन्‍्द अध्यात्मपूर्ण है। जीवन, जगत्‌ ओर जीवकी वत्तंमान विकृत 
अवस्थाका चित्रण इन सवेयोंमें पाया जाता है। कविने लिखा है कि यह जीव 
महासुखकी शय्याका त्यागकर क्षणिक सुखके प्रलोभनमें आकर संसारमें भट- 
कता है और अनेक प्रकारके कष्टोको सहन करता है। मिथ्यात्व--आत्मानुभव- 
से बहिमुंख प्रवृत्ति--का निरोध समतारसके उत्पन्न होनेपर ही प्राप्त होता है । 
यह समता आत्माका निजी पुरुषार्थ है । जब समस्त परद्वव्योंके सेयोगको छोड़ 
आत्मा अपने स्वरूपमें विचरण करने छगता है, तो समता रसकी प्राप्ति होती 
है। कविने इस समतारसका विवेचन निम्न प्रकार किया है-- 


२५८ : तीथकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भूल गयो निज सेज महासुख, मान रहो सुख सेज पराई। 
आस-हुतासन तेज महा जिहि, सेज अनेक अनन्त जराई॥ 
कित पूरी भई जु मिथ्यामतिको इति, भेदविज्ञान घटा जु भराई। 
उमग्यो समितारस मेघ मद्ठा, जिह वेग हि आस-हुतास सिराई ॥८२॥ 
यदि आत्मा भिथ्या स्थितिको दूर कर समतारसका पान करने लगे, तो 
उसे अपनेमें परमात्माका दर्शन हो सकता है, क्योंकि कम आदि परसंयोगा हैं । 
जिस प्रकार दूध ओर पानी मिल जानेपर एक प्रत्तीत होते हैं, पर बास्तवमें 
उनका गुण-धर्म पृथक-पृथक्‌ है । जो अर्यक्ति द्रव्य ओर तत्त्वोंके स्वभावको यथार्थ 
रूपमें अवगत कर निजी रूपका अनुभव करता है उसका उत्थान स्वयमेव हो 
जाता है। यह सत्य है कि उत्प्राद-व्ययप्नौव्यात्मक उस आत्मतत्त्वकी प्राप्त 
निजानुभूतिसे ही होती है और उसीसे भिथ्यात्वका क्षय भी होता है। कबिने 
उक्त त्थ्यपर बहुत हो सुन्दर प्रकाश डाला है :-- 
काहू न मिलायो जाने करम-संजोगी सदा, 
छीर नीर पाइयो अनादि हीका धरा है । 
अमिल मिलाय जड़ जीव गुन भेद न्यारे, 
न्‍्यारे पर भाव परि आप हीमें घरा है। 
काइ भरमायो नाहि भम्यो भूल आपन ही, 
आपने प्रकास के विभाव भिन्‍न धरा है। 
साचे अविनासी परमातम प्रगट भयो, 
नास्यो है भिथ्यात वस्यौ जहाँ ग्यान घरा है ॥९५॥ 

४. लटोलनागोत--खटोलनागीत छोटी-सी कृति है। इसमें कुल १३ पद् 
हैं। यह रूपक काव्य है। कविने बताया है कि संसाररूपी मन्दिरमें एक 
खटोला है, जिसमें कोधादि चार पग हैं। काम और कपटका सिरा है ओर 
चिन्ता और रतिकी पाटी है । यह अविरतिके बानोंसे बुना है और उसमें आशा- 
की आडवाइन लगायी गयी है । भनरूपी बढ़ईने विविध कर्मोंको सहायतासे 
उसका निर्माण किया है। जीवरूपी पथिक इस खटोलेपर अनादिकालसे लेटा 
हुआ मोहकी गहरो निद्रामें सो रहा है। पाँच पापरूपी चोरोंने उसको संयम- 
रूपो संर्पात्तको चुरा लिया है। मोहनिद्राके भंग न होनेके कारण ही यह आत्मा 
निर्वाण-सुखसे वंचित है। वीतरागी गुरुया ती्थंकरके उपदेशसे यह्‌ काल- 
रात्रि समाप्त हो सकती है और सम्यक्त्वरूपो सूयंका उदय हो सकता है। कवि- 
ने इस प्रकार शरीरको खटोलाका रूपक देकर आध्यात्मिक तत्त्वोंका विवेषन 
किया है। पद्म बहुत ही सुन्दर और काव्यचमत्कारपूर्ण हैं। उदाहरणाथ॑ 
कुछ पंक्तियाँ उद्धृत को जाती हैं-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २५९ 


भव रसिमंदिर पौठियो, खटोला मेरो, कोपादिक पग चारि। 
काम कपट सीरा दोऊ, चिन्ता रति दोठ पादि॥शा 
अविरति दिढ़ बाननि बुनो, मिथ्या माई विसाल। 
आशा-अडवाइनि दई, शंकादिक वसु साल ॥सा 


मर ५ ८ ८ 
राग-द्ेष दोउ गड॒वा, कुमति सुकोमछ सौरि। 
जीव-पथिक तह पौढियो, परपरिणति संग गौरि ॥४॥ 

५, स्फुट पद--हूपचन्दके स्फुट पद छगभग ६०-७०की' संख्यामें उपलब्ध 
हो चुके हैं। ये मी पद भक्ति रससे पूर्ण हैं। कविने अपने आराध्यकी भक्ति 
करते हुए उसके रूप-लावण्यका विवेचन किया है। कवि एक पदमें अपने 
आराध्यके मुखको अपूर्व चन्द्रमा बतछाता है और इस अपूव॑ चन्द्रमाकी तर्क 
द्वारा पृष्टि करता है-- 

. प्रभु॒मुख-चन्द अपूरब तेरो। 
संत्त सकल-कला-परिपुरन, 
पारे तुम तिहुँ जगत उजेरी ॥प्रमु० ॥श॥। 
निरूप-राग निरदोष निरंजनु, 
निरावरनु जड जाडय निवेरों॥ 
कुमुद विरोधि कृसी कृतसागरु, 
अहि निसि अमृत श्रव जु घनेरो ॥प्रभु० ॥२॥ 
उदे अस्त बन रहितु निरन्तरु 
सुर नर मुनि आनन्द जनेरो॥ 
रूपचन्द इमि नेनन देखति, 
हरषित मन-चकोर भयो मेरो ॥प्रभ० ॥३।। 
पद्लमड्भल --इस रचनासे प्रायः सभी लोग 
सुंपरिचित हैं। कविने ती्थंकरके पञचकल्याणकोंकी गाथा काव्यरूपमें निबद्ध 
की है। 


जगजीवन 


आगरानिवासी जगजीवन अग्रवाल जेन थे। इनका गोत्र गग॑ था। इनके 
पिताका नाम अमयराज ओर माताका नाम मोहनदे था | ये अमयराज जाफर- 
खाँके दोवान थे, जो बादशाह शाहजहाँका पाँच हजारी उमराव था। जगजीवन 
अध्यात्मशेलीके कवि थे। पण्डित हीरानन्दने वि० सं० १७०१में समवशरण- 


२६० : लीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विधानकी 
दिया है-- 


जगजीवनने सं० १७० १में बनारसीविछासका संपादन किया था। इनके 
अब त्तक ४५ पद भी उपलूब्ध हो चुके हैं। इनके पदोंको तीन वर्गोंमें विभक्‍त 


रचता को है । इस रचनामें जगजीवनका परिच्रय निम्न प्रकार 


अब सुनि नगरराज आगरा, सकल सोभा अनुपम सागरा । 
साहजहाँ भूपति है जहाँ, राज करे नयमारग तहाँ ॥ 
ताकौ जाफरखा उमराब, पंच हजारी प्रकट कराउ। 
ताकौ अगरवाल दोवान, गरग गोत सब विधि परवान ॥ 
संघद्दी अमेराज जानिए, सुखी अधिक सब करि मानिए । 
वनितागण नाना परकार, तिनमें लूघु मोहनदे सार ॥ 
ताकौ पृत्त पूत-सरमौर, जगजीवन जीवनकी ठौर। 
सुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत घरम-घन-घान ॥ 


किया जा सकता है-- 

१. प्रार्थना एवं स्तुतिपरक 

२. आध्यात्मिक 

३. सांसारिक प्रपञ्चके विइलेषण-मूछक 

यहाँ उदाहरणके लिए एक पदकी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत को जाती हैं । कवि- 
ने सांसारिक प्रपझ्चको बादरकी छाया माना है और छायाका रूपक देकर 
पुरजन, परिजन, इन्द्रिय-विषय, राग-ढं ष-मोह, सुमति-कुमति सभीकी व्याख्या 


पस्तुत की 


है। यथा -- 
जगत सब दीसता घनकी छाया ॥ 
पुत्र कलत्र मित्र तन संपत्ति 
उदय पुदू्गल जुरि आया। 
भव परनति वरषागम सोरहें 
आश्रव. पवन बहाया ॥जगतना(॥ 
इन्द्रियविषय लहरि तडता है 
देखत जाय बिलाया। 
राग दोष वगु पंकति दोरघ 
मोह. गहूछ घरराया ॥जगत ०॥र॥ 


सुमति विरहनी दुखदायक है, 
कुमति संजोगति भाया। 


आचार्यतुल्य काग्यकार एवं लेखक : २६१ 


निज संपति रतनत्रय गहिकर 
भुनि जन नर मन भाया॥ 
सहज अनन्त चतुष्ट मंदिर 
जगजीवन सुख पाया ॥जगतनगाशा 


2, 


कुंवरपाल 


कुवरपाऊल बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। इन्होंने सृक्तिमुक्तावलीका 
पद्यानुवाद बनारसोदासके साथ मिलकर किया है। इस पद्मानुवादसे उनकी 
काव्यप्रतिभाका परिचय प्राप्त होता है। सोमप्रभने संस्कृत-भाषामें सूक्ति- 
मुक्तावलीकी रचना की थी। इसीका पद्चबद्ध हिन्दी अनुवाद इन्होंने किया है। 
यह समस्त काव्य मानवजीवनको परिष्कृत करने वाला है। कविने संस्कृत- 
ग्रन्थका आधार ग्रहणकर भी अपनी मोलिकताको अक्षुण्ण रखा है। वह समस्त 
दोषोंकी खानि अहंकारको मानता है। मनुष्य 'अहं' प्रवृत्तिके अधीन होकर 
दूसरोंकी अवहेलना करता है | अपनेको बड़ा और दूसरेको तुच्छ या लघु सम- 
झता है। समस्त दोष इस एक ही प्रवृत्तिमें निवास करते हैं | कवि कहता है 
कि इस अभिमानसे हो विपत्तिकी सरिता कल-कल ध्वनि करती हुई चारों ओर 
प्रवाहित होती है। इस नदीकी घारा इतनी प्रखर है कि जिससे यह एक भी 
गुणग्रामको अपने पूरमें बहाये बिना नहीं छोड़ती । 'अहं' भाव विशज्ञाल पव॑तके 
तुल्य है। कुबुद्धि और माया उसकी गुफाएं हैं । हिसक बुद्धि धूम्ररेखाके समान 
है ओर क्रोध दावानलके तुल्य है। कवि कहता है-- 
जातें निकस विपति-सरिता सब, जगमें फैल रही चह/ुँ ओर । 
जाके ठिग गुण-ग्राम नाम नहिं, माया कुमति गुफा अति घोर ॥ 
जहूँ बध-बुद्धि धूमरेला सम, उदित कोप दावानल जोर। 
सो अभिमान-पहार पठंतर, तजत त्ताहि सर्वज्ञ किशोर ॥ 


कवि सालिवाहन 


कवि सालिवाहन भदावर प्रान्तके कञचनपुर नगरके निवासो थे। कविके 
पिताका नाम रावत खरगसेन और गुरुका नाम भट्टी रक नगभूषण था । इन्होंने 
वि० सं० १६९५में आगरामें रहकर जिनसेनाचा रिक्त संस्कृत्के हरिवंशपु राण- 
का हिन्दीमें पद्यानुवाद उपस्थित किया है। हरिवंशपुराणकी प्रशस्तिसे अबव- 


२६२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गत होता है कि कविने उक्त दोहा-चौपाईबठ़ रचना आगराकी साहित्य 
भूमिमें ही सम्पन्न की है। 

संवत्‌ सोरहिसे तहाँ भये तापरि अधिक पचानबे गये | 

माध मास किसन पक्ष जानि सोमवार सुभवार बखानि ॥ 

5६११४ भट्टारक जगभूषण देव गनघर साद्रस वाकि जुएद | 

लत नगर आगिरो उत्तम थानु साहिजहाँ तपे दूजो भान ॥ 

2१०१३ बाहन करी चोपईबन्धु, हीनबुधि मेरी मति अंधु । 


कवि बुलाकीदास 
बुलाकोदासका जन्म आगरेमें हुआ था | ये गोयलगोत्री अग्रवाल दिगम्बर 
जन श्रावक थे | इनके पूर्वज बयाना (भरतपुर)में रहते थे। इनके पितामह 
भवणदास बयाना छोड़कर आगरेमें बस गये थे। उनके पुत्र नन्दलालको 
सुयोग्य देखकर पंडित हेमराजने उनके साथ अपनी कन्याका विवाह कर दिया 
था, जिसका नाम जेनी था । हेमराजने अपनी इस कन्याको बहुत ही सुशिक्षित 
किया था । बुलाकीदासका जन्म इसी जेनो उदरसे हुआ था। उन्होंने अपनो 
माताकी प्रदंसामें लिखा है-- 
हेमराज पंडित बसें, तिसी आगरे ठाइ। 
गरग गोत गुन आगरो, सब पूर्ज जिस पाइ॥ 
उपगीता के देहजा, जेनी नाम विख्याति। 
सील रूप गुन आगरी, प्रीति-नीतिको पाँति ॥ 
दीनी विद्या जनकने कीनी अभत्ति व्युत्पन्न | 
पंडित जापे सीख लें धरनीतलमें धन्‍्न॥ 
कविको 'पाण्डवपुराण” नामक एक ही रचना उपलब्ध है। यह रचना 
उसने अपनी माताके आग्रहसे लिखी है । 
मैया मगवतीदास 


भेया भगवतोदास आगरानिवासी कटारियागोत्रीय ओसवाल जंन थे। 
इनके दादाका नाम दशरथ साहू और पिताका नाम छालजो था। इनको 
रचनाओंसे अवगत होता है कि जिस समय ये काव्यरचना कर रहे थे उस 
समय आगरा दिल्ली-शासनके अन्तगंत था और औरंगजेब वहाँका शासक 


था।'" 
१. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन प्रथम भाग, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृ० १६३- 
१६९ तथा २४६। 


आवायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६३ 


ओसवाल होनेके कारण कविको जन्मना धवेताम्बरसम्प्रदायानुयायी होना 
चाहिए; पर उन्तकी रचनाओंके अध्ययनसे उनका दिगम्बर सम्प्रदायानु- 
यायी होना सिद्ध होता है। कविकी रचनाओंके अवलोकनसे श्ञात होता है 
कि भैया भगवतीदासने समयसार, आत्मानुशासन, गोम्मट्सार और  द्रव्यसंग्रह 
आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका पूरा अध्ययन किया है । उनकी आध्यात्मिक रचनाओं 
पर समयसारका पूरा प्रभाव है। 
इन्होंने स्तुतिपरक या मक्तिपरक जितने पद लिखे हैँ उनमें तीथैकरोंके 
गुण और इतिवृत्त दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अंकित हैं । 
संवत सत्रह से इकतीस, माघसुदी दश्मी शुभदीस। 
मंगलकरण परमसुखधाम, द्रवसंग्रह प्रति करहुं प्रणाम ॥। 
द्रव्यसंग्रहकी रचनाके साथ भेया भगवतीदासकी स्वप्नबत्तीसी, द्वादशानु- 
प्रेक्षा, प्रभाती और स्तवनोंसे भी उनका दिगम्बर सम्प्रदायी होना सिद्ध होंता है। 


वि० सं० १७११में हीरानन्दजीने पंचास्तिकायका अनुवाद किया था । उसमें 
उन्होंने आगरामें एक भगवत्तीदास नामक व्यक्तिके होनेका उल्लेख किया है। 
संभवत: भैया भगवतीदास ही उक्त व्यक्ति हों । इन्होंने कवित्तामें अपना उल्लेख 
भेया, भविक ओर दासकिशोर उपनामोंसे किया है । इनकी सभस्त रचनाओं. 
का संग्रह ब्रह्मविलासके नामसे प्रकाशित है । 
भेया भगवततोदासका समय वि० सं० की १८वीं शत्ताब्दी है। इन्होंने अपनी 
रचनाओंमें औरंगजेबका उल्लेख किया है। औरंगजेबका शासनकाल वि० सं० 
१७१५-१७६४ रहा है। भेया भगवतीदासके समकालीन महाकवि केशवदास हें, 
जिन्होंने रसिकप्रिया नामक शंगाररसपूर्ण रचना लिखी है। कवि भगवत्तो- 
दासने इस रसिकप्रियाकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
बड़ी नीत लघु नीत्त करत है, बाय सरत बदवोय भरी । 
फोड़ो बहुत फुनगणी मंडित सकल देह मनु रोगदरी ॥ 
शोणित हाड़ “मांसमय मरत तापर रीक्षत घरी-घरी। 
ऐसो नारी निरखि करि केशव ? रसिकप्रिया तुम कहा करी ॥। 
अतएव भया भगवत्तीदास १८वीं शताब्दीके कवि हैं । 
रचनाएँ 
भेया भगवतीदासकी रचनाओंका संग्रह ब्रह्मविकासके नामसे प्रकाशित है। 
इसमें ६७ रचनाएं” सगृहीत हैं । इन रचनाओंको काव्यविधाकी दृष्टिसे निम्न- 
लिखित वर्गोंमें विभक्‍त किया जा सकता है:-- 


२६४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


१: पदसाहित्य 

२. आध्यात्मिक रूपककाव्य 

३. एकार्थ काव्य 

४. प्रकीणंककाव्य 

१. पदसाहित्य--इनके पदसाहित्यको १. प्रभाती, २. स्तवन, ३. अध्यात्म, 
४. वस्तुस्थितिनिरूपण, ५. आत्मालोचन एवं ६. आराध्यके प्रति दुढ़तर विष्वास, 
विषयोंमें विभाजित किया जा सकता है | वस्तुस्थितिका चित्रण करते हुए बताया 
है कि यह जीव विश्वकी वास्तविकता ओर जीवनके रहस्योंसे सदा आँखें बन्द 
किये रहता है। इसने व्यापक विश्वजनीन और चिरन्तन सत्यको प्राप्त करनेका 
प्रयास नहीं किया । पाथिव सौन्दयंके प्रति मानव लेसगिक आस्था रखता है। 
राग-ढेषोंकी ओर इसका झुकाव निरन्तर होता रहता है, परन्तु सत्य इससे परे 
है, विविधनामरूपात्मक इस जगतूसे पृथक होकर प्रकृत भावनाओंका संयमन, 
दमन और परिष्करण करना ही व्यक्तिका जीवन-लक्ष्य होना चाहिए। इसो 
कारण पदचात्तापके साथ सजग करते हुए वेयक्तिक चेतनामें सामूहिक चेतना- 
का अध्यारोप कर कवि कहता है-- 


भरे तें जु यह जन्म गमायो रे, भरे त्तें॥ 
पूरब पुण्य किये कहुँ अति हो, तातें नरभव पायो रे। 
देव धरम गुरु ग्रन्थ न परसे, भटकि भटकि भरमायो रे ॥अरे०॥१॥ 
फिरि तोको मिलिबो यह दुरलभ दश् दृष्टान्त बतायो रे । 
जो चेते तो चेत रे भेया, तोको करि समुझायो रे ॥अरे०।२॥ 
आत्मालोचन सम्बन्धी पदोंमें कविने राग-द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मद, मात्सये 
आदि विकारोंसे अभिभृत हृदयकी आलोचना करते हुए गृढ़ अध्यात्मकी अभि- 
व्यज्जना की है | कवि कहता है-- 
छाँड़ि दे अभिमान जियरे, छाँड़ि दे अभि० ॥टेका। 
काको तू अरु कौन तेरे, सब ही हैं महिमान । 
देखा राजा रंक कोऊ, थिर नहीं यह थान ॥जियरे०॥१॥ 
जगत देखत तेरि चलवो, तू भी देखत आन । 
घरी पलरकी खबर नाहीं, कहा होय विहान ॥जियरे०॥२॥ 
त्याग क्रोध रु लोभ माया, मोह मदिरा पान | 
राग-दोर्षह टार अन्तर, दूर कर अज्ञान ॥जियरे०॥३॥ 
भयो सुरपुर-देव कबहें, कबहुँ नरक निंदान। 
इम कमंवश बहु नाच नाचे, भेया आप पिछान ॥जियरेणाड॥। 


आचार्यतुल्य काग्यकार एवं छेखक : २६५ 


२. आध्यात्मिक रूपकाव्य--के अन्तगंत कविकी चेतनकमंचरित, षट्‌- 
अष्टोत्तरी, पंचइन्द्रियसंवाद, मधुबिन्दुकचौपाई, स्वप्नबत्तीसी, द्वादशानुप्रेक्षा 
आदि रचनाएं प्रमुख हैं। चेतनकमंचरितमें कुल २९५६ पद्य हैं। कल्पना, भावना, 
अलंकार, रस, उक्ति-सौन्दयं और रमणीयता आदिका समवाय पाया जाता 
है । भावनाओंके अनुसार मधुर अथवा परुष वर्णोंका प्रयोग इस क्रृतिमें अपूर्व 
चमत्कार उत्पन्न कर रहा है | बेकारोंको पात्रकल्पना कर कविने इस चरित- 
काव्यमें आत्माकी श्रेयता और प्राप्तिका मार्ग प्रदर्शित किया है। कुबृद्धि एवं 
सुबुद्धि ये दो चेतनकी भार्या हैं। कविने इस काव्यमें प्रमुखरूपसे चेतन और 
उनकी पत्नियोंके वार्त्तालाप प्रस्तुत किये हैं | सुबुद्धि चेतन-आत्माको कमंसंयुक्त 
अवस्थाको देखकर कहती है--“चेतन, तुम्हारे साथ यह दुष्टोंका संग कहांसे 
भा गया ? क्या तुम अपना सर्वस्त खोकर भी सजग होनेमें विलम्ब करोगे ? 
जो व्यक्ति जीवनमें प्रमाद करता है, संयमसे दूर रहता है वह अपनी उन्नति 
नहीं कर नकता ।” 

चेतन--हे महाभागे ! में तो इस प्रकार फेस गया हूँ, जिससे इस गहन 
पंकसे निकलना मुश्किल-सा लग रहा है। मेरा उद्धार किस प्रकार हो, इसको 
मुझे जानकारी नहीं ।” 

सुबुद्धि--/नाथ ! आप अपना उद्धार स्वयं करनेमें समथं हैं। भेदविज्ञानके 
प्राप्त होते हो आपके समस्त पर-सम्बन्ध विगलित हो जायेंगे और आप स्वतंत्र 
दिखलाई पड़ेंगे ।” ह 

कुबुद्धि--“भरी दुष्टा ! क्या बक रहो है ? मेरे सामने तेरा इतना बोलमे- 
का साहस ? तू नहीं जानती कि में प्रसिद्ध श्रवीर मोहकी पुत्री हूं ?” 

कविने इस संदर्भमें सुबुद्धि और कुबुद्धेकि ककहका सजीव चित्रण किया है । 
ओर चेतन द्वारा सुबंद्धिका पक्ष लेनेपर कुबुद्धि रूू कर अपने पिता 
मोहके यहाँ चलो जाती है और मोहको चेतनके प्रति उभारती है। मोह युद्ध- 
की तैयारी कर अपने राग-द् षरूपी मंत्रियोंसे साहाय्य प्राप्त करता है और नष्ट 
कर्मोंकी सेना सजाकर सैन्य संचालनका भार मोहनीय कमंको दैता है। दोनों 
ओरकी सेनाएँ रणभूमिमें एकत्र हो जातो हैं । एक ओर मोहके सेनापतित्वमें 
काम, क्रोध आदि विकार ओर भअष्ट कर्मोंका सेन्य-दल है। दूसरी ओर ज्ञानके 
सेनापतित्वमें दर्शन, चरित्र, सुख, वीयं आदिकी सेनाए' उपस्थित हैं । मोहराज 
बेतनपर आक्रमण करता है; पर ज्ञानदेव स्वानुभूतिकी सहायतासे विपक्षी 
दलको परास्त देता है। कविने युद्धका बड़ा ही सजोव वर्णन किया है। निम्न 
पंक्षित्याँ हैं:-- 


२६६ : तीथंकर महाबीर और उनको आचायं-परम्परा 


सूर बलवंत मदमत्त महामोहके, निकसि सब सेन आगे जु आये। 
मारि घमासान महाजुद्ध बहुक्रुद्ध करि, एक ते एक सातों सवाए ॥ 
वोर-सुविवेकने घनुष ले ध्यानका, मारि के सुमट सातों गिराए । 
कुमुक जो ज्ञानको सेन सब संग घसी मोहके सुभट मुर्छा सवाएं॥ 
रणसिंगे बज्जाह कोऊ न भर्ज्जह, कर्ाह महा दोऊ जुद्ध। 
इत जीव हंकारहे, निजपर वार्राह, करहै अरिनको रुद्ध ॥ 


शतयष्टोत्तरी--इसमें १०८ पद्म हैं। कविने आत्मज्ञानका सुन्दर उपदेश 
अंकित किया है । यह रचना बड़ी ही सरस ओर हृदयग्राह्म है। अत्यल्प कथा- 
नकके सहारे आत्मतत्त्वका पूर्ण परिज्ञान सरस शेलीमें करा देनेमें इस रचनाको 
अद्वितोय सफलता प्राप्त हुई है। कवि कहता है कि चेतनराजाको दो रानियाँ 
हैं, एक सुबुद्धि ओर दूसरों माया। माया बहुत ही सुन्दर ओर मोहक है। सुबुद्धि 
बुद्धिमती होनेपर भी सुन्दरी नहीं है। चेत्तनराजा मायारानीपर बहुत्त आसक्त 
है। दिन-रात भोग-विलासमें संलग्न रहता है । राजकाज देखनेका उसे बिल्कुल 
अवसर नहीं मिलता । अतः राज्यकमंचारों मनमानी करते हैं । यद्यपि चेत्तन 
राजाने अपने शरोर-देशकी सुरक्षाके लिए मोहको सेनापति, क्रोधको कोतवाल, 
लोभको मंत्री, कर्मोदयको काजी, कामदेवको वेयक्तिक सचिव और ईर्ष्या-घृणा- 
को प्रबन्धक नियुक्त किया है। फिर भी शरीर-देशका शासन चेतनराजाकी 
असावधानोीके कारण विश्यूंखलित होता जा रहा है। मान और चिन्ताने प्रधान- 
मंत्री बननेके लिए संघर्ष आरंभ कर दिया है। इधर लोभ और कामदेव अपना 
पद सुरक्षित रखनेके लिये नाना प्रकारसे देशको त्रस्त कर रहे हैं । नये-नये 
प्रकारके कर लगाये जाते हैं, जिससे शरी र-राज्यकी दुरवस्था हो रही है। शान, 
दर्शन, सुख वीयं, जो कि चेतनराजाके विश्वासपान्न अमात्य हैं, उनको कोत्तवाल 
सेनापत्ति, वेयक्तिक सचिव आदिने खदेड़ बाहर कर दिया है। शरीर-देशको 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि यहां चेतनराजाका राज्य न हो कर सेनापति 
मोहने अपना शासन स्थापित्त कर लिया है। चेतनकी आज्ञाको सभी अवहेलना 
करते हैं। 


माया-रानी भी मोह और लछोभको चुपचाप-राज्य शरी र-संचालनमें सहायता 
देती है। उसने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है जिससे चेत्तनराजाका राज्य उलट 
दिया जाय और वह स्वयं उसकी शासिका बन जाये। जब सुबुद्धिको चेतन- 
राजाके विरुद्ध किये गये षड्यन्त्रका पता छगा तो उसने अपना कत्तंव्य और 
धर्म समझकर चेत्तनराजाको समझाया तथा उससे प्रार्थना,की--“प्रिय चेतन, 
तुम अपने भीतर रहनेवाले ज्ञान, द्शन आदि गुणोंको सम्हाल नहीं करते। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६७ 


इन्द्रिय और श्रीरके गुणोंको अपना समझ माया-रानोमें इतना आसक्त होना 
तुम्हें शोभा नहीं देता। जिन क्रोध, मोह और काम-कमंचारियोंपर तुमने 
विश्वास कर लिया है थे निश्चय ही तुमको ठग रहे हैं । तुम्हारे चेतन्य-नगर- 
पर उनका अधिकार होनेवाला है, क्योंकि तुमने शरीरके हारनेपर अपनी हार 
और उसके जीतनेपर जीत समझ छो, दिन-रात मायाके द्वारा निरूपित सांसारिक 
धन्धोंमें मस्त रहनेसे तुम्हें अपने विध्वासप्राप्त अमात्योंको भी खो देना पड़ेगा । 
तुमने जो मार्ग अभी ग्रहण किया है वह बिल्कुल अनुचित है | क्या कभी तुमने 
विचार किया है कि तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो ? तुम्हें कौन-कौन धोखा 
दे रहे हैं? और तुम अपने स्वमावसे किस प्रकार च्यूत हो रहे हो ? ये द्रव्य- 
कम ज्ञानावरणादि तथा भावकर्म राग-द्वेष आदि, जिनपर तुम्हारा अदूट 
विष्वास हो गया है, तुमसे बिल्कुल भिन्न हैं | इनका तुमसे कुछ भी तादात्म्य- 
भाव नहीं है। प्रिय चेतन ! क्‍या तुम राजा होकर दास बनना चाहते हो ? 
इतने चतुर और कलाप्रवोण होकर तुमने यह मूखंता क्यों को ? तीन लोकके 
स्वामी होकर मायाकी मोठो बातोंमें उलझकर भिखारी बन रहे हो ? तुम्हारे- 
श्रासको देखकर में वेदनासे झुलस रही हूँ। तुम्हारी अन्धता मेरे छिये लज्जाकी 
बात है, अब भी समय है, अवसर हैं, सुयोग है ओर है विश्वासपात्र अमात्योंका 
सहारा । हृदयेश | अब सावधान होकर अपनी नगरीका शासन करें, जिससे शीघ्र 
ही मोक्ष-महरूपर अधिकार किया जा सके | प्राणनाथ ! राज्य सम्हालते समय 
तुमने मोक्षमहलको प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा भी की थी। में आपको विद्वास दिलाती 
हूँ कि मोक्ष-महलूमें रहनेवाली मुक्ति-रानी इस ठगिनी मायासे करोड़ों-गुणी सुन्दरो 
ओर हाव-भावप्रवीण है। उसे देखते ही मुग्धघ हो जाओगे । प्रमाद और अहंकार 
दोनों ही तुमको भुक्ति-रमाके साथ विहार करनेमें बाघा दे रहे हैं। 

इस प्रकार सुबुद्धिने नानाप्रकारसे चेतनराजाको समझाया। सुबृद्धिकी 
बात मान लेनेपर चेतनराजा अपने विश्वासपात्र अमात्य ज्ञान, दर्शन आदिकी 
सहायतासे मोक्ष-महलूपर अधिकार करने चल दिया । 

काव्यकी दुृष्टिसे इस रचनामें सभी गुण वत्तंमान हैं । मानवके विकार और 
उसकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंका अत्यन्त सुक्ष्म ओर सुन्दर विवेचन किया है । 
यह रचना रसमय होनेके साथ मंगलप्रद है। भावात्मक शेलीमें कविने अपने 
हृदयकी अनुभूतिको सरलूरूपसे अभिव्यक्त किया है। दार्शनिकताके साथ 
काव्यात्मक दौलछीमें सम्बद्ध और प्रवाहपूर्ण भावोंकी अभिव्यञ्जना रोचक हुई 
है। कवि चेतनराजाकी सुव्यवस्थाका विश्लेषण करता हुआ कहता है-- 

काया-सो जु नगरोमें चिदानन्द राज करे; 
माया-सी जु रानी पे मगन बहु भयो है। 


२६८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


मोह-सो है फोजदार क्रोध-सो है कोतवार; 

लोभ-सो वजीर जहाँ लूटिबेको रह्यो है ॥ 

उदेको जु काजी माने, मानको अदल जाने, 

कामसेनाका नवीस आई बाको कहो है। 

ऐसी राजघधानीमें अपने गुंण भूलि रहो; 

सुधि जब आई तबे ज्ञान आय गद्यो है। 
सुबुद्धि चेतनराजाको समझाती है-- 


कौन तुम, कहाँ आए, कोन बोराये तुर्माहि; 
काके रस राचे कछ सुध॒हू घरतु हो। 
कोन हैं वे कमं, जिन्हें एकमेक मानि रहे; 
अजहू न छागे हाथ भाँवरि भरतु हो॥ 
वे दिन चितारो, जहाँ बीते हैं अनादि काल; 
केसे-केसे संकट सहे हू बिसरतु हो। 
तुम तो सयाने पे सयान यह कौन कीन्‍्हो; 
तोन-लोक-नाथ ह्ोके दीनसे फिरतु हो॥ 
पत्नेन्द्रियसंबाद--में बताया गया है कि एक सुरम्य उद्यानमें एक दिन एक 
मुनिराज धर्मोपदेश दे रहे ये। उनकी धमंदेशनाका श्रवण करनेके लिए अनेक 
व्यक्ति एकत्र हुए । सभामें नानाप्रकारकी धांकाएं की जाने लगीं । एक व्यक्तिने 
मुनिराजसे पूछा--'पंचेन्द्रियोंक विषय सुखकर हैं या दुखकर ?” मुनिराजबोले-- 
“ये पंचेन्द्रियाँ बड़ी दुष्ट हैँ। इनका जितना ही पोषण किया जाता है, दुःख 
ही देती हैं ।”” 
एक विद्याधर बीचमें ही इन्द्रियोंका पक्ष छेकर बोला--“भहाराज इन्द्रियाँ 
दृष्ट नहीं हैं, इनकी बांत इन्हींके मुखसे सुनिये। ये प्राणियोंको कितना सुस्त 
देती हैं ?” 
मुनिराजका संकेत पाते ही सभी इन्द्रियाँ अपने-अपनेको बड़ा सिद्ध करने 
लगीं । पद्चात्‌ मुनिराजने उन सभी इन्द्रियों और मनको समझाकर बताया कि 
तुम सबसे दड़ी आंत्मा हो । राग-द्वेषके दुर होनेपर आत्मा ही परमात्मा बन 
जाता है। 
इस पंचेन्द्रिय-संवादमें इन्द्रियोंके उत्तर-प्रत्युत्तर बड़े हो सरस और स्वाभा- 
बिक हैं। प्रत्येक इन्द्रियका उत्तर इतने प्रामाणिक ढंगसे उपस्थित किया है, जिससे 
पाठक मुग्ध हो जाता है। स्ंप्रथम अपने पक्षको स्थापित करती हुई नाक 


आचारयतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २६९ 


नाक कहै प्रभु में बड़ी, और न बड़ो कहाय । 
नाक रहै पत लोकमें, नाक गये पत जाय॥ 
प्रथम वदनपर देखिए, नाक नवर आकार। 
सुन्दर महा सुहावनी, मोहित लोक अपार ॥ 
सुख विलसे संसारका, सो सब मुझ्त परसाद | 
नाना वृक्ष सुगन्धिको, नाक करे आस्वाद॥ 


कानका उत्तर-- 
कान कहै, री नाक, सुन, तु कहा करे गुमान। 
जो आकर आगे चले, तो नहिं भूप समान॥ 
नाक सुरनि पानी झरे, बहे इलेषम अपार। 
गूँघनि करि पूरित रहै, लाजे नहीं गंवार॥ 
तेरी छींक सुने जिते, करे न उत्तम काज | 
मूदे तुह दुर्गन्‍न्ध में, तक न आवे छाज॥ 
वृषभ नारी निरख, और जीव जग माँहि। 
जित तित तोको छेदिये, तोक लजानो नाहि॥ 
>८ के ५ 
कानन कुण्डल झलकता, मणि मुक्ताफल सार। 
जगमग जगमग द्ठले रहै, देखे सब संसार ॥ 
सातों सुरको गाइबो, अद्भुत सुखमय स्वाद। 
इन कानन कर परखिये, भीठे-मीठे नाद॥ 
कानन सरभर को करे, कान बड़े सरदार। 
छहों द्रव्य के गुण सुने, जाने सबद-विचार ॥ 


वाई---भी कविका एक सरस आध्यात्मिक रूपक काव्य है । 
इस काव्यमें बताया है कि एक पुरुष वनमें जाते हुए रास्ता भूलकर इधर- 
उधर भटकने ऊगा । जिस अरण्यमें वह पहुँच गया था वह अरण्य अत्यन्त 
भयंकर था । उसमें सिंह और नदोन्मत्त गजोंकी गजंनाएँ सुनाई पड़ रही थीं । 
बह भयाक्रान्त होकर इधर-उधर छिपनेका प्रयास करने लगा। इतनेमें एक 
पागल हाथी उसे पकड़नेके लिए दोड़ा। हाथीको अपनी ओर आते हुए देखकर 
वह व्यक्ति भागा | वह जितनो तेजोसे भागता जाता था, हाथी भी उतनी ही 
तेजीसे उसका पीछा कर रहा था । जब उसने इस प्रकार जान बचते न देखी, 
तो वह एक वुक्षकी शाखासे लटक गया। उस वृक्षकी शाखाके नीचे एक बड़ा 
अन्धकूप था तथा उसके ऊपर एक मधुमक्खाका छत्ता लगा हुआ था। हाथी 


२७० : तीथंकर महावोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


भी दोड़ता हुआ उसके पास आया | पर शाखासे लटक जानेके कारण वह उस 
पेड़के तनेको सूँड़से पकड़कर हिलाने लगा। वृक्षके हिलनेसे मघुछत्तेसे एक- 
एक बूंद मघु गिरने लगा और वह पुरुष उस मघुका आस्वादन कर अपनेको 
सुखी समझने लगा | 

नीचेके अन्धकूपमें चारों किनारेपर चार अजगर मुँह फेलाये बेठे थे तथा 
जिस शाखाको वह पकड़े हुए था, उसे काले ओर सफेद रंगके दो चूहे काट रहे 
थे। उस व्यक्तिकी बुरी अवस्था थी | पागल हाथी वृक्षको उखाड़कर उसे मार 
डालना चाहता था तथा हाथीसे बच जानेपर चूहे उसकी डालको काट रहे 
थे, जिससे वह अन्धकृपमें गिरकर अजगरोंका मक्ष्य बनने जा रहा था। उसकी 
इस दयनोय अवस्थाको आकाशमा्गंसे जाते हुए विद्याधर-दम्पतिने देखा। 
स्‍त्री अपने पतिसे कहने लगी--/स्वामिन्‌ इस पुरुषका जल्द उद्धार कोजिए। 
यह जल्दो ही अन्धकूपमें गिरकर अजगरोंका शिकार होना चाहता है। आप 
दयालु हैंँ। अतः अब विलम्ब करना अनुचित है। इसे विमानमें बेठाक इस 
दुःखसे छुटकारा दिला देना हमारा परम कत्तंव्य है।” 


स्त्रोके अनुरोधसे वह विद्याधर वहाँ आया ओर उससे कहने लगा--“'आओ, 
में तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ । विश्वास करो, में तुम्हें विमान द्वारा सुरक्षित 
स्थानपर पहुँचा दूँगा ।” वह पुरुष बोला--“मित्र आप बड़े उपकारो हैं। 
कृपया थोड़ी देर रुके रहें। अबको बार गिरने वाली मघुबूँदको खाकर में 
आता हूं ।” विद्याधरने बहुत देर तक प्रतीक्षा करनेके बाद पुन: कहा--“भाई, 
निकलना है, तो निकलो, विलम्ब करनेसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे । 
जल्दी करो ।” 
पुरुष--“महाभाग ! इस मघुबूँदमें अपूरव स्वाद है। में निकलता हूँ, अबकी 
बूँद और चाट लेने दीजिये। बेचारे विद्याधरने कुछ समय तक प्रतोक्षा करनेके 
उपरान्त पुनः कहा--“क्या भाई ! तुम्हें इससे छुटकारा पाना नहीं है ? जल्दी 
आओ, अब मुझे देरी हो रही है। वह लोभी पुरुष बार-बार उसी प्रकार बू द ओर 
चाट लेने दो, उत्तर देता रहा । अब निराश होकर विद्याघर चला गया और 
कुछ समय पदचात्‌ शाखाके कट जानेपर वह उस अन्धकूपमें गिर पड़ा तथा 
एक किनारेके अजगरका शिकार हुआ | 
इस रूपकको स्पष्ट करते हुए कंविने छिखा है-- 
यह संसार महा वन जान । तामहि भयज्लम कृप समान ॥ 
गज जिम काल्‍हू फिरत निशदीस । तिहँ पकरन कहें विस्वावीस ॥ 
वटकी जटा लटकि जो रही । सो आयुर्दा जिनवर कही ।। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं झेखक : २७१ 


तिह जर काटत मूसा दोय | दिन अर रेन लखहु तुम सोय ॥ 

माँली चूंटित ताहि शरीर।सो बहु रोगादिककी पीर॥ 

अजगर परयो कूपके बीच | सो निगोद सबतें गति बीच ।। 
इस प्रकार इस रूपक द्वारा कविने विषय-सुखकी सारहीनताका उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। भेया भगवतीदासको पुण्यपच्चीसिका, अक्षरबत्तीसिका, 
शिक्षावली, गुणमंजरी, अनांदिबत्तीसिका, मनबत्तीसी, स्वप्नबत्तीसी, बेराग्य- 
पंचाशिका और आइचयंचतुदंशी आदि रचनाएँ काव्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। 


महाकवि भूधरदास 


हिन्दो भाषाके जेन-कवियोंमें महाकवि भूघरदासका नाम उल्लेखनीय है। 
कवि आगरानिवासी था और इसको जाति खण्डेलवाल थी | इससे अधिक 
इनका परिचय प्राप्त नहीं होता है। इनकी रचनाओंके अवलोकनसे यह अवष्य 
ज्ञात होता है कि कवि श्रद्धाल और घधर्मात्मा था। कविता करनेका अच्छा 
अभ्यास था । कविके कुछ मित्र थे, जो कविसे ऐसे सावंजनीन साहित्यका निर्माण 
कराना चाहते थे, जिसका अध्ययन कर साधारण जन भी आत्मसाधना ओर 
आचार-तत्त्वको प्राप्त कर सके । उन्हीं दिनों आगरामें जयर्सिहसवाई सूबा 
ओर हाकोीम गुलाबचन्द वहाँ आये। शाह हरिसिंहके वंशमें जो धर्मानुरागी 
मनुष्य थे उनकी बार-बार प्रेरणासे कविके प्रमादका अन्त हो गया और कविने 
विक्रम सं० १७८१में पौष कृष्णा त्रयोदशीके दिन अपना 'शतक' नामक ग्रन्थ 
रचकर समाप्त किया । 

कविके हृदयमें आत्मकल्याणकी तरंग उठतो थी ओर विलीन हो जाती 
थी, पर वह कुछ नहीं कर पाता था| अध्यात्मगोष्ठीमें जाना ओर चर्चा करना 
नित्यका काम था | एक-दिन कवि अपने मिन्रोंके साथ बेठा हुआ था कि वहाँसे 
एक वृद्ध पुरुष निकला, जिसका शरीर थक चुका था, दृष्टि कमजोर हो गई 
थी, लाठीके सहारे चला जा रहा था। उसका सारा दरीर काँप रहा था। 
मुँहसे कभी-कभी लछार भी टपकती थी । वह लाठीके सहारे स्थिर होकर चलना 
चाहता था, पर वहाँसे दस-पाँच कदम ही आगे चल पाया था कि संयोगसे 
उसकी लाठी टूट गई । पासमें स्थित लोगोंने उसे खड़ा किया और दूसरो छाठी- 
का सहारा देकर उसे घर पहुँचाया | वृद्धको इस अवस्थासे कवि भूधरदासका 
मन विचलित हो गया" और उनके मुखसे निम्तलिखित पद्म निकल पड़ा-- 


१. आगरे मैं बालबुद्धि भूषर संडेलवाल, बारूकके श्याल साँ कवित्त कर जानें है । 
ऐसे ही करत भयो जैसिंह सवाई सूबा, द्वाकिम गुलाबचन्द आये तिहि थाने हैं । 


२७२ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


आया रे बूढ़ापा मानी, सुधि-बुधि बिसरानी ॥ 
श्रवनकी दाक्ति घटी, चाल चले अटपटौ, 
देह लटी भूख घटी, लोचन झरत पानो॥१॥ 
दाँतनकी पंक्ति टूटो, हाड़नको सन्धि छूटो, 
कायाको नगरी लूटी, जात नहिं पहिचानी ॥२॥ 
बालोंने वरन फेरा, रोगने शरीर घेरा, 
पुत्रह न आवे नेरा, औरोंकी कहा कहानी ॥३॥ 
'भूधर' समुझि अब, स्वहित करोगे कब ? 
यह गति छे है जब, तब पछतैहै प्रानी ॥४॥ 
पदके अन्तिम चरणको कविने कई बार पढ़ा ओर अनुभव किया कि वुद्धा- 
वस्थामें हम सबकी ऐसो ही हालत होतो है। अतः आत्मोत्थानकी ओर 
प्रवृत्त होना चाहिए । इस प्रकार कवि भूधरदासका व्यक्तित्व सांसारिकतासे 
परे आत्मोन्मुखी है । 
इनकी रचनाओंसे इनका समय वि० सं० की १८वीं शत्ती (१७८१) सिद्ध 
होता है । 
रचनाएँ 
महाकवि भूधरदासने पाश्वंपुराण, जिनशतक और पद-साहित्यकी रचना 
कर हिन्दी-साहित्यको समृद्ध बनाया है। इनकी कविता उच्च-कोटिकी होती है। 


१. पार्वपुराण--यह एक महाकाव्य है। इसकी कथा बड़ी ही रोचक ओर 
आत्मपोषक है। किस प्रकार वेरकी परम्परा प्राणियोंके अनेक जन्म जन्मान्तरों 
तक चलती रहती है, यह इसमें बड़ो हो खूबीके साथ बतलाया गया है। पाएव॑- 
नाथ तीर्थंकर होनेके नौ भव पूर्व पोदनपुर नगरके राजा अरबिन्दके मन्‍्त्री 
विश्वभूतिके पुत्र थे । उस समय इनका नाम मरुभूत्ति और इनके भाईका नाम 
कमठ था। विश्वभूतिके दीक्षा लेनेके अनन्तर दोनों भाई राजाके मन्‍्त्री हुए 
और जब राजा अरविन्दने वज्ञकीत्तिपर चढ़ाई की, तो कुमार मरुभूति इनके 
साथ युद्धक्षेत्रमें आया । कमठने राजधानीमें अनेक उपद्रव मचाये ओर अपने 

हरीसिंह शाहके सुवंश धर्मरागी नर, तिनके कहे साँ जोरि कीनी एक ठाने हैं । 

फिरि-फिरि प्रेरे मेरे आहूसको अन्त मयो, उनकी सहाय यह॒मेरो मन माने हैं । 
सतरहसे, इक्यासिया, पोह पाख तमलीन । 
तिथि तेरस रविवारको, सतक समापत कीन ।॥ 
--जिनशतकप्रशस्ति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७३ 


छोटे भाईको पत्नीके साथ दुराचार किया | जब राज। शत्रुको परास्त कर राज- 
धानीमें आया, तो कमठके कुकृत्यकी बात सुनकर उसे बड़ा दु:ख हुआ | कमठका 
काला मुँह कर गदहेपर चढ़ा सारे नगरमें घुभाया और नगरकी सीमासे बाहर 
कर दिया । आत्म-प्रताड़नासे पोडित कमठ भूताचल पव॑त्तपर जाकर तपस्थियों- 
के साथ रहने लगा। मरुभूति कमठके इस समाचा रको प्राप्त कर भूताचलपर 
गया और वहाँ दुष्ट कमठने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कविने आठ 
जन्मोंकी कथा अंकित को है। नवें जन्ममें काशीके विश्वसेन राजाके यहाँ पादव॑- 
नाथका जन्म होता है। पाइवं आजन्म ब्रह्मचारी रहकर आत्मसाधना करते 
हैं। वे तीथंकर बन जाते हैं। कमठका जीव उनकी तपस्यामें विष्न करता है; 
पर पाएवंनाथ अपनी साधनासे विचलित नहीं होते । केवलज्ञान प्राप्त होने- 
पर वे प्राणियोंको घर्मोपदेश देते हें और अन्तमें सम्मेदाचलसे निर्वाण प्राप्त 
करते हैं । 
नायक पाह्वेनाथका जीवन अपने समयके समाजका प्रतिनिधित्व करता 
हुआ लछोक-मंगलको रक्षाके लिए बद्धपरिकर है। कविने कथामें क्रमबद्धत्ताका 
पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युगभावनाका प्राधान्य सवंत्र है; पर 
स्थिति-निर्माणमें पूर्वके नौ भवोंकी कथा जोड़कर कविने पूरी सफलता प्राप्त की 
है। जीवनका इतना सर्वांगीण और स्वस्थ विवेचन एकाधघ महाकाव्यमें ही 
मिलेगा | इसमें एक व्यक्तिका जीवन अनेक अवस्थाओं ओर व्यक्तियोंके बीच 
अंकित हुआ है। अत' इसमें मानवके रागद्वेषोंकी क्रीड़ाके लिए विस्तृत क्षेत्र है। 
मनुष्यका ममत्व अपने परिवारके साथ कित्तना अधिक रहता है, यह पाइवं- 
नाथके जीव मरुभृतिके चरित्रसे स्पष्ट है। 
वस्तुव्यापा र-वर्णन, घटना-विधान और दृश्य-योजनाओं की दृष्टिसि भी यह 
काव्य सफल है। कवि जीवनके सत्यको काव्यके माध्यमसे व्यक्त करता हुआ 
कहता है-- 
बालक-काया कूंपल लोय । पन्ररूप - जीवनमें होय ॥ 
पाको पात्त जरा तन करे | काल-बयारि चलत पर झरे ॥ 
मरन-दिवसको नेम न कोय | याते कछु सुधि परे न लोय ॥ 
एक नेम यह तो परमान | जन्म धरे सो मरे निदान ॥४६५-६७ 
अर्थात्‌ किशोरावस्था कोंपलके तुल्य है। इसमें पत्रस्वरूप योवन अवस्था 
है। पत्तोंका पक जाना जरा है। मृत्युरूपी वायु इस पके पत्तेको अपने एक 
हलके धक्‍्केसे ही गिरा देती है। जब जीवनमें मृत्यु निश्चित है तो हमें अपनी 
महायात्राके लिए पहलेसे तेयारी करनी चाहिए। 


२७४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


जोवनका अन्तंदर्शन ज्ञान-दोपके द्वारा ही संभव है, पर,इस ज्ञान-दीपमें 
तपरूपी तेल और स्वात्मानुभवरूपी बत्तोका रहना अनिवायं है। 
झान-दोप तप-तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर । 
या विधि बिन निकसे नहीं, पेठे पूरव चोर ॥४॥८१ 


न कर इस काव्यकी समाप्ति वि० सं० १७८९ आधषाढ़ शुक्ला पंचमीको 
| १ 


२. जेन धतक--हस रचनामें १०७ कवित्त, दोहे, सवेये और छप्पय हैं। 
कविने वेराग्य-जीवनके विकासके लिएं इस रचनाका प्रणयन किया है। वबृढ्ा- 
वस्था, संसारकी असारता, काल सामथ्ये, स्वा्थंपरता, दिगम्बर मुनियोकी 
तपस्या, आशा-तृष्णाकी नग्नता आदि विषयोंका निरूपण बड़े हो अद्भुत्‌ ढंगसे 
किया है। कवि जिस तथ्यका प्रतिपादन करना चाहता है उसे स्पष्ट और 
निर्भय होकर प्रतिपादित करता है। नोरस और गूढ़ विषयोंका निरूपण भी 
सरस एवं प्रभावोत्पादक दौलीमें किया गया है। कल्पना, भावना और विचारोंका 
समन्वय सनन्‍्तुलित रूपमें हुआ है | आत्म-सौन्दयंका दर्शन कर कवि कहता है 
किसंसा रके भोगोंमें लिप्त प्राणी अहनिश विचार करता रहता है कि जिस प्रकार 
भो संभव हो उस प्रकार में धन एकत्र कर आनन्द भोग । मानव नाना प्रकारके 
सुनहले स्वप्न देखता है और विचारता है कि धन प्राप्त होनेपर संसारके समस्त 
अम्युदयजन्य कार्योंको सम्पन्न करूंगा, पर उसकी धनाजंनकी यह अभिलाषा 
मृत्युके कारण अधूरी ही रह जाती है। यथा-- 

चाहत है धन होय किसी विध, तो सब काज करे जिय राजी । 
गेह चिनाय करूँ गहना कछु, ब्याहि सुता सुत बॉँटिय भाजी ॥ 
ौड्न्‍्तित यों दिन जाहि चले, जम आनि अचानक देत दगाजी | 
खेलत खेल लखिलारि गये, रहि जादइ रूपी शतरंजकी बाजी ॥॥ 

इस संसारमें मनुष्य आत्मज्ञानसे विमुख होकर शरोरकी सेवा करता है । 
दरीरको स्वच्छ करनेमें अनेक साबुनकी बट्टियाँ रगड़ डालता है और अनेक 
तेलकी शीशियाँ खाली कर डाछता है। फेशनके अनेक पदार्थोका उपयोग 
शारीरिक सौन्दयं, प्रसाधनमें करता है, प्रतिदिन रगड़-रगड़कर छरीरको साफ 
करता है। इत्र और सेण्टोंका व्यवहार करता है। प्रत्येक इन्द्रियको तृप्तिके 
लिए अनेक पदार्थोंका संचय करता है। इस प्रकारसे मानवकी दृष्टि अनात्मिक 


१. संवत्‌ सतरह शतक मैं, और नवासी लोय । 
सुदी अषाढ़ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय ॥। 


आधायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७५ 


हो रही है। वह शरी रको ही सब कुछ समझ गया । कवि भूधरदासने अपने 
अन्तसमें उसी संत्यका अनुभव कर जंगत॒के मानवोंको सजग करते हुए 
कहा है-- 
मात-पिता-रज-बोरज सों, उपजी सब सात कुधात भरी है। 
माखिनके पर माफिक बाहर, चामके बेठन बेढ़ धरी है ।॥। 
नाहि तो आय लगें अबहीं, बक वायस जीव बचे न घरी है। 
देह-दशा यह दोखत भ्रात, घिनात नहीं किन बुद्धि हरी है ॥ 

इस प्रकार कविने इस शतकमें अनात्मिक दृष्टिको दूर कर आत्तमिक दृष्टि 
स्थापित करनेका प्रयास किया है। 

३. पद साहित्य--महाकव भूधरदासकी तीसरी रचना पद-संग्रह है | इनके 
पदोंको-१. स्तुतिपरक, २. जीवके अज्ञानावस्थाके कारण परिणाम और विस्तार 
सूचक, ३. आराध्यकी शरणके दृढ़ विश्वास सूचक, ४. अध्यात्मोपदेशी, ५. ससार 
और शरीरसे.विरक्ति उत्पादक, ६. नाम स्मरणके महत्त्व द्योतक और ७..सनुष्य- 
त्वके पुर्णं अभिव्यज्जक इन सात वर्गोम विभक्‍्त किया जा सकता है| इन सभी 
प्रकारके पदोंमें शाब्दक कोमलता, भावोंकी मादकता और कल्पनाओंका। 
इन्द्रजाल समन्वित रूपमें विद्यमान है। इनके पदोंमें राग-विरागका गंगा-यमुनी 
संगम होनेपर भी श्ंगारिकता नहीं है। कई पद सू रदासके पदोंके समान दृष्टि- 
कूट भी हैं। “जगत्‌-जन जुआ हार चले” पदमें भाषाकी लाक्षणिकता और 
काव्योक्तियोंकी विदग्धता पूर्णतया समाविष्ट है | “सुनि ठगनी माया । तें सब 
जग ठग खाया” पद कवी रके “माया महा ठगनी हम जानी” पदसे समकक्षता 
रखता है। इसी प्रकार “भगवन्त भजन क्‍यों भूला रे। यह ससार रेनका 
सुपना, तन धन वारि बबूला रे” पद “भजु मन जोवन नाम सबेरा” कबी रके पदके 
समकक्ष है। “चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना” आदि आध्यात्मिक 
पद कबो रके “चरखा चले सुरत विरहिनका” पदके तुल्य है। इस प्रकार 
भूघरदासके पद जीवनमें आस्था, विश्वासकी भावना जागृत करते हैं । 


कवि द्यानतराय 


द्यानतराय आगरानिवासी थे। इनका जन्म अग्रवालजातिके गोयल 
गोत्रमें हुआ था। इनके पूवंज लालपुरसे आकर यहां बस गये थे। इनके पिता- 
महका नाम वीरदास और पिताका नाम श्यामदास था । इनका जन्म वि० सं० 
१७३ ३में हुआ ओर विवाह वि० सं० १७४८में । उस,समय आगरामें मान- 
सिहजीकी घमंशली थी । कवि द्यानतरायने उनसे लाभ उठाया। 


२७६ : तीथंकर महादोर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कविको पंडित बिहारोदास और पण्डित मानसिहके धर्मोपदेशसे जैनधम्मंके 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। इन्होंने सं० १७७७में श्रीसम्मेदकिखरको यात्राकी 
थी। इनका महान ग्रन्थ 'घमंविलासके' नामसे प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थमें ३३३ पद, 
अनेक पूजाएँ एवं ४५ विषयोंपर फुटकर कविताएँ संग्रहीत हैं। -कविने 
इनका संकलन स्वयं वि० सं० १७८०में किया है। काव्य-विधाकी दृष्टिसे 
दयानत-विलासकी रचनाओंको निम्नलिखित वर्गोंमें विभक्‍त किया जा 
सकता है-- 

१. पद 

२. पूजापाठ-भक्ति स्तोत्र ओर पजाएं | 

३. रूपक काव्य 

४. प्रकीर्णक काव्य 

पद--इनके पद-साहित्यको, १. बधाई, २. स्तवन, ३. आत्म-समपंण 
४. आदवासन, ५. परत्ववोधक, ६. सहज समाधिकी आकांक्षा इन षट्‌ श्रेणियोंमें 
विभकत किया जा सकता हैं । बधाई सूचक पदोंमें त्ोथंकर ऋषभनाथके जन्म- 
समयका आनन्द व्यक्त किया है। प्रसंगवश प्रभुके नल-शिखका वर्णन भो किया 
गया है। अपने इष्टदेवके जन्म-समयका वातावरण और उस कालकी समस्त 
परिस्थितियोंका स्मरण कर कवि आनन्दविभोर हो जाता है और हर्षोन्मत्त 
हो गा उठता है-- 


माई आज आनन्द या नगरी ॥टेक। 

गजगमनी, शशिवदनी तरुनी, मंगल गावत्ति हैं सगरी ॥माई०॥ 

नाभिराय धर पुत्र भयो है, किये हैं अजाचक जाचक री ॥माई०॥ 

श्ानत' घन्य कूल मरुदेवी, सुर सेवत जाके पग री ॥माई०॥ 

कविके पदोंकी प्रमुख विशेषता यह है कि तथ्योंका विवेचन दाशंनिक 
शैलीमें न कर काव्यशलीमें किया गया है। “रे मन भजभज दीन दयारू, 
जाके नाम लछेत इक खिनमें, कटे कोटि अधजाल” जेसे पदों द्वारा नामस्मरणके 
महत्त्वको प्रतिपादित किया है । 

प्रकीर्णक काव्य--प्रकोणंक-काव्यमें उपदेशशतक, दानबावनी, व्यव- 
हारपच्चीसी, पृर्णपंचाशिका आदि प्रधान हैं। उपदेशशतकमें १२१ पद्य 
हैं। कविने आत्मसौन्दयंका अनुभव कर उसे संसा रके समक्ष इस रूपमें उपस्थित 
किया है, जिससे वास्तविक आन्तरिक सौन्दय॑ंका परिज्ञान सहजमें हो जाता है। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७७ 


यह कृति मानव-हृदयकों स्वार्थ-सम्बन्धोंकी संकीणंतासे ऊपर उठाकर छोक 
कल्याणकी भावभूमिपर ले जाती है, जिससे मनीविका रोंका परिष्कर हो जाता 
है। कबिने आरंभमें इष्टदेवको नमस्कार करनेके उपरान्त भक्ति एवं स्तुतिकी 
आवध्यकता, भिथ्यात्व और सम्यकक्‍्त्वकी महिमा, गृहवासका दुःख, इन्द्रियोंकी 
दासता, नरक-निगोदके दुःख, पृष्यपापकी महत्ता, धर्मकी उपादेयता, ज्ञानी- 
अज्ञानीका चिन्तन, आत्मानुभूतिकी विशेषता, शुद्ध आत्मस्वरूप एवं नवत्तत्व- 
स्वरूप आदिका सुन्दर विवेचन किया है। भवसागरसे पार होनेका कविने 
कितना सुन्दर उपाय बताया है-- 


सोचत जात सबे दिन-रात, कछू न बसात कहा करिये जी। 
सोच निवार निजातम धारहु, राग-विरोध सबे हरिये जी॥ 
यों कहिये जु कहा लहिये, सु वहै कहिये करना धरिये जो। 
पावत मोख मिटावत्त दोष, सु यों भवसागर कौ तरिये जी-॥ 


कविने इसी ग्रन्थमें समताका महत्त्व बतलाते हुए कितने सुन्दर रूपमें कहा 
है-- समदृष्टि आत्मरूपका अनुभव करता है। उसे अपने अन्तसकी छवि मुग्ध 
और अतुलनीय प्रतोत होतो है। अतः वह आध्यात्मिक समरसताका आस्वादन 
कर निश्चिन्त हो जाता है । कविने कहा है-- 


काहैको सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ऐहै । 
पूरब कर्म सुभासुभ संचित, सो निहचय अपनो रस देहै ॥ 
ताहि निवारनकों बलवन्त, तिहूँ जगमाहि न कोउ लसे हैं। 
ताते हि सोच तजो समता गहि, ज्यों सुख होइ जिनंद कहै हैं ॥ 


धमंविलास" या द्यानतविलासके अतिरिक्त कविके अन्य दो ग्रन्थ ओर पाये 
जाते हैं। आगमविलास तथा भेद-विज्ञान या आत्मानुभव। आगमविलासमें 
कविकी ४६ रचनाएँ संकलित हैं । उनका संकलन उनकी मृत्युके पदचात्‌ पं० 
जगततराय द्वारा किया गया है | कहा जाता है कि द्यानतरायकी मृत्युके पश्चात्‌ 
उनकी रचनाओंको उनके पुत्र छालजोने आलमगंजवासी किसी क्षाप्नू नामक 
व्यक्तिको दे दिया। पंडित जयतरायने वे रचनाएँ नष्ट न हो जायें, इस आशयसे 


उन्हें एक गुटकेमें* संगृहीत कर दिया है-- 


१. यह ग्रन्थ जैन रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा फरवरी १९१४ में प्रकाशित । 


२७८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आदचार्य-परम्परा 


आगमविलासके प्रारम्भमें १५२ स्ेया-न्दोंमें सैद्धाल्तिक विषयोंको चर्चा 
है। अतः सेद्धाल्तिक विषयोंकी प्रधानताके कारण ही इस रचनाका नाम आगम- 
विलास रखा गया है । 


मेदविज्ञान या आत्मानुमव यह कविकी एक अन्य रचना है। कविते 
इसमें जीवद्रव्य और पुद्गलादि द्रव्योंका विवेचन किया है। कविका विष्वास है 
कि आत्मतत्त्वरूपी चिन्तामणिके प्राप्त होते ही समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो जाती 
हैं । आत्मतत्त्वके उपलब्ध होते ही विषयरस नीरस प्रतीत होने छगते हैं । 


में एक शुद्ध ज्ञानी, निमेल सुभाव ज्ञात्ता, 
दृग ज्ञान चरन घारी, थिर चेतना हमारी । 
>८ ५ ग्र्‌ >९ 


अब चिदानन्द प्यारा, हम आपमें निहारा ॥ 


कवि धार्मिक प्रवृत्तिका लेखक है; पर व्यवहार ओर काव्यतत्त्वोंकी कमी 
नहीं आने पाई है| संसारकी सजीवताका चित्रण करते हुए लिखा है-- 


रूजगार बने नाहि धनतौं न घर माहि 

खानेकी फिकर बहु नारि चाहै गहना। 
देनेवाले फिरि जाँहि मिल्ले तो उधार नाहि 

साझी मिले चोर धन आयें नाहि लहना। 
कोऊ पृत्त ज्वारी भयो, घर माहि सुत थयो, 

एक पूत्र मरि गयो ताको दुःख सहना। 
पुत्री वर जोग भई ब्याही सुता जम लई, 

एते दुःख सुख जाने तिसे कहा कहना | 


१, द्यानतका सुत लालजी, चिट्ठे ल्याओ पास । 
सो ले पझाझूको दिए, आलमगंज सुवास ॥१३॥ 
तासे पुनले सकल ही, चिटठे लिये मेंगाय | 
मोती कटले मेल है, जगतराय सुख पाय ॥१४॥ 
तब मन भाँहि विचार, पोषी किन्ही एक ठो। 
जोरि पढ़े नर नारि, धर्म घ्यानमें थिर रहेँ ॥१५॥ 
संवत सत्तरह सै चौरासी, माघ सुदी चतुर्दशी मासी। 
तब यह लिखत समापत कीन्‍्हीं, मैनपुरीके माहि नवीनी ॥१६॥ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २७९ 


किश्ननसिंद 


यह रामपुरके निवासी संगही कल्याणके पौत्र तथा आनन्द्सिहके पुत्र थे । 
इनकी खण्डेलवाल जैन जाति थी और पाटनी गोत्र था । यह रामपुर छोड़कर 
साँगानेर आकर रहने लगे थे । इन्होंने संवत्‌ १७८४में क्रियाकोश नामक छन्दो- 
बद्ध ग्रन्थ रचा था, जिसकी इलोकसंख्या २००० है। इसके अलावा भद्रबाहु- 
चरित संवत्‌ १७८५ ओर रात्रिभोजन त्यागब्रतकथा सं० १७७३ में छन्‍्दोबद्ध 
लिखे हैं । इनको कविता साधारण कोटिको है। नमूना निम्न प्रकार है-- 
माथुर वसंतराय बोहरांको परधान, 
संगही कल्याणदास पाटणी बखानिये। 
रामपुर वास जाकौं सुत सुखदेव सुधी, 
ताको सुत किस्नसिह कविनाम जानिये।। 
तिहि तिसि भोजन त्यजन ब्रत कथा सुनी, 
तांकी कीनीं चौपई सुआगम प्रमाणिये। 
भूलि चूकि अक्षर धर जों वाकों बुधजन, 
सोधि पढ़ि बोनती हमारी मन्ति आनिये॥ 


कवि खड्गसेन 
यह लाहौर-निवासी थे | इनके पिताका नाप्र लूणराज था | कविके पूबंज 
पहले नारनोलमें रहा करते थे | यहींसे आकर लाहौरमें रहने लगे थे । इन्होंने 
नारनोलमें भी चतुभुंज वेरागीके पास अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया था। 
इन्होंने संवत्‌ १७१३ में त्रिलोकदपंणकी रचना सम्पूर्ण की थी। कविता 
साधारण ही है | उदाहरणाथे-- 
बागड देश महा विसतार, नारनोल तहाँ नगर निवास । 


तहाँ कौम छत्तीसों बसें, अपणें करमतणां रस लसे॥ 
श्रावक बसे परम गृणवन्त, नाम पापडीवाल वसनन्‍्त। 
सब भाई मैं परमित लियें, मान साह परमगण किये। 
जिसके दो पुत्र गुणश्वास, लूणगाज ठाकुरीदास। 
ठाकुरसीके सुत हैं तीन, तिनकौ जाणों परम प्रवीन। 
बड़ो पुत्र धनपाल प्रमाण, सोहिलदास महासुख जाण | 


मनोहरलाल या मनोहरदास 
यह कवि धामप्रके निवासी थे। आसू साहके यहाँ इनका आश्रय था। 
२८० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचारयं-परम्परा 


सेठके सम्बन्धमें इन्होंने मनोरंजक घटना लिखी है। सेठकी दरिद्रताके कारण 
वह बनारससे अयोध्या चले गये, किन्तु वहाँके सेठने सम्मान और प्रचुर 
सम्पत्तिके साथ वापस लौटा दिया। कबिने होरामणिके उपदेश एवं आगरा 
निवासी सालिवाहण, हिसारके जगदत्त मिश्र तथा उसो नगरके रहनेवाले गंग- 
राजके अनुरोधसे “धमंपरीक्षा' नामक ग्रन्थको रचना संवत्‌ १७७५ में की है। 
यह रचना कहीं-कहीं बहुत सुन्दर है। इस ग्रन्थका परिमाण ३००० पद्म है। 
कबिने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है :-- 
कविता मनोहर खंडेलवाल सोनी जात्ति, 
मूलसंघी मूल जाकौ सागानेर वास है। 
कमंके उदय तें घामपुर में वसन भयो, 
सबसों मिलाप पुनि सज्जनको दास है। 
व्याकरण छंद अलकार कछु पढ्यो नाहि, 
भाषामें निपुन तुच्छ बुद़धिका प्रकास है। 
बाईं दाहिनी कछू समझे संतोष लीये, 
जिनकी दुहाई जाकें जिन ही की आस है। 


नथमल विलाला 

नथमल विलाला आगराके रहनेवाले थे। इन्होंने वि० सं० १८२७ में 
'वरांगचरितभाषा'की रचना करनेवाले अटेरनिवासी पाण्डेय लालचन्द्रको 
सहायता प्रदान की थो ।" नथमलके पिताका नाम शोभाचन्द्र था ओर गोत्र 
विलाला, ये प्रतिभाशाली कवि थे । इनकी रचनाएँ निम्न लिखित हैं :-- 

१. सिद्धान्तसारदीपक (वि० सं० १८२४) 

२. जिनगृणविलास 

३. नागकुमारचरित (वि० सं० १८३४) 

४. जीवंधरचरित (वि० सं० १८३५) 

५ जम्बूस्वामीचरित 


पंडित दौलतराम कासलीवाल 


पं० दोलत्तरामजी कासलीवालका जन्म वि० सं० १७४०समें बसवा प्राममें 


१, नन्‍्दन सोभाचन्दको नथमल अति गुनवान। गोत विलाकहा गगनमें उद्यो बंद समान ॥ 
नगर आगरो तज रहे, द्वी रापुरमें आय | करत देखि इस ग्रंथ को कीनौ अधिक सहाय ॥। 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं छेखक : २८१ 


हुआ था | इनके पिताका नाम आनन्दराम था | जाति खण्डलवाल ओर गोत्र 
कासलोवाल था । जयपुरके महाराजसे इनका विशेष परिचय था । ये उदयपुर 
राज्यमें जयपुरके वकील बनकर गये थे और वहां ३० वर्षों तक रहे | संस्कृत- 
के अच्छे ज्ञाता थे। हिन्दी-गद्यसाहित्यके क्षेत्रमें सबसे पहली रचना इन्हीं 
दौलत्तरामकी उपलब्ध है । 
ये दौलतराम पं० टोडरमल, रायमल आदिके समकालोन थे | संस्कृत, 
हिन्दी ओर अपभ्र श इन तीनों ही भाषाओंके विद्वानु थे। इनका समय विक्रम 
को १८वीं शतीका अंतिम भाग और १९वीं शतोका पूर्वार्ध है | इन्होंने निम्न- 
लिखित रचनाएं लिखी हैं-- 
१. पुण्यास्रववचनिका (वि० सं० १७७७), २. क्रियाकोषभाषा (वि० १७९५) 
३. आदिपुराणवचनिका (सं० १८२४), ४. हरिवंशपुराण (सं० १८२९), ५ 
परमात्मप्रकाशवचनिका, ६. श्रीपालचरित (सं० १८२२), ७. अध्यात्मवा राखड़ो 
(वि० सं० १७९८), ८. वसुनन्दीश्रावकाचार टब्बा (वि० सं० १८१८), ९, 
पदमपुराणवचनिका (सं० १८२३), १०. विवेकविलास (वि० सं० १८२७), 
११. तत्त्वाथंसूत्रभाषा, १२. चौबीसदण्डक, १३. सिद्धपूजा, १४७. आत्मबत्तोसो, 
१५. सारसमुच्चय, १६. जीवंघरचरित (वि० सं० १८०५), १७. पुरुषार्थ सिद्युपाय 
जो पं० टोडरमल पूर्ण नहीं कर पाये थे । 
कविने पदमपुराणवचनिकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है कि राय- 
मल्ल साधर्मी भाईकी प्र रणासे इस ग्रन्थवरी वचनिका लिखी जा रही है। 
लिखा है-- 
जम्बूद्वीप सदा शुभ थान | भरत क्षेत्र ता माहि प्रमाण ॥ 
उसमें आरजखंड पुनीत | वर्से ताहि में लोक विनीत ॥१॥ 
तिनके मध्य ढुंढार जु देश | निवर्स जेनी लछोक विशेष ॥ 
नगर सवाई जयपुर महा | तासकी उपमा जाय न कहा ॥१॥ 
राज्य करे माघव नृप जहां | कामदार जेनी जन तहां॥ 
ठौर-ठौर जिनमंदिर बने | पूर्जं त्तिककूं भविजन घने ॥३॥ 
बसें महाजन नाना जाति ।सेवें निजमारग बहु न्यात्ति॥ 
रायमल्ल साधर्मी एक | जाके घट में स्वपर-विवेक ॥॥४॥ 
दयावन्त गुणवन्त सुजान | पर-उपकारी परम निधान॥ 
दोलतराम सु ताको मित्र | तासों भाष्यों वचन पवित्र ॥५॥ 
पद्मपुराण भहाशुभ ग्रन्थ | तामें लोकशिखरको पन्‍्थ ॥ 
आषारूप होय जो येह | बहुजन बांच करें अति नेह ॥६॥ 


२८२ : तीथंकर महावीर और उन्तकी आघचार्य-परम्परा 


ताके वचन हियेमें घार। भाषा कौनी मति अनुसार॥ 

रविषेणाचारज-कृत सार | जाहि पढ़ें बुधभन गुणघार ॥»। 

जिनधमिनकी आज्ञा लेय | जिनक्षासन माहीं चित देय॥ 

आनन्दसुतने भाषा करी | नंदो बिरदो अति रस भरी ॥८॥ 
हर >( ५ 

सम्बत्‌ अष्टादश शत्त जान। ता ऊपर तेईस बखान (१८२३) ॥ 

शुक्ल पक्ष नवमी शनिवार | माघ मास रोहिणी ऋल सार ॥१०॥ 


आचार्यकल्प पं० टोडरमल 


महाकवि आशाघरके अनुपम व्यक्तित्वकी तुलना करनेवारा व्यक्तित्व 
आचायंकल्प पं॑० टोडरमलूजीका है। इन्हें प्रकृतिप्रदतत स्मरणशक्ति और मेषा 
प्राप्त थी । एक प्रकारसे ये स्वयंबुद्ध थे । इनका जन्म जयपुरमें हुआ था। 
पिताका नाम जोगीदास और माताका नाम रमा या लक्ष्मी था | इनकी जाति 
खण्डेलवाल और गोत्र गोदीका था। ये शेशवसे ही होनद्वार थे । पडसेगूढ़ 
शंकाओंका समाधान इनके पास मिलता था। इनकी योग्यता एवं प्रतिभाका 
शान तत्कालीन सघर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पृजाके निमन्त्रणपत्रमें जो 
उद्गार प्रकट किये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उदयारोंको ज्यों-का-त्यों 
दिया जा रहा है-- 

“यहाँ घ्॒णा भायां और घ॒णीं बायांके व्याकरण व गोम्मटसारजीकी चर्चा 
का ज्ञान पाहए हैं । सारा ही विषें भाईजी टोडरमलजीके श्लानका क्षयोपशम 
अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि भ्रन्थोंकी सम्पूर्ण लाख इ्लोक टीका बणाई, 
और पांच-सात ग्रन्थोंकी टोका बणायवेका उपाय है| न्याय, व्याकरण, गणित, 
छन्द, अलंकारका यदि ज्ञान पाइये है । ऐसे पुरुष महन्त बुद्धका धारक ईकाल 
विषें होना दुलंभ है । ताते यासू मिलें सव॑ सन्देह दूरि होय है। घणी लिखवा 
करि कहा आपणां हेतका वांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू मिलाप करो ।” 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि टोडरमलजी महान्‌ विद्वान थे। वे स्वमावसे 
बड़े नम्न थे। अहंकार उन्हें छूतक न गया था । इन्हें एक दाशनिकका 
मस्तिष्क, श्रद्धालुका हृदय, साधुका जीवन ओर सेनिककी दुढ़ता मिक्ती थी। 
इनकी वाणीमें इलना आकषंण था कि नित्य सहस्तों व्यक्ति इनका शास्त्र- 


प्रवं्न सुननेके लिए एकत्र होते थे। गृंहस्थ होकर भी गृहस्थीमें अनुरक्त नहीं 
थे | अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके बाद ये शास्त्रविन्‍्तनमें रत रहते 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८३ 


थे | इनकी प्रतिभा विलक्षण थी | इसका एक प्रमाण यही है कि इन्होंने किसी 
से बिना पढ़े ही कन्नड़ लिपिका अभ्यास कर लिया था। 
अब तकके उपलब्ध प्रमाणोंक आधारपर इनका जल्म वि० सं० १७९७ है 
और मृत्यु सं० १८२४ है। टोडरमलजी आरंभसे ही क्रान्तिकारी और घमंके 
स्वच्छ स्वरूपको दृदयंगत करनेवाले थे। इनकी शिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमें 
विशेष जानकारी नहीं है, पर इनके गुरुका नाम वंशोधरजी मेनपुरी बतलाया 
जाता है। वह आगरासे आकर जयपुरमें रहने लगे थे और बालकोंको शिक्षा 
देते थे । टोडरमल बाल्यकालसे ही प्रतिभाशाली थे । अतएव गुरुको भी उन्हें 
स्वयंबुद्ध कहना पड़ा था। वि० सं० १८११ फाल्गुन शुक्ला पंचमीको १४-१५ 
वर्षकी अवस्थामें अध्यात्मरसिक मुलतानके भाइयोंके नाम चिट्ठी छिखी थी, 
जो शास्त्रोय चिट॒ठी है। राजस्थानके उत्साही विद्वान्‌ पंडित देवीदास गोधाने 
अपने सिद्धान्तसारसंग्रहवचनिका ग्रन्थमें इनका परिचय देते हुए लिखा है-- 
“सो दिल्ली पढ़िकर बसुवा आय पाछे जयपुरमें थोड़ा दिन टाडरमल्लजी 
महा बुदिमानके पासि शास्त्र सुननेको मिल्या''**'' सो टोडरमलजोके श्रोत्ता 
विशेष बुद्धिमान दीवान रतनचन्दजी, अजबरायजी, तिलोकचन्दजी पाटणी, 
महारामजी, विशेष चरचावान ओसबाल, क्रियावान उदासीन तथा तिलोक- 
चन्द सोगाणी, नयनचन्दजी पाटनी इत्यादि टोडरमछजीके श्रोता विशेष बुद्धि- 
मान तिनके आगे शास्त्रका तो व्याख्यान किया ।”” 
इस उद्धरणसे टोडरमलजीको शास्त्र-प्रवचन शक्ति एवं बिद्गता प्रकट 
होती है। आरा सिद्धान्त भवनमें संगृहीत शान्तिनाथपुराणकी प्रशस्तिमें 
टोडरमलजीके सम्बन्धमें जो उल्लेख मिलता है उससे उनके साहित्यिक 
व्यक्तित्वपर पूरा प्रकाश पड़ता है। 
वासी श्री जयपुर तनों, टोडरमल्ल क्रिपाल। 
ता प्रसंग को पाय के, गल्मो सुपंथ विशाल। 
गोमठसारादिक तने, सिद्धान्तन में सार। 
प्रवर बोध जिनके उदें, महाकवि निरधार। 
फुनि त्ताके तट दूसरों, राजमल्ल बुधराज। 
जुगल मल्ल जब ये जुरे, और मल्ल किह काज | 
देश ढूंढाहड आदि दे, सम्बोधे बहु देस। 
रवि रचि ग्रन्थ कठिन किये, 'टोडरमल्ल' महेश । 
माता-पिताकी एकमात्र सनन्‍्तान होनेके नाते टोडरमल्लजीका बंचपन बड़े 
लांड-प्यारमें बीता | बालककी व्युत्पन्नमत्ति देखकर इनके माता-पिताने शिक्षाकी 


२८४ : तीथकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


विशेष व्यवस्था की और वाराणसीसे एक विद्वान्‌कों व्याकरण, दर्शन आदि 
विषयोंको पढ़ानेके लिए बुलाया। अपने विद्यार्थीकी व्युत्पननमति ओर स्मरण 
दाक्ति देखकर गुरुजी भी चकित थे। टोडरमल व्याकरणसृत्रोंको गुरुसे भी 
अधिक स्पष्ट व्याख्या करके सुना देते थे। छः मासमें हो इन्होंने जैनेन्द्र व्या- 
करणको पूर्ण कर लिया। 

अध्ययन समाप्त करनेके पद्चात्‌ इन्हें धनोपाज॑नके लिए सिहाणा जाना 
पड़ा | इससे अनुमान रूगता है कि इस समय तक इनके पिताका स्वगंवास हो 
चुका था। वहाँ भी टोडरमलूजी अपने कायंके अतिरिक्त पूरा समय शास्त्र- 
स्वाध्यायमें लगाते थे । कुछ समय पद्चात्‌ रायमल्लजी भी छांका-समाघानाथं 
सिधाणा पहुँचे ओर इनको नेसगिक प्रतिभा देखकर इन्हें 'गोम्मटसार'का भाषा- 
नुवाद करनेके लिए प्रेरित किया । अल्प समयमें ही इन्होंने इसकी भाषाटीका 
समाप्त कर ली । मात्र १८-१९ वर्षकी अवस्थामें ही गोम्मटसार, लब्धिसार, 
क्षपणसार एवं त्रिलोकसारके ६५००० इलोकप्रमाणकी टीका कर इन्होंने जन- 
समूहमें विस्मय भर दिया। 


सिधाणासे जयपुर लोटनेपर इनका विवाह सम्पन्न कर दिया गया | कुछ 
समय पदचात्‌ दो पुत्र उत्पन्न हुए। बड़ेका नाम हरिश्चन्द्र ओर छोटेका नाम 
गुमानी राम था । इस समय त्तक टोडरमलजीके व्यक्तित्वका प्रभाव सारे समाज 
पर व्याप्त हो चुका था ओर चारों ओर उनकी विद्वत्ताको चर्चा होने लगी थी। 
यहाँ उन्होंने समाज-सुधार एवं शिथिलाचारके विरुद्ध अपना अभियान छुरू 
किया । शास्त्रप्रवचन एवं ग्रन्थनिर्माणके माध्यमसे उन्होंने समाजमें नई चेत्तना 
एवं नई जागृति उत्पन्न की | इनका श्रवचन तेरहपन्थी बड़े मन्दिरमें प्रतिदिन 
होता था, जिसमें दीवान रततनचन्द, अजबराय, त्रिलोकचन्द महाराज जेसे 
विशिष्ट व्यक्ति सम्मिल्ति होते थे । सारे देशमें उनके श्ञास्त्रप्रवचनकी धूम थी। 

टोडरमलका जादू जेसा प्रभाव कुछ व्यक्तियोंके लिए असह्य हो गया । वे 
उनकी कीत्तिसे जलने लगे ओर इस प्रकार उनके विनाशके लिए नित्य प्रति 
बड्यन्त्र किया जाने लगा। अन्‍्तमें वह षड्यन्त्र सफल हुआ और युवावस्थामें 
योवनकी कीत्ति अन्तिम चरणमें पहुँचने वाली थी कि उन्हें मृत्युका सामना 
करना पड़ा | सं० १८२४में इन्हें आतत्तायियोंका शिकार होना पड़ा और हँसते- 
हँसते इन्होंने मृत्युका आलिगन किया | 
रचनाएँ 

टोडरमलजीकी कुल ११ रचनाएँ हैं, जिनमें सात टीकाग्रल्थ ओर चार 
मौलिक ग्रन्थ हैं । मोलिक ग्रन्थोंमें १. मोक्षमार्गप्रकाशक २. आध्यात्मिक पत्र, रे. 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८५ 


ओर ४. गोम्मटसारपूजा परिगणित हैं । टीका ग्रन्थ निम्न लिखित हैं:--- 
१. गोम्मट्सार (जीवकाण्ड)--सम्यग्झानचन्द्रिका। यह सं० १८१५फें पूर्ण 
हुई । 
२. गोम्मटसार (कर्मंकाण्उ)-- . ,, 5 
३. लब्धिसार-- » » टीका सं० १८१८में पूर्ण हुई । 
४. क्षपणासार--वचनिका सरस है। 
५ त्रिकोकसार--इस टीकामें गणितकी अनेक उपयोगी और बविद्वत्तापूर्ण 
चर्चाएँ को गई हैं। 
६. आत्मानुशासन--यह आध्यात्मिक सरस संस्कृत-प्रन्थ है। इसको वचनिका 
संस्कृत-टीकाके आधारपर है। 
७. पुरुषार्थंसिद्ष्युपाय--इस ग्रन्थकी टीका अघूरी ही रह गई है। 
सोलिक रचनाएं 
१. अर्थसंदृष्टि, २. आध्यात्मिक पत्र, ३. गोम्मटसारपूजा और ४. मोक्षमार्गं- 
प्रकादाक | 
इन समस्त रचनाओंमें मोक्षमारगंप्रकाशक सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह ५ 
अध्यायोंमें विभक्त है और इसमें जेनागमका सार निबद्ध है। इस ग्रन्थके स्वा- 
ध्यायसे आगमका सम्यस्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस ग्रन्थके प्रथम 
अधिका रमें उत्तम सुख प्राप्तिके लिए परम इष्टअहंन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
एवं साधुका स्वरूप विस्तारसे बतलाया गया है। पंचपरमेष्ठीका स्वरूप समझने- 
के लिए यह अधिकार उपादेय है। द्वितीय अधिकारमें संसारावस्थाका स्वरूप 
वर्णित है। कमंबन्धनका निदान, कर्मोंके अनादिपनकी सिद्धि, जीव-कमोंकी भिन्नता 
एवं कथंचित्‌ अभिश्षता, योगसे होनेवाले प्रकृति-प्रदेशबन्ध, कषायसे होनेवाले 
स्थिति ओर अनुभाग बन्घ, कर्मोंके फलदानमें निमित्त-नेमित्तिकसम्बन्ध, द्रव्य- 
कम और भावकमंका स्वरूप, जीवकी अवस्था आदिका बर्णन है | 


तृतीय अधिकारमें संसार-दु:ख तथा मोक्षसुखका निरूपण किया गया है। 
दुःखोंका मूल कारण मिथ्यात्व और मोहजनित विषयाभिलाषा है। इसीसे 
चारों गतियोंमें दुःखको प्राप्ति होती है । चोथे अधिकारमें मिथ्यादर्शन, मिथ्या 
ज्ञान और मिथ्याचारित्रका निरूपण किया गया है। इृष्ट-अनिष्टकी मिथ्या 
कल्पना राग ्वषको अवृत्तिके कारण होती है; जो इस प्रवृत्तिका त्याग करता है 
उसे सुलको प्राप्ति होती है। । 


पंचम अधिकारमें विविधमत-समीक्षा है। इस अध्यायसे पं० टोडरमलके 
२८६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


प्रकाण्ड पाण्हित्य और उनके विशाल ज्ञानकोदाका परिचय प्राप्त होता है| इस 
अध्यायसे यह स्पष्ट है कि सत्यान्वेषी पुरुष विविध मतोंका अध्ययन कर अने- 
कान्तबुद्धिके द्वारा सत्य प्राप्त कर लेता है। 

षष्ठ अधिकारमें सत्यतस्वविरोधी असत्यायतनोंके स्वरूपका विस्तार 
बतलाया गया है । इसमें यही बतलाया गया है कि मुक्तिके पिपासुको मुक्ति- 
विरोधी तत्त्वोंका कभी सम्पर्क नहीं करना चाहिए। मिथ्यात्वभावके सेवनसे 
सत्यका दर्शन नहीं होता । 


सप्तम अधिका रमें जैन मिथ्या दृष्टिका विवेचन किया है। जो एकान्त मार्ग- 
का अवलम्बन करता है वह ग्रन्थका रकी दृष्टिमें मिथ्यादृष्टि है। रागादिकका 
घटना निजंराका कारण है ओर रागादिकका होना बन्धका । जेनाभास, व्यव- 
हाराभासके कथनके पदचात्‌, तत्व और ज्ञानका स्वरूप बतलाया गया है। 


अष्टम अधिकारमें आगमके स्वरूपका विश्लेषण किया है। प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, द्रब्यान॒ुयोग ओर चरणानुयोगके स्वरूप और विषयका विवेचन 
किया गया है। नवम अधिका रमें मोक्षमागंका स्वरूप, आत्महित, पुरुषार्थसे 
मोक्षप्राप्ति, सम्यक्त्वके मेद और उसके आठ अंग आदिका कथन आया है। 

इस प्रकार पं० टोडरमलने मोक्षमार्ग प्रकाशकमें जेनतत्वज्ञानके समस्त 
विषयोंका समावेश किया है। यद्यपि उसका मूल विषय मोक्षमागंका प्रकाशन 
है; किन्तु प्रकारान्तरसे उसमें कमंसिद्धान्त, निमित्त-उपादान, स्याद्ाद-अनेकान्त, 
(४ पुष्य-पाप, देव और पुरुषार्थंपर तात््विक विवेचना निबद्ध की 
गयी है। 


रहस्यपूर्ण चिट्टीमें पं० टोडरमलने अध्यात्मवादकी ऊँची बातें कही हैं। 
सविकल्पके द्वारा निविकल्पक परिणाम होनेका विधान करते हुए लिखा है-- 


“वही सम्यक्त्वी कदाचित्‌ स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ 
प्रथम भेदविज्ञान स्वपरका करे, नोकर्म-द्रव्यकमं-भावकर्म रहित केवल चेतन्य- 
चमत्कारमात्र अपना स्वरूप जाने; पद्चात्‌ परका भी विचार छट जाय, केवल 
स्वात्मविचार ही रहता है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें अहंबुद्धि धरता 
है। चिदानन्द हूं, शुद्ध हूँ, सिद्ध हे, इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द 
तरंग उठती है, रोमांच हो भाता है, धत्पश्चात्‌ ऐसा विचार तो छट जाय, 
केवल चिन्मात्र स्वरूप भासते लगे; वहाँ स्वंपरिणाम उस छपमें एकाग्र होकर 
प्रवर्तते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-भ्रमाणादिफका भी विचार विलय हो 
जाता है ।” 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८७ 


चेतन्य स्वरूपका जो सविकल्पसे निदचय किया था, उस ही में व्याप्य-व्यापक- 
रूप होकर इस प्रकार प्रव॑त्तता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया | सो ऐसो 
दशाका नाम निविकल्प अनुभव है । बड़े नयचक्र ग्रन्थमें ऐसा हो कहा है-- 
तब्चाणेसणकाले समय बुज्ञेहि जुत्तिमग्गेण । 
णो आराइण समये पच्चक्खो अणुह॒वो जम्हा ॥२६६॥” 
शुद्ध आत्माको नय-प्रमाण द्वारा अवगत कर जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है 
वह सविकल्पसे निविकल्पक स्थितिको प्राप्त होता है। जिस प्रकार रत्नको 
खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं 
है, पहननेका सुख हो है। इस प्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्पका अनुभव 
होता है। इसी चिट्ठीमें प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणोंके मेदके पश्चात्‌ परिणामोंके 
अनुभवकी चर्चा को गई है। कथनको पृष्टिके लिए आममके ग्रन्थोंके प्रमाण भी 
दिये गये हैं । 


पं० टोडरमल गद्यलेखकके साथ कवि भी हैं। उनके कविहृदयका- पता 
टीकाओं में रचित थद्योंसे प्राप्त होता है। लब्धिसारकी टीकाके अन्तमें अपना 
परिचय देते हुए लिखा है-- 
में हों जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो; 
लग्यो है अनादि तें कलंक करमम-मलको | 
बाहोको निमित्त पाय रागादिक भाव भए, 
भयो है शरीरको मिलाप जेसे खलको ॥ 
रागादिक भावनकों पायके निमित्त पुनि, 
होत कमंबन्ध ऐसो है बनाव कलको। 
ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष दशरोर जोग, 
बने तो बने यहाँ उपाय निज थलको ॥ 


दौलतराम द्वितीय 


कवि दोलत्तराम द्वितीय लब्धप्रतिष्ठ कवि हैं। ये हाथरसके निवासो और 
पल्‍्लीवाल जातिके थे । इनका गोत्र गंगटीवाल था, पर प्राय: लोग इन्हें फतेह- 
पुरी कहा करते थे। इनके पिताका नाम टोडरमरू था। इनका जन्म वि० सं० 
१८५५ या १८५६के मध्य हुआ था। 


कबिके पिता दो भाई थे। छोटे भाईका नाम चुस्नीलाल था | हाथरसमें 
हो दानों भाई कपड़ेका व्याप:र करते थे । अलोगढ़ निवासी चिन्तामण कविके 


२८८ : तीर्थंकर महाबोर ओर उनको आवचार्य॑-परम्परा 


इवसुर थे। जिस समय छोंटका थान छापने बेठते थे, उस समय चोकोपर 
गोम्मटसार, त्रिोकसार और आत्मानुशासन ग्रंथोंको विराजमान कर लेते थे 
और छापनेके कामके साथ-साथ ७०-८० दलोक या गाथाएँ भी कण्ठाग्न कर 
लेते थे । 

वि० सं० १८८२में मथुरा निवासी सेठ मनीरामजों पं० चम्पालाजीके 
साथ हाथरस आये और उक्त पण्डितजीको गोम्मटसारका स्वाध्याय करते हुए 
देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा अपने सांथ मथुरा लिवा ले गये। वहाँ कुछ 
दिन तक रहनेके पश्चात्‌ आप सासनी या लहकरमें आकर रहने लगे । 

कविके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्रका नाम टीकाराम था। इनके वंशज आज- 
कल भी लष्ष्करमें निवास करते हैं । 

कहा जाता है कि कविको अपनी मृत्युका परिज्ञान अपने स्वगंवाससे छः 
दिन पहले ही हो गया था। अतः उन्होंने अपने समस्त कुटुम्बियोंको एकत्र 
कर कहा--“आजसे छठवें दिन मध्याह्के पश्चात्‌ में इस शरीरसे निकलकर 
अन्य शरीर धारण करूँगा । अत: आप सबसे क्षमायाचना कर समाधिमरण 
ग्रहण करता हूँ ।” सबसे क्षमायाचना कर संवत्‌ १९२३ मागंशीषं क्ृष्ण-अमा- 
वस्थाको मध्याहृमें दिल्लीमें अपने प्राणोंका त्याग किया था। 

कविवरके समकालीन विद्वानोंमें रत्नकरण्डश्रावकाचारके वचनिकाकर्ता 
पं० सदासुख, बुधजन विलासके कर्त्ता बुधजन, तीस-चोबीसी आदि कई भ्रंथोंके 
रचपिता वृन्दावन, चन्द्रप्रभाव्यकोी वचनिकाके कर्त्ता तनसुखदास, प्रसिद्ध 
भजनरचयिता भागचन्द्र ओर पं० बख्तावरमल आदि प्रमुख हैं। 
रचनाएं 

इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हें--१. छहढाला और २. पदसंग्रह। छहढालाने 
तो कविको अमर बना दिया है। भाव, भाषा और अनुभतिकी दष्टिसे रचना 
बेजोड़ है। जेनागमका सार इसमें अंकित कर 'गागरमें सागर” भर देनेको कहा 
वतको चरितार्थं किया है। इस अकेले ग्रंथके अध्ययनसे जेनागमके साथ परिचय 
प्राप्त किया जा सकता है। 

पदसंग्रहमें विविध प्रवृत्तियोंका विइलेषण किया गया है । कवि कहता है . 
कि मनकी बुरी आदत पड़ गयी है, जिससे अनादिकालसे विषयोंकी ओर दौड़ता 
रहता है। कवि कहता है-- 

हे मन, तेरी कुटेव यह, करन-विषयमें धावे है॥ टेक ॥ 

इन्हींके वश त अनादि ते, निज स्वरूप न लखावे है। 

पराधीन छिन-छिन समाकुल, दुरगति-विपति चलावे है ॥ हे० मन० ॥१॥ 


बाचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २८९ 
१९ 


फरस-विषयके कारण वारन, गरत परत दुःख पाव है | 

रसना इन्द्रीवश! कल जलमें, कंटक कंठ छिदाव है॥ हे? मन० ॥२॥ 

इनके पद विषयकी दृष्टिसे १. रक्षाकी भावना, २. आत्म भत्संना 
३. भयदशंन, ४. आश्वासन, ५. चेतावनी, ६. प्रभुस्मरणके प्रति आग्रह, 
आत्मदशंन होनेपर अस्फुट वचन, ८, सहज समाधिकी आकांक्षा ९ स्वपदकी 
अकांक्षा, १०. संसार विश्लेषण, ११. परसत्त्ववोधक ओर १२. आत्मानन्द 
श्रेणीमें विभक्त किये जा सकते हैं । 


भत्संता विषयक पदोंमें कविने विषय-वासनाके कारण मलिन हुए मनको 
फटकारा है तथा कवि अपने विकार और कषायोंका कच्चा घिंट्ठा प्रकटकर 
अपनी आत्माका प्रिष्कार करना चाहता है। भयदशंन सम्बन्धी पदोंमें मनको 
भय दिखलाकर आत्मोन्मुख किया गया है। कवि आत्मानुभूतिकी ओर झुकता 
हुआ कहता है-- | 
मान ले या सिख मोरी, झुके मत भोगन ओरो॥ 
भोग भुजंग भोग सम जानो, जिन इनसे रत्ति जोरी । 
ते अनन्त भव-भीम भरे दुख, परे अधोगति खोरी, 
बंधे दृढ़ पातक डोरी ॥ मान ले०॥ 
इस प्रकार कवि दौलतरामके पदोंमें भावावेश, उन्मुक्त प्रवाह, आन्तरिक 
संगीत, कल्पनाकी तूलिका द्वारा भावचित्रोंकी कमनीयता, आनन्द विद्व॒लता, 
रसानुभूतिकी गम्भीरता एवं रमणीयताका पूरा समन्वय विद्यमान है । 


पण्डित जयचन्द छावड़ा 


हिन्दी जेन साहित्यके गद्य-पद्य लेखक विद्वानोंमें पण्डित जयचन्दजी छावड़ा- 
का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने पूज्यपादकी सर्वार्थंसिद्धिकी हिन्दी टीका समाप्त 
करते हुए अन्तिम प्रशस्तिमें अपना परिचय अंकित्त किया है-- 
काल अनादि अ्रमत संसार, पायो नरभव में सुखकार। 
जन्म फागई लयौ सुथानि, मोतीराम पिताके आनि॥ 
पायो नाम तहां जयचन्द, यह परजाल तण' मकरंद | 
द्रव्य दृष्टि में देखें जबे, मेरा नाम आतमा कबे॥ 
गोत छावड़ा श्रावक धर्म, जामें भलो क्रिया शुभकमं | 


ग्यारह वर्ष अवस्था भई, तब जिम मारगकी सुधि लही ॥ 
है 4 ( 4 


२९० : तीथंकर महावीर »र उनको आचाय॑-परम्परा 


निमित्त पाय जयपुरमें आय, बड़ो जु शेली देखी भाय ॥ 

गुणी लोक साधर्मी भले, ज्ञानी पंडित बहुत मिले। 

पहले थे वंशीधर नाम, घरे प्रभाव भाव शुभ ठाम ॥ 

टोडरमल पंडित मत्ति खरो, गोमटसार वचनिका करी | 

ताकी महिमा सब जन करें, वाचें पढ़ें बृद्धि विस्तरें॥ 

दौलतराम गुणी अधिकाय, पंडितराय राजमें जाय । 

ताकी बुद्धि लसे सब खरी, तीन प्रमाण वचनिका करी |) 

रायमल्ल त्यागी गृह वास, महाराम ब्रत शोल निवास । 

में हुं इनको संर्गात ठानि, बुधसारू जिनवाणी जानि॥ 

अर्थात्‌-कविका जन्म फागी नामक ग्राममें हुआ था| यह ग्राम जयपुरसे 

डिग्गीमालपुरा रोडपर ३० मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। यहाँ आपके पिता 
मोतीरामजी पटवारीका काम करते थे । इसीसे आपका वंश पटवारी नामसे 
प्रसिद्ध रहा है । 


११ वर्षकी अवस्था व्यतीत हो जानेपर कविका ध्यान जेनधरमंकी ओर गया 
और उसीमें अपने हितको निहित समझकर आपने अपनी श्रद्धाको सूद॒ढ़ बनाने- 
का प्रयत्न किया। फलत्त: जयचन्दजोने जेनद्शंन और तत्त्वज्ञानके अध्ययनका 
प्रयास किया | वि० सं० १८२१में जयपुरमें इन्द्रध्वज पूजा महोत्सवका विशाल 
आयोजन किया गया था। इस उत्सवमें आचायंकल्प पंडित टोडरमलजीके 
आध्यात्मिक प्रवचन होते थे । इन प्रवचनोंका लाभ उठानेके लिए दूर-दूरके 
व्यक्ति वहाँ आये थे । पण्डित जयचन्द भो यहाँ पधारे और जेनधर्मकी ओर 
इनका पूर्ण झुकाव हुआ । फलत: ३-४ वर्षके पश्चात्‌ ये जयपुरमें ही आकर 
रहने लगे। जयचन्दजीने जयपुरमें सेड्ान्तिक ग्रन्थोंका गम्भीर अध्ययन किया | 


जयचन्दजीका स्वभाव सरल और उदार था। उनका रहन-सहन और 
वेश-भूषा सीधी-सादी थी। ये श्रावकोचित क्रियाओंका पालन करते थे और 
बड़े अच्छे विद्याव्यसनो थे। अध्ययनाथियोंकी भीड़ इनके पास सदा लगी रहती 
थी। इनके पुत्रका नाम नन्‍्दलाल था, जो बहुत ही सुयोग्य विद्वान था और 
पण्डितजोके पठन-पाठनादि कार्यो'में सहयोग देता था। मन्‍नालाल, उदयचन्द 
और माणिकचन्द इनके प्रमुख शिष्य थे । 


एक दिन जयपुरमें एक विदेशी विद्वान शास्त्राथं करनेके लिए आया। 
नगरके अधिकांश विद्वान उससे पराजित हो चुके थे | अतः राज्य कर्मचारियों 
ओर विद्वान पंचोंने पण्डित जयचन्दजीसे, उक्त विद्वानूसे शास्त्रार्थ करनेको 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९१ 


प्राथंना को । पर उन्होंने कहा कि आप मेरे स्थानपर मेरे पुत्र नन्दलालको ले 
जाइये। यही उस विद्वानको शास्त्रार्थमें परास्त कर देगा। हुआ भी यही । 
ननन्‍्दछालने अपनी युक्तियोंसे उस विद्वानुकों परास्त कर दिया। इससे नन्द- 
लालका बड़ा यश व्याप्त हुआ और उसे नगरकी ओरसे उपाधि दी गयो। 
नन्‍्दछालने जयचन्दजीको सभी टीका ग्रन्थोंमें सहायता दी है। सवा्थंसिद्धिकी 
प्रशस्तिमें छिखा है-- 


छिखी यहै जयचन्दने सोधो सुत नन्‍्दलाल । 
बुधलखि भूलि जु शुद्ध करो बांचो सिखे वो बाल ॥ 
नल्दलाल मेरा सुत गुनी बालपने तें विद्यासुनो । 
पण्डित भयो बड़ो परवीन ताहूने यह प्रेरणकोीन ॥ 
पण्डित जयचन्दजोका समय वि० सं०की १५वीं शती है । इन्होंने निम्न- 
लिखित ग्रंथोंकी भाषा वचनिकाए' लिखी हैं-- 
१. सर्वार्थसिद्धि वचनिका (वि० सं० १८६१ चेत्र शुबहा पञ्चमी) 
२. तत्त्वार्थंसूत्र भाषा 
३. प्रमेयरत्नमाला टीका (वि० सं० १८६३ आपषाढ़ शुक्ला चतुर्थी बुधवार) 
४. स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा ।वि० सं० १८६३ श्रावण कृष्णा तृतोया) 
५. द्रव्यसंग्रह टीका (वि० सं० १८६३ श्रावण कृष्णा चतु्दशी और दोहा- 
मय पद्यानुवाद) 
६. समयसार टीका (वि० सं० १८६४ कारतिक कृष्णा दशमी) 
७. देवागमस्तोत्र टीका (वि० सं० १८६६) 
<. अष्टपाहुड भाषा (वि० सं० १८६७ भाद्र शुक्ला त्रयोदशी) 
९. ज्ञानाणंव भाषा (वि० सं० १८६०) 
१०. भक्‍तामर स्तोत्र (वि० सं० १८७०) 
११. पद संग्रह 
१२. चन्द्रप्रभवरित्र (न्यायविषयिक) भाषा | वि० सं० १८७४ 
१३. धन्यकुमा रचरित्र 
पण्डित जयचल्दकी वचनिकाओंकी भाषा ढूढारी है | क्रियापदोंके परिवर्तित 
करनेपर उनकी भाषा आधुनिक खड़ी बोलीका रूप ले सकती है । उदाहरणाथ॑ 
यहाँ दो एक उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
बहुरि वचन दोय प्रकार हैं, द्रव्यवचन, भाववचन | तहाँ वोर्यान्तराय 
मतिश्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम होते अंगोपांगनामा नामकमंके उदयतं 
आत्माके बोलनेकी सामथ्यं होय, सो तो भाववचन है। सो पुद्गलकर्मके निमित्त- 


२९२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्य-परम्परा 


तें भया तातें पुद्गलका कहिये बहुरि तिस बोलनेका सामथ्यं सहित आत्माकरि 
कंठ तालुवा जीभ आदि स्थाननिकरि प्रेरे जे पुद्गल, ते वचनरूप परिणये ते 
पुद्गल ही है। ते श्रोत्र इन्द्रियके विषय हैं, ओर इन्द्रियके ग्रहण योग्य नाहीं हैं। 
जेसे प्राणइन्द्रियका विषय गंघद्रव्य है, तिस प्राण के रसादिक ग्रहण योग्य 
नहीं हैं तैसें ।--सर्वार्थंसिद्धि ५-१९ | 


“जेसे इस लोकविषें सुवर्ण अर रूपाकूं गालि एक किये एक पिंडका व्यवहार 
होता है, तैसें आत्माके अर शरीरके परस्पर एक क्षेत्रावगाहकी अवस्था होतें, 
एक पणाका व्यवहार है, ऐसें व्यवहार मात्र हो करि आत्मा अर शरीरका : 
एकपणा है। बहुरि निश्चयतें एकपणा नाहीं है, जातें पीछा अर पांडुर है 
स्वभाव जिनका ऐसा सुवर्ण अर रूपा है, तिनकें जेसें निश्वय विचारिये तब 
अत्यन्त भिन्नपणा करि एक-एक पदार्थंपणाकी अनुपपत्ति है, तातें नानापना ही 
है । तेसें ही आत्मा अर शरीर उपयोग स्वभाव हैं | तिनिकें अत्यन्त भिन्नपणात्तें 
एक पदार्थपेणाकी प्राप्ति नाहीं तातें नानापणा ही है। ऐसा प्रगटं नय विभाग 
है ।!--समयसार २८ द 


दीपचन्दशाह 


दीपचन्दशाह वि०के १८वीं शताब्दीके प्रतिभावान विद्वान और कवि हैं। 
ये सांगानेरके रहनेवाले थे और बादमें आकर आमे रमें रहने लगे । इन्होंने अपने 
ग्रन्थोंको प्रशस्तिमें अपना जोवन परिचय, माता-पिता या गुरुपरम्परा आदिके 
सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा है । कविकी वेश-भषा अत्यन्त सादी थी। ये आत्मा- 
नुभूतिके पुजारी थे। तेरह पंथी सम्प्रदायके अनुयायी भी इन्हें बताया गया है। 
कवि दीपचन्दका गोत्र काशलोवाल था | इनको रचनाओंके अध्ययनसे यह 
स्पष्ट मालम होता है कि इनके पावन हुृदयमें संसारी जीवोंको विपरीताभिन- 
वेशमय परिणतिको देखकर, इन्हें अत्यन्त दुःख होता था। ये चाहते थे कि 
संसारके सभो प्राणा स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धान्यादि बाह्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धि 
न करे, उन्हें भ्रमवश अपने न माने । उन्हें कर्मोदयसे प्राप्त समझे तथा उनमें 
कतृत्व बुद्धिसे सम्पन्न अहंकार, ममकार रूप परिणतिको न होने दे | 


क॒वि दीपचन्द मेघावी कवि हैं, इन्होंते 'चिदृविलास' नामक ग्रन्थ वि० सं० 
१७७९ में समाप्त किया है। इनका गद्य अपरिमाजित ओर आरम्भिक अवस्थामें 
है । इनकी भाषा ढूढ़ारी और ब्रजमिश्चित है। रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९३ 


१. चिदविलास 
२. अनुभवप्रकाश 
३. गुणस्थानमेद 
४. आत्मावलोकन 
५. भावदोपषिका 
६, परमाथपुराण 
ये रचनाएँ गद्यमें लिखी गयी हैं । 
७. अध्यात्म पच्चीसी 
<. द्वादशानुप्रेक्षा 
९. ज्ञानदपंण 
१०. स्वरूपानन्द 
११. उपदेशसिद्धान्त 


कविने गद्य रचनाओंमें अपने भावोंको पूर्णतया स्पष्ट करनेका प्रयास किया 
है। पद्ममें भी इन्होंने सहजरूपमें अपने भावोंको अभिव्यक्त किया है। यहाँ 
उदाहरणार्थ ज्ञानाणंव और उपदेशरत्नमालासे दो एक पद्म उद्धृत किये 
जाते हैं-- 
अलख अरूपी अजआतम अमित तेज, एक अविकार सारपद त्रिभुवनमें। 
चिरलों सुभाव जाको समे हू सम्हारो नांहि, परपद आपो मानि भम्यो भववनमें॥ 
करम कलोलनिमें मिलयो है निशद्धुमहा, पद-पद प्रतिरागी भयो तन-तनमें | 
ऐसी चिरकालकी बहु विपति विलाय जाय नेकहू निहार देखो आप निजघनमें ॥ 


--ज्ञानदपंण, पद्म ४६ 
८ २ >< हर 


मानि पर आपो प्रेम करत शरीरसेती, कामिनी कनकमांहि करे मोह भावना । 

लोकलाज लागि मूढ आपनों अकाज करे, जाने नहीं जे जे दुख परगति पावना ॥ 

परिवार प्यार करि बाँघें भव-भार महा, बिनु हो विवेक करे कालका गमावना । 

कहै गुरुज्ञान नाव बेठ भव सिन्धुतरि, शिवथान पाय सदा अचल रहावना॥ 

उपदेशरत्नमाला, पद्म ६ 

कविकी प्रतिभाका प्रवेश आध्यात्मिक रचनाओंके लिखनेमें विशेषरूपसे 
हुआ है। ॥$ 


सदासुख काशलीवाल , 
वि०को १९ वीं शतीके विद्वानोंमें पण्डित सदासुख काशलीवालका महत्व- 
२९४ : तीर्थंकर महावीर और उनको आवचार्य-परम्परा 


पूर्ण स्थान है | इनका जन्म वि० सं० १८५२ में जयपुरनगरमें हुआ था। इनके 
पिताका नाम दुलीचन्द ओर गोत्र काशलीवाल था । इनका जन्म डेडराजवंशमें 
हुआ था । अथंप्रकाशिकाकी वचनिकामें अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
डेडराजके वंश माँहि इक किचित्‌ ज्ञाता। 
दुलीचन्दका पुत्र काशलोबाल विख्याता ॥ 
नाम सदासुख कहें आत्मसुखका बहु इच्छुक । 
सो जिनवाणोी प्रसाद विषयतें भये निरिच्छुक ॥ 
पण्डित सदासुखजी बड़े अध्ययनशील थे। ये सदाचारी, आत्मनिभंय, 
अध्यात्मरसिक और धामिक लूगनके व्यक्ति थे । ये परम संतोषी थे। आजी- 
विकाके लिए थोड़ा-सा काय कर लेनेके पदचात्‌ अध्ययन और चिन्तनमें रत 
रहते थे । इनके गुरु पण्डित पन्नालालजी और प्रगुरु पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा 
थे। इनका ज्ञान भी अनुभवके साथ-साथ वृद्धियत होता गया था । बीसपंथी 
आम्नायके अनुयायी होनेपर भी तेरहपंथी आम्नायके प्रति किसी. भी प्रकारका 
विद्वेष नहीं था। इनके शिष्योंमें पण्डित पन्नालाल संगी, नाथूराम दोषी और 
पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं। पारसदासने 'ज्ञानसूर्थोदय'नाटककी 
टोकामें इनका परिचय देते हुए इनके स्वभाव और गुणोंपर प्रकाश डाला है-- 
लोकिक प्रवीना तेरापंथ माँहि लीना, 
मिथ्यावुद्धि करि छीना जिन आत्तमगुण चीना है। 
पढ़ें ओ पढ़ावें मिथ्या अलटकूँ कढ़वें, 
ज्ञादान देय जिन मारग बढ़ावें हैं। 
दीसें घरवासी रहें घरहूतें उदासी, 
जिनमा रग॒ प्रकाशी जग कीरत जग्रमासी है। 
कहाँ लो कहीजे गुणसागर सुखदास जूके, 
ज्ञानामृ्त पीय बहु मिथ्याबुद्धि नासी है। 
पण्डित सदासुखजीके गाहुंस्थ्यजीवनके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त 
नहीं है, फिर भी इत्तना तो कहा जा सकता है कि पण्डित्तजीको एक पुत्र था, 
जिसका नाम गणेशीलाल था। यह पुत्र भो पिताके अनुरूप होनहार ओर 
विद्वानु था, पर दुर्भाग्यवश २० वर्षक्री अवस्थामें ही इकलौते पुत्रका वियोग हो 
जानेसे पण्डिजीपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा । संसारी होनेके कारण पण्डितजी 
भी दस आघातसे विचलितसे हो गये । फलत: अजमेर निवासी स्वनामधन्य 
सेठ मूलचन्दजी सोनीने इन्हें जयपुरसे अजमेर बुला लिया | यहाँ आनेपर इनके 
दुःखका उफान कुछ शान्त हुआ। इनका सम्राधिमरण वि० सं० १९२३में 
हुआ । इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


माचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : २९५ 


१. भगवती आराधना वचनिका 
२. सूत्रजीकी लधुवचनिका 
३. अथ॑ प्रकाक्िकाका स्वतन्त्र ग्रन्थ 
४. अकलंकाष्टक वचनिका 
५. रत्नकरंडश्रावकाचार वचनिका 
६. मृत्युमहोत्सव वचनिका 
७. नित्यनियम पूजा 
८. समयसार नाटकपर भाषा वचनिका 
९, न्यायदीपिका वचनिका 
१०. ऋषिमंडलपूजा वचनिका 
पण्डित सदासुखजीकी भाषा ढूँढारी होनेपर भी, पण्डित टोडरमलजो ओर 
पण्डित जयचन्दजीको अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खड़ी बोलीके अधिक निकट 
है । भगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्नलिखित पंक्तियाँ व्रष्टव्य हैं-- 
मेरा हित होनेको और, दोखे नाहि जगतमें ठौर। 
यातें भगवति शरण जु गही, मरण आराधन पाऊे सही ॥ 
हे भगवति तेरे परसाद, मरणसमे मत्ति होहु विषाद। 
पंच परमगुरु पदकरि ढोक, संयम सहित लहू परलोक ॥ 


पण्डित भागचन्द्‌ 


१९वीं शताब्दीके अन्तिम पाद और २०वीं शताब्दोके प्रथम पादके प्रमुख 
विद्वानोंमें पष्डित भागचन्दजीकी गणना है ! ये संस्कृत और प्राकृत भाषाके 
साथ हिन्दी भाषाके भी मर्ज विद्वान थे। ग्वालियरके अन्तगंत ईसागढ़के 
निवासी थे | इनकी जाति ओसवाल और धर्म दिगम्बर जेन था। दर्शनशास्त्रके 
विशिष्ट अभ्यासो थे । संस्कृत और हिन्दी दोनों ही भाषाओंमें कविता करनेकी 
अपू्ब क्षमता थी । शास्त्रप्रवचन ओर तत्वचर्चामें इनको विशेष रस आता था। 
ये सोनागिरि क्षेत्रपर वार्षिक मेलेमें प्रतिवर्ष सम्मिलित होते थे और शास्त्र- 
प्रवचन द्वारा जनताको लाभान्वित करते थे। कविका अन्तिम समय आर्थिक 
कठिनाईमें व्यत्तीत हुआ है। इनकी 'प्रमाणपरीक्षाकी टीकाका रचनाकाल सं० 
१९१३ है। अतः कविका समय २० वीं शताब्दीका प्रारम्भिक भाग है। 


कवि द्वारा रचित पदोंसे उनके जीवन और व्यक्तित्वके सम्बन्धमें अनेक 
जानकारीकी बातें प्राप्त होतो हैं। जिनभषत होनेके साथ कवि आत्मसाधक भी 


२९६ : तीथंकर महावोर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


हैं, प्रतेदिन सामायिक करना तथा सांसारिक भोगोंको निस्सार समझना ओर 
साहित्यसेवा तथा सरस्वती आराधनको जोवनका प्रमुख तत्त्व मानना कविकी 
विशेषताओंके अन्तगंत है। कविको निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध होती हैं-- 

१. महावीराष्ट्रक (संस्कृत) 

२. अमितगतिश्रावकाचार वचनिका 

३. उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला वचनिका 

४. प्रमाणपरीक्षा वचनिका 

५. नेमिनाथपुराण 

६. ज्ञानसूर्योदय नाटक वचनिका 

७. पद संग्रह 


कवि भागचन्दको प्रतिभाका परिचय उनके पदसाहित्यसे प्राप्त होता है। 
इनके पदोंमें तकंविचार और चिन्तनको प्रधानता है। निम्नलिखित पदमें 
दाशंनिक तत्त्वोंका सुन्दर विश्लेषण हुआ है-- 

जे दिन तुम विवेक बिन खोये ॥टेक॥ 

मोह वारुणी पी अनादि तें, परपदमें चिर सोये। 

सुख करंड चितर्पिड आपपद, गुन अनन्त नहिं जोये ॥ जे दिन०॥ 

होहि बहिमुंब हानि राग रुख, कमंबीज बहु बोये। 

तसु फल सुख-दुःख सामग्री लख, चितमें हरषे रोये॥ जे दिन०॥ 

धवल ध्यान धशुति सलिल पूरतें, आस्रव मल नहिं धोये । 

परद्रव्यनिकी चाह न रोको, विविध परिग्रह ढोये॥ जे दिन० ॥ 

अब निजमें निज जान नियत तहाँ, निज परिनाम समोये | 

यह शिव-मारग समरस सागर, 'भागचंद' हित तो ये ॥ जे दिन०॥ 

विशुद्ध दाशंनिकके समान कविने तत्त्वाथं श्रद्धानी और ज्ञानीकी प्रष्टांसा 
की है। यद्यपि वर्णनमें कविने रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारोंका आलम्बन लिया है, 
किन्तु शुष्क सैद्धान्तिकता रहनेसे भाव और रसकी कमी रह गयी है। ज्ञानी जीव 
किस प्रकार संसारमें निभंय होकर विचरण करता है तथा उन्हें अपना आचार- 
व्यवहार किस प्रकार रखना चाहिये, इत्यादि विषयका विदलेषण करनेवाले 
पदोंमें कविका चिन्तन विद्यमान है, पर भावुकता नहीं है। हाँ प्रार्थनापरक 
पदोंमें मृतं-अमूतंको आलम्बन लेकर कविने अपने अन्तजंगतकों अभिव्यक्ति 
अनूठे ढंगसे को है। कविके पदोंमें विराट कल्पना, अगाघ दार्शनिकता और 
सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विशेषताएं हैं । 

“निज कारज काहे न सारे रे भूले प्रानी”; “जोव तू भ्रमत सदेव अकेला 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : २९७ 


संगसाथी कोई नहीं तेरा”, एवं “मोसम कौन कुटिल खल कामी | तुम सम 
कलिमल दलन न नामी” पदोंमें कविने अपनी भावनाओंका निविड रूप प्रदक्षित 
किया है। इस प्रकार कवि भागचन्द अपने क्षेत्रके प्रसिद्ध कवि हैं । 


बुधजन 


इनका पूरा नाम वृद्धिचन्द था | ये जयपुरके निवासी और खण्डेलवाल 
जेन थे। इनका समय अनुमानतः १०वीं शताब्दोका मध्यभाग है। 

बधजन नीतिसाहित्य निर्माताके रूपमें प्रतिष्ठाप्राप्त हैं। इनकी रचनाओंमें 
कई रचनाएं नीतिसे सम्बन्धित हैं । ग्रन्थोंकी रचना सं० १८७१ से १८९५२ त्तक 
पायी जाती है। अभी तक इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं-- 

१. तत्त्वाथंबोध (वि० सं० १८७१) 

२. योगसार भाषा 

रे. पञ्चास्तिकाय (वि० सं० १८९१) 

४. बुधजनसत्तसई (वि० सं० १८७९) 

५. बुधजनविलास (वि० सं० १८९२) 

६. पद संग्रह 


बुधजनसतसईमें देवानुरागशतक, सुभाषित नीति, उपदेशान्धकार ओर 
विराग भावना ये चार विभाग हैं ओर ६०५ दोहे हैं। बुधजनने दया, मित्र 
विद्या, संतोष, घेयं, कमंफल, मद, समता, लोभ, घन, धनव्यय, वचन, यत्, 
मांस, मद्य, परनारोगमन, वेध्यागमन, झ्ोक आदि विषयोंपर नीतिपरक उक्तियाँ 
लिखी हैं । इन उक्तियोंपर वसुनन्दि, हारीत, शुक्र, गुरु, पुत्रक आदि प्राचीन 
नोतिकारोंका पु्णप्रभाव है। कविताकी दृष्टिसे बुधजनसतसईके दोहे उतने 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, जितने नीतिकी दृष्टिसे। कविने एक-एक दोहेमें जीवनको 
गत्तिशील बनानेवाले अमूल्य सन्देश भरे हैं। कवि कहता है-- 
एक चरन हूं नित पढ़े, तो काटे अज्ञान। 
पनिहारीकी ऊँूज सो, सहज कटे पाबान॥ 
महाराज महावृक्षकी, सुखदा शीतल छाय। 
सेवत फल भासे न तो, छाया तो रह जाय ॥ 
पर उपदेश करन निपुन, ते तो लखे अनेक | 
करे समिक बोले समिक, ते हजारमें एक॥ 
विपताकौ घन राखिये, धन दीजे रखि दार | 
आतम हितिको छाड़िए, घन, दारा, परिवार ॥ 


२९८ : तीषकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


कतिपय दोहे तो तुलसी, कबीर ओर रहोमके दोहोंसे अनुप्राणित दिखलायी 
पढ़ते हैं। विरागभावना खण्डमें कविने संसारको असारताका बहुत हो सुन्दर 
ओर संजोव चित्रण किया है। इस लण्डके सभो दोहे रोचक और मनोहर हैं। 
दृष्टन्तों द्वारा संसारकी वास्तविकताका चित्रण करनेमें कविको अपूर्व सफलता 
मिली है। वस्तुका चित्र नेन्नोंके सामते मूतिमान होकर उपस्थित होता है-- 
को है सुत को है तिया, काको धन परिवार। 
भआके मिले सरायमें, बिछ्रेंगे निरधार॥ 
आया सो नाहीं रह्या, दशरथ छछमन राम। 
तू केसे रह जायगा, झूठ पापका धाम॥ 
बुधजनका पदसंग्रह भी विभिन्‍न राग-रागनियोंसे युक्त है। इस संग्रहमें 
२४३ पद हैं। इन पदोंमें अनुभूत्तिको तीव्रता, लगात्मक संवेदनशीलता और 
समाहित भावनाका पुरा अस्तित्व विद्यमान है। आत्मशोधनके प्रति जो जाग 
रूकता इनमें है, वह बहुत कम कवियोंमें उपलब्ध है। इनकी विचारोंकी कल्पना 
और आत्मानुभूतिको प्ररणा पाठकोंके समक्ष ऐसा सुन्दर चित्र उपस्थित करतो 
है, जिससे पाठक आत्मानुभूतिमें लोन हुए बिना नहीं रह सकता-- 
में देखा आतम रामा ॥ टेक० ॥ 
रूप, फरस. रस, गंध तें न्‍्यारा, दरस-ज्ञान-गुन धामा | 
नित्य निरंजन जाके नाहीं, क्रोध, लोभ-मद कामा ॥ में देखा० ॥ 
+( ८ ् रू 
भजन बिन यों ही जनम गमायो | 
पानी पै ल्‍या पार नबांघी, फिर पीछे पछतायो॥ मजन» ॥ 
रामा-मोह भये दिन खोवत, आशापाश बंधायों। 
जप-तप संजम दान न दीनौं, मानुष जनम हरायो॥ भजन० ॥ 
स्पष्ट है कि बुधजनको भाषापर राजस्थानीका प्रमाव है । पदोंमें राजस्थानी 
प्रवाह और प्रभाव दोनों ही विद्यमान है। 


वृन्दावनदास 
कवि वृन्दावनका जन्म क्षाह्बाद जिलेके वारा नामक गाँवमें सं० १८४२ 
में हुआ था । ये गोयल गोत्रोय अग्रवाल थे । कविके वंशधर वारा छोड़कर 
काशीमें आकर रहने लगे। कविके पिताका नाम धममंचन्द्र था। बारह वर्षको 
अवस्थामें वुन्दावन अपने पित्ताके साथ काशी आये थे। काशीमें लोग बाबर 
शहीदकी गछीमें रहते थे | 


आाचार्यतुल्य काव्यकार एवं केखक : २९९ 


वुल्दावनकी माताका नाम सिताबी और स्त्रीका नाम रुक्समिणि था | इनकी 
पत्नी बड़ी धर्मात्मा ओर पतिब्रता थी । इनकी ससुराल भी काशीके ठठेरी 
बाजा रमें थी। इनके ध्वसुर एक बड़े भारी धनिक थे। इनके यहाँ उस समय 
टकसालाका काम होता था। एक दिन एक किरानी अंग्रेज इनके ए्वसुरकी 
टकसाला देखने आया । वृन्दावन भी उस समय वहीं उपस्थित थे। उस समय 
किरानी अंग्रेजने इनके श्वसुरसे कहा--“हम तुम्हारा कारखाना देखना चाहते 
हैं कि उसमें केसे सिक्के तेयार होते हैं ।” वन्दावनने उस अंग्रेज किरानीको 
फटकार दिया ओर उसे टकसाला नहीं दिखलायो । वह अंग्रेज नाराज होता 
हुआ वहाँसे चला गया । 


संयोगसे कुछ दिनोंके उपरान्त बही अंग्रेज कि रानी काशीका कलक्टर होकर 
आया। उस समय वृन्दावन सरकारी खर्जांचीके पदपर आसीन थे। साहब 
बहादुरने प्रथम साक्षात्कारके अनन्तर ही इन्हें पहचान लिया ओर मनमें बदला 
लेनेकी बलछवती भावना जागृत हुई यद्यपि कविवर अपना काम ईमानक्वरी, 
सच्चाई ओर कुशलतासे सम्पन्न करते थे, पर जब अफसर ही विरोधी बन जाये 
तब कितने दिनों तक कोई बच सकता है। आखिरकार एक जाछ बनाकर 
साहबने इन्हें तीन वर्षकी जेलकी सजा दे दी और इन्होंने शान्ति पूवंक उस 
अंग्रेजके अत्याचारोंको सहा | 

कुछ दिनके उपरान्त एक दिन प्रात:काल हो कलक्टर साहब जेलका 
निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने कविको जेलकी एक कोठरीमें प्मासन 
लगाये निम्न स्तुति पढ़ते हुए देखा-- 

है दीनबन्धु श्रीपति करुणानिधानजी, 
अब मेरी व्यथा क्यों न हरो बार क्‍या छगी। 

इस स्तुतिको बनाते जाते थे और भेरवीमें गाते जाते थे । कविता करनेकी 
इनमें अपूर्व शक्ति थी। जिनेन्द्रदेवके ध्यानमें मगन होकर धारा प्रवाह कविता 
कर सकते थे । इनके साथ दो लेखक रहते थे, जो इनको कविताएँ लिपिबद्ध 
किया करते थे, परन्तु जेलकी कोठरीमें अकेले ही ध्यान मग्न होकर भगवान- 
का चिन्तन करते हुए गानेमें लोन थे । इनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा प्रवा- 
हित हो रही थी। साहब बहुत देर तक इनकी इस दक्ाको देखता रहा । 
उसने 'खजांचो बाब' “खजांची बाबु” कहकर कई बार पुकारा, पर कविका 
ध्यान नहीं टूटा। निदान कलक्टर साहब अपने आफिसको लौट गये और 
थोड़ी देरमें एक सिपाहीके द्वारा उनको बुलवाया और श्ृुछा-- तुम क्‍या ग्राटा 
और रोटा था” ? वृन्दावनने उत्तर दिया--“अपने भगवानूसे तुम्हारे अत्या- 


३०० : तीथंकर महाबीर और उनकी आचायं-परम्परा 


चारको प्रार्थना करता था । साहबके अनुरोधसे वृन्दावनने पुनः “हे दीनबन्धु 
करुणानिधानजी” विनती उन्हें सुनायी और उसका अथथ भी समझाया । साहब 
बहुत प्रसन्‍न हुआ और इस घटनाके तोन दिन बाद हो कारागुहसे उन्हें मुक्त 
कर दिया गया। तभीसे उक्त विनतो संकटमोचन स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हो 


गयी है। इनके कारागृहकी घटनाका समर्थन इनको निम्नलिखित कवितासे 
भी होता है-- 


“श्रीपति मोहि जान जन अपनो, 
हरो विधन दुख दारिद जेल |” 


कहा जाता है कि राजधाटपर फुटही कोठीमें एक गार्डन साहब सौदागर 
रहते थे । इनकी बड़ी भारो दुकान थी। कविने कुछ दिनों तक इस दुकानकी 
मेनेजरीका कार्य भी किया था। यह अनवरत्त कविता रचनेमें लोन रहते थे । 
जब ये जिन मन्दिरमें दर्शन करने जाते, तो प्रत्तिदिन एक विनती या स्तुति 
रचकर भगवानुके दर्शन करते। इनके साथ देवीदास नामक व्यक्ति रहते थे । 
इन्हें पद्मावती देवीका इष्ट था। यह शरीरसे बड़े बली थे । बड़े-बड़े पहलवान 
भी इनसे भयभीत रहते थे । इनके जीवनमें अनेक चमत्कारी घटनाए' घटी 
हैं। इनके दो पुत्र थे--अजितदास ओर शिखरचन्द। अजितदासका विवाह 
आरामें बाबू मुन्नीलालजीकी सुपुत्रीसे हुआ था । अतः अजित्तदास आरामें ही 
आकर बस गये थे। यह भी पिताके समान कवि थे । 


कवि वृन्दावनकी निम्नलिखित रचनाए प्राप्त हैं -- 
१. प्रवचनसार 

२. त्तीस चौबीसी पाठ 

३. चोबोीसी पाठ 

४. छन्‍्द शत्तक 

५. अहंत्पाशाकेवली 

६. वुन्दावनविलास 


कवि वुन्दावनकी रचनाओंमें भक्तिकी ऊँची भावना, धामिक सजगता 
और आत्मनिवेदन विद्यमान है। आत्मपरितोषके साथ लोकहित सम्पन्न 
करना हो इनके काव्यका उद्देश्य है। मक्ति विक्वलता और विनम्र आत्म 
समरपंणके कारण अभिव्यञ्जना शक्ति सबल है। सुकुमार भावनायें, लयात्मक 
संगीतके साथ प्रस्फुटित हो पाठकके हृदयमें अपूर्व॑ आध्षाका संचार करती हैं । 
कवि जिनेन्द्रकी आराधना करता हुआ कहता है--- 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०१ 


निशदिन श्रोजिन मोहि अधार ॥टेक॥ 
जिनके चरन-कमलके सेवत, संकट कटत अपार ॥ निशदिन० ॥ 
जिनको वचन सुधारस-गर्भित, मेटत कुमति विकार ॥ निशदिन० ॥ 
भव आताप बुझावत को है, महामेघ जलघार ॥ निशदिन० ॥ 
जिनको भगति सहित नित सुरपत, पृजत अष्ट प्रकार | निशदिन० ॥ 
जिनको विरद वेद विद वरनत, दारुण दूःख-हरतार ॥ निशदिन०॥ 
भविक वृन्दकी विधा निवारों, अपनी ओर निहार॥ निशदिन० ॥ 


घन धन श्री दीनदयाल ॥ टेक० ॥ 
परम दिगम्बर सेवाघारी, जगजीवन प्रतिपाल। 
मूल अठाइस चौरासी लख, उत्तर गुण मनिभाल ॥ घन० ॥ 
महाकवि वुन्दावनदासके चोबीसोी पाठसे हर व्यक्तित परिचित है। आज 
उत्तर भारतमें ही नहीं दक्षिण भारतमें भी इस पाठका पुरा प्रचार है। निशच- 
यत्त: कवि वृन्दावनदास जन सामान्‍्यके कवि हैं! 


हिन्दीके अन्य चचित कवि 


हिन्दीमें शताधिक छोटे-बड़े कवि हुए हैं। हमने पृव॑में प्रसिद्ध कवियोंका 
ही इतिवृत्त उपस्थित किया है। इनके अतिरिक्त लब्धप्रतिष्ठ अनेक कवि और 
लेखक भी विद्यमान हैं, पर उनके सम्बन्धमें विस्तृत परिचय देनेका अवसर 
नहीं है। अतएव संक्षेपमें हिन्दीके कुछ कवि और लेखकोंके सम्बन्धमें इतिवृत्त 
उपस्थित किया जाता है। 


जयसागर 


जयसागर नामके दिगम्बर सम्प्रदायमें दो कवि हुए हैं । एक काष्ठा संघके 
नन्‍्दी तटके गच्छसे सम्बन्धित हैं। इनकी गुरुपरम्परामें सोमकीत्ति, विजयसेन 
यश:कोत्ति, उदयसेन, त्रिभुवनकीत्ति और रत्नमृषणके नाम आये हैं। रत्न 
भषण ही जयसागरके गुरु हैं। इनका समय वि० सं० १६७४ है। जयसागर 
हिन्दी ओर संस्कृत दोनोंही भाषाओंमें काव्यरचना करते थे। संस्कृतमें इनकी 
पाष्वंपञ्चकल्याणक और हिन्दोमें ज्येष्डजिनवरपूजा, विमलपुराण, रत्न- 
भूषणस्तुति ओर तीथ जयमाला नामकी रचनाएँ हैं 

दूसरे जयसागर ब्रह्म जयसागर हैं। इनका समय वि० सं० की १८वीं शती- 
का प्रथम पाद है। ये मूलसंच सरस्वत्तीगच्छ बलात्कारगणको सूरत शाखामें 


३०२ : सीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


हुए हैं। इनको गुरु परम्परामें देवेन्द्रकीत्ति, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, लक्ष्मी 
चन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र, वादिचन्द्र ओर महीचन्द्रके नाम आये 
हैं। महीचन्द्रके पश्चात्‌ मेरुचन्द्र भट्टारक पदपर आसीन हुए हैं। ये श्रह्म 
जयसागरके गुरुभाई थे। मेरुचन्द्रका समय वि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। 
ब्रह्म जयसागरकी त्तीन रचनाएं उपलब्ध हैं-- 

१. सीताहरण 

२ अनिरुद्धहटरण 

३. सगरचरित 

खुशालचद काला 

यह कवि द्वेहहीके निवासी थे। कभी-कभी ये साँगानेर भी आकर रहा 
करते थे । इनके पिताका नाम सुन्दर और माताका नाम अभिधा था । इन्होंने 
भट्टारक लक्ष्मीदासके पास विद्याष्ययन किया था | इनकी निम्नलिखित रचनाएँ 
उपलब्ध हैं--- 

१. हरिवंशपुराण (सं० १७८०) 

२ पद्मपुराण (सं० १७८५) 

३. धन्यकुमा रचरित 

४. जम्बूचरित 

५. ब्रतकथाकोश 


शिरोमणिदास 


यह कवि पण्डित गंगादासके शिष्य थे । भट्टारक सकलकीतिके उपदेशसे 
सं० १६३२ में धमंसार नामक दोहा-चौपाईबद्ध ग्रन्थ सिहरोन नगरमें रचा 
है । इस नगरके शासक उस समय राजा देवीसिंह थे । इस ग्रन्थमें कुल ७५५ 
दोहा-चोपाई है । रददा स्वृदन्त्र है; किसीका अनुवाद नहीं । 


जोधराज गोदीका 


ये सांगानेरके निवासी हैं। इनके पिताका नाम अमरराज था। हरिनाम 
मिश्रके पास रहकर इन्होंने प्रीतिकरचरित, कथाकोश, धमंसरोवर, सम्य- 
वत्वकौमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि रचनाएँ लिखी हैं । 


लोहट 
कवि लोहटके पिताका नाम धर्मं था। ये बघेरवाल जातिके थे | हींग और 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०३ 


सुन्दर इनके बड़े भाई थे । पहले ये साँभरमें रहते थे, फिर ब्‌दीमें आकर रहने 
लगे । कविके समयमें रावभावससिहका राज्य था। इन्होंने बुंदीनगर एवं वहाँके 
राजवंशका वर्णन किया है | इन्होंने यशोधरचरितका पद्मानुवाद वि० सं० 
१७२१ में समाप्त किया है। 


लक्ष्मीदास 
पण्डित लक्मीदास भट्टा रक देवेन्द्रकीतिके शिष्य थे। सांगाने रके रहनेवाले 
थे। इन दिनों महाराज जयसिहका राज्य था। इन्होंने यशोधरचरितकी 
रचना भट्टारक सकलकीति ओर पद्चनाभकी रचनाके आधारपर की है। यश्यो- 
घरचरित वि० सं० १७८१ में पूर्ण हुआ है । 


गय्यकार राजमल्ल मर 
हिन्दी जेन गद्यलेखकोंमें सबसे प्राचीन गद्यलेखक राजमल्ल हैं। इन्होंने 
वि० सं० १६०० के आस-पास समयसारकी हिन्दी टीका लिखो है। महाकवि 
बनारसीदासने इन्हींकी टीकाके आधारपर 'नाटक समयसार'की रचना की है| 


पाण्डे जिनदास 


ब्रह्म शान्तिदासके पास इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये मथुराके रहनेवाले 
थे । यहीं रहते हुए वि० सं० १६४२ में “जम्बूस्वामीचरित'की रचना को है । 
इनकी अन्य रचना “जोगीरासो” भी बतायी जाती है। 


ब्रह्म गुलाल 

ये पद्मावती पुरवाल जातिके थे और चन्दवारके पास टापू नामक ग्रामके 
निवासी थे । इनका प्रसिद्ध ग्रत्थ 'रएएअगाजनलरित' है । इस ग्रन्थकी प्रदास्ति- 
से अवगत होता है कि कविवर ब्रह्मगुलालजी भट्टारक जगभूषणके शिष्य थे। 
उस समय टाप्‌ गाँवके राजा कोरतसिह थे। यहाँपर घरमदासजोके कुलमें 
मथुरामल्ल हुए थे। इन्हीं मथुरामललके उपदेशसे सगुणमागंका निरूफण क रनेके 
लिए सं० १६७१ में इस ग्रन्थकी रचना को है । कविकी एक अन्य कृतिके 'त्रे पन- 
क्रिया' भी उपलब्ध है, जो वि० सं० १६५५ में लिखी गयी है। 


मारामल 
कवि भारामर फरूुंखाबादके निवासी सिधई परशुरामके पुत्र थे और 


३०४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


इनकी जाति खरौवा थी। इन्होंने भिष्डनगरमें रहकर सं० १८१३ में 'चार- 
चरित'की रचना की थी। सप्तव्यसनचरित, दानकथा, शीलकथा ओर रात्रि- 


भोजनकथा भी इनके छन्‍्दोबद़ ग्रन्थ हैं। 


बखतराम 


कवि बखतराम जयपुर लश्करके निवासी थे। इनके चार पुत्र थे--जीवन- 
राम, सेवाराम, खुशालचन्द और गुमानीराम। इनका समय १९वीं शत्ताब्दी- 
का द्वितीय पाद है। इन्होंने मिथ्यात्वलण्डन और बुद्धिविलास नामक दो ग्रन्थ 
लिखे हैं। बुद्धविकासके आरम्भमें कबिने जयपुरके राजवंशका इतिहास लिखा 
है। सं० ११९१ में मुसलमानोंने जयपुरमें राज्य किया । इसके पूवंके कई हिन्दू 
राजवंशोंकी नामावली दी है। इस ग्रन्थका वण्यंविषय विविध धार्मिक विषय, 
संध, दिगम्बर पट्टावली, भट्टारकों तथा खण्डेलवाल जातिकी उत्पत्ति आदि है । 
इस ग्रत्थकी समाप्ति कविवरने मार्गंशीषंशुक्ला द्वादशी सं० १८२७ में को है । 


टेकचंद 
हिन्दी बचनिकाकारोंमें इनका महत्त्ववृणं स्थान है। टीकाकार होनेके 
साथ ये कवि भी हैं। कथाकोशछन्दोबद्ध, बृधप्रकाशछन्दोबद्ध तथा कई पूजाएँ 
पद्यबद्ध हैं। वचनिकाओं में तत्त्वाथंकी श्रुतसागरी टीकाकी वचनिका, सं० १८३७ 
में और सुदृष्टि तरंगिणीकी वचनिका सं० १८३८ में लिखी है। 'षटपाहुड'को 
वचनिका भी इनकी उपलब्ध है। 


पण्डित जगमोहनदास और पण्डित परमेष्टी सहाय 


आरानिवासी पण्डित परमेष्ठी सहाय और पण्डित जगमोहनदासको हिन्दी 
जैनसाहित्यके इतिहाससे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है । श्री पण्डित परमेष्ठी - 
सहायने “अथंप्रकाशिका” नामक एक टीका जगमोहनदासको तत्त्वाथंविषयक 
जिज्ञासाकी शान्तिके लिए लिखी है । इस ग्रन्थको प्रशस्तिमें बताया है-- 
पूरब इक गंगात्ट धाम, अति सुन्दर आरा त्तिस नाम | 
तामें जिन चेत्यालय लसें, अग्रवाल जेनो बहु बसें ॥ 
बहु ज्ञाता जिनके जु रहाय, नाम तासु परमेष्ठो सहाय । 
जेनग्रन्थ रुचि बहु केरे, मिथ्या धरम न चिक्तमें घेरे ॥ 
प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पण्डित परमेष्ठी सहायके पिताका नाम कीत्तिचन्द्र 
था । उन्हींके पास इन्होंने आगमश्ञास्त्रका अध्ययन किया था तथा अपनी कृति 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३०५ 
२७० 


अथंप्रकाशिकाको जयपुर निवासी प्रसिद्ध वचनिकार पण्डित सदासुखजीके पास 
संशोधनार्थ मेजी थी। 

पण्डित जगमोहनदास भी अच्छे कवि है। इनकी कविताओंका एक संग्रह 
'धमंरत्नोद्योत' नामसे स्व० पण्डित पन्‍नालालजी वाकलीवालके सम्पादकत्वमें 
प्रकाशित हो चुका है। पण्डित सदासुखजीके समकालीन होनेसे कविका जन्म 
सं० १८६५के लगभग है| 


कलर 

मनरंगलाल कन्नौजके निवासी थे, जातिके पल्‍लोवाल थे। इनके पिताका 
नाम कंन्नौजीलाल और माताका नाम देवको था। कन्नौजमें गोपालदासजी 
नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे। इनके अनुरोधसे ही कविने 
चौबोसी पाठकी रचना की है। इस प्रसिद्ध पाठका रचनाकाल वि» सं० १८५७ 
है। इस+ अत्तिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ भी उपलब्ध हैं--नेमिचन्दिका, 
सप्तव्यसन चरित, सप्तऋषिपुजा एवं शिखिर सम्मेदाचल माहात्म्य । शिखिर 
सम्भेदाचल माहात्म्यका रचनाकाल वि० सं० १८८९ है | 

माधवपुर राज निवासो पण्डित डाल्राम, आगरा निवासी पण्डित भूधर 
मिश्र भी अच्छे कवि हैं। डालूरामने गुरुपदेश श्रावकाचार ओर सम्यक्त्व प्रकाश 
तथा भूषर मिश्रने पुरुषार्थंसिद्धभुपायपर विशद टोका लिखी है | 

उपयुंक्त कवियोंके अतिरिक्त आदिकालमें भी कुछ जेन कवियोंने काव्य 
ग्रन्‍्थोंकी रचना की है। कवि सधारूका प्रद्म्नवरित ओर कवि राजसिहका 
जिनदत्तचरित प्रसिद्ध रचनाएँ हें। राजसिहका अपरनाम रल्ह भो बताया 
गया है। जिनदत्तचरितको प्रशस्तिमें लिखा है कि रल्ह कविने इस काव्यको 
वि० सं० १३५४ भाद्रपद शुक्ला पंचमों गुरुवा रके दिन समाप्त किया । उन दिलों 
भारतपर अल्लाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। इस प्रकार वि० सं० 
हे १५वीं शतोमें भो जेन कवियों हारा अनेक रचनाए' प्रस्तुत की 
ग ॥ 


कन्नढ़ जन कवि 
दक्षिण भारतमें कन्नड़, तमिल, तेलगू, मलयालम एवं तुलु ये पाँच भाषाएँ 


प्रचलित हैं। इनमेंसे कन्नड़ ओर तमिल भाषामें पर्याप्त जेन साहित्य लिखा 
गया है। कन्नड़ साहित्यमें गम्मीर चिन्तन, समुल्नते हादिक विचार एवं हृदय 


३०६ : तीथंकर महावोर और उनको आचार्य-परम्परा 


को गहनतम भावनाओंको अभिव्यक्ति विद्यमान है। इस साहित्यको व्यापकता- 
की परिधिको रेखाएं कावेरीसे गोदावरोके सुरम्य अंबलको समेटती हैं। इस 
साहित्यमें कन्नड़ प्रदेशकी धरतीकों धड़कनें समाहित हैं। कन्नड़ साहित्यकी 
अभिवृद्धिमें जेन कवियोंका योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहों है। 


आदिपम्प 


कन्नड़ साहित्यका सर्वश्रेष्ठ कवि पम्प है। इसका समय ई० सन्‌ ९४१ है। 
इन्होंने आदिपुराण' और “भारत' ग्रंथोंको रचना की है। ये दोनों ग्रन्थ चम्पू 
काव्य हैं। पम्पने स्वयं अपने सम्बन्धमें लिखा है--“मेरे विल्यात चिर नूतन 
समुद्रवत गम्भोर काव्य मेरे परवर्तों कवियोंके लिए प्रमोदप्रद हैं ।” पम्पके 
वंशज वेदिक धर्मानुयायी थे। इसके पिता अविराम देवरायने जेनधर्म स्वीकार 
किया था । 

पम्पने आदिपुराणमें काव्यके अमृतानन्दके साथ धार्मिक सिद्धान्तोंका भो 
निरूपण किया है | कवि पम्पमें कल्पना शक्तिका भी प्राचुयं है। उनका दूसरा 
ग्रन्थ 'विक्रमाज न विजय' अर्थात्‌ 'भारत' है । कविने इस ग्रन्थमें काव्य तत्त्वों 
का निर्वाह सम्यक्‌ प्रकार किया है। नारोके नख-शिख चित्रणमें तो कवि 
संस्कृतके कवियोंसे भी बढ़ा-चढ़ा है। चरित्र-चित्रणमें भी कविको अपूर्व सफ- 
लता मिली है। 


कवि पोन्न 


'शान्तिपुराण जिनाक्ष रमाले” के रचयिता पोन्‍न कंविका समय ई० सन्‌ 
९५०के लगमग है। पोन्न प्रतिमाशालो कवि हैं। इसने शान्तिनाथपुराणमें 
विलक्षण उपमाओं और उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग किया है। 


कवि रन्‍न 


रनन्‍न कविने 'अजितनाथपुराण'को रचना कर कन्नड़ साहित्यको 
बनाया है। कविके इस पुराणका रचनाकाल ई० सन्‌ ९०३ है। कविने अपनी 
इस रचनामें काव्यकला, कोमल कल्पना और निविड भावोंकी अभिव्यक्तिके साथ 
पौराणिक तथ्योंका भो समावेश किया है। कल्नडुके पोन्‍न कवि यदि संस्कृतके 
वाणभट्ट हैं, ता रन्‍न वसुवन्धु । श्रृज्धार और शान्तरसका सम्सिश्रण सुन्दर 
रूपमें पाया जाता है। चरित्र-चित्रणकी दृष्सि भो रन्नका यह काव्य महत्त्व- 


आयाय॑तुश्य काव्यकार एवं लेखक : ३०७ 


पूर्ण है। कविका दुसरा ग्रन्थ 'साहसभीम विजय' या “गदायुद्ध' है। इस ग्रन्थमें 
दश आध्वास हैं| चम्पू काव्य है। कविने महाभारतकी कथाका सिहावछोकन 
कर चालुक्य नरेश आहवमल्लका चरित्र अंकित कियो है। कविका जन्म ई० 
सन्‌ ९४९में हुआ है। 


नागचन्द्र या अमिनव पम्प 


इनका समय ई० सन्‌ ११०० है। नागचन्द्रकी उपाधि अभिनव पम्प थी। 
ये अत्यन्त प्रतिभाशाली हैं। अभिनव पम्पने 'मल्लिनाथपुराण'की रचना की | 
यह उपासनाप्रिय कवि हैं। इसने संस्कृत भाषासे बहुमूल्य अलंकार ओर पद 
ग्रहणकर अपनी कविताकों भूषित करनेका प्रयास किया है। अभिनव पम्पको 
काव्य प्रतिभा कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। कवि अभिनव पम्पके समयमें कन्ति 
देवी नामको उत्कृष्ट कवयित्री भी हुई हैं। कविने इस कवयित्रीके सम्बन्धमें 
महत्त्वपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैँ। अभिनव पम्पको 'साहित्य भारतीय 'कर्ण- 
पूर' 'साहित्य विद्याधर' ओर “साहित्य सवंज्ञ' आदि उपाधियाँ थीं। 


ओड्य्य 


इनका समय ई० सन्‌ ११७०के लगभग है। इन्होंने कव्वगर काव्यकी रचना 
की है। भाषा ओर विषयके क्षेत्रमें क्रान्तिकारो कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य 
ग्रन्थोंको केवल धर्म विदेषके प्रचारके लिए हो नहीं लिखा, प्रत्युत्‌ काव्य रस- 
का आस्वादन लेनेके लिए ही काव्यका सुजन किया है | इत्तिवृत्त, वस्तुव्यापार 
वर्णन, संवाद और भावाभिव्यज्जनकी दृष्टिसि इनके काव्यका परीक्षण किया 
जाये, तो निएचय हो इनका काव्य खरा उतरेगा। 


नयसेन 


नयसेनका समय ई० सन्‌ ११२५ है। इन्होंने धर्मामृत, समयपरीक्षा और 
धर्मपरीक्षा प्रन्थोंकी रचना को है। इन्होंने धारवाड़ जिलेके मलगुन्दा नामक 
स्थानको अपने जन्मसे सुशोभित किया था। उत्तरवर्ती कवियोंने इन्हें 'सुकवि- 
निकरपिकमाकन्द', 'सुकविजनमनसरोज राजहूंस' और 'वात्सल्यरत्नाकर” आदि 
विशेषणोंसे विभूषित किया है। इनके गृरु नरेन्द्रसेन थे। इनके द्वारा रचित 
धर्मामृत श्रावकधमंका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कविने इसमें धर्मोदबोधनके हेतु 
कथाएं भी लिखो हैं। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित कैलनड है। इनका परिचय 
विस्तारपूर्वक पहले लिखा जा चुका है । 


३०८ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


कवि जस्र 


कन्नड़ साहित्यमें जन्न, रघ्न, पोन्नको रत्नत्रय कहा जाता है। जन्नने ई० 
सन्‌ ११७०से १२२५के बीच अनेक ग्रन्थोंकी रचना को है। यह होयूसलछ 
राजाओंका आस्थान कवि था| इसे कवि चक्रवर्तीकी उपाधि प्राप्त थी पम्पकी 
त्तरह जन्न भी श्र-वीर ओर लेखनीके धनी हैं। उत्तरवर्ती कवियोंने इसको 
मुक्त कण्ठसे प्रशंसा को है। इसके 'यशोघरचरित” और “अनन्तनाथपुराण' 
प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 


कर्णपाय 
ई० सनु ११४०के लगभग इन्होंने 'नेमिनाथपुराण'की रचना को है । इसमें 
समुद्र, पहाड़, नगर, सूर्योदय, चन्द्रोदय, वनक्रीड़ा, जलक्रोड़ा, रति, चिन्ता, 


विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति इत्यादिका सविस्तार वर्णन आया है । विप्र- 
लम्भ ख्युंज्ारके वर्णनमें तो कविने अपूर्व क्षमता प्रकट की है । 


नेमिचन्द्र 


अध॑नेमिपुराण'के रचयिता कवि नेमिचन्द्र भी १३वीं शताव्दीके कवियोंमें 
प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने संस्कृत मिश्रित कन्नड़में संस्कृत छनन्‍्द लेकर 
अपने काव्यकी रचना की है। “चम्पकशादुलवृत्त'में प्रायः समस्त ग्रन्थ लिखा 
गया है । अनुप्रासकी छटा तो इत्तनी अधिक दिखलाई पड़ती है, जिससे इसके 
समक्ष कन्नड़का अन्य कोई कवि नहीं ठहर सकता है। 

गुणवर्म 

गुणवमंका समय ई० सन्‌ १२२५के लगभग है। इस कविने 'पुष्पदन्तपुराण - 
की रचना की है। यह ग्रन्थ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्मस्प्शी सन्दर्भासे युक्त, 
है। कविने अपना भाषा विषयक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है, साथ ही वर्ण- 
नात्मक शेलीका अद्भुत रूप भी प्रदर्शित किया है । 


रत्नाकर वर्णी 


आध्यात्मिक साहित्यके निर्माताओंमें कवि रत्नाकर वर्णीका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इन्होंने भरतेशवेमव, रत्नाकर शतक, अपराजितशतक, आदि ग्रन्थों- 
की रचना की है। भरतेशवेभवका माधुयं, तो संस्कृतके गीत गोविन्दसे भो 


आयार्यतुल्य काव्यकार एवं लेक्षक : ३०९ 


बढ़कर है। यह ग्रन्थ आज भी कन्नड प्रास्तमें छोगोंका कण्ठहार बना हुआ 
है | तुछसीदासके 'रामचरितमानस'के समान इसके भी दो चार पद निरक्षर 
भट्टाचायोंको याद हैं| संग्रीतको दृष्टिसे इस ग्रन्थका अत्यधिक महत्त्व है। इस 
ग्रल्थका रचनाकाल ई० सन्‌ १००१ है। महाकाव्य और गीतिकाव्यका आनन्द 
इस एक ही ग्रन्थसे लिया जा सकता है। 
मंगरस 

मंगरसका गौतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य निर्मात्ताओंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
इनका समय ई० सन्‌ १५०८ है । कविने 'नेमिजिनेश्वर संगीत्त' और 'सम्यक्त्व- 
कोौमुदो' ग्रन्थोंकी रचना की है। नेमिजिनेश्वर संगीतमें संगीत्तकी अपूर्ब छटा 
उपलब्ध होती है। सभी राग रागनियाँ उनके चरणोंपर लोटतो हैं । 

नागवर्म 

इनका समय ९९० ई० है । इन्होंने छन्‍्दोम्बुधि नामक उन्दशास्त्रकी रचना 
को है। यह ग्रन्थ संस्क्ृतके पिंगलछन्दशास्त्रके आधारपर लिखा गया है। 
आनुपूर्वी और वृत्तके नामोंमें पिगलकी अपेक्षा इसमें पर्याप्त अन्तर है । इसमें छह 
सन्धियाँ हैं। कन्नड़के मात्रिक छन्‍्द ओर संस्कृतके छन्दोंका सुन्दर विवेचन 
किया है । 

द्वितीय नामवर्माने ११४५ ई० के लगभग “वस्तुकोश” नामक एक ग्रन्थ 
लिखा है। इसमें संस्कृत पदोंका अर्थं कन्नड़ पदोंमें बताया गया है। रीतिपर 
भी नागवर्माने प्रकाश डाला है और इसे काव्यके लिए आवद्यक धममं माना है । 
अलंका रके अभावमें भी रीतिके रहनेसे माधुयं और सौन्दयं संघटित होते हैं । 
इन नागवर्माका 'काव्यालोचन” नामक लक्षण ग्रन्थ भी है । नागवममंने कर्नाटक 
साषाभूषण लिखकर कन्नड़के व्याकरणका भी परिचय दिया है। इस ग्रन्थमें 
संज्ञा, सन्बि, विभकति, कारक, शब्दरीति, समास, तद्वधित, आख्यात नियम, 
अन्वय निरूपण ओर निपात निरूपण ये दश परिच्छेद हैं। कुक मिलाकर २८० 


सूत्र हैं। 
केश्वराज 
व्याकरण ग्रन्थके निर्माताओंमें केशवराजका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनका 
समय ११५० ई० है। इन्होंने 'शब्द मणिदपंण” नामक व्याकरण ग्रन्थ लिखा 
है । इसमें कन्धरूपसे सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमोंके स्पष्टीकरणके लिए 
उदाहरण प्राचीन कवियोंके गद्य-पद्य ग्रन्थोंसे लिये गये हैं । 


३१० : तीथंकर महावीर और उनकी आवचायं-परम्परा 


अर्गऊू (६० सन्‌ ११८९)का 'चन्द्रप्रभुराण', आस्चण्ण (६० सन्‌ ११९५) 
का वद्धमानपु राण, बन्धुवर्सा (६० सन्‌ १२००) का हरिवंशपुराण, पाइवंपब्डित 
(ई० सन्‌ १२०५)का पाद्व॑नाथपुराण, कसकूभब (ई० सन्‌ १२३५)का शान्ति- 
स्व॒र॒पुराण, सघुर (ई० सन्‌ १३८५)का धघर्मताथपुराण, झ्ान्सिकोति (६० सन्‌ 
१५१९) का शान्तिनाथपुराण, दोड्डेय्य (६० सन्‌ १५५०)का चन्द्रप्रभपुराण, 
कुसुवेस्तु ((० सन्‌ १२७५)का रामायण, भास्कर (६० सन्‌ १४२४।,का जीवन्ध- 
रचरित, कल्याणकोति (ई० सन्‌ १४३९)का शानचन्द्राभ्युदय, बोम्भरस (ई० 
सन्‌ १४८५) का पनत्कुमारचरित, कोटेशवर (ई० सन्‌ १५००) का जोवन्धर- 
घटपादि पद्मताभ (ई० सन्‌ १५८०)का रामपुराण, अन्द्रभ (ई० सन्‌ १६०५)का 
गोमटेश्वरचरित और बाहुबली (ई० सन्‌ १५६०)का नागकुमारचरित, भट्टा- 
कलूंक (६० सनु १६०४)का शब्दानुशासन, नुपतुंग (६० सन्‌ ८१४)का कविराज- 
मार्ग, उदयादित्वथ (ई० सन्‌ ११५०)का उदयादित्यालंकार, और साल्थ (ई० 
सन्‌ १५५०)के रसरत्नाकर आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 


जैनवैद्यक ग्रन्थोंमें सोमनाथ (ई० सन्‌ ११५०)का कल्याणकारक, मंगराज 
(ई० सन्‌ १५५०)का खगेन्द्रमणिदर्ण, श्रोधरदेव (ई० सन्‌ १५००)का वेश्यामृत, 
साल्व 'ई० सन्‌ १५५०)का वेच्यसांगत्य, देवेन्द्रमुनि ((० सत्‌ १२००)का बालग्रह- 
चिकित्सा, कीतिवर्मा (ई० सन्‌ ११२५)का गोवंश्यग्नल्थ उपलब्ध है। ज्योतिषमें 
श्रोधराचाय (ई० सनु १०४६)का जातकतिलक, शुभचन्द्र ((० सन्‌ १२००)का 
नरपिगल और राजादित्य (ई० सन्‌ ११२०)के व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न लीलावती, चित्रहंसुवे ओर जेनगणितटीकोदाहरण भादि प्रसिद्ध 
ग्रन्थ" हें । 

कर्नाटककविचरितेके सम्पादक नरसिहाचार्यने कन्नड़ जेन वाड मयका 
मूल्यांकन करते हुए लिखा--“जेन ही कन्नड़ भाषाके कवि हैं। आज तककी 
उपलब्ध सभी प्राचीन एवं श्रेष्ठ कृतियाँ जेन कवियोंको हो हैं । ग्रन्थरचनामें 
जेनोंके प्राबल्यका काल ही कन्नड़ साहित्यकी उन्तत्त स्थितिका काल मानना 
होगा। प्राचीन जेन कवि ही कन्नड़ भाषाके सोन्द्य एवं कान्तिके विशेषतः 
कारणभूत हैं। उन्होंने शुद्ध और गम्भीर शेलीमें ग्रन्थ रचकर ग्रन्थरचना 
कौशलको उन्नत स्तरपर पहुँचाया है। प्रारम्भिक कन्नड़ साहित्य उन्होंकी 
लेखनी द्वारा लिखा गया है। कन्नड़ साहित्यके अध्ययनके सहायभूत छन्द, 





१. कन्नड़ जैनसाहित्य, आचार्य भिक्ष्‌, स्मृति ग्रन्थ, जैन इवेताम्बर तेरहपंची महासभा, 
तीन पोचु गीज, चर्चस्ट्रीट, कलकत्ता १, द्वितीय खण्ड, पृ० १२९-१३० । 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३११ 


बढ़कर है। यह ग्रन्थ आज भी कन्नड़ प्रान्तमें लोगोंका कण्ठहार बना हुभा 
है| तुलसीदासके 'रामचरितमानस'के समान इसके भी दो चार पद निरक्षर 
भट्टाचार्योंको याद हैं। संगीतको दृष्टिसे इस ग्रन्थका अत्यधिक महृत्त्व है। इस 
ग्रन्थका रचताकाल ई० सन्‌ १५५१ है। महाकाव्य और गीत्तिकाव्यका आनन्द 
इस एक ही ग्रन्थसे लिया जा सकता है। 
मंगरस 

मंगरसका गतिकाव्य और प्रबन्धकाव्य निर्माताओंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इनका समय ई० सन्‌ १५०८ है । कविने 'नेमिजिनेश्वर संगीत” और “'सम्यक्त्व- 
कौमुदो' ग्रन्थोंको रचना की है। नेमिजिनेश्वर संगीतमें संगीतकी अपू्व छटा 
उपलब्ध होती है। सभी राग रागनियाँ उनके चरणोंपर लोटतो हैं । 


नागवर्म 


इनका समय ९९० ई० है । इन्होंने छन्दोम्बुधि नामक छन्दक्षास्त्रकी रचना 
को है। यह ग्रन्थ संस्कृतके पिंगलठन्दशास्त्रके आधारपर लिखा गया है। 
आनुपूर्वी और वृत्तके नामोंमें पिगलकी अपेक्षा इसमें पर्याप्त अन्तर है| इसमें छह 
सन्धियाँ हैं। कन्नड़के मात्रिक छन्‍्द और संस्कृतके छन्दोंका सुन्दर विवेचन 
किया है । 

द्वितीय नामवर्माने ११४५ ई० के लगभग “वस्तुकोश' नामक एक ग्रन्थ 
लिखा है। इसमें संस्कृत पदोंका अर्थ कन्नड़ पदोंमें बताया गया है। रीतिपर 
भी नागवर्माने प्रकाश डाला है और इसे काव्यके लिए आवश्यक घमं माना है | 
अलंकारके अभावमें भी रीतिके रहनेसे माघुयं ओर सोन्दयं संघटित होते हैं । 
इन नागवर्माका 'काव्यालोचन” नामक लक्षण ग्रन्थ भी है। नागवमंने कर्नाटक 
भाषाभूषण लिखकर कन्नड़के व्याकरणका भी परिचय दिया है। इस भ्रन्थमें 
संज्ञा, सन्वि, विभकक्‍्ति, कारक, शब्दरीति, समास, तद्धित, आख्यात नियम, 
अन्वय निरूपण ओर निपात निरूपण ये देश परिच्छेद हैं। कुक मिलाकर २८० 


सूत्र हैं । 
केश्षवराज 
व्याकरण ग्रन्थके निर्माताओंमें केशवराजका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनका 
समय ११५० ई० है। इन्होंने 'शब्द मणिदपंण” नामक व्याकरण ग्रन्थ लिखा 
है । इसमें कन्घरूपसे सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमोंके स्पष्टीकरणके लिए 
उदाहरण प्राचीन कवियोंके गद्य-पद्य ग्रन्थोंसे लिये गये हैं । 


३१० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अग्गल (ई० सन्‌ ११८९)का “चन्द्रप्रभपुराण', आउचण्ण (ई० सन्‌ ११९५) 
का वरद्धंमानपु राण, अन्धुवर्सा (६० सन्‌ १२००) का हरिवंशपुराण, पाइवंपष्डित 
(ई० सन्‌ १२०५)का पाए्वेनाथपुराण, कसलरूभव (ई० सन्‌ १२३५)का शान्ति- 
स्वरपुराण, सधुर (ई० सन्‌ १३८५)का धर्मनाथपुराण, ध्लान्तिकोलि (ई० सन्‌ 
१५१९)का शान्तिनाथपुराण, दोड्डेय्य (६० सन्‌ १५५०)का चन्द्रप्रभपुराण, 
कुमुदेन्चु ((० सन्‌ १२७५)का रामायण, भास्कर (ई० सन्‌ १४२४।का जीवन्ध- 
रवरित, कल्याणकोति (ई० सन्‌ १४३९)का ज्ञानचन्द्राभ्युदय, थोम्मरस (ई० 
सन्‌ १४८५) का यनत्कुमारचरित, कोटेशवर (ई० सन्‌ १५००) का जोवन्धर- 
घटपादि पद्मनाभ (ई० सन्‌ १५८०)का रामपुराण, लब्द्रभ (६० सन्‌ १६०५)का 
गोमटेब्वरचरित और बाहुबली (ई० सन्‌ १५६०)का नागकुमारचरित, भट्टा- 
कलंक (६० सन्‌ १६०४)का शब्दानुशासन, नृपतुंग (६० सन्‌ ८१४)का कविराज- 
मार्ग, उदयादित्य (६० सन्‌ ११५०)का उदयादित्यालंकार, और साल्य (ई० 
सन्‌ १५५०)के रसरत्नाकर आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 


जेनवेद्यक ग्रन्थोंमें सोमनाथ (ई० सन्‌ ११५०)का कल्याणकारक, मंगराज 
(ई० सन्‌ १५५०)का खगेन्‍्द्रमणिदपंण, श्रोधरदेव (ई० सन्‌ १५००)का वेद्यामृत्त, 
साल्व ।ई० सन्‌ १५५०)का वेद्यसांगत्य, देवेन्द्रमुनि ((० सन्‌ १२००)का बालग्रह- 
चिकित्सा, कीतिवर्मा (ई० सन्‌ ११२५)का गोवेश्यग्रन्थ उपलब्ध है। ज्योतिषमें 
श्रोधराचायय (६० सन्‌ १०४६)का जातकतिलक, शुभचन्द्र ((० सन्‌ १२००)का 
नरपिंगल और राजादित्य (ई० सन्‌ ११२०)के व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, 
व्यवहाररत्न लीलावती, चित्रहंसुबे ओर जेनर्गणतटीकोदाहरण भ्रादि प्रसिद्ध 
ग्रन्थ" हैं । 

कर्नाटककविचरितेके सम्पादक नरसिहाचाय॑ने कन्नड़ जेन वाह मयका 
मूल्यांकन करते हुए लिखा--“जेन हो कन्नड़ भाषाके कवि हैं। आज तककी 
उपलब्ध सभी प्राच्रीन एवं श्रेष्ठ कृतियाँ जेन कवियोंको हो हैं । ग्रन्थरचनामें 
जेनोंके प्राबल्यका काल ही कन्तड़ साहित्यकी उन्नत स्थितिका काल मानना 
होगा। प्राचीन जन कवि हो कन्नड़ भाषाके सोन्दर्य एवं कान्तिके विशेषतः 
कारणभूत हैं। उन्होंने शुद्ध और गम्भीर शेलीमें ग्रन्थ रचकर ग्रन्थरचना 
कौशलको उन्नत स्तरपर पहुँचाया है। प्रारम्भिक कननड़ साहित्य उन्हींकी 
लेखनी द्वारा लिखा गया है। कन्‍्नड़ साहित्यके अध्ययनके सहायभूत छन्द, 


१. कप्नड़ जैनसाहित्य, आचार्य भिक्ष्‌ स्मृति ग्रन्थ, जैन श्वेताम्बर तेरहपंथी महासभा, 
तीन पोचु गीज, चर्चस्ट्रीय, कलकत्ता १, द्वितीय खण्ड, पृ० १२९-१३० । 


आचायतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३११ 


अलंकार, व्याकरण ओर कोद आदि ग्रल्थ विशेषतः जेनोंके द्वारा ही रचे 
गये है।* 

उपयुक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि जेनसाहित्यकारोंने कन्नड़ साहित्यकी 
भह॒त्ती सेवा की है। काव्य, अलंकार, व्याकरण, छन्द, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित 
आदि विभिनन क्षेत्रोंमें जेनकवियोंने अमूल्य ग्रन्थरत्न प्रदान कर कन्नड़ वाइमय 
को समुद्ध किया है। 


तमिलके जेंन कवि और लेखक 


तमिछ साहित्यके महाकाव्य और लघुकाव्योंके लेखक प्रमुल रूपसे जेन 
कवि हैं। तमिल २५ फपज संस्कृत साहित्यके समान ही प्राचीन है। व्याकरण, 
अलंकार, छन्‍्द आदि प्रन्थोंके निर्माता जेन विद्वान हैं। हम यहाँ 
विस्तारसे बिचार न कर संक्षेपमें ही लमिकूमाषामें लिखित जेन साहित्यपर 
प्रकाश डालनेका यत्न करेंगे। तमिलभाषाका सबसे पुराना काव्य 'कुरल' है। 
इसको गलना तमिलभाधषाके आचार ओर नीति सम्बन्धी धर्मंग्रंथोंमें को जाती 
है। इसे पथ्चस वेद कहा गया है। इसके रचयिता एलाचाय॑ माने जाते हैं। इस 
क्थकी रचना ई० सनकी प्रथम शताब्दीमें पादिरीपुलीयूर अथवा दक्षिण 
पाटलोपुत्र नामक स्थानमें सम्पत्न हुई है। इसमें धर्म, अर्थ और कामका विवे- 
बन किया गया है | प्रथम अध्यायमें गृहस्थ और साधुओंके आचरण करने योग्य 
नियमोंका विस्तुत वर्णन आया है। 

द्वितीय अध्यायमें जीवनको आवध्यकताओं, राज्य संचालन एवं राजनीत्ति- 
का वर्णन है । तृत्तीय अध्यायमें वास्तविक ओर अवास्तबिक प्रेमका बड़ा ही 
सबीव चित्रण है। इन तीत मुख्य विषय निरूपक अध्यायोंके अतिरिक्त इस 
भ्रन्थमें १३३ प्रकरण ओर १३३० कुरल्‌ हैं। कुरछका अर्थ छोटा पद्य है। इस 
गन्यपर दक्ष प्राचोन टीकाएँ पायी जाती हैं, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन टीका 
धरूसर्‌ अथवा धर्मंसेन द्वारा लिखो गयी है। ये धर्सेन जैन विद्वान थे। कुरल्‌ 
काव्यके अन्तगंत ऐसे अनेक सिद्धान्त वणित हें, जिनके आधारपर इस ग्रन्थको 
जेन कहां जा सकता है। 

नालडियार ग्रत्थ पाण्डिराज निवासी भिन्‍न-भिन्‍न सन्‍्तों द्वारा निमित हुआ 
है। इस ही तामके छन्दोंमें यह भ्रन्थ लिखा होनेके कारण इस ग्रल्थका नाम 
'नालडियर' रक्खा गया है। इस ग्रन्थमें ४०० पद्य हैं ओर इनको संग्रह कुरलू 


१. कर्नाटककविचरिते, भाग १ और २की प्रस्तावना । 
३१२ : तीथंकर महांबोर ओर उनकी आधचार्य-परम्परा 





की भाँति एक निश्चित तीतिके अनुसार किया गया है। इस प्रन्थमें मी धर्म, 
अथ ओर कामका वर्णन आया है । इस ग्रन्थपर भी पदुमनार द्वारा छिखित एक 
बड़ी ही सुन्दर जेन टीका है | 'कुरछ” और '“नालडियार' ये दोनों ही ग्रन्थ 
तमिल जनताके धमंशास्त्र हैं। 


तिरुतक्कतेवर 


इन्होंने 'जीवकचिन्तामण” नामक महाकाव्यकी रचना ई० सनकी ७वीं 
शत्तीमें की है। यह कवि जेनधर्मावलम्बी था। कहा जाता है कि यह चोल 
राजाकी वंश परम्परामें हुआ है। कुछ विद्वान्‌ इस काव्यको तमिल काव्योंका 
पिता मानते हैं । डॉ० जी० यू० पोपके शब्दों में-- 

एफडंड व णा प्ाट भार पाल हुष्व्बांढा: लडांडंयहु तिथि पीटाबाए 
प्राणापाला।, रपट हाोल्थ: 7णाब्रापंट- ९2 ज्रंला 4$. 8 णा०6 पल वात 
थाते (४0० 09ए88८ए ण॑ घधा6 "ब्कां] 8०४४८, 45. ०7९ ० पा८ 6768४ ९जं०8 
ग॑ पाल च०एणत,” 

अर्थात्‌ यह काव्य वत्तमान तमिल साहित्यका एक महान स्मारक है। यह्‌ 
अद्भुत महाकाव्य तमिलभाषाका एलियड और ओडेसी कहा जा सकता है। 
यह संसारके महान्‌ काब्योंमें से एक है। इसकी रचनाके सम्बन्धमें एक आख्यान 
प्रचलित है । एंक दिन किसीने तिरुतक्कतेवरकों लक्ष्यकर कहा--“भहाराज ! 
श्रमणोंको इस संसारके देखनेसे घृणा हो गयी। वे केवल वेराग्यपूर्ण संन्‍्यासी 
जीवनकी ही प्रशंसा गाते हैं। सांसारिक सुखोंको रुचिकर ढंगसे वर्णन करनेका 
सामथ्यं श्रमणोंमें दिखलायी नहीं देता |” तिझ्तक्‍कतेवरने उत्तर दिया-- 
“तुम्हारा कथन सारहीन है । सांसारिक आनन्दोंको वर्णन करनेके सामथ्यंका 
अभाव श्रमणोंमें नहीं है। किन्तु कुछ दिन रहनेवाले अनेक रोगोंसे ग्रस्त तथा 
अल्पज्ञानसे युक्त इस जीवनको व्यर्थ किये बिना लोग मुनिमार्ग द्वारा हित 
सम्पन्न करें, इसी उद्देश्यसे श्रमणोंने मुनिधमंकी प्रशंसा की है। सांसारिक 
आनन्दोंका वर्णन भी काव्यमें सहज सम्भाव्य है। में इसके लिए प्रयास करूँगा।' 

तदुनन्तर तिरुक्कतेवर अपने आचायके पास पहुँचकर जीवन भोगोंका 
वर्णन करनेवाले काव्यका सुजन करनेके लिये प्रार्थना करने लगा । गुरुने 'नरी- 
विस्ट्सम' एक प्राचीन कथा देकर काव्यरचना करनेका आदेश दिया। 
तिरुतक्कतेवरने इस नीरंस कथाको मनोरंजक काव्यका रूप देकर प्रस्तुत 
किया, जिससे आचाय॑ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशोर्वाद देकर 'जीवक- 
चिन्तामणि' काव्य लिखनेका आदेश दिया । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३१३ 


इस काव्यका नायक जीवकन्‌ है । इसके पिताका नाम सत्यसन्ध है। सत्य- 
सन्धने अपना राज्य कट्टियगांरन नामक मंत्रीको सौंप कुछ दिनों के लिए विश्राम 
ले लिया । अवसर प्राप्तकर कट्टीयगां रतने सेनाको अपने अधीन कर राज्य हड़प 
लिया । सत्यसन्धकी पत्नी विजयाने एक मयूर उड़नखटोलेपर चढ़कर अपनी 
रक्षाकी और #्ष्मद्ञान भूमिमें पृत्रको जन्म दिया। कन्दूकड़न नामक व्यक्तिने 
उस पुत्रको ले जाकर उसका नाम जोवकन्‌ रक्खा और उसका पालन-पोषण 
करने लगा । जीवकनूने विद्याध्ययन और युद्धकलामें शीघ्र हो निष्णात होकर 
राजा होनेके योग्य अहँताओंको प्राप्त किया । जीवकनुने अपनी योग्यता प्रदर्शित 
कर पृथक-पृथक समयमें ८ कन्याओंसे विवाह किया । उसने वंचक कट्टियगां रन- 
को जीतकर अपने पिताके खोये हुए राज्यको पुनः हस्तगत किया। उसने 
बहुत दिनों तक सांसारिक सुख भोगते हुए राज्य शासन चलाया और अन्‍्तमें 
संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त किया । 


इस काव्यमें विचारोंकोी महत्ता; साहित्यिक मुहावरोंके सुन्दर प्रयोग और 
प्रकृतिके सजोब चित्रण विद्यमान हैं। उत्तरवर्ती कवियोंने इस ग्रन्थका पूरा 
अनुसरण किया है। इस काव्यमें १३ अध्याय और २१४५ पद्च हैं। निस्सन्देह्‌ 
वर्णन शैलांके गाम्भोयं और सशक्त अभिव्यञ्जनाके कारण यह काव्य महा- 
कांव्यको श्रेणीमें परिगणित है । 

इलंगोवडिगल 

'शिल्प्पड्डिकारं” काव्यको रचना प्रथम शताब्दीमें होनेवाले चेर राजा 
सिगुद्दुबनके भाई इलंगोवरडिगलने को है | शिल्प्पड्कारं शब्दका अर्थ 'नुपूरका 
महाकाव्य' है। इस ग्रल्थका यह नामकरण इस महाकाव्यकी नायिका कण्णको 
के नुपूरके कारण हुआ है। काव्यको कथावस्तु निम्नप्रकार है-- 

नायक कोवलन चोल साम्राज्यकी राजधानी कावेरो पूमपट्टिनंके एक जेन 
वणिकका पुत्र है। उसका विवाह कण्णकी नामकी एक अन्य धनाढथ सेठकी 
कन्यासे हुआ है | कुछ दिन तक दम्पत्ि प्रसन्‍नतापूर्वंक एक विशाल अट्टालिकामें 
सुख भोगते हैं। कालान्तरमें कोवलन माधवी नामक एक नतंकोके सोन्दयंपर 
मुग्ध हो जाता है और उसके साथ रहने लगता है। नतंकीकी प्रसन्‍नताके लिये 
वह अपनी बतुरू धनराशि व्यय करता जाता है ओर अन्तमें इतना निर्धन हो 
जाता है कि माधवीको देनेके लिये उसके पास कुछ भी होष नहीं रह जाता | 
जब माधवीको यह ज्ञात हुआ कि अब कोवलनके पास धन नहीं है, तो वहू 
उसका तिरस्कार करने लगी। उसके ६स व्यवहार परिवतनने कोवरकूनको 


३१४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्य-परम्परा 


आँखें खोल दों और उसे अपनो मूखलंताका आभास होने लगा। उसे अपनी 
सती-साध्वी पत्नीका ध्यान आया और घर लौट आया । कण्णकोने अपने निर्धन 
पतिको बहुत सांत्वना दी और कहा--“'े मेरे सोनेके नुपूर हैं, तुम इन्हें बेच 
सकते हो और इनसे जो घन प्राप्त हो, उससे व्यवसाय कर अपनो आर्थिक 
स्थितिको सुदृढ़ बना सकते हो । कोवलन और उसकी पत्नी कण्णको प्रच्छनन 
रूपसे नगर त्यागकर आयिका कम्बुदोके मार्गदर्शानमें मदुरा पहुँच गये। आयिका 
कम्बुदोने कोवछन और उसकी स्त्रो कण्णकीको एक ग्वालिनके संरक्षणमें 
छोड़ दिया ।” 

प्रातःकाल हानेपर कोवलन अपनी स्त्रीका नुपूर लेकर नगरीकी ओर 
रवाना हुआ | मार्गमें उसे एक सुनार मिला, जो राजमहलोंमें नौकर था। 
उसने वह नुपूर उसे दिखलाया और पूछा क्या आप इसे उचित मूल्यमें बिकवा 
सकते हैं ? सुनार घृतं था, उसने पहले ही रानीका एक नुपूर चुरा लिया था । 
उसे यह आशंका थी कि कहीं राज्याधिकारो मुझे बन्दी न बना लें। अतः वह 
कोवलनको देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और बोला--“आप कृपया यहाँ 
प्रतीक्षा कीजिये। में एक अच्छा ग्राहक लेकर आता हूँ ।” सुनार सीधा महलोंमें 
गया ओर राजाका सूचित किया--“मैंने रानीके नुप्रको चुराकर ले जानेवालेका 
पता लगा लिया है और नुपुर उसके पास है । राजाने सेनिकोंकोी आदेश दिया 
कि चोरको मार डालो ओर रानोका नुपूर ले आओ | सेनिक धूत॑ सुनारके 
साथ कोलनके पास पहुँचे ओर उसे प्रहार कर मार डाला । 


इधर कण्णकी व्यग्रतापृवंक अपने पत्तेकि आगमनकी बाट जोह रही थी। 
उसके हृदयमें विचित्र अनुभूति हो रही थी। दिन ढलता जा रहा था ओर 
कोवलन लौटा नहां। वह उद्विग्न होने लगी । उसने लोगोंसे सुना--“कावेरी- 
पूमपट्टिनससे जो आदमी आया था वह बाजारमें मार डाला गया ।” बह सुनते 
ही बाजारकी तरफ झपटी । वहाँ उसने अपने प्रिय पत्तिको मृत पाया । उसने 
लोगोंको यह कहते हुए सुना कि यह परदेशी राजाज्ञासे मारा गया है। वह 
राजभवनकी ओर दौड़ी गयो और उसने राजाके दर्शन करनेकी अनुमति माँगी, 
जो तत्काल स्वीकृत हो गयी । उसने राजासे कहा कि आपने मेरे पतिको मार 
कर बड़ा अन्याय किया है। राजाके सामने ही उसने प्रमाणित कर दिया कि 
उसका पति चोर नहीं था ओर उसके पास जा नुपुर था, वह रानीका नहीं 
बल्कि उसका था। राजाने दोनों नुपूरोंको तुड़वाया और देखा कि रानीके 
नुपुरमें मोत्ती भरे हुए हैं, जबकि कण्णकीके नुपुरमें रत्न | इस घटनासे राजाको 
बड़ा घक्का लगा ओर वह सिंहासनसे गिरकर मर गया । कण्णकी उत्तेजित होकर 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३१५ 


राजभवनसे बाहर हुई ओर अग्निदेवका आह्वान कर बोली--“यदि में यथाथे 
में शोलबती हूं, तो मेरी प्राथंना पूर्ण हो--स्त्रियों, बच्चों, धर्मात्माओं और 
रुगण पुरुषोंको छोड़कर यह दौतान नगर भस्म हो जाये ओर सम्पूर्ण दुष्ट समाप्त 
हो जायें।” इस प्रकार कहकर उसने अपना वाम स्तन क्षटका मारकर उखाड़ 
डाला और नगरकी ओर फेंक दिया । आएचयं ! नगर जल उठा और शीघ्र ही 
भस्म हो गया | मदुराकों देवो कण्णकीके सम्मुख प्रकट होकर बोलो--तुम्हारे 
पत्तिकी मृत्यु और तुम्हारी ये यातनाएँ पूर्वोपाजित कर्मोंका फल हैं | तुम शोघ्र 
ही साधना द्वारा स्वगंमें अपने पतिसे मिलोगी । 

नगरको जलता हुआ छोड़कर वह पश्चिमकी ओर चेरदेशमें चली गयी 
ओर वहाँ एक पहाड़ीपर १५ दिनकी तपद्चर्या द्वारा उसने स्वगंलाम किया । 

काव्यसिद्धान्तोंको दृष्टिसे भी यह ग्रन्थ महनीय है । कविने रुचिर कथानकके 
साथ प्रौढ़ शेलोका प्रयोग किया है। रस, अलंकार, गुण आदि सभी दृष्टियोंसे 
यह काव्य समृद्ध है। पात्रोंका चरित्र बहुत ही सुन्दररूपमें उपस्थित किया है | 


तोलामुलितेषर 
.. तोलामुल्तिवरने 'चुलामणि' लघुकाव्य लिखा है। ग्रन्थकार विजयनगर 
साम्राज्यमें कारवेट नगरके राजा बिजयके दरबारमें राजकवि था | इस कविका 
समय जोबक चित्तामणिके रचयिता तिरुककतेवरसे भो पूवव॑ है। इस काव्यमें 
१२ संग हैं २१३१ पद्म हैं। इस ग्रन्थमें भगवान्‌ महावीरके पृव॑ंभवके जीव 


त्रिपिष्ठ वासुदेवके जीवन और उसके साहसपूर्ण कार्योंका निर्देश है। इसके 
वर्णन प्रसंग जीवक चिन्तामणिके समान हैं | काव्य अत्यन्त हो सरस और जीवन 


मूल्योंसे सम्पूक्त है । 
वामनसुनि 


वामनमुनिके समयके सम्बन्धमें निश्चित जानकारी नहीं है। रचनाशेली 
ओर भाषाकी दृष्टिसि इनका समय ई० सन्‌ १२ वीं १३ वीं शत्ती अनुमानित 
होता है। इन्होंने मेमन्दरपुराण नामक ग्रन्थकी रचना को है। इस काव्यमें 
विमलनाथ तोरथंकरके दो गणधर मेरु और भन्दरके पूर्वमवोंका वणंन है। इस 
ग्रन्थमें जेतददंन, आचार ओर लोकानुयोगका सुन्दर विवेचन आया है । पूर्व- 
जन्मोंकी वर्ण पद्धति प्रभावक और शिक्षाप्रद है। इसमें संस्कृत और प्राकृतकी 
एब्दावली भी प्रचुर परिमाणमें प्राप्त हैं। 


३१६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इंगवेल 

कुंगवेल मौलिक साहित्य सजंक होनेके साथ अनुवादक भो हैं। इन्होंने 
गुणाढ्थकी बृहदकथामें वर्णित कोशाम्बी नरेश उदयनकी जीवनों और उसके 
पराक्रमपूर्ण कार्योंका तमिलमें अनुवाद किया है। यह ग्रन्थ साहित्यिक सौन्दये 
और काव्यप्रतिभाका खजाना है। तमिल टीकाकारोंने व्याकरण सम्बन्धों एवं 
मुहावरेदार भाषाका उदाहरण इसो काव्यसे प्रस्तुत किया है । 

तमिल साहित्यमें जीवक चिन्तामणि, शिल्प्पडिकारं, मणिमेखले, वलेया- 
पति ओर कुण्डलकेशी ये पाँच महाकाव्य माने जाते हैँ। इनमें जीवकर्चिन्तामणि, 
शिल्प्पडिकारं और वलेयापति ये तीन जैनकवियों द्वारा रचित महाकाव्य हैं 
और छोष दो बोद्ध कवियों द्वारा रचित हैं। इन पाँच महाकाव्योंमेंसे इस समय 
तोन ही महाकाव्य उपलब्ध हैं। वलेयापति और कुण्डलकेशी दोनों अप्राप्त हैं। 

तमिल साहित्यमें चूड़ामणि, नीलकेशी, यशोधरकाव्य, उदयनकुमार 
काव्य और नागकुमार काव्य ये पाँच लघुकाव्य हैं। ये पाँचों ही लघुकाव्य 
जेनाचार्यो' द्वारा निर्मित हैं। नीलकेशोके रवयिता दाशंनिक जेन कवि हैं। 
इसमें १० सं ओर ८९४ पद्य हैं। कथाकों नायिका नीलकेशी एक देवी है, जो 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें भ्रमण करती रहती है और घामिक उपदेशकोंसे 
मिलकर उन्हें दाशंनिक चर्चाओंमें संलग्न रखती है और अन्तमें उन्हें शास्त्रार्थमें 
परास्त करती है। प्रथमसगंमें मुनिचन्द्र नामक जेनसाधु द्वारा नोलकैशीको दी 
गयी जेनधमकी शिक्षाओंका वर्णन है। द्वितीय सर्गसे पञ्चम स्गंतक बौद्ध- 
दर्शनके विभिन्न व्याखस्याताओंके साथ नोलकेशीके वाद-विवादका वर्णन आया 
है। शेष पाँच सर्गो में नीलकेशीका आजीवकों, सांख्यों, वेशेषिकों, वेदिक धर्मा- 
नुयायियों ओर प्रकृतवादियोंके साथ शास्त्राथंका कथन आया है। यह एक 
ताकिक ग्रन्थ है। इसमें भोतिकवादके विरुद्ध आध्यात्मवादको प्रत्तिष्ठा को गयी 
है। इस ग्रल्थपर वामनमुनि द्वारा विरचित समयदिवाकरं नामको एक सुन्दर 
टीका है | 

यशोधरकाव्यके रचयिताका नाम अज्ञात है। इसमें अहिसाधमंका विशद- 
निरूपण तो है ही साथ हो वेदिक क्रियाकाण्डका समालोचन भी किया गया है | 

उदयनकूमार काव्यके रचयिता भी अज्ञात हैं। नागकुमारकाव्य अभीतक 
अप्रकाशित है । 

जेनकवियोंने कुछ कविता संग्रह भी लिखे हैं। इनमें पत्तुपाट्ट, -पुरनानूरु, 
अहनानूरु, नट्रीणाई, कुरूत्तोगई आदि प्रमुख हैं | इनके अतिरिक्त जिनेन्द्रमालई 


आचायंतुल्य काव्यकार एवं छेखक ; ३१७ 


ज्योतिष ग्रन्थ ओर तिखरूनुट्र अन्धादि स्तोत्र ग्रन्थ प्रसिद्ध हैँ। तिरूककलम्बकम्‌ 
जिनेन्द्रभगवानुकी मक्ति और प्रशंसामें लिखा गया है। इन प्रधान रचनाभोंके 
अतिरिक्त संस्कृत और तमिल मिश्चित पद्मोंमें मणिप्रवाल शेलीमें निर्मित श्री 
पुराण, पदार्थंसार, अष्टपदा्थं जोवसम्बोधनै आदि प्रधान हैं। 

पच्चइयप्पाकॉलेज कांचीपुरमके प्रोफेसर श्री सी० एस० श्री निवासाचारी 
एम० ए० ने लिखा है-- 

“प्राचीन तमिल और कर्नाटक प्रांतोंमें तमिल और कन्नड़ साहित्यको 
अभिवुद्धिमें जेनविद्वानोंका भहत्त्वपृू्ण हाथ रहा है। उनके द्वारा लिखित एवं 
संग्रहीतकोष, व्याकरण एवं अन्य विषयोंपर अपरिमित सर्वाधिक मुल्यवान एवं 
उच्चकोटिके ग्रन्थ हैं। वत्तंमानमें केवल उन्तका कुछ अंश ही शेष हैं, किन्तु 
जितना भी शेष है वह अपनी श्रेणीका अद्भुत, अत्यधिक संत्तोषप्रद है और वह 
शताब्दियों तक तमिल भाषाके क्रमिक विकासका आधारभूत तत्त्व रहा* है। 

इस प्रकार जेन कवियोंने तमिल साहित्यकी श्रीवृद्धिमें अमूल्य सहयोग प्रदान 
किया है । 

मराठी जेन कवि 

मराठी भाषामें भो जेनकवियोंने प्रभूत साहित्यकी रचना की है। मराठी 
भाषामें श्रवणवेलगोलाके गोम्मटेश्वरकी मूत्तिके नीचे शक संवत्‌ ८८३ का छोटा- 
सा अभिलेख खुदा है, पर शक संवत्‌ १४०० तक मराठो ग्रन्थकर्त्ताओंका नामो- 
ल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जैनकवियोंकी रचनाएँ ई० सनकी १७ वीं शततीसे 
प्रचुररूपमें मिलने लगती हैं । मराप्री भाषामें लिखित जेनस।हित्यका अल्पांश 


ही उपलब्ध हो सका है। अभीतक बहुत-सा साहित्य अप्रकाशित पड़ा है। हम 
यहाँ मराठीके प्रमुख कदि और लेखकोंका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करंगे। 


जिनदास 
मराठी साहित्यका सबसे पहला ज्ञात कवि जिनदास है । इनके गुरुका नाम 
भट्टारक भुवनकीति था । मुवनको तिका समय शक संबत्‌ १६४३ से १६६२ तक 


है । अतएव जिनदासका समय शक संवतकी १७ वीं शत्ती है। इन्होंने हरिवंश- 
पुराण नामक ग्रल्थकी रचना देवगिरि (मराठवाड़ा) नामक स्थानमें की है। 


१. श्री सी० एस० मॉज्लनाथन, तमिल भाषाका जैनसाहित्य, प्रकाशक श्री दि० जैन 
अतिष्य क्षेत्र श्रीमहावी रजी, महावीर पार्क रोड, जयपुर, पृ० २१। 


३१८ : तोर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


इस ग्रल्थका पूर्वारद लिखकर ही कवि परलोकगामों हो गया। इसके पूर्वाउमें 
४० अध्याय हैं और महाभारतकी कथा संक्षे पमें* वणित है | 


गुजदास या गुणकीसि 

गुणदासका अपरनाम गुणकीति भी उपलब्ध होता है। गृहस्थ अवस्थामें 
इनका नाम गुणदास था और त्यागी होनेपर यही गुणकीतिके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। इन्होंने श्रेणिकपुराण, धर्मामृत, रुविमणीहरण, पश्मपुराण (अपूर्ण) और 
एक स्फुट रचना रामचन्द्रहलदुलि लिखी है। श्रेणिकपुराण भाषाकी दृष्टिसे 
अपूर्व. रचना है। इसमें मराठीका स्वच्छ और प्रवाहमय रूप विद्यमान है। 
भगवान्‌ महावीरके समकालीन सम्राट्‌ श्रेणिकको अद्भुत कथा वर्णित है। 

धर्मामृत गद्य ग्रन्थ है, जो उपलब्ध गद्य ग्रन्थोंमें प्राचीनतम है। इसमें 
गृहस्थोंके आचारका सांगोपांग वर्णन है। लेखकने ९६ पाखण्डोंकी गणनाकर 
सरागी, देव-देवियोंका निरसन किया है। विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार-विचारों- 
का अध्ययन करनेके लिए यह भ्रन्थ उपादेय है। अणुव्रत, गृणव्रत, शिक्षात्रत 
ओर संल्लेखनाका अतिचार सहित निरूपण किया है। 


'हविमिणीहरण' काव्यमें श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणीके हरणको कथा वर्णित 
है। वसुदेव, बलराम, श्रीकृष्ण, नेमिनाथ, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध ये यदुवंशके 
प्रसिद्ध महापुरुष थे | रुक्मणीहरण काव्यमें कविने कृष्णके बलपौरुषके साथ 
उनको राजनीतिका भी चित्रण किया है। 

'दष्मपुराण में रामकी कथा रविषेणके 'पद्मपुराण'के आधारपर गुम्फित की 
गयी है। इस ग्रंस्थको कवि २८ अध्याय तक ही छिख सका । इस ग्रन्थमें कविने 
द्वादश अनुप्रेक्षाओंका वर्णन सुन्दर रूपमें किया है। 

'रामचन्द्रहलदुलि'में रामके विवाहका वर्णन आवा है। यह रचना गती- 
बढ़ है। 


मेषराज 


ये ब्रह्मजिनदासके प्रश्षिष्य और ब्रह्म शान्तिदासके शिष्य थे। मेघराज गुज 
प्रदेशसे आये थे | इनको उमयभाषा कवि चक्रवर्ती भी कहा गया है। ये गृज- 
राती और मराठी दोनों भाषाओंमें रचना करनेकी क्षमता रखते थे । इनकी : 
१. मराठी जैनसाहित्य, आचार्य भिक्षु स्मृति अन्य, जैनस्वेताम्बर तेरहपन्धी महासभा, 
३, पोर्चगीजचर्च स्ट्रीट, कलकत्ता १, द्वितीय खष्ड, पृ० १३७-१४० । 


आचार्यतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ३१९ 


तीन रचनाएं उपलब्ध हैं---१. यशोघधरचरित २. गिरिनारयात्रा ३. और 
पारिखनाथभवान्तर | 

यशोघरकी कथा संस्कृत, प्राकृत, अपअंश, गुजराती हिन्दी ओर कन्नड़ 
आदि भाषाओंमें लिखित उपलब्ध है। मेघराजने मराठीमें इस काव्यकी रचना 
कर एक नयी परम्पराका सूत्रपात किया है। 

गिरिनार यात्रामें यात्रावणंन है। इस कृतिका प्रथम चरण मराठोमें और 
द्वितीय चरण गुजरातीमें लिखा गया उपलब्ध होता है। पाश्वैनाथ मवान्तर 
कुतिमें पाइव॑नाथके पृवंभवके सम्बन्धमें कथा वर्णितकी गयी है। इसमें उनके 
९ भवोंकी कथा काव्य शेलीमें गुम्फित है । 


वीरदास या पासकी्ति 

इनका गुृहस्थ नाम वोरदास है ओर ये त्यागी होनेके पश्चात्‌ पासकीततिके 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। ये कारंजाके बलात्कारगणके भट्टारक धमंचन्द द्वितीयके 
हिष्य हैं । इनका जन्म सोहित वाल जातिमें हुआ था । इन्होंने शक संबत्‌ 
१५४९में 'सुदर्शनचरित' की रचना की है ओर शक संवत्‌ १६४५में आवियाँकी । 
'सुदर्शनचारित' में सेठ सुदर्शनकी कथा अंकित है। इसमें छीलब्रत और पंच- 
नमस्कार मन्त्रका माहात्म्य बतलाया गया है। इसमें २५ प्रसंग हैं। ओवियांम 
७५ ओवियोंका संग्रह है। इसे बहत्तरी भी कहा गया है। इस ग्रन्थमें अका- 
रादि क्रमसे धर्मं विषयक स्फुट विचारोंका संकलन किया गया है। 


महितसागर 

महितसागरका जन्म शक संवत्‌ १६९७४में ओर मृत्यु शक संवत्‌ १७५४में 
हुई है। इन्होंने शक संवत १७२३में रविवार कथा लिखी तथा शक संवत्त 
१७३२में बालापुरमें आदिनाथ पञचकल्याणिक कथा लिखी है | इनकी अबतक 
निम्नलिखित कृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं-- 

१. दशलक्षण 

२. शोड़षका रण 

३. रत्नत्रय 

४. पथ्चपरमेष्टीगुणवर्णन 

५. सम्बोध सहस्नपदो 

€. देवेन्द्रकीत्तिकोत्रावणी 
७. तोर्थकरोंके भजन 
८. आरती संग्रह 


३२० : तीयंकर महावीर और उनकी आधघाय॑-परम्परा 


देवेन्द्रकीति 
देवेन्द्रकीतिने कालिकांपुराणकी रचना की है। देवेन्द्रकीति मराठी-साहित्य- 
के ऐसे कवि हैं, जिन्होंने धमं, दशंन ओर काव्यकी त्रिवेणीको एकसाथ प्रवा- 
हित किया है। इनकी रचनाका मूलाघार प्राचीन वाहःमय है । कवि देवेन्द्र- 
कीति संस्कृत, प्राकृत, अपश्रृंश आदि भाषाओंके विद्वान होनेके साथ गुजराती 
भाषाके भी विद्वान थे । 


मराठीके अन्य कवि और लेखक 

मराठी-भाषामें लगभग २० अच्छे कवि और लेखक हुए हैं तथा दक्ष ऐसे कवि 
हैं, जिन्होंने स्फुट रचनाएँ लिखकर वाडः मयकी समृद्धिमें योगदान दिया है। 

मेघराजके गुरुबन्घु कामराजने 'सुदर्शनपुराण” ओर “चेततन्यफाग'की रचना 
की है। 'चेतन्यफाग' गीतात्मक रचना है और इसमें देहकी ममत्ता त्यागनेसे 
आत्माकी मुक्ति होने का सन्देश वरणित है। कामराज और मेघराजके गुरु- 
बन्धु सूरिजनने परमहंस' नामक रूपककाव्य लिखा है। इनकी दूसरी कृति 
'दानशीलत्तपभावना रास' भी उल्लेखनीय है। 

नागोआया कारजञ्जा-गद्दीके सेनगणके भट्टारक माणिवयसेनके शिष्य थे। 
इन्होंने यशोधरचरित लिखा है। अभयकोति लात्रको प्रथमशालाके भट्टारक 
अजितको तिके शिष्य थे | इन्होंने शक संवत्‌ १५३८ में अनन्तव्नरतकथा लिखी 
है। इनकी एक दूसरी क्रृति आदित्यव्तकथा भी उपलब्ध है। 

भट्टारक अजयकीतिके शिष्योंमें चिमणाका नाम भी उल्लेख्य है । इन्होंने 
पेठनके चन्द्रप्रभ चेत्यालयमें अनन्तव्रतकथाकी रचना को है | एक आरतीसंग्रह 
ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखित उपलब्ध है। 

जिनदासकी अपूर्ण कृति 'हरिवंशपुराण' को पुण्यसागरने १८ अध्याय और 
लिखकर पूर्ण किया है। जिनदास ४० अध्याय हो लिख सके थे। पृण्यसागर 
द्वारा यह ग्रन्थ पूर्ण होकर जेन महाभारतकी संज्ञाको प्राप्त हुआ है। पृण्यसागर- 
की एक अन्य कृति आादित्यवारकथा भी है। शक संवंत्‌ १५८७में सावाजीने 
'पुगन्धददमी' नामक कथा लिखी है। महीचन्द्रने शक संबंत्‌ १६१८में 
आश्षापुरमें आदिपुराणकी रचना की है। अन्य कृतियोंमें अठाईब्रतकथा, 
गरुड़पठचमीकथा, बारहमासी गीत, अहंन्तकी आरतो, नेमिनाथभवान्तर और 
कतिपय स्तोन्न परिगणित हैं। महाकीतिने शीलपताका नामक ग्रन्थ रचा है। 
इसमें ५५२ ओवियाँ हैं। सीताकी अग्निपरीक्षा गूम्फित है। शक संवत्‌ १६५०में 
लक्ष्मीचन्द्रने माननगर के चल्द्रप्रभचैत्यालयमें मेघमालाकी कथा लिखी है। यह 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३२१ 
२१ 


कृति ८६ इलोक प्रमाण है। इस कृतिमें संगीततत्त्वकी प्रधानता है और साव॑- 
जनिक सभाओंमें इसका गायन किया जाता है। 

जनादंनने शक संवत्‌ १६००में 'श्रेणिकचरित' नामक काव्यग्रन्थ लिखा 
है। इस ग्रन्थमें ४० अध्याय हैं। नगेन्‍्द्रकीत्तिने पद्यसंग्रह, दयासागरने जम्बस्वामी- 
चरित, सम्यक्त्वकौमुदी ओर भविष्यदत्तबन्धुकथा एवं विशालकीतिने शक 
सं० १७२०में धमंपरीक्षा नामक ग्रन्थकी रचना की है। गंगादासने पारिखनाथ- 
भवान्तर ओर आदित्यवारकथा ग्रन्थ लिखे हें। चिन्तामणिने गुणकीति द्वारा 
रचित अपूर्ण पद्मपुराणको पूर्ण करनेका प्रयास किया है, पर वे इसके केवल 
सात ही अध्याय लिख पाये हैं। जिनसागरने जीवन्धरपुराण, ब्रतकथासंग्रह, 
भक्तामरका मराठी अनुवाद आदि रचनाएँ लिखी हैं । रत्नकोतिने शक सं० 
१७३४में ४० अध्यायोंमें उपदेशसिद्धान्तरत्नमालाकी रचना की है। दयासागरने 
शक संवत्‌ १७२५में हनुमानपुराण, जिनसेनने शक सं० १७४रेमें जम्बूस्वामी- 
पुराण, ठकाप्पाने शक सं० १७७२में पाण्डवपुराण, सहवाने शक संवत्‌ १६३९में 
नेमिनाथभवान्तर और रघुने शक सं० १७१०में सेठिमाहात्म्य नामक ऐति- 
हासिक कविता लिखी है | 


३२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


उपसंदार 

अंग और पूर्व-साहित्यको आचार्योकी देन 

तीथंकर महावी रकी आचायंपरम्परा गोतम गणधरसे आरम्भ होती है, 
और यह परम्परा अंगसाहित्य ओर पूव॑साहित्यका निर्माण, संवद्ध॑न एवं 
पोषण करती चली आ रही है। यों तो अंग और पृव॑-साहित्यको परम्परा 
आदिती्थंकर भगवान ऋषभदेवके समयसे लेकर अन्तिम तीथंकर महावीरके 
काल तक अनवच्छिन्नख्पसे चली आयी है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अंग- 
साहित्यका विषय-ग्रथन प्रत्येक तीर्थंकरके समयमें सिद्धान्तोंके समान रहनेपर 
भी अपने युगानुसार होता है। स्पष्टीकरणके लिए यों कहा जा सकता है कि 
उपासकाध्ययनमें प्रत्येक तीर्थंक रके समयमें उपासकोंकी ऋद्धिविशेष, बोधि- 
छाम, सम्यक्त्वशुद्धि, संल्लेखना, स्वगंगमन, मनुष्यजन्म, संयम-धारण, मोक्ष- 
प्राप्ति आदिका निरूपण किया जाता है। पर प्रत्येक ती्थंकरके कालमें उपा- 
सकोंको ऋष्धि, स्वगंगमन आदि विषयोंमें परिवतंन होना स्वाभाविक है। 
यतः उपासकोंकी जेसी ऋद्धि, ब्रतोवास एवं बोधिलाभको स्थिति ऋषभदेव- 
के समयमें थी, वेसी महावीरके समयमें नहीं रही होगी । इसी प्रकार अन्त:- 
कृतदशांगमें प्रत्येक तीथैकरके समयमें होनेवाले अन्तःकृतकेवलियोंका जीवन- 


मभाचायंतुल्य काब्यकार एवं लेखक : ३२३ 


बृत्त, तपश्चरण, केवलज्ञान आदिका वर्णन रहता है । निशचयतः तीर्थंकर 
ऋषभदेवके समयके अन्तःकृत्दशकेवली महावीरके अन्तःकृत्तदशकेवलियोंसे 
भिन्‍न हैं। अतः स्पष्ट है कि अंगसाहित्यका विषय प्रत्येक त्तीथंकरके समयमें 
युगानुसार कुछ परिवतित होता है। 

पृव॑ंसाहित्यका विषय परम्परानुसार एक-सा ही चलता रहता है | ज्ञान, 
सत्य, आत्मा, कम ओर अस्तिनास्तिवादरूप विचार-धारणाएं प्रत्येक तोथंकर- 
के तीथंकालमें समान हो रहती हैं। अतः पूव॑ंसाहित्य समस्त तीर्थंकरोंके 
समयमें एकरूपमें वत्तमान रहता है। उसमें विषयका परिवत्तंन नहीं होता 
है। जो शाइवतिक सत्य हैं ओर जिन मल्योंमें त्रेकालिक स्थायित्व है, उन 
मल्योंमें कभी परिवतंन नहीं होता । वे अनादि हैं । उनमें किसी भी तीर्थंकरके 
तीर्थंकालमें किड्चित्‌ परिवत्तेन दिखलाई नहीं पड़ता | 

श्रुतधराचार्योने अंग और पूव॑ साहित्यकी परम्पराको जीवन्त बनाये रखने- 
में अपूवं योगदान दिया है। गुणधर, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, आयंमंक्षु, 
नागहस्ति, वज्ञयश, चिरन्तनाचायं, यतिवृषभ, उच्चारणाचायं, वप्पदेव, कुन्द- 
कुन्द, वट्केर, शिवाय, स्वामीकुमार एंवं गृद्धपिच्छाचायं आदिने कमंप्राभृत- 
साहित्यका सम्बद्धंन एवं प्रणयन किया है । 

इन आचायोने कम॑ और आत्माके सम्बन्धसे जन्य विभिन्न क्रिया-प्रति- 
क्रियाओंके विवेचनके लिए 'पेज्जदोसपाहुड', 'बट्खण्डागम', 'चुणिसूत्र', 'व्या- 
ख्यानसूत्र', 'उच्चारणवृत्ति' आदिका प्रणयन कर सिद्धान्त-साहित्यको समुद्ध 
किया है। यहाँ यह स्मरणीय है कि कमंसाहित्यका मूल उद्गमस्थान कमं- 
प्रवाद नामक अष्टम पूर्व है और इस पू्वंका कथन वत्त॑मान कल्पमें प्रथम तीथंकर 
ऋषभदेवसे अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक समानरूपसे होता आया है। कमं- 
का स्वरूप, कमंद्रव्य, कम और आत्माका सम्बन्ध, तज्जन्य अशुद्धि एवं,आत्माकी 
विभिन्‍न अवस्थाओंका विवेचन कर्मसिद्धान्तका प्रधान वण्यं विषय है। आ- 
लायोंने कर्म एवं आत्माके सम्बन्धको अनादि स्वीकार कर भी कर्मंकी विभिन्‍न 
अवस्थाओं एवं स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है । 

गुणघर ओर धरसेनने कमं-सिद्धान्तका विवेचन सृत्ररूपमें किया है। 
पुष्पदन्‍्त और भूतबलिने 'घट्खण्डागम के रूपमें सूत्रोंका अवतारकर--जीव- 
ट्वाण, खुहाबन्ध, बंधसामित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध, इन छह 
खण्डरूपोंमें सृत्रोंका प्रणयन कर कमंसिद्धान्तका विस्तारपृ्वंक निरूपण 
किया । अनन्तर वीरसेनाचायं और जिनसेनाचाय॑ने 'घवला' एवं 'जयघवला' 
टीकाओं द्वारा उसकी विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । 


३२४ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आवचार्य-परम्परा 


उद्गमस्थानमें जिस प्रकार नदीका स्रोत बहुत हो छोटा होता है और 
उसको पतली धाराकी गति भी मन्द ही रहती है। पर जेसे-जेसे नदोका यह 
स्रोत उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे उसकी धारा बृहृद्‌ ओर तीत्र 
होती जातो है। समतलू भूमिपर पहुँचकर इस घाराका आयाम स्वतः विस्तृत 
हो जाता है। इसी प्रकार कर्म-साहित्यकी यह धारा तीथंकर महावीरके मुखसे 
निःसुत हो गणघर-श्रुतकेवलियों एवं अन्य आचार्योंको प्राप्ततर विकसित एवं 
समृद्ध हुई है। 

यह सावंजनीन सत्य है कि युगके अनुकूल जीवन और जगत्‌ सम्बन्धो 
आवध्यकताएँ उत्पन्न होती हैं। विचारक आचाये इन आवशध्ष्यकताओंको 
पूतिके लिए नये चिन्तन और नये आयाम उपस्थित करते हैं। अतः किसो भी 
प्रका रके साहित्यमें विषय विस्तृत होना भ्रुव नियम है । जब किसी भो विचार- 
को साहित्यकी तकनीकमें ग्रथित किया जाता है, तो वह छोटा-सा विचार भी 
एक सिद्धान्त या ग्रन्थका रूप घारण कर लेता है। 'कमंप्रवाद'में कमंके बन्ध, 
उदय, उपश्म, निजंरा आदि अवस्थाओंका, अनुभागबन्ध एवं प्रदेशबन्धके 
आधघारों तथा कर्मोंको जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट स्थितियोंका कथन किया गया है। 
'कर्मंप्रवाद'का यह्‌ विषय आगमसाहित्यमें गुणस्थान और मार्गंणाओंके मेदक 
क्रमानुसार विस्तृत ओर स्पष्ट रूपमें अंकित है। 
आचायंपरम्परा ओर कर्मसाहित्य 

पोदुगलिक कमंके कारण जीवमें उत्पन्न होनेवाले रागद्वेषादि भाव एवं 
कषाय आदि विकारोंका विवेचन भी आगमसाहित्यके अन्तर्गत है। कमंबन्धके 
कारण ही आत्मामें अनेक प्रकारके विभाव उत्पन्न होते हैं ओर इन विभावोंसे 
जीवका संसार चलता है। कर्म और आत्माका बन्ध दो स्वतन्त्र द्रव्योंका बन्ध 
है, अत: यह टूट सकता है और आत्मा इस कमंबन्धसे निःसंग या निरिप्त हो 
सकती है । कमंबन्धके कारण ही इस अथुद्ध आत्माकी दशा अद्ध भोतिक जेसी 
है। यदि इन्द्रियोंका समुचित विकास न हो तो देखने ओर सुननेको शक्तिके 
रहनेपर भी वह शक्ति जसी-की-तैसी रह जातो है और देखना-सुनना नहीं हो 
पाता | इसी प्रकार विचारशक्तिके रहनेपर भी यदि मस्तिष्क यथार्थ रूपसे 
कार्य नहों करता, तो विचार एवं चिन्तनका काये नहीं हो पाता। अत्एव 
इस कथनके आलोकमें यह स्पष्ट है कि अशुद्ध आत्माको दक्षा ओर उसका 
समस्त उत्कषं-अपकर्ष पोद्गलिक कर्मोंके अधीन है। इन कर्मोंके उपशम एवं 
क्षयोपशमके निमित्तसे ही जीवमें ज्ञानशक्ति उद्बुद्ध होती है। कर्मके क्षयो- 
पदामकी तारतम्यता ही ज्ञानशक्तिकी तारतम्यताका कारण बनती है। इस 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३२५ 


प्रकार श्रुतधराचायोंने कर्मसिद्धान्तके आलोकमें आत्माको कथश्चित्‌ मूत्तिक 
एवं अमृत्तिक रूपमें स्वीकार किया है। अपने स्वाभाविक गुणोंके कारण यह 
आत्मा चेतन्य--ज्ञान-दशन-सुखमय है ओर है अमृतिक | पर व्यवह्ा रनयकी 
दृष्टिसि कमंबद्ध.आत्मा मुत्तिक है। अनादिसे यह शरीर आत्माके साथ सम्बद्ध 
मिलता है। स्थल शरोरको छोड़नेपर भी सूक्ष्म कमं शरीर इसके साथ रहता 
है। इसो सूक्ष्म कमंशरीरके नाशका नाम मुक्ति.है। आत्माकी स्वतन्त्र-सत्ता 
होनेपर भी इसका विकास अशुद्ध दशामें अर्थात्‌ कमंबन्धकी दक्ामें देहनिमि- 
त्तक है। 

यह कर्मबद्ध आत्मा रागद्वेधादिसे जब उत्तप्त होती है; तब शरीरमें एक 
अद्भुत हलनचलन हो जाता है। देखा जाता है कि क्रोधावेगके आते ही नेत्र 
छाल हो जाते हैं, रक्तकी गति तीतम्न हो जातो है, मुख सूखने लगता है ओर 
नथुने फड़कने लगते हैं। जब कामवासना जागृत होती है तो शरोरमें एक 
विशेष प्रकारका मन्थन आरम्भ हो जाता है। जब तक ये विकार या कषाय 
छान्त नहों होते, तब तक उद्वेग बना रहता है । आत्माके विचारों, चिन्तनों, 
आवेगों और क्रियाओंके अनुसार पुदुगलद्रव्योंमें भी परिणमन होता है और 
उन विचारों एवं आवेगोंसे उत्तेजित हो पुदुगल परमाणु आत्माके वासनामय 
सूक्ष्म कर्मशरी रमें सम्मिलित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ यह समझा जा सकता 
है कि अग्निसे तप्त लोहेके गोलेको पानोमें छोड़ा जाय, तो वह त्प्त गोला जल- 
के बहुत-से परमाणुओंको अपने भीतर सोख लेता है ।जब तक वह गरम रहता 
है, तब तक पानोमें उधलपुथलू होती रहती है। कुछ परमाणुओंको खींचता 
है एवं कुछको निकालता है ओर कुछको भाप बनाकर बाहर फेंक देता है। 
आशय यह है कि लौहपिण्ड अपने पाइ्वंवर्ती वातावरणमें एक अजीब स्थिति 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार रागढ षाविष्ट आत्मामें भी स्पन्दन होता है और 
इस स्पन्दनसे पुद्गलपरमाणु आत्माके साथ सम्बद्ध होते हैं । 

संचित कर्मोंके कारण रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और इन रागादि 
भावोंसे कमं पुदूगलोंका आगमन होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहत्ती 
है, जब तक कि श्रद्धा, विवेक और चारित्रसे रागादि भावोंको नष्ट नहीं किया 
जाता । तात्पयं यहूं कि जीवको रागद्वेधादिवासनायें और पुदूगलकमंबन्धकी 
धाराएं बीज-वृक्षकी संत्तिके समान अनादिकाल्‍छसे प्रर्चालत हैं। पुवंसंचित 
कर्मके उदयसे वत्तंमान॑ समयमें रागद्वेषाद उत्पन्न होते हें ओर तत्कालमें 
जीवकी जा लगन एवं आसक्ति होती है, वही नृतन बन्धका कारण बनती 
है। अत्तएव रामादिकी उत्पत्ति ओर कमंबन्धको यह प्रक्रिया अनादि है। 

सम्यग्दृष्टि जीव परूर्वकर्मोके उदयसे होनेवाले रागादि भावोंको अपने 


३२६ : तीथंकर महावीर ओर उनकी आचार्य-परम्परा 


विवेकसे शान्त करता है। वह कर्ंफलोंमें आसत्ति नहीं रखता इस प्रकार 
पुरातन संचित कम अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं ओर किसी नये कमका 
स्थिति-अनुभागबन्ध नहीं होता है। आत्म-सत्ताकी श्रद्धा करनेवाला निष्ठावान्‌ 
व्यक्ति संयम, विवेक, तपश्ररणके कारण कमंबन्धकी प्रक्रियासे छुटकारा प्राप्त 
करता है। पर मिथ्यादृष्टि देहात्मवादी नित्य नई वासना और आसक्तिके 
कारण तीव्र स्थिति और अनुभागबन्ध करता है। जो जोव पुरुषार्थो, विबेको 
ओर आत्मनिष्ठावान्‌ है, वह निजंरा, उत्कषं, अपकषं, संक्रमण आदि कम- 
करणोंको प्राप्त करता है, जिससे प्रतिक्षण बन्धनेवाले अच्छे या बुरे कर्मोमें 
शुभभावोंसे शुभकर्मोंमें रसप्रकर्ष स्थित होकर अशुभकर्मोंमें रसहीनता एवं 
स्थितिच्छेद उत्पन्न होता है । 
श्रुतधराचायोने कमंसिद्धान्तके अन्तर्गत प्रतिसमय होनेवाले अच्छे-बुरे 
भावोंके अनुसार तीवब्रतम, त॑ब्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दन्तर और मन्दतम 
रखूपों्में कमैंकी विपाक-स्थितिका वर्णन किया है। संसारी आत्मा कर्मोंके इस 
विपाकके कारण हो सुख-दुखका अनुभव करती है। यह भौतिक जगत पुद्गल 
एवं आत्मा दोनोंसे प्रमावित होता है। जब कमंका एक भौतिक पिण्ड अपनी 
विशिष्ट शक्तिके कारण आत्मासे सम्बद्ध होता है तो उसकी सुक्ष्म एवं तीब्र 
हक्तिके अनुसार बाह्य पदार्थ भी प्रभावित होते हैं और प्राप्त सामग्रीके अनु- 
सार उस संचित कमंका तीव्र, मन्द और मध्यम फल मिलता है। 
कम और आत्माके बन्धनका यह चक्र अनादि कालसे चला आ रहा है 
और तब तक चलता रहेगा, जब तक बन्धहेतु रागादिवासनाओंका विनाश 
नहीं होता । श्रृतघर आचार्य कुन्दकुन्दने बताया है-- 
जो खलु संसारत्यो जीवों तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादों कम्मं कम्मादों होदि गदिसु गदी॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा॥ 
जायदि जोवस्सेवे मावो संसारचक्‍कवालम्मि | 
इदि जिणवरेहि भणिदो अगादिणिषणो सणिधणों वा ॥' 
श्रुतधराचार्योंने स्पष्टरूपसे बताया है कि आत्मा अनादिकालसे अशुद्ध है, 
पर प्रयोग द्वारा इसे शुद्ध किया जा सकता है। एकबार शुद्ध होनेषर फिर इसका 
अशुद्ध होना संभव नहीं, यतः बाधक कारणोंके नष्ट होनेस पुनः अशुद्धि आत्मामें 
१. पञ्चास्तिकाय, कुन्दकुन्द, भारती श्रृतमण्डरू ग्रंथ-प्रकाशन समिति, फल्टन 
सन्‌ १९७०, गाथा--१२८ से १३० तक | 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३२७ 


उत्पन्न नहीं हो सकतो। आत्माके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तार भी कममके 
निमित्तसे होत्ता है। कर्म निरमित्तके हटते ही आत्मा अपने अन्तिम आकारमें 
रह जाती है और उध्वेछोकके अग्रमाग्रमें स्थित हो अपने अनन्तचेतन्यमें 
प्रतिष्ठित हो जाती है। 

श्रुतघराचायोंने कर्मसिद्धान्तके इस प्रसंगमें अध्यात्मवाद, तत्त्वज्ञान, 
अनेकान्तवाद, आचार आदिका भी विवेचन किया है। गृणस्थान, जीवसमास, 
मार्यंणा आदिकी अपेक्षासे कमंबन्ध, जोवके भाव, उनकी शुद्धि-अशुद्धि, योग- 
ध्यान आदिका विवेचन किया है । 

नय-वादकी अपेक्षासे आत्माका निरूपण करते हुए निश्वयनयकी अपेक्षा 
आत्माको शुद्ध चेतन्‍्यमावोंका कर्त्ता ओर भोक्‍ता माना है। पर व्यवहार- 
नयकी अपेक्षासे यह आत्मा कमंबन्धके कारण अशुद्ध है ओर राग-हं ष-मोहादि 
की कर्त्ता और त्तज्जन्य कर्मफलोंकी भोक्ता है। अत्तएव संक्षेपमें यही कहा जा 
सकता है कि श्रुतधराचार्योने सिद्धान्त-साहित्यका प्रणयन कर तीर्थंकर महावीर- 
की ज्ञानज्योतिको अखण्ड ओर अक्षुण्ण बनाये रखनेका प्रयास किया है। 

द्वितोय परिच्छेदमें सारस्वताचार्यों द्वारा को गयी श्रुतसेवाका प्रतिपादन 
किया गया है। सारस्वताचार्योमें सवंप्रमुख आचार्य समन्तभद्र हैं । इनके पद्चातु 
सिद्धसेन, पृज्यपाद, पात्रकेसरी, जोइल्दु, विमलसूरि, ऋषिपुत्र, मानतुंग, 
रविषेण, जटासिहनन्दि, एलाचायं, वीरसेन, अकलंक, जिनसेन द्वितीय, विद्या- 
नन्द, देवसेन, अमितगति प्रथम, अमितगति द्वितीय, अमृतचन्द्र, नेमिचन्द्र आदि 
आचार्योने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुपोग और चरणानुयोगकी रचना 
कर वाड मयको पल्‍लवित किया है। इन सारस्वताचार्योने उत्पादादि-त्रिलक्षण- 
परिमाणवाद, अनेकान्तदृष्टि, स्याद्गाद-माषा ओर आत्मद्रव्यकी स्वतन्त्र सत्ता 
इन चार मल विषयोंपर विचार किया है। 


दाशंनिक युग ओर स्याह्राव 

दार्शनिक यूगके सवंप्रथम आचाये समन्‍्तभद्रने “सेद्धान्तिक एवं आगमिक 
परिभाषाओं और शब्दोंको दाशंनिक रूप प्रदान किया है। इन्होंने एकान्त- 
वादोंकी आछोचनाक साथ-साथ अनेकान्तका स्थापन, स्याद्गादका क्षण, सुनय- 
दुनंयकी व्याख्या ओर अनेकान्तर्में अनेकान्त लगानेकोी प्रक्रिया बतलूायी है। 
प्रमाणका लक्षण 'स्वपरावभासक बुद्धि' को बतलछाया है। संमन्तभद्वने बत- 
लाया है कि तत्त्व अनेकान्तरूप हैं और अनेकान्त विरोधी दो धर्मोंके युगलके 
आश्चयसे प्रकाशमें आनेवाले वस्तुगत सात घर्मोंका समुज्चय है ओर ऐसे-ऐसे 


३२८ : तीथंकर महावोर और उनको आधचार्य-परम्परा 


अनन्त धमंसमुच्चय विराट अनेकान्तात्मकतत्त्व-सागरमें अनन्त लहरोंके 
समान तरंगित हो रहे हैं और उसमें अनन्त सप्तभंगियाँसमाहित हैं। वक्ता 
किसी धर्मंविशेषको विवक्षावश मुख्य या गौणरूपमें ग्रहण करता है। इस प्रकार 
समन्तभद्रने सप्तभंगीका परिष्कृत प्रयोग कर अनेकान्तकी व्यवस्था प्रदर्शित की 
है। यथा-- 
. स्थात्‌ सद्रूप ही तत्त्व है। 
. स्यात्‌ असदुरूप ही तत्त्व है। 
. स्यात्‌ उभयरूप ही तत्त्व है। 
, स्यात्‌ अनुभय ( अवक्तव्य) रूप हो तत्त्व है। 
. स्यात्‌ सद्‌ और अवक्तव्य रूप ही तत्त्व है। 
« स्यात्‌ असद्‌ और अवक्तव्य रूप ही तत्त्व है। 

७ स्यात्‌ सद्‌ और असद्‌ तथा अवक्तरूप ही तत्त्व है ।' 

इन सप्तभन्डोंमें प्रथम भंग स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी अपेक्षासे, द्वितीय पर- 
द्रव्य-क्षेत्रकालू-भावकी अपेक्षासे, तृतीय दोनोंकी सम्मिलित अपेक्षाओंसे, चतुर्थ 
दोनों सत्त्व-असत्त्वको एक साथ कह न सकनेसे, पंचम प्रथम-चतुर्थके संयोगसे, 
षष्ठ द्वितीय-चतुर्थके मेलसे, सप्तम तृतीय-चतुर्थके सम्मिलित रूपसे विवक्षित हैं। 
प्रत्येक भंगका प्रयोजन पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमें अभीष्ट है। 

समन्तभद्रने सदसदके स्याद्वादके समान अद्वेत-द्वेतवाद, शाइवत-अशाइवतवाद, 
वक्‍्तव्य-अवक्तव्यवाद, अन्यता-अनन्यतावाद, अपेक्षा-अनपेक्षावाद, हेतु-अहेतुवाद, 
विज्ञान-बहिरथंवाद, देव-पुरुषार्थवाद, पाप-पुण्यवाद ओर बन्ध-मोक्षका रणवाद- 
पर भी विचार किया है। तथा सप्तभंगीकी योजना कर स्थादवादकी स्थापना 
की है। इस प्रकार समन्‍्तभद्रने तत्त्वविचारको स्यादवाद्ृष्टि प्रदान कर 
विचारसंघंको ' समाप्त किया है। समन्तभद्रका अभिमत है कि तात्त्विक 
विचारणा अथवा आचार-व्यवहार, जो कुछ भी हो, सब अनेकान्तदुष्टिके 
आधारपर किया जाना चाहिए। अतः समस्त आचार और विचारकी नींव 
अनेकान्तदृष्टि ही है। यही दृष्टि वेयक्तिक और सामष्टिक समस्याओंके समा- 
घानके लिए कुड्जी है| 

समन्तभद्रको सप्तभंगीका स्वरूप आचार्य कुन्द-कुन्दस विरासतके रूपमें 
प्राप्त हुआ था । उन्होंने इस रूपको पर्याप्त विकसित और सुव्यवस्थित किया 
है। विचारसहिष्णुता ओर समता लानेका उनका यह प्रयत्न इलाघनीय है। 


१. देवागम, वीर-सेवा-मन्दिरट्रस्ट प्रकाशन, डॉ० दरबारीलाल कोठिया ढारा लिखित 
प्रस्तावना पृ० ४४ । 


री ० ७ >> ०७ 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं छेखक : ३२९ 


समन्तभद्रके पश्चात्‌ सिद्धसेनने नय और अनेकान्तका गंभीर, विशद एवं 
मौलिक विवेचन किया है। समन्तभद्गके प्रमाणके 'स्वपरावभासक लक्षण में 
बाधविव्जित' विशेषण देकर उसे विशेष समुद्ध किया। ज्ञानकी प्रमाणता और 
अप्रमाणताका आधार 'मेयनिरचय'को माना | 

पात्रकेसरी और श्रीदत्तने क्रमशः “त्रिलक्षणकदर्थन” एवं जल्पनिर्णय' ग्रन्थों- 
की रचना कर “अन्यथानुपपन्‍्नत्व' रूप हेतुलक्षण प्रतिष्ठित किया तथा वादका 
सांगोपांग निरूपण कर पर-समयमीमांसा प्रस्तुत की। 

आचाय॑ अकलंकदेवने जेन न्यायशास्त्रकी सुदृढ़ प्रतिष्ठा कर प्रमाणके 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो मेद बतलाये तथा प्रत्यक्षके भुख्यप्रत्यक्ष; सांव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद किये हैं। परोक्षप्रमाणके मेदोंमें स्मृति, प्रत्यभिन्नान, 
तक, अनुमान ओर आगमको बतलाया है। उत्तरकालिन आचायॉने अकलंक- 
द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाणपद्धतिको पललवित और पुष्पित किया है। अकलंक- 
देवने लघीयस्त्रयसवृत्ति, न्‍्यायविनिश्चयसवृत्ति, सिद्धिविनिश्चयसवृत्ति और 
प्रमाणसंग्रहसवुत्ति इन मौलिक भ्रन्थोंकी रचना की है। तत्त्वाथ॑वात्तिक और 
अष्टशती इनके टीकाग्रन्थ हैं। अकलंकने इन ग्रन्थोंमें प्रमाण और प्रमेयकी 
व्यवस्थामें पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुका प्रमाणविषय- 
त्व तथा अथंक्रियाकारित्वके विवेचनके पदचात्‌ नित्येकान्‍्त आदिका निरसन 
किया है। सुनय, दुनंय, द्रव्याथिक, पर्यायाथिक आदिका स्वरूपविवेचन भी 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अकलंकके पश्चात्‌ आचाय॑ विद्यानन्दने तत्त्वार्थडलोक- 
वातिक, अष्टसहस्नी, आप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासन- 
परीक्षा जैसे जेन न्यायके मूघंन्य ग्रन्थोंका प्रणणन कर जेनदर्ंनको सुव्यव- 
स्थित बनाया है। शेयको जानने-देखने, समझने और समझानेकी दृष्टियोंका नय 
ओर सप्तभंगी द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। विद्यानन्दने विभिन्‍न दाशंन- 
कारों द्वारा स्वीकृत आप्तोंकी समीक्षा कर आप्तत्व एवं सर्वज्ञत्वकी प्रतिष्ठा 
की है। इन्होंने सविकल्पक एवं निविकल्पक ज्ञानकी प्रामाणिकताका भी 
विचार किया है । अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव आदिसे निरविकल्पको प्रमाण 
नहीं माना जा सकता । स्वलक्षणरूप परमाणुपदार्थ ज्ञानका विषय तभी बन 
सकता है जब स्थूल बाह्य पदार्थोंका अस्तित्व स्वीकार किया जाय । विद्यानन्दने 


१. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं, बाधविवर्जितम्‌ । 
प्रत्यय्ां च परोक्षं च द्विधा, मेयविनिदचयात्‌ ॥। 5 
--न्यायावतार, सम्पादक डॉ० पी० एल० वैद्य, प्रकाशक जैन दवेताम्बर कान्फेंस, 
बम्वई, सन्‌ १९२८ कारिका १। 


३३० : तीर्थथर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पुरुषाद्देत, शब्दाद्देत, विज्ञानाद्वेत, चित्राद्नेत, चार्वाक, बौद्ध, सेश्वरसांख्य, 
निरीश्वरसांख्य, नेयायिक, वेशेषिक, भाट्ट आदिके मंतव्योंकी समीक्षा की हैं । 
प्रमेयोंका स्पष्टीकरण बहुत ही सुन्दर रूपमें किया गया है। 


द्रव्यगुण-पर्यायविषयक देन 


द्रव्यविवेचनके क्षेत्रमें श्रुतघराचायं कुन्दकुन्दने जो मान्यताएँ प्रतिष्ठित की 
थीं, उनका विस्तार एलाचायं, अमृतचन्द्र, अमितगत्ति, वीरसेन, जोइन्दु आदि 
आचार्योने किया है। जीव, पुदूगल, धर्म, अधमं, आकाश और काल इन छह 
द्रव्यों और उनके गुण-पर्यायोंका निरूपण किया गया है। जीवका चेतन्य आसा- 
घारण गुण है। बाह्य ओर अभ्यन्तर कारणोंसे इस चंतन्यके ज्ञान और दर्शन 
रूपसे दो प्रकारके परिणमन होते हैं। जिस समय चेतत्य 'स्व'से भिन्‍न किसी 
ज्ञेकको जानता है, उस समय वह ज्ञान कहलाता है। और जब चेतन्यमात्र 
चेतन्याकार रहता है तब वह दर्शन कहलाता है। जीवमें ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीय॑ आदि गुण पाये जाते हैं । 

पुद्गलद्गव्यमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण रहते हैं। जो द्रव्य स्कन्ध 
अवस्थामें पूरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओंसे मिलन और गलन अर्थात्‌ कुछ 
परमाणुओंका बिछुड़ना, इस तरह उपचय और अपचयको प्राप्त होता है वह पुद्‌- 
गल कहलाता है । समस्त दृश्य जगत इस पुदुगलका ही विस्तार है। मूल दृष्टिसे 
पुद्गलद्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो स्कन्‍्ध बनता 
है वह संयुकतद्रव्य है। स्कन्‍्धोंका बनाव और मिटाव परमाणुओंकी बन्धशक्ति 
ओर भेददक्तिके करण होता है | 

प्रत्येक परमाणुमें स्वभावसे एक रस, एक रूप, एक गन्ध ओर दो स्पश होते 
हैं। परमाणु अवस्था ही पुद्गलकी स्वाभाविक पर्याय और स्कन्ध अवस्था विभाव 
पर्याय है। परमाणु परमातिसूक्ष्म है, अविभागी है, शब्दका कारण होकर भी 
स्वयं अशब्द है। शाइवत होकर भी उत्पाद ओर व्यय युक्त है। 

स्कन्ध अपने परिणमनकी अपेक्षासे छह प्रकारका है--१. बादर-बादर-- 
जो स्कन्‍्ध छिन्न-भिन्‍न होने पर स्वयं न मिल सके, वे लकड़ी, पत्थर, पव॑ंत, 
पृथ्वी आदि बादर-बादर स्कन्घ कहलाते हैं। २. बादर--जो स्कन्घ छिन्न-भिन्‍न 
होने पर स्वयं आपसमें मिल जायें, वे बादर स्कन्ध हैं; जेसे--दूध, घी, तेल, पानी 
आदि ३. बादर-सूक्ष्म--जो स्कन्ध दिखनेमें तो स्थूल हों, लेकिन छेदने-मेदने 
और ग्रहण करनेमें न आवें, वे छाया, प्रकाश, अन्धकार, चाँदनी आदि बादर- 
सूक्ष्म स्कन्ध हैं। ४. सूक्ष्मबादर--जो सूक्ष्म होकरके भी स्थूलरूपमें दिखें, वे 
पाँचों इन्द्रियोंक विषय--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द सूक्ष्म-बादर स्कन्ध हैं । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३३६१ 


५, सूक्ष्म--जो सूक्ष्म होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण न किये जा सकते हों, 
वे कमंवर्गंणा आदि सूक्ष्म स्कन्ध हैं। ६. अतिसृक्ष्म--कमंवर्गंणासे भी छोटे 
दयणुक स्कन्घ तक अतिसूक्षम हैं। 

समान्यत: पुदुगलके स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश ओर परमाणु ये चार 
विभाग हैं। अनन्तान्त परमाणुओंसे स्कन्‍्ध बनता है। उससे आधा स्कन्धदेश 
और स्कन्‍्धदेशका आधा स्कन्धप्रदेश कहलाता है। परमाणु सवंत्त: अविभागी 
होता है। शब्द, बन्ध, सुक्ष्मता, स्थुलता, संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, प्रकाश, 
उद्योत और गर्मी आदि पुदुगलद्रव्यके ही पर्याय हैं । 


अनन्त आकाशझमें जीव ओर पुद्गलोंका गमन जिस द्रव्यके कारण होता है 
वह धमंद्रव्य है। यहाँ धर्मंद्रव्य पुण्यका पर्यायवाचो नहीं। यह असंख्यात्तप्रदेशी 
द्रव्य है। जीव और पुद्गल स्वयं गतिस्वभाववाले हें। अतः इनके गमन 
करनेमें जो साधारण कारण होता है वह घममंद्रव्य है। यह किसी जीव या 
पुद्गलकी प्रेरणा करके नहीं चलाता, किन्तु जो स्वयं गति कर रहा है उसे 
माध्यम बनकर सहारा देता है। इसका अस्तित्व लोकके भीतर तो है ही, पर 
लोकसीमाओंपर नियंत्रकके रूपमें है। धमेद्रव्यके कारण ही समस्त जीव और 
पुद्गल अपनी यात्रा उसी सीमा तक समाप्त करनेको विवश हैं। उससे आगे 
नहीं जा सकते । 


जिस प्रकार गतिके लिए एक साधारण कारण धर्मंद्रव्य अपेक्षित है, उसी 
तरह जीव एवं पुद्गलोंकी स्थितिके लिए एक साधारण कारण अधर्मंद्रव्य अपे- 
क्षित है। यह लोकाकाशके बराबर है । रूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्दसे रहित, 
अमूतिक, निष्क्रिय और उत्पाद-व्ययके परिणमनसे युक्त नित्य है। अपने 
स्वाभाविक संतुलन रखनेवाले अनन्त अगुरुलघुगुणोंसे उत्पाद-व्यय करता 
हुआ यह स्थितशील जीव-पुद्गलोंकी स्थितिमें साधारण कारण होता है। 
धमंद्रव्य और अधमंद्रव्य लोक और अलोक विभागके सदभावसूचक प्रमाण हैं । 


समस्त जीव, अजीव आदि द्रव्योंकी जो अवगाह देता है अर्थात्‌ जिसमें ये 
समस्त द्रव्य युगपत्‌ अवकाश पाते हैं, वह आकाशद्रव्य है। आकाश अनन्त- 
प्रदेशी है। इसके मध्य भागमें चोदह राजू ऊँचा पुरुषाकार लोक स्थित है, 
जिसके कारण आकाश लोकाकाञ् और अलोकाकाशके रूपमें विभाजित हो 
जाता है। लोकाकाश असंख्यातप्रदेशोंमें है। शेष अनन्त प्रदेशोंमें अलोक है, जहाँ 
केवल आकाश ही आकाद है। यह निष्क्रिय है ओर रूप, रस, गन्ध, स्पशं एवं 
शब्द आदिसे रहित होनेके कारण अमूततिक है। 


३३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


समस्त द्रव्योंके उत्पादादिर्प परिणमनमें सहकारी कालद्रव्य होता है। 
इसका स्वरूप 'वत्तंना' लक्षण है। यह स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्योंक 
परिणमनमें सहकारी होता है। यह भी अन्य द्वव्यों के समान उत्पाद, व्यय,भ्रौव्य 
युक्त है । प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशपर एक-एक कालाणुद्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता 
रखता है। धर्म और अधमं द्रव्यके समान यह कालद्रव्य एक नहीं है, यत्तः 
प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशपर समय-भेद स्थित रहनेसे यह्‌ अनेक रत्नोंकी राशिके 
समान पिण्डद्रव्य है। द्रव्योंमें परत्व, अपरत्व, पुरातनत्व, नृतनत्व, अतीत, 
वत्तमान और अनागतत्त्वका व्यवहार कालद्रव्यके कारण ही होता है। 


प्रत्येक द्रव्यमें सामान्य और विशेष गुण पाये जाते हैं । प्रत्येक गुणका भी 
प्रतिसमय परिणमन होता है। गुण ओर द्रव्यका कथड्नचित्‌ तदात्म्यसम्बन्ध है। 
द्रव्यसे गुणको पृथक नहीं किया जा सकता । इसलिए वह अभिन्‍त है और संज्ञा, 
संख्या, प्रयोजन आदिके भेदसे उसका विभिन्‍न रूपसे निरूपण किया जाता है, 
अत्त: वह भिन्‍न है। इस हदृष्टिसे द्रव्यमें जितने गुण हैं उत्तने उत्पाद और व्यय 
प्रत्तिसमय होते हैं। प्रत्येक गुण अपने पुर्व पर्यायको त्यागकर उत्तरपर्यायको 
घारण करता है। पर उन सबकी द्रव्यसे भिन्‍न सत्ता नहीं रहत्ती है। सृक्ष्मतया 
देखनेपर पर्याय और गुणको छोड़कर द्रव्यका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, 
गुण ओर पर्याय ही द्रव्य है। पर्यायोंमें परिवत्तंन होनेपर भी जो एक अनच्छि- 
नन्‍नताका नियामक अंश है, वही तो गण है गुणोंको सहभावी एवं अन्वयी त्तथा 
पर्यायोंको व्यतिरिकी और क्रमभावी माना जाता है। पर्याय, गुणोंका परिणाम 
या विकार होती हैं । 


द्रव्य, गुण और पर्यायके विवेचनके साथ जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, 
निर्जरा ओर मोक्ष इन सात तत्त्वोंका निरूपण भी किया गया है। आख्व, बन्ध, 
संवर, निजंरा और मोक्ष तत्त्व दो-दो प्रकारके होते हैं--द्रव्य और भावरूप | 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगरूप आत्मपरिणामोंसे कर्मपुद्ग- 
लोंका आगमन, जिन भावोंसे होता है वे भावास्रव कहलाते हैं | और पुद्गलोंका 
आना द्रव्यात्रव है। भावास्रव जीवगत पर्याय है और द्रव्यास्रव पुदुगल- 
गत। जिन कषायोंसे कम बन्धते हैं, वे जीवगत कषायादि भावभावबन्ध 
हैं और पुद्गलकमंका आत्मसे सम्बन्ध हो जाना द्रव्यवन्ध है। भावबन्ध 
जीवरूप है और द्रव्यबन्ध पुद्गलरूप | ब्रत्त, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा 
ओर परिषहजयरूप भावोंसे कर्मोंके आनेको रोकंना भावसंबर है। और 
कर्मोंका रुक जाना द्रव्यसंवर है। इसी प्रकार पूर्व संचित कर्मोंका निजेरण 
जिन तपादिभावोंसे होता है वे भावनिजंरा हैं ओर कमोंका झड़ना द्रव्य- 


आचारयतुल्य कांग्यकार एवं लेखक : ३३ ३ 


निजरा है। जिन ध्यान आदि साघनोंसे मुक्ति प्राप्ति होती है वे भाव भाव- 
मोक्ष हैं ओर कमंपुद्गलोंका आत्मासे छूट जाना द्रव्यमोक्ष है। इस प्रकार 
आखव, बन्ध, संवर. निजंरा ओर मोक्ष ये पाँच तत्त्व भावरूपमें जीवके पर्याय 
हैं और द्रव्यरूपमें पुदगलके । जिनके मेदविज्ञानसे केवल्यकी प्राप्ति होती है, 
उन आत्मा ओर परनमें ये सातों तत्त्व समाहित हो जाते हैं | वस्तुत: जिस 'पर' 
की परतन्त्रताको दूर करना है ओर जिस 'स्व'को स्वतन्त्र होना है, उस 'स्व' 
ओर “पर के ज्ञानमें तत्त्वज्ञानकी पुणंता हो जाती है । 

अध्यात्मविषयक देन 


जोइन्दुने आत्मद्रव्यके विशेष विवेचनक्रममें आत्माके तीन प्रकार बत- 
लाये हैं--बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्मा । जो शरीर आदि परद्रव्योंको 
अपना रूप मानकर उनकी ही प्रिय भोग-सामग्रीमें आसकक्‍त रहता है वह 
बहिर्मुंख जीव बहिरात्मा है । जिन्हें स्वपरविवेक या भेदविज्ञान उत्पन्न हो 
गया है, जिनकी शरीर आदि बाह्य फल क कह हट गयी है वे 
सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा हैं। जो समस्त कमंमलकलंकोंसे रहित होकर शुद्ध 
चिन्मात्रस्वरूपमें भग्न हैं वे परमात्मा हैं। यह संसारी आत्मा अपने स्वरूपका 
यथार्थ परिज्ञान कर अन्तदुष्टि हो क्रमश: परमात्मा बन जाता है। 

आचार्योंने चारित्र-साधनाका मुख्याघार जीवतत्वके स्वरूप ओर उसके 
समान अधिकारकी मर्यादाका तत्त्वज्ञान ही माना है। जब हम यह अनुभव 
करते हैं कि जगतमें वर्तमान सभी आत्माएँ अखण्ड ओर मूलत: एक-एक स्वतत्र 
समान शक्तिवाले द्वव्य हैं। जिस प्रकार हमें अपनी हिंसा रुचिकर नहीं है, 
उसी प्रकार अन्य आत्माओंको भी नहीं है। अत्तएव सर्वात्मसमत्वकी भावना 
ही अहिसाकी साधनाका मुंख्य आधार है। आत्मसमानाधिकरणका ज्ञान और 
उसको जीवनमें उतारनेकी दृढ़ निष्ठा ही सर्वोदयकी भूमिका है और इसी 
भूमिकासे चारित्रका विकास होता है। 

अहिंसा, संयम, तपकी साधनाएँ आत्मशोधनका कारण बनतोी हैं। सम्यक्‌- 
श्रद्धा, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्र ही आत्मस्वातंत्र्यकी प्राप्तिमें कारण है। 

प्रबुद्धाचायोंने तत्त्वज्ञान, प्रमाणवाद, पुराण, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, 
आयुवेद आदि विषयोंका संवर्धन किया है। यह सत्य है कि जेसी मोलिक 
प्रतिमा श्रुतपर ओर सारस्वताचार्यामें प्राप्त होती है; वेसी प्रबुद्धाचायोमें नहीं। 
तो भी जिनसेन प्रथम, गुणभद्र, पाल्यकीति, वीरनन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभा- 
चन्द्र, महासेन, हरिषेण, सोमदेव, वसुनन्दि, रामसेन, नयसेन, माघनन्दि, आदि 
आचार्योने श्रुतकी अपुर्व साधना की है। इन्होंने चारों अनुयोगोंके विषयोंका 


३३४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा 


नये रूपमें ग्रथन, सम्पादन एवं नयी व्याख्याएँ प्रस्तुत कर तीर्थंकरवाणीको 
समुद्ध बनाया है। 

अध्यात्मके क्षेत्रमें आचाय॑ कुन्दकुन्दने जिस सरिताको प्रवाहित किया, 
उसे स्थिर बनाये रखनेका प्रयास सारस्वत और प्रब॒ुद्धाचायोंने किया है। 
इन्होंने व्यक्तित्वके विकासके लिए आध्यात्मिक और नेतिक जीवनके यापनपर 
जोर दिया है। जब तक मनुष्य भौतिकवादमें भटकता रहेगा, तब तक उसे 
सुख, शान्ति और संतोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती | जेन संस्कृत्तिका रूक्ष्य 
भोग नहीं, त्याग है; संघर्ष नहीं, शान्ति है; विषाद नहीं, आनन्द है। जीवनके 
शोधनका कार्य आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव होता है। भोगवादी दृष्टिकोण 
मानव-जीवनमें निराशा, अतृप्ति और कुण्ठाओंको उत्पन्न करता है। जिससे 
शक्ति, अधिकार और स्वत्वकी लालसा अहनिश बढ़ती जाती है। प्रतिशोध 
एवं विद्वेषके दावानलसे झुलसती मानवताका त्राण अध्यात्मवाद ही कर सकता 
है । यह अध्यात्मवाद कहीं बाहरसे आनेवाला नहीं; हमारी आत्माका धर्म है; 
हमारी चेतनाका धमं है और है हमारी संस्कृतिका प्राणभूत तत्त्व । 


मनुष्यजीवनमें दो प्रधान तत्त्व हैं--हृष्टि और सृष्टि | दृष्टिका अर्थ है 
बोध, विवेक, विध्वास और विचार। सृप्टिका अर्थ है--क्रिया, कृति, संयम 
और आचार। मनुष्यके आचारको परखनेकी कसौटी उसका विचार और 
विश्वास होता है। वास्तवमें मनुष्य अपने विश्वास, विचार और आचारका 
प्रतिफल है। हृष्टिकी विमलतासे जीवन अमल और धवलरू बन सकता है। 
यही कारण है कि आचार्योंने विचार और आचारके पहले हृष्टिकी विशुद्धिपर 
विशेष जोर दिया; क्योंकि विश्वास और विचारको समझनेका प्रयत्न ही अपने 
स्वरूपको समझनेका प्रयत्न है। 

अपने विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिए निशचयदृष्टिकी आवश्यकता है। 
यह सत्य है कि व्यवहारको छोड़ना एक बड़ी भूल हो सकती है। पर निशचय- 
को छोड़ना उससे भी अधिक भयंकर भूल है। अनन्त जन्मोंमें अनन्त बार इस 
जीवने व्यवहारको ग्रहण करनेका प्रयत्न किया है, किन्तु निश्चयहृष्टिको 
पकड़ने और समझनेका प्रयत्न एक बार भी नहीं किया है। यही कारण है कि 
शुद्ध आत्माकी उपलब्धि इस जीवको नहीं हो सकी और यह ॒तब तक प्राप्त 
नहीं हो सकेगी, जब तक आत्माके विभावके द्वारको पारकर उसके स्वभावके 
भव्यद्वारमें प्रवेश नहीं किया जायेगा । 

दुःख एवं क्लेशप्रद परिणाम होनेसे पाप त्याज्य है। प्राणियोंको दुःखरूप 
होनेसे ही पाप रुचिकर नहीं है। पुण्य आत्माको अच्छा लगता है, क्योंकि 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३३५ 


उसका परिणाम सुख एवं समृद्धि है। इस प्रकार सुख एवं दुःख प्राप्तिकी हृष्टिसे 
संसारी आत्मां पापको छोड़ता है और पृण्यको ग्रहण करता है, किन्तु विवेक- 
शील ज्ञानी आत्मा विचार करता है कि जिस प्रकार पाप बन्धन है, उसी प्रकार 
पुष्य भी एक प्रकारका बन्धन है। यह सत्य है कि पुण्य हमारे जीवन-विकासमें 
उपयोगी है, सहायक है। यह सब होते हुए भी पुण्य उपादेय नहीं है, अन्त 
वह हेय ही है। जो हेय है, वह अपनी वस्तु केसे हो सकती है ? आख्व होनेके 
कारण पुण्य भी आत्माका विकार है, वह विभाव है, आत्माका स्वभाव नहीं । 
नि३चयहृष्टिसम्पन्न आत्मा विचार करता है कि संसारमें जितने पदार्थ हैं, वे 
अपने-अपने भावके कर्त्ता हैं, परभावका कर्त्ता कोई पदार्थ नहीं । जेसे कुम्भकार 
घट बनानेरूप अपनी क्रियाका कर्ता व्यवहार था उपचार मात्रसे है। वास्तवमें 
घट बननेरूप क्रियाका कर्त्ता घट है। घट बननेरूप क्रियामें कुम्मकार सहायक 
निम्मित्त है, इस सहायक निमित्तको ही उपचारसे कर्ता कहते हैं । तथ्य यह है 
कि कर्तके दो भेद हैं--परमार्थ कर्ता और उपचरित कर्ता | क्रियाका उपादान 
कारण ही परमार्थ कर्त्ता है, अतः कोई भी क्रिया परमार्थं कर्त्तके बिना नहीं 
होती है। अतएव आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन आदि चेतनभावोंका हो कर्ता है, 
राग-द्ेष-मोहादिका नहीं। आचाय॑ नेमिचन्द्रने बताया है-- 
पुग्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो। 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ 


व्यवहारनयसे आत्मा पुद्गलकमं आदिका कर्त्ता है, निशचयसे चेतन- 
कर्मका, और शुद्धनयकी अपेक्षा शुद्ध भावोंका कर्त्ता है | 

तथ्य यह है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके साथ बन्धको प्राप्त होता है, उस 
समय उसका अशुद्ध परिणमन होता है। उस अशुद्ध परिणमनमें दोनों द्रव्योंके 
गुण अपने स्वरूपसे च्युत होकर विक्ृत भावको प्राप्त होते हैं। जीवद्रव्यके गुण 
भी अशुद्ध अवस्थामें इसी प्रकार विकारको प्राप्त होते रहते हैं । जीवद्रब्यके 
अशुद्ध परिणमनका मुख्य कारण वेभाविकी शक्ति है ओर सहायकनिमित्त 
जीवके गुणोंका विकृत परिणमन है। अतएव जीवका पुदुगलके साथ अशुद्ध 
अवस्थामें ही बन्ध होता है, शुद्ध अवस्था होनेपर विक्रृत परिणमन नहीं 
होता । विकृत परिणमन ही बन्धका सहायकनिमित्त है। 


प्रमाण ओर अप्रमाण विषयक देन 
प्रमाणके क्षेत्रमें सारस्वताचायं और प्रबुद्धाचार्योंने विशेष काय॑ किया है। 


१. द्रव्यसंग्रह, गाथा ८ । 


३३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


ज्ञान, प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था बाह्य अ्थंके प्रतिभास होने और 
प्रतिभासके अनुसार उसके प्राप्त होने और न होनेपर निर्भर है | इन 
आचार्योंने आगमिक क्षेत्रमें तत्वज्ञानसम्बन्धी प्रमाणकी परिभाषाकों दाशंनिक 
चिन्तनक्षेत्रमें उपस्थित कर प्रमाणसम्बन्धी सूक्ष्म चर्चाएँ निबद्ध की हैं। 
प्रमाणता और अप्रमाणताका निर्धारण बाह्य अर्थंकी प्राप्ति और अप्राप्तिसे 
सम्बन्ध रखता है। आचाय॑ अकलंकदेवने अविसंवादको प्रमाणताका आधार 
मानकर एक विशेष बात यह बतलाई है कि हमारे ज्ञानोंमें प्रमाणता और 
अप्रमाणताकी संकीर्ण स्थिति है। कोई भी ज्ञान एकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण 
नहीं कहा जा सकता। इन्द्रियदोषसे होनेवाला द्विचन्द्रज्ञान भी चन्द्रांशमें 
अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण है, पर द्वित्व अंशमें विसंवादी होनेके कारण 
अप्रमाण । इस प्रकार अकलंकने ज्ञानकी एकांतिक प्रमाणता या अप्रमाणताका 
निर्णय नहीं किया है, यतः इन्द्रियजन्य क्षायोपशमिक ज्ञानोंकी स्थिति पूर्ण 
विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती । स्वल्पशक्तिक इन्द्रियोंकी विचित्र रचनाके 
कारण इन्द्रियोंके द्वारा प्रतिमासित पदार्थ अन्यथा भी होता है। यही कारण है 
कि आगमिक परम्परामें इन्द्रिय और मनोजन्य मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञानको 
प्रत्यक्ष न कहकर परोक्ष ही कहा गया है। 


प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे ही होती है, ज्ञप्ति अभ्यासदशामें 
स्वतः और अनभ्यासदशामें परत: हुआ करती है । जिन स्थानोंका हमें 
परिचय है उन जलाशयादिमें होनेवाला ज्ञान या मरीचि-ज्ञान अपने आप अपनी 
प्रमाणता और अप्रमाणता बत्ता देता है, किन्तु अनिश्चित स्थानमें होनेवाले 
जलज्ञानकी प्रमाणताका ज्ञान अन्य अविनाभावी स्वतः प्रमाणभूत ज्ञानोंसे 
होता है। इस प्रकार प्रमाण और प्रामाण्यका विचार कर तदुपत्ति, त्तदाकारता, 
इन्द्रियसन्निकष, कारकसाकल्य आदिकी विस्तारपूर्वंक समोक्षा की है । प्रत्यक्ष 
और परोक्ष प्रमाणोंके मेदोंका प्रतिपादन कर अन्य दाशंनिकों द्वारा स्वीकृत 
प्रमाण-मेदोंकी समीक्षा की गयी है। 


अकलंकदेवने प्रमाणसंग्रहमें श्रुतके प्रत्यक्षनिमित्तक, अनुमाननिमित्तक 
और आगमनिमित्तक ये तीन भेद किये हैं ।' परोपदेशसे सहायता लेकर उत्पन्न 
होनेवाला श्रृ्त प्रत्यक्षपृवंक श्रुत है, परोपदेश सहित्त हेतुसे उत्पन्न होनेवाला 
श्रुत अनुमानपूर्वक श्रुत और केवल परोपदेशसे उत्पन्न होनेवाला श्रुत आगम- 
निमित्तक श्रुत है । प्रमाणचिन्तनके परुचात्‌ प्रमाणाभासोंका विचार किया 


१. श्र तमविप्लवं प्रत्यक्षाममानागमनिमित्त मू--अमाणसंग्रह, पृ० १ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३३७ 


गया है । द्वेत-अद्वेतसमीक्षाके अनन्तर सवंज्ञ-सिद्धि, स्थाद्वादसिद्धि, सप्त- 
भंगी आदिका विचार किया गया है । निश्चयत्त: जेन लेखकोंकी प्रमाणमामांसा 
भारतीय प्रमाणमीमांसामें अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 


व्याकरणविषयक देन 


जैनाचार्योने भाषाको सुव्यवस्थित रूप देनेके लिए व्याकरणग्रन्थोंकी रचना 
की है। आचायं देवनन्दिने अपने शब्दानुशासनमें श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतबलि, 
प्रभाचन्द्र, सिद्सेन और समन्तभद्र इन छः वेयाकरणोंके नाम निर्दिष्ट किये 
हैं । देवनन्दिने जैनेन्द्रव्याकरणकी रचना कर कुछ ऐसी मौलिक बाते बत- 
लायी हैं, जो अच्यत्र प्राप्त नहीं होतीं। उन्होंने लिखा है--“स्वाभाविकत्वा- 
दर्भिधानस्येकशेषाना रम्भ:” (१।१॥९९ ) शब्द स्वभावसे ही एकशेषकी अपेक्षा 
न कर एकत्व, द्विव ओर बहुत्वमें प्रवृत्त होता है। अतः एकशेष मानना निर- 
थंक है। यही कारण है कि इनका व्याकरण 'अनेकशेष” कहलाता है। इन्होंने 
शब्दोंकी सिद्धि अनेकान्त द्वारा प्रदर्शित की है--“सिद्धि रनेकान्तात्‌” (११११) 
अर्थात्‌ नित्यत्व, अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व प्रभूृति नाना घर्मोसे विशिष्ट 
घर्मी रूप शब्दकी सिद्धि अनेकान्तसे ही संभव है। इस प्रकार देवनन्दिने अपने 
मौलिक विचार प्रस्तुत कर अनेक धमंविशिष्ट शब्दोंका साधुत्व बतलाया है। 

जैनेन्द्र व्याकरणपर अभयनन्दिक्ृत महावृत्ति, प्रभाचन्द्र कृत शब्दांभोज- 
भास्करन्यास, श्रुत्तकीतिकृत पंचवस्तुप्र क्रिया और पण्डित महाचन्द्रकृत वृत्ति, ये 
ज्ञार टीकाएं प्रसिद्ध हैं। 

यापनीय संधके आचाय॑ पाल्यकीत्तिने शाकटायनव्याकरणकी रचना की।इस 
व्याकरणपर सात टीकाएँ उपलब्ध हैं। अमोघवृत्ति, शाकटायनन्यास, चिन्तामणि, 
मणिप्रकाशिका, प्रक्रियासंग्रह, शाकटायनटीका ओर रूपसिद्धि । ये सभी टीकाएँ 
महत्त्वपूर्ण हें । चिन्तामणिके रचयिता यक्षवर्मा हैँ और शाकटायनन्यासके प्रभा- 
चन्द्र। प्रक्रिया-संग्रहको अभयचन्द्रने सिद्धान्तकौमुदीको पद्धतिपर लिखा है | दया- 
पाल मुनिने लघुसिद्धान्तकौमुदीकी शलीपर रूपसिद्धिकी रचना को है कात- 
त्रूपमालाके रचयिता भावसेन त्रविद्य हैं | शुभचन्द्रने चिन्तामणिनामक 
प्राकृतव्याकरण लिखा है। श्रुतसागरसूरिका भी एक प्राकृतव्याकरण उप- 
लब्ध है। 
कोषविषयक देन ४; 

कोषविषयक साहित्यमें धन>जयकी नाममाला ही सबसे प्राचोन है। इसके 
अत्तिरिक्त अनेकार्थनाममाला और अनेकार्थनिघंट्‌ भो इन्हींके द्वारा रचित 


३३८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचारय्य-परम्परा 


है। श्रीधरसेनने विश्वलोचन कोषकी रचना की है, इसका दूसरा नाम मुक्ता- 
बलीकोष है। घनमित्रने एक निघंटु-रचना लिखी है। मदनपराजयके कर्त्ता धन- 
देवने अनेकार्थनामक एक कोष लिखा है । आशाघरद्वारा विरचित अमरकोष- 
की क्रिया-कलापटीका भी ज्ञात होती है। इस प्रकार दिगम्बर प्रम्पराके 
आचार्योंने कोष-साहित्यकी अभिवृद्धि की है। 
पुराण और काव्यविषयक देन 

दिगम्बराचार्योंने कमंके फलभोक्‍ताओंका उदाहरण उपस्थित करनेके लिए 
काव्य, नाटक, कथा और पुराणोंका सुजन किया है | जिस प्रकार आजका वेज्ञा- 
निक अपने किसी सिद्धान्तको प्रमाणित करनेके लिए प्रयोगका आश्रय ग्रहण 
करता है ओर प्रयोगविधि द्वारा उसकी सत्यता प्रमाणित कर देता है, उसी 
प्रकार कमसिद्धान्तके व्यावहारिक पक्षको प्रयोगरूपमें ज्ञात करनेके लिए 
आख्यानात्मक साहित्यका सृजन किया जाता है। पुराण, कथा और काव्योंमें कर्म- 
के शुभाशुभ फलकी व्यञ्जना करनेके लिए त्रेसठ शालाकापुरुषों, अन्य पुण्य 
पुरुषों एवं ब्रताराघक पुरुषोंके जीवनवृत्त अंकित किये गये हैं। जिन व्यक्तियोंने 
धर्मकी आराधनाद्वारा अपने जीवनमें पुण्यका अर्ज॑न कर स्वर्गादि सुखोंको प्राप्त 
किया है, उनके जीवन-वृत्त साधारणव्यक्तियोंको भी प्रभावित करते हैं। 
इनका विषय स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धमंका पोषक नहीं है | इसमें जातिवाद- 
के प्रति क्रान्ति प्रदर्शित की गयी है। आश्रम-व्यवस्था भी मान्य नहीं है। समाज 
सागार और अनागार इन दो वर्गोमें विभकत है। तप, त्याग, संयम अहिंसाकी 
साधना द्वारा मानव-मात्र समानरूपसे आत्मोत्यान करनेका अधिकारी है। 
आत्मोत्थानके लिए किसी परोक्ष शक्तिकी सहायता अपेक्षित नहीं है। अपने 
पुरुषार्थ द्वारा कोई भी व्यक्ति सर्वागीण विकास कर सकता है। 

जैन वाडमयमें त्रेसठ शलाकापुरुष उपाधि या पदविशेष हैं । तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्व आदिके 'जीवनमान' निर्धारित हैं। जो भी तीर्थंकर 
या चक्रवर्ती होगा, उसमें निर्धारित जीवनमूल्योंका रहना परमावश्यक है। 
तीर्थंकरोंके पञत्चकल्याणक और चक्रवर्तियोंकी विशिष्ट सम्पत्ति परम्परा द्वारा 
पठित है। अतः त्रेसठ शलाकापुरुषोंके जीवनवृत्त अंकनमें परम्परानुमोदित 
जीवनमूल्योंका समावेश परमावह्यक है । 

जैन पुराण और काब्योंमें आत्माका अमरत्व एवं जन्म-जन्मान्तरोंके संस्का रों- 
की अपरिहायंता दिखलानेके लिए पुव॑ जन्मके आख्यानोंका संयोजन किया जाता 
है। प्रसंगवश चार्वाक, तत्त्वोपप्लववाद प्रभूति नास्तिकवादोंका निरसन कर 
आत्माका अमरत्व और कर्मसंस्कारका वेशिष्ट्य निरूपित किया है। पृव॑जन्म- 


अचार्यतुल्य वाब्यकार एवं लेखक: ३३९ 


के सभी आल््यान नायकोंके जीवनमें कलात्मक शेछीमें गुम्फित किये गये हैं। 
पुनर्जन्म, आत्माका अमरत्व, क्मसंस्कारोंका प्रभाव, आत्म-साधना आदिका 
भी चित्रण किया गया है। 
इस प्रकार तृतीय खण्डमें आचार्यों द्वारा पुराण ओर काव्योंका गुम्फन भी 
हुआ है। वास्तवमें भ्रबुद्धाचार्योने प्राचीन आगमोंसे आख्यानतत्त्व ग्रहण कर 
प्रथमानुयोगसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ लिखी हैं । 
परम्परापोषक आचार्योंमें भट्टारकोंकी गणना की गयी है। इन्होंने मन्दिर- 
मूर्ति-प्रतिष्ठा, साहित्य-सं रक्षण और साहित्यप्रणयन द्वारा जैन संस्कृतिका प्रचार- 
प्रसार करनेमें अद्वितीय प्रयास किया है। बृहत्‌ प्रभाचन्द्र, भास्करलनन्दि, ब्रह्मदेव, 
रविचन्द्र, अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, पच्चनन्दि, सकलकीति, भुवनकीति, 
ब्रह्म जिनदास, सोमकीत्ति, ज्ञानभूषण, अभिनव धमंभूषण, विजयकीति, शुभ- 
चन्द्र, विद्यानन्दि, मल्लिभूषण, सुमतिकीतति, श्रतसागर, ब्रह्मनेमिदत्त, श्रुत्तकीति, 
मलयकीति प्रभृति भट्टारकोंने मन्त्र-तन्त्र, आचारशास्त्र, काव्य, पुराण विषयक 
रचनाएँ लिखकर तत्कालीन राजाओं और शासकोंको प्रभावित किया है। इसमें 
सन्देह नहीं कि परम्परापोषक आचार्योने वाडमयके प्रणयनमें अभूतपूर्व कार्य 
“किया है। ह्ासोन्मुखी प्रतिभाके होनेपर भी सकलकीतति, ब्रह्म जिनदास, श्रुत- 
सागरसूरि, रत्नकीति आदि ऐसे भट्टारक हैं, जिन्होंने विपुल ग्रंथराशिका 
निर्माण कर वाइन्मयकी अभिवृद्धिमें अपूर्व योगदान किया है। 
इस तृतीय खण्डमें भट्टारकीय परम्परा द्वारा प्राप्त सामग्रीका सर्वांगीण 
विवेचन करनेका प्रयास किया गया । 
चतुर्थ खण्डमें संस्कृत, अपश्रश, हिन्दी, कन्नड़, तमिल और मराठी 
भाषाके जैन कवियों द्वारा लिखित साहित्यका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इन 
भाषाओंके शताधिक कंवियोंने रस, गुण समन्वित काव्योंकी रचना की है । 
यह खण्ड कवियोंके इतिवृत्तको अवगत करनेकी दृष्टिसे उपादेय है। इस 
प्रकार प्रस्तुत 'तीर्थकर महावीरकी आचायंपरम्परा' ग्रन्थमें ऐसे आचार्यों ओर 
लेखकोंके इतिवृत्तोंपर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने वाडमयकी सेवा की है | 
आचार्यो द्वारा प्रभावित राजवंद् ओर सामन्त 
दिगम्बर जेनाचार्योने विभिन्‍न राजवंशों और राजाओंको प्रभावित कर 
जेन शासनका उद्योत्त किया है। राजाओंके अतिरिक्त अमात्य, सामन्‍्त एवं सेना- 
पत्तिओंने भी शासनके प्रचार एवं प्रसारमें योगदान किया है | 
आचायं भद्गबाहुके शिष्य भोयं॑ सम्राट चन्द्रगुप्तने उज्जयिनीमें श्रमण- 


३४० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परभ्परा 


दीक्षा ग्रहणकर दक्षिणकी ओर विहार किया। भद्रबाहुस्वामीने अपना अन्तिम 
समय जानकर श्रमणबेलगोलाके कटवप्र प्ंतपर समाधिमरण ग्रहण किया। 
चन्द्रगुप्तने भद्रबाहुस्वामीके साथ रहकर उनकी अन्तिम अवस्था तक सेवा को 
और वर्षों तक मुनिसंघका संचालन किया। मौयंबंशके अहिंसक होनेका एक 
कारण चन्द्रगुप्तका जेन दीक्षा ग्रहण करना भी है। अद्योक अपने जीवनके 
पूर्वाढमें जेन था और उत्तराडमें वह बौद्धधर्ममें दीक्षित हुआ । सम्राट सम्प्रति 
ने तो जेन शासनके अभ्युत्यानके हेतु अनेक स्तम्भ, स्तृप एवं स्मारकोंका 
निर्माण कराया। 


चेदिवंशके सम्राट एल खारवेलने जेन शासनकी उन्‍नतिके लिए अनेक कार्ये 
किये। उसने मगधपर आक्रमण कर बहुमूल्य रत्नादिकके साथ कलिग जिनकी 
वह प्रसिद्ध मूर्ति भी उपलब्ध की, जिसे नन्‍्दराज कलिंगसे ले आये थे। खा रवेलने 
कुमारीपवंत्पर जेन मुनि और पण्डितगणोंका सम्मेलन बुलाया तथा जेना- 
गमको संशोधित कर नये रूपमें निबद्ध करनेका प्रयास किया । जैनसंघने उसे 
भिक्षुराज, धर्मराज और खेमराजकी उपाधियोंसे विभषित किया । उसने 
अपना अन्तिम जीवन कुमारीपवंतपर स्थित अहंत्‌ मन्दिरमें भक्ति और धर्म 
ध्यानमें संलग्न किया । उसने जैन मुनियोंके लिए गुफाएँ एवं चेत्य बनवाये। 
खारवेल द्वारा उत्कीणित एक अभिलेख उदयगिरि पब॑त्की गुफामें ई० पू० १७० 
का मिलता है। खारवेलका स्वगंवास ई० पू० १५२में हुआ है। 

ई० सनकी द्वितीय शत्तोसे पंचमी शत्ती त्तक गंगवंशके राजाओंने जेन 
शासनकी उन्‍नतिमें योगदान दिया है। ई० सनकी दूसरी शताब्दीके लगभग 
इस वंदके दो राजकुमार दक्षिण आये। उनके नाम दडिग और माधव थे। 
पेरूर नामक स्थानमें इनकी भेंट आचाय॑ सिंहनन्दिसे हुई। सिंहनन्दिने उन- 
दोनोंको शासन-कायंकी शिक्षा दी | एक पाषाण-स्तम्भ साम्राज्यदेवीके प्रवेशको 
रोक रहा था। अतः सिंहनन्दिकी आज्ञासे माघवने उसे काट डाला। आचार्य 
सिहनन्दिने उन्हें राज्यका शासक बनाते हुए उपदेश दिया--“यदि तुम अपने 
वचनको पूरा न करोगे, या जिन शासनको साहाय्य दोगे, दूसरोंकी स्त्रियोंका 
अपहरण करोगे, मद्य-मांसका सेवन करोगे, या नीचोंकी संगतिमें रहोगे, 
आवश्यक होनेपर भी दूसरोंको अपना धन नहीं दोगे ओर यदि युद्धके मेदानमें 
पीठ दिखाओगे, तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जायेगा” |! 


१. अन्तु समस्त-राज्यमं''”'*** किडुगुं कुछक्रमम्‌ ।--जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय भाग, 
अभिलेखसं०» २७७, कल्लगुड्डका लेख, पु० ४१३ । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४१ 


कल्लुगुड्डके इस अभिलेखमें सिहनन्दि द्वारा दिये गये राज्यका विस्तार भी 
अर्कित है। दडिगने राज्य प्राप्त कर जेनधर्म और जैनसंस्कृतिके लिए अनेक 
महत्वपूर्ण कार्य किये। इसने मण्डलिनामक प्रमुख स्थानपर एक भव्य जिनालय- 
का निर्माण कराया, जो काष्ठ हारा निर्मित था। दडिनका पुत्र रलूपुमाधव और 
लघुमाधवका पुत्र हरिवर्मा हुआ । हरिवर्माने जेनशासनकी उन्‍नत्तिके लिए अनेक 
कायं किये। इसी वंशमें राजा तडद्भाल माधघवका उत्तराधिकारी उसका पुत्र 
अविनीत हुआ | 'नोड़ मंगल-दानपन्र से, जो उसने अपने राज्यके प्रथम वर्षमें 
अंकित कराया था, ज्ञात होता है कि उसने अपने परमगुरु अहंत्‌ विजयकीर्तिके 
उपदेशसे मूलसंघके चन्द्रनन्‍्दि आदि द्वारा प्रतिष्ठापित उणूर जिनालयको 
वेन्नेलकरणि गाँव और पेरूर एवानि अडिगल जिनालयको बाहरी चुगीका 
चौथाई कार्षापण दिया। श्री लुईस राइसने इस ताम्रपत्रका समय ४२५ ई० 
निश्चित किया है। 


मकराके ताम्रपत्रसे अवगत होता है कि अविनीत्त जेनधर्मंका अनुयायी था । 
अविनीतके पुत्र दुत्निनीतने भी जेन शासनके विकासमें सहयोग प्रदान किया । 
इसने कांगलि नामक स्थानपर चेन्नपाश्वंवस्ति नामक जिनालयका निर्माण 
कराया' था। दृुविनीतके पुत्र मुककर या मोक्करने मोक्करवसित नामक 
जिनालयका निर्माण कराया था | मोक्‍्करके पश्चात्‌ श्रीविक्रम राजा हुआ और 
उसके भूविक्रम ओर शिवमार ये दो पुत्र हुए। शिवमारने श्रीचन्द्रसेनाचायंको 
जिनमन्दिरके लिये एक गाँव प्रदान किया था । 

श्रीपुरुषके पुत्र शिवसार द्वित्तीयने श्रवणबेलगोलाकी छोटो पहाड़ीपर 
चन्द्रनाथवसतिका निर्माण कराया था। मैसूर जिलेके हैगड़े देवन ताल्लुकेके 
हेब्बल गुप्पेके आज्जनेय मन्दिरके निकटसे प्राप्त अभिलेखमें लिखा है कि श्री 
नरसिगेरे अप्पर दुग्गमा रने कोयलवसतिको भूमि प्रदान की । गंगवंशमें मरूलका 
सौतेला भाई मारसिह भी शासनप्रभावनाकी दृष्टिसे उल्लेखनीय है। इसका 
राज्यकाल ई० सन्‌ ९६१-०७४ है । 

श्रवणबेलगोलाके अभिलेखसंख्या ३८से विदित होता है कि मारसिहने 
जेनधमंका अनुपम उद्योत किया और भक्तिके अनेक का करते हुए मृत्युसे एक 
वर्ष पूर्व उसने राज्यका परित्याग किया और उदासीन श्राबकके रूपमें जीवन 
व्यतीत किया। अन्तमें तीन दिनके संल्लेखनाव्नत द्वारा वंकापुरके अपने गुरु 
अजितसेन भट्टारकके चरणोंमें समाधिमरण ग्रहण किया । मारसिहने अनेक 
जैन विद्वानोंका संरक्षण किया। - 
१. संक्षिप्त जैन इतिहास, भाग ३, खण्ड २, पृ० ४७। 


३४२ : तीथँंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


गंगवंशके राजाओंके अतिरिक्त कदम्बवंशके राजाओंमें काकुस्थवर्माके 
पौत्र मृगेश वर्माने "वीं शताब्दीमें राज्य किया। राज्यके तीसरे व्षमें अंकित 
किये गये ताम्रपत्रसे शात होता है कि इसने अभिषेक, उपलेपन, कूजन, भग्न- 
संस्कार (मरम्मत) और प्रभावनाके लिये भूमि दान दी | एक अन्य ताम्रपत्रसे 
विदित है कि मुगेशवर्माने अपने राज्यके ८वें वर्षमें अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृति- 
में पछाशिका नगरमें एक जिनालय बनवाया था और उसकी व्यवस्थाके लिये 
भूमि दानमें दी थी। यह दान उसने यापनियों तथा कू्चंक सम्प्रदायके नग्न 
साधुओंके निमित्त दिया था। इस दानके मुख्य ग्रहीता जैनगुरु दानकीति और 
सेनापति जयन्त' थे। मृगेशवर्माके उत्तराधिकारी रविवर्मा और उसके भाई 
भानुवर्माने भी जेन शासनकी उन्नति की है। राजा रविवर्माके पुत्र हरिवर्माने 
अपने राज्यकालके चतुर्थ वर्ष में एक दानपत्र प्रचलित किया था, जिससे ज्ञात 
होता है कि उसने अपने चाचा शिवरथके उपदेशसे कृच्क सम्प्रदायके वारिषे- 
णाचार्यको वसन्तवाटक ग्राम दानमें दिया था। इस दानका उहू श्य पलाशिकामें 
भारह्ाजवंशी सेनापतिसिहके पुत्र मृगेशवर्मा द्वारा निरित जिनालयमें वाषिक 
अष्टाहनिक पूजाके अवसरपर कृताभिषेकके हेतु धन दिये जानेका उल्लेख है। 
इसी राजाने अपने राज्यके ५वें वर्षमें सेन्द्रकवंशके राजा भानुशक्तिकी प्राथनासे 
धर्मात्मा पुरुषोंक उपयोगके लिए त्तथा मन्दिरकी पूजाके लिए 'मरदे' नामक 
गाँव दानमें दिया था। इस दानके संरक्षक धर्ंनन्दि नामके आचाय॑ थे | 


जैनाचार्योने राष्ट्रकूट वंशको भी प्रभावित किया है। इस वंशका गोविन्द 
तृतीयका पुत्र अमोघवर्ष जेनधर्मका महान्‌ उन्‍्नायक, स॑रक्षक ओर आश्रयदाता 
था। इसका समय ई० सन्‌ ८१४-८७८ है । अमोधवर्षने अपनी राजधानी 
मान्यखेटको सुन्दर प्रासाद, भवन और सरोवरोंसे अलंकृत किया। वीरसेन- 
स्वामीके पट्शिष्य आचाय॑ जिनसेनस्वामी इसके धमंगुरु थे। महावीराचार्य॑ने 
अपने गणितसारसंग्रहमें अमोघवर्षकी प्रशंसा की है | 

आयंनन्दिने तमिल देशमें जेनधनंके प्रचारके लिये अनेक कार्य किये। 
मूत्तिनिर्माण, गुफानिर्माण, भन्दिरनिर्माणता कार्य ई० सन्‌ की ८वीं, «वीं 
शतीमें जोर-शोरके साथ चलता रहा। चित्तरल नामक स्थानके निकट 
तिरुचानट्टु नामकी पहाड़ीपर उकेरी गयी मूत्तियाँ कलाकी हृष्टिसे कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

होयूसल राजवंशके कई राजाओंने जेनकला ओर जैनधमंकी उन्नतिके लिए 


१. जैन शिलालेखसंग्रह, द्वितीय माग, अभि० सं० ९९, १० ७३। 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४३ 


अनेक कायं किये हैं । अंगडीसे प्राप्त अभिलेखमें विनयादित्य होयूसलके कार्यों 
का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवणबेलगोलाके गंधवारण वसत्तिके अभिलेखसे 
अवगत होता है कि विनयादित्यन सरोवरों और मन्दिरोंका निर्माण कराया 
था। यह विनयादित्य चालुक्यवंशके विक्रमादित्य षष्ठका सामन्‍त था। इसकी 
उपाधि 'सम्यक्त्वचूड़ामणि' थी । इसने जीर्णोद्धारफे साथ अनेक मन्दिरोंका 
निर्माण कराया था । 


होयूसल नरेशोंमें विष्णुवर्धन भी जैन शासनका प्रभावक हुआ है। शासनकी 
उन्नति करनेवाले सामन्तोंमें राष्ट्रकूट सामन्‍त लोकादित्यका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इसका समय शक संवत्‌की ८वीं शताब्दी है। यह वंकेयरसका पुत्र था 
ओर राष्ट्रकूटनरेश कृष्ण द्वितीय अकालवर्षके शासनके अन्तर्गत वनवास 
देशके बंकापुरका शासक था | 


दक्षिण भारतमें जेनधमंको सुहढ़ बनानेमें जिनदत्तरायका भी हाथ है। 
इसने जिनदेवके अभिषेकके लिए कुम्भसिकेपुर गाँव प्रदान किया था। तोला- 
पुरुष विक्रम शान्तरने सन्‌ ८९५७ ई०में कुन्दकुन्दान्वयके मौनीसिद्धान्त भट्टारकके 
लिए वसतिका निर्माण कराया था । यह वही विक्रम शान्तर है, जिसने हुम्मचः 
में गुड्डद वसतिका निर्माण कराया था और उसे बाहुबलिको भेंट कर दिया 
था | भुजबल शान्तरने अपनो राजधानी पोम्बुच्चमें भुजबल दशान्तर जिनाऊ॒य- 
का निर्माण कराया था और अपने गुरु कनकनन्दिदेवकों हरवरि ग्राम प्रदान 
किया था। उसका भाई नन्नि शान्तर भी जिनचरणोंका पुजक था। वीर 
शान्तरके मन्‍्त्री नगुलरसने भी अजितसेन पण्डितदेवके नामपर एक वसतिका 
शिलान्यास कराया था। यह नयी वसति राजधानी पोम्बुच्चमें पंचवसतिके 
सामने बनवायी गयी थी | भुजबल गंग पेरम्माडि व्मंदेव ( सन्‌ १११५ ई० ) 
मुनिचन्द्रका शिष्य था और उसका पुत्र नन्नियगंग (सन्‌ ११२२ ई० ) प्रभाचन्द्र 
सिद्धान्तका शिष्य था। 

११वीं शतीमें कोंगालवोंने जेनधमंकी सुरक्षा और अभिवृद्धिके लिए अनेक 
कार्य किये हैं। सन्‌ १०५८ ईशमें राजेन्द्र कोंगालवने अपने पिताके द्वारा निर्मा- 
पित्त बसतिको भूमि प्रदान की थी। राजेन्द्र कोंगालवका गुरु मूलसंघ काणूरगण 
और तगरिगणगच्छका गण्डविमुक्त सिद्धान्तदेव था। राजेन्द्रने अपने गुरुको 
भूमि प्रदान की थी। इस वंशके राजाओंने सत्यवाक्य जिनालयका निर्माण 
कराया था ओर उसके लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्तको गाँव प्रदान किया था। 
कालनने नेमिस्वर वसत्तिका निर्माण कराकर उसके निमित्त अपने गुरु कुमार- 
कीति त्रविद्यके शिष्य पुन्नागवृक्ष मूलगणके महामण्डलाचायं विजयकीतिको 


३४४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचायं-परम्परा 


भूमि प्रदान की थी। इस भूमिकी आयसे साधुओं तथा धामिकोंको भोजन एवं 
आवास दिया जाता था। 

नगरखण्डके सामन्‍्त लोकगाबुण्डने सन्‌ ११७१ ई०में एक जेन मन्दिरका 
निर्माण कराया था और उसकी अध्टप्रकारी पुजाके लिए मूलसंघ काणूरगण, 
तिन्तिणीगच्छके मुनिचन्द्रदेवके शिष्य भानुकीति सिद्धान्तदेवको भूमि प्रदान 
की थी। १३वीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें होनेवाला कुचीराजाका नाम भी 
उल्लेखनीय है। यह पद्मसेन भट्टारकका शिष्य था। 

जनधर्मंके संरक्षक और उन्‍नतिकारकोंमें वीरमातंण्ड चामुण्डरायका नाम 
भी उल्लेखनीय है। विष्णुवद्धंनके सेनापति वोप्पने भी जेन शासनके उत्थानमें 
योगदान दिया है। ई० सन्‌ की १२वीं शत्ताब्दीमें सेनापति हुल्लने भी मन्दिर 
और मूर्तियोंका निर्माण कराया है। राजा नरसिहके सेनापति शान्तियण्ण और 
इनके पुत्र वलल्‍्लाल द्वितीयके सेनापति रेचमय्यकी गणना भी जेनसंस्कृतिके 
आश्रयदाताओंमें की जातो है । रेचमय्यने आरसीयकेरेमें सहस्नकूट चेत्यालय- 
का निर्माण कराया था | बल्लाल द्वितीयके मन्त्री नागदेवने श्रवणबेलगोलाके 
पाइ्व॑ंदेवके सामने एक रंगशाला तथा पाषाणका चबूतरा बनवाया था। 

इस प्रकार दिगम्बराचार्योंने दक्षिण भारतमें सभी राजवंशोंको प्रभावित 
किया ओर अनेक राजवंशोंको जेनधरमंका अनुयायी बनाया। उत्तरमें मौयं, 
लिच्छवि, ज्ञातृवंश, चेदिवंश आदिके साथ गुजेरेश्वर कुमारपाल आदि भी 
उल्लेख्य हैं । 


आचार्यतुल्य काव्यकार एवं लेखक : ३४५ 


चतुर्थ परिच्छेद 
पट्टावलियाँ 


नन्‍्दीसहन-बलात्कारगण -सरस्वतीगच्छकी प्राकृत-पट्टावली 


श्रीत्रेलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदगुरु-भारतीम । 

व्ष्ये प्टावलीं रम्यां मूलसंघगणाधिपास ॥१॥ 

श्रीमूलसंघप्रवरे नन्दाम्नाये मनोहरे | 

बलात्कारगणोत्तंसे गल्छे सारस्वतीयके ॥२॥ 

कुन्दकुन्दान्वये श्रेष्ठ उत्पन्न श्रीगणाधिपम्‌ । 

तमेवात्र प्रवक्ष्यामि श्रुयतां सज्जना जना: ॥३॥ 

में तीनों लोकके स्वामी श्रीजिनेन्द्र भगवानको “नमस्कार कर तथा सदगुरु- 

की वाणीका स्मरण कर मुलसंघगणकी पट्टावलीको कहता हूँ | श्रीमूलसद्भुके 
नल्दीतामक सुन्दर आम्तायमें बलात्कारगणके सरस्वतोगच्छके कुन्दकुल्दनामक 
वंशमें जो गणोंके अधिपति उत्पन्न हुए, उनका वर्णन करता हूँ, सज्जन 
लोग सुनें । 


अन्तिम-जिण-णिव्वाणे केवलणाणी य गोयम-मुरणिदो 

बारह-वासे य गये सुधम्मसामी य संजादो ॥१॥ 

तह बारह-वासे पुण संजादो जम्बुसामि मुणिणाहो । 

अठतीस-वास रहियो केवलणाणी य उक्किट्ठो ॥२॥ 

बासठि-केवल-वासे तिण्हि मुणी गोयम-सुधम्म-जम्बू य। 

बारह बारह दो जण त्तिय दुगहीणं च चालीस ॥३॥ 

अन्तिम श्रीमहावीरस्वामीके निर्वाणके बाद गौतमस्वामो केवलज्ञानी हुए, 

जो बारह वर्ष तक रहे। इसके बाद बारह व तक सुधर्माचायं केवलज्ञानी हुए। 
इसके बाद जम्बूस्वामी ३८ वर्षों तक केवली रहे। इस प्रकार ६२ वर्षों तक 
त्तीन केवली गौत्तम, सुधर्माचार्य और जम्बूस्वामी हुए | 


सुयकेवलि पंच जणा बासठि-वासे गये सुसंजादा । 
पढम॑ चउदह वासं विण्हुकुमारं मुणेयव्वं ॥४॥ 
नन्दिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय वास वावीसं | 
इग-हीण-वीस वासं.गोबद्धन भहबाहु गुणतीसं ॥५॥ 
सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नन्दिमित्तो य । 
अपराजिय गोवद्धण तह भद्दबाहु य संजादा ॥६॥ 


श्रीमहावीर स्वामीके ६२ वर्ष बाद पाँच श्रुतकेवली हुए। प्रथम विष्णुकुमार 
चौदह वर्ष त्तक श्रुतकेवली रहे, इसके बाद सोलह वर्ष नन्दिमित्र, बाईस वर्ष 
अपराजित, उन्‍्तनीस वर्ष गोवद्धंन ओर उनतीस व तक महात्मा भद्बबाहु श्रुत- 
केवली हुए। इस प्रकार सौ वर्षोमें पाँच श्रुतकेवी हुए--विष्णुकुमार, नन्दि- 
मित्र, अपराजित, गोवद्धंन और भद्बबाहु । १ 


सद-बासदिठ सुवासे गएसु उप्पण दह सुपुव्वधरा । 

सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥७॥ 

आयरिय विशाख पोट्ठल खत्तिय जयसेण नागसेण मुणी । 

सिद्धत्य घित्ति विजयं बुहिलिड्भ देव घमसेणं ॥८॥ 

दह उगणीस य सत्तर इकवीस अट्ठारह सत्तर | 

अट्ठारह तेरह बीस चउदह चोदय कमेणेय॑ ॥९॥ 

श्रीमहावीर स्वामीके १६२ वर्ष बाद १८३ वर्ष तक दस पूर्वके धारी ग्यारह 

मुनिवर हुए--१० वर्षों तक विज्ञाखाचाय॑, १५ वर्षों तक प्रोष्ठिलाचाय, १७ 
वर्षों तक क्षत्रियाचायं, २१ वर्षों तक जयसेनाचार्य, १८ वर्षों तक नागसेनाचाय॑, 
१७ वर्षों तक सिद्धार्थाचायं, १८ वर्षों तक धुतसेनाचायें, १३ वर्षों तक विजया- 


पट्‌टावली : ३४७ 


चाय, २० वर्षों तक बुद्धिलिगाचाय॑, १४ वर्षों तक देवाचाय॑ ओर चौदह वर्षों 
तक धम्मसेनाचार्य हुए । 
अन्तिम-जिण-णिव्वाण तिय-सय-पणचाल-वास जादेसु । 
एगादहंगघारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥१०॥ 
नवखत्तो जयपालरुग पंडव घुवसेन कंस आयरिया | 
अठारह वीस-वासं गुणचालं चोद बत्तीसं ॥११॥ 
सद तेवीस वासे एगादह अज्भधरा जादा ॥ 
श्रीवीरस्वामीके निर्वाणके ३४५ वर्ष बाद १२३ वर्षों तक ग्यारह अंगके 
धारी पाँच मुनिवर हुए---१८ वर्षों तक नक्षत्राचायं, बीस वर्षों तक जयपाल- 
चाय, ३५ वर्षों तक पाण्डवाचायं, १४ वर्षों तक प्र वसेनाचार्य और ३२ वर्षों 
तक कंसाचाय॑ | इस प्रकार १२३ वर्षोें पाँच ग्यारह अंगके धारी हुए | 
वास सत्तावणदिय दसंग नव-अंग अट्ठ-धरा ॥१२॥ 
सुभद्धं च जसोभद्‌दं भदबाहु कमेण च | 
लोहाचणथ्य मुणीसं च कहियं च जिणागमे ॥१३॥ 
छह अट्ठारहवासे तेवीस वावण (पणास) वास मुणिणाहं | 
दस-नव-अट्ठंग-धरा वास दुसदवीस सघेसु ॥१४॥ 
इसके बाद ९७ वर्षों तक दस अंग, नव अंग तथा आठ अंगोंके धारी 
क्रमश: ६ वर्षों तक सुभद्राचायं, १८ वर्षों तक यशोभद्राचार्य, २३ वर्षों तक 
भद्रबाहु और ५० वर्षों तक लोहाचार्य मुनि हुए। इसके बाद ११८ वर्षों तक 
एकाड्रधारी रहे । 
पंचसये पणसठे अन्तिम-जिथ-समय-जादेसु। 
उप्पण्णा पंच जणा इयंगधारी मुणयव्वा ॥१५॥ 
अहिबल्लि माघनन्दि य धरसेणं पुप्फयंत भूदबली । 
अडवीसं इगवीसं उगणोसं तीस वीस वास पुणो ॥१६॥ 
श्रीवी रनिर्वाणसे ५६५ वर्ष बाद एक अंगके धारी पाँच मुनि हुए। २८ वर्षों 
तक अहिबल्याचायं, २१ वर्षों तक माघनन्याचायं, उन्‍नीस वर्ष तक धरसेनाचायं 
तीस वर्ष तक पुष्पदन्ताचायं और २० वर्षों तक भूत्बली आचार्य हुए । 
इग-सय-अठा रवासे इयंग-धारी य मुणिवरा जादा | 
छ-सय-त्तिरासिय वासे णिव्वणा अंगद्दित्ति कहिय जिणे ॥१७॥ 


एक सौ अठारह वर्षों तक एक अंगके धारी मुनि हुए। इस प्रकार ६८३ 
वर्षों तक अंगके धारी मुनि हुए । 


३४८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


अब मूलसंघका पाठ वर्णित होता है। 
श्रीमहावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्यका जन्म हुआ । विक्रम- 
जन्मके दो वर्ष पूर्व सुभद्राचायं और विक्रम राज्यके ४ वर्ष बाद भद्रबाहुस्वामी 
पट्टपर बेंठे । भद्रबाहु स्वामीके शिष्य गुप्तिगुप्त हुए। इनके तीन नाम हैं-- 
गप्तिगप्त, अहँदबली और विशाखाचायं | इनके द्वारा निम्नलिखित चार 
संघ स्थापित हुए । 
नन्‍दीवृक्षके मूलसे वर्षायोग धारण करनेसे नन्दिसड्घ हुए। इनके नेता 
माघनन्दी हुए अर्थात्‌ इन्होंने ही नन्‍्दीसंघ स्थापित किया । जिनसेननामक 
तृणतलमें वर्षायोग करनेसे एक ऋषिका नाम वृषभ पड़ा। इन्होंने ही वृषभ- 
संघ स्थापित किया। जिन्होंने सिहकी गुफामें वर्षायोगको धारण किया, उनने 
सिंहसंघ स्थापित किया और जिसने दैवदत्तानामको वेश्याके नगरमें वर्षायोग 
धारण किया, उसने देवसंघ स्थापित किया । 
इसी प्रकार नन्दीसंध पारिजातगच्छ बल्णात्कारगणमें नन्‍्दी, चन्द्रकीति 
और भूषण नामके मुनि हुए । 
उनमें श्रीवी रसे ४९२ वर्ष बाद, सुभद्राचार्यंसे २४ वर्ष बाद, विक्रम-जन्मसे 
बाईस वर्ष बाद और विक्रम-राज्यसे ४ वर्ष बाद द्वितीय भद्रबाहु हुए । 
सत्तरि-चउ-सद-युतो तिणकाला विक्कमो हवई जम्मो । 
अठ-वरस बाललीला सोडस-वासेहि भम्मिए देसे ॥१८॥ 
पणरस-वासे रज्जं कुणन्ति मिच्छोवदेससंयुत्तो । 
चालीस-वरस जिणवर-धम्मं पालीय सुरपयं लहिय॑ ॥१९॥॥ 
अर्थात्‌ श्री वीरनिर्वाणके ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म हुआ। आठ वर्षों 
तक इन्होंने बाललीला की, सोलह वर्षों तक देश भ्रमण किया और ५६ वर्षों 
तक अन्यान्य धर्मोंसे निवृत्त होकर जिनधर्मका पालन किया। 


श्रुतघर-पट्टाचली 

शक सं० ५२२ 
अथ खलु॒ सकलजगदुदय-करणोदित-निरतिशय-गुणास्पदीभूत-परमजिन- 
शासन-सरस्समभिवद्धित-भव्यजन-कमछूविकसन-वितिमिर-गुण-किरण-सहस्तमहोति- 
महावीर-सवितरि परिनिवृंते. भगवत्परमषि-मौतम-गणधर-साक्षाच्छिष्य 
लोहाय्यं-जम्बु- विष्णुदेवापराजित- गोवद्धंन-भद्रबाहु-विशाख- प्रोष्ठिल-कत्तिकाय्यं 
जयनागसिद्धाथंघृतिषेणबुद्धिकादि - गुरुपरम्परीणक्कमाभ्यागत- महापुरुषसन्तति- 
समवद्योतितान्वय-भद्रबाहु-स्वामिना उज्जयन्यामष्टाज़महानिमित्त-तत्त्वज्ञेन 


पट्टावली : ३४९ 


त्रकाल्य-दर्शिना निमित्तेन द्वादश-संवत्सर-काल-वेषम्यमुपलभ्य कथिते सब्व॑स्सडूध 
उत्तरापथाहक्षिणापथम्प्रस्थित: क्रमेणेव जनपदमनेक-ग्राम-शत-सड्ख्यं मुदितिजन- 
धन-कनक-सस्य-गो-महिषा-जावि-कुल-समाकीएणगंम्प्राप्तवान्‌[)) अतः आचार्य्य: 
प्रभावन्द्रो नामावनितल-ललामभूते5थास्मिन्कटवरप्र - नामकोपलक्षिते. विविध- 
तरुवर-कुसुम- दलावलि- विरचना- शबल-विपुल- सजल- जलद- निवह-नीलोपल- 
तलेवराह-द्वीपि-व्याप्रक्ष॑-तरक्षु-व्याल- मृगकुलोपचितोपत्यक- कन्दरदरी-महा गुहा- 
गहनाभोगवत्ति समुसतु ज्र-श्वुड्े सिख॒रिणि जीवितशेषमल्पत र-कालमवबुध्यात्मनः 
सुचरित्-तपस्समाधिमा राघयितुमापृच्छय॒निरवसेषेण सडूघं विसृज्य शिष्येणकेन 
पृथुलतरास्तीण्णं-तलासु शिलासु शीतलासु स्वदेहं संन्यस्याराधितवानु क्रमेण 
सप्त-शत्तमृषीणामाराधितमिति जयतु जिन-शासनमिति | 

इस अभिलेखमें तीथंद्भूर महावीरके निर्वाणके बाद गौतम गणधर, लोहा- 
चायं, जम्बुस्वामि ये त्तीन केवली और विष्णुदेव, अपराजित्त, गोवद्धंन, 
भद्रबाहु ये श्रुतकेवली तथा विशाख, प्रोष्ठिल, कृत्तिकायं, जय, नाग, सिद्धार्थ, 
घृतिषेण, बुद्धि ये आठ आचार्य दश पू्वके धारी हुए हैं। श्रुतकेवली भद्ग- 
बाहुस्वामिने अपने अष्टाड्भनिमित्तज्ञानसे उज्जयिनीमें यह अवगत कर लिया 
कि बारह वर्षका उत्तरापथमें दृष्काल होने वाला है। अतएव वे धन-धान्यसे 
सम्पन्न अपने संघके साथ दक्षिणापथकों चले गये | इस परम्परामें प्रभाचन्द्र 
नामक एक बहुज्ञ आचायं॑ हुए। 

इस अभिलेखमें इन्द्रभूति, गौतम गणधर, सुधमं या लोहाचार्य और 
जम्बुस्वामि इन तीन केवलियोंका उल्लेख है। इन केवलियोंके पश्चात्‌ विष्णु, 
अपराजित, नन्दिमित्र, गोवद्धन और भद्रबाहु श्रुतकेवली हुए हैं। पर प्रस्तुत 
अभिलेखमें विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्धन और भद्रबाहु इन चार ही श्रुत्त- 
केवलियोंके नाम आए हैं। अन्य अभिलेखों तथा हरिबंशपुराणादि ग्रन्थोंमें 
दशपूर्वी ग्यारह बतलाए हैं। पर इस अभिलेखमें आठ ही दशपूर्वियोंका उल्लेख 
आया है| हरिवंशपुराणमें तृतीय दशपूर्वीका नाम क्षत्रिय लिखा हुआ है जबकि 
इस अभिलेखमें कृत्तिकायं बताया है। विजय, गंगदेव और धमंसेन इन तीन 
दशपूर्वियोंक नाम छूटे हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि इस अभिलेखकी आचायं- 
परम्परा अपूर्ण है। इसमें ख्यातिप्राप्त आचायोंका ही उल्लेख किया गया है। 

गणधरादिपट्टावली 
इन्द्र भूत्तिरग्निभूतिवायुभूति: सुधमंक: 
मौयंमोड्यौ पुत्रमित्नावकम्पनसुनामधुक्‌ ॥१॥ 

१. जैनशिलालेखसंग्रह, प्रथमभाग, अभिलेखसंश्या १ । 


३५० : तीथंकर महावीर और उनकी आजचार्य-परम्परा 


अन्धवेल: प्रभासश्च रुद्रसंख्यान्‌ मुनीन्‌ यजे । 

गौतम चर सुधमंड्च जम्बूस्वामिनमूध्वंगम ॥२॥ 

श्रुतकेवलिनो धन्यांद्च विष्णुनन्थपराजितान्‌ । 

गोवर्धन भद्गबाहुं दशपूशंघरं यजे ॥३॥ 

विशासप्रोष्ठिलनक्षत्रजयनागपुरस्सरान्‌ । 

सिद्धाथंधृतिषेणाद्वो विजय॑ बुद्धिवलं तथा ॥४॥ 

गंगदेवं धमंसेनमेकादश तु सुश्रुतान्‌ । 

नक्षत्र जयपालाख्य॑ पाण्डु च ध्रुवसेनकर्स ॥५॥ 

कंसाचायंपुरोध्गीयज्ञातारं प्रयजेधन्वहम्‌ । 

सुभद्रं च यशोभद्रं भद्रबाहुं मुनीष्वरम ॥६॥ 

लोहाचार्य॑ पुरापुर्वशञान चक्रधरं नमः। 

अरंदुर्बाल भूतबलि माघनन्दिनमुत्तमम्‌ ॥७»॥ 

धरसेन मुनीन्द्रउच पुष्पदन्त-समाद्धयम्‌ । 

जिनचन्द्र कुन्दकुन्दमुमास्वामिनम्चये ॥८॥ 

समन्तभद्रस्वाम्याय शिवकोटि शिवायनम्‌ । 

पूज्यपादं चेलाचार्य वीरसेनं श्रुतेक्षणम॒ ॥९॥ 

जिनसेन नेमिचन्द्रं रामसेनं सुताकिकान्‌ | 

अकलंकानन्त-विद्यानन्द-मणिक्यनन्दिन: ॥ 

प्रभाचन्द्रं रामचन्द्र वासुवेन्दुमवासिनम्‌ । 

गुणभद्रादिकानन्यानपि श्रुततप:पा रगान्‌ ॥ 

वीरांगदां तानध्येंण सर्वान्‌ सम्भावयाम्यहम्‌ ॥' 

इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधमंक, मोयं, मोड, पुत्र, मित्र, अकंपन 

नामवाले तथा अन्धबेल, प्रभास इन ग्यारह गणघरोंकी में पूजा करता 
हूँ । मोक्षमार्गी गौत्तम, सुधर्म, जम्बूस्वामीकी पूजा करता हूँ । विष्णु, 
नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्बबाहु श्रुतकेवलियोंकी पूजा करता 
हूँ । दक्षपृवंधर श्रीविशाखाचार्य, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, 
सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, घमंसेनाचार्यकी में पूजा करता 
हूँ। नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड्‌, ध्रुवसेन, कंसाचायं, सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहा- 
चार्यमें ये पूवंघर आचाये हुए हैं। अहंद्बलि, भूतबलि, माघनन्दि, घरसेन, पुष्प- 
दन्त, जिनचन्द्र- कुन्दकुन्द, उमास्वामी इन आचार्योंकी पुजा करता हूँ | समन्त- 
भद्ग, शिवकोटथघाचायं, शिवायन, पुज्यपाद, ऐलाचायं, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचंद्र, 





१. जयसेन-प्रतिष्ठापाठ । 


पट्टावकी : ३५१ 


रामसेन, अकलंक, अनन्त, विद्यानन्द, मणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, वासवेन्दू, गुण- 
भद्र, वीरांगर आदि आचार्योंकी पूजा करता हूँ। 
तिलोयपण्णत्तीके आधारपर आचाय॑-परम्परा 
जादो सिद्धो वीरो तदिविसे गोदमो परमणाणी। 
जादो तस्सिं सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादों ॥१४७६॥ 
तम्मि कद-कम्म-णासे जंबूसामि त्ति केवडी जादो । 
तत्थ वि सिद्धि-पवण्णे केवलिणो णत्यि अणुबद्धा ॥१४७७॥ 
बासट्ठी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं | 
धम्मपयट्रणकाले परिमाणं पिंडरूवेणं ॥१४७८॥ 
कुण्डलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 
चारणरिसीसु चरिमो सुपासचंदाभिधाणा य ॥१४७९॥ 
पण्णसमणेसु चरिमो बइरजसो णाम ओहिणाणीसु । 
चरिमो सिरिणामो सुदविणयसुसीलादिसंपण्णो ॥१४८०॥ 
मउडघरेसु चरिमो जिणदिक्खं धरदि चंदगुत्तो य ॥१४८१॥ 
तत्तो मउडघरा दु प्पव्वज्जं णेव गेण्हंति ॥१४८१॥ 
णंदी थ णंदिमित्तो विदियो अवराजिदों तइज्जो य | 
गोवद्धणो चउत्थो पंचमओ भद्ृबाहु त्ति ॥(४८२॥ 
पंच इसे पुरिसवस चउदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा | 
ते बारसअंगधरा तित्थे सिरिवडढमाणस्स ॥१४८३॥ 
पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससद॑ | 
वीदम्मि य पंचमए भरहे सुदकेवली णत्यि ॥१४८४॥ 
पढमो विसाहणामो पुद्टिल्लो खत्तिओ जओ णागो | 
सिद्धत्थो धिदिसेणो विजओ बुद्धिल्लगंगदेवा य ॥१४८५॥ 
एक्करसो य सुधम्मो दस पुव्वधरा इमे सुविक्खदा | 
पारंपरिओवगदो तेसीदि सदं च ताण वार्साण ॥१४८६॥ 
सब्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरह-खेत्तम्मि | 
वियसंतभव्यकमला ण संत्ति दसपुन्बिदिवसयरा ॥१४८७॥ 
णक्खत्तो जयपालो पंडुय-घुवसेण-कंसआइरिया । 
एव्का रसंगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥१४८८॥ 
दोण्णि सया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिसाणं | 
तेसु अतोदे णत्यि हु भरहे एक्कारसड्भधरा ॥१४८०॥ 
पढमो सुभहणामों जसभद्दो तह य होदि जसबाहू । 
तुरिमो य लोहणामो एदे आयार-अंगधरा ॥१४९०॥ 
३५२ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


सेसेक्करसंगाणं बोहसपुव्वाणमेक्कदेसघरा | 
एक्कसयं अट्टारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥१४०१॥ 
तेसु अदीदेसु तदा आचारघरा ण होंति भरहम्मि। 
गोदममुणि पहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी' ॥१४९२॥ 
जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध हुए, उसी दिन गौतम गणघर केवलज्ञान- 
को प्राप्त हुए । पुनः गोतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात्‌ सुधमंस्वामी केवली 
हुए ॥१४७६॥ 
सुधमंस्वामीके कम नाश करके अर्थात्‌ मुक्त होनेपर जम्बूस्वामी केवली हुए । 
पश्चात्‌ जम्बूस्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्धकेवली 
नहीं रहे ॥१४७७॥ 
गोतमादिक केवलियोंके धममंप्रवर्तंन-कालका प्रमाण पिण्डरूपसे बासठ वर्ष 
है ॥१४७८॥॥ 
केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीघर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए और चारणऋषियों- 
में अन्तिम सुपाइवंचन्द्र नामक ऋषि हुए ॥१४७९॥ 
प्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम वज्तयश और अवधिज्नानियोंमें अन्तिम श्रुत, विनय 
एवं सुशीलादिसे सम्पन्न श्रीनामक ऋषि हुए ॥१४८०॥ 
मुकुटधरोंमें अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा घारण की। इसके पश्चात्‌ 
मुकुटधारी प्रव्रज्याको ग्रहण नहीं करते ॥१४८१॥ 
प्रथम नन्‍दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवद्धंन और 
पंचम भद्रबाहु इस प्रकार ये पाँच पुरुषोत्तम जगमें “चौदहपूर्वी/ इस नामसे 
वीख्यात हुए। ये बारह अंगोंके घारक पाँचों श्रुतकेवली श्रीवघंभान स्वामीके 
तीथंमें हुए ॥१४८२, १४८३॥ 
इन पाँचों श्रुतकेवलियोंका काल मिलाकर सौ वर्ष होता है। पाँचवें श्रुत्त- 
केवलीके पश्चात्‌ फिर भरतक्षेत्रमें कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ ॥१४८४॥ 
विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, 
गंगदेव और सुधमं ये ग्यारह आचार्य दश पूवंके घारी विख्यात हुए हैं। परम्परा- 
से प्राप्त इन सबका काल एकसो तेरासी १८३ वर्ष है ॥१४८५, १४८६- 
कालके वश इन सब श्रुतकेवलियोंके अतीत होनेपर भरतक्षेत्रमें भव्यरूपी 
कमलोंको विकसित करनेवाले दल्पूर्वंघररूप सूर्य फिर नहीं हुए ॥१४८७॥ 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, प्रुवसेन और कंस ये पॉच आचार्य वीर भगवानुके 
तीथ्थंमें ग्यारह अंगके घारी हुए ॥१४८८॥ 


१. १. तिलोयपण्णत्ती--शोलापर-संस्करण, ग्राथा ४-१४७६-१४९२ । 


पट्टावली : ३५३ 


इनके कालका प्रभाण पिष्डरूपसे दोसों बीस वर्ष है। इनके स्वर्गस्थ होने- 
पर फिर भरतक्षेत्रमें कोई ग्यारह अंगोंके घारक नहीं रहे ॥१४८९॥ 
सुभद्र, यश्ोमद्र, यशोबाहु ओर लछोहायें ये चार आचारांगके घारक 
हुए ॥१४९०॥ 
उक्त चारों आचाय॑ आचारांगके सिवाय शेष ग्यारह अंग ओर चौदह 
हा एकदेशके धारक थे। इनके कालका प्रमाण एकसौ अठारह ११८ वर्ष 
॥१४९१॥ 
इनके स्वगंस्थ होनेपर भरतक्षेत्रमें फिर कोई आचारांगके घारक नहीं हुए । 
गोतममुनि प्रभुतिके कालका प्रमाण छहसो तेरासी वर्ष होता है ॥१४५२॥ 
घवलामें निबद्ध श्रुतपरम्परा 
को होदि त्ति सोहम्मिदचालणादो जादसंदेहेण पंच-पंचसयंतेवासि-सहिय- 
भादुत्तिदयपरिवुदेण माणत्थंभदंसणेणेव पणट्टमाणेण वड्ढमाणविसोहिणा वड़्ढ- 
माणजिणिददंसणे पणट्ठासंखेज्जमवज्जियगरुवकम्मेण जिणिदस्स तिपदाहिणं 
करिय पंचमुट्ठीय वंदिय हियएण जिणं झाइय पडिवण्णसंजमेण विसोहिबलेण 
अंतोमुहुत्तस्स उप्पण्णासेस्गणिदलक्खरणंण उवलद्धजिणवयणविणिग्गयबीजपदेण 
गोदमगोत्तेण बह्णेण इंदभूदिणा आयार-सुदयद-दट्राण-समवाय-वियाहपण्णत्ति- 
णाहधम्म -कहोवासयज्ञयणंत्तयडदस-अणुत्तरोववादियदस - मण्णवायरण-विवाय- 
सुत्त-दिद्विवादाणं॑ सामाइय-चउवीसत्थय-वंदणा-पडिक्कमण-वइणइय-किदियम्म- 
दसवेयालि-उत्तरज्ञयण -कप्पववहार-कप्पाकप्प- महाकप्प- पुंडरीय- महापुंडरीय- 
णिसिहियाणं चोहसपइण्णयाणमंगबज्ज्ञाणं च सावणमास-बहुल-पक्ख-जुगादिपडि- 
जेण रयणा कदा तेणिदभूदिभडारओ वड्ढमाणजिणतित्थगंथ- 
कत्तारो । उत्तं च-- 
वासस्स पढममासे पढमे पक्‍्खम्मि सावणे बहुले। 
पाडिवदपुन्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्मि ॥४ग। 
एवं उत्तरतंत्तकत्तारपखू्वणा कदा | 
संपहि उत्तरोत्तरतंत्तकत्तारपरूवर्णं कस्सामो । त॑ं जहा--कत्तियमासकिण्ण- 
पकक्‍्खचोहस-रत्तीए पच्छिमभाए महदि महावीरे णिव्युदे संते केवलणाणसंताण 
हरो गोदमसामी जादो | बारहवरसाणि केवलविहारेण विहरिय गोदमसामिम्हि 
णिव्युदे संते लोहज्जाइरिओ केवलणाणसंत्ताणहरो जादो । बारहवासाणि केवल- 
विहारेण विहरिय लोहज्जभडारए णिव्युदे संते जंबूभदारओ केवलणाणसंत्ताण- 
हरो जादो । अद्गत्तीसवस्साणि केवलविहारेण विहरिय जंबूभडारए परिणिव्युदे 
संते केवलणाणसंताणस्स वोच्छेदो जादो भरहक्खेत्तम्मि अत्यमिदि। एवं महावीरे 


३५४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


णिव्वाणं गदे बासट्टिवरसेहि केवलणाणदिवायरों भरहम्मि।६२।३। णवरि सबकाले- 
सयलसुदणाणसंताणहरो विण्णुआइरियो जादो। अतुद्ृसंताणरूवेण णंदिआाइरिओ 
अवराइदो गोवद्धणो भद्दबाहु त्ति ऐदे सकलसुदधारया जादा। एदेसि पंचष्हूं 
पि सुदकेवछीणं कालसमासो वस्ससदं |१००५। तदो मह॒बाहुमडारए सम्यं गदे 
संते भरहक्खत्तेम्मि अत्थमिओ सुदणाणसंपुण्णमियंको, भरहलेत्तमावूरियमण्णाणं- 
धयारेण । णवरि एक्कारसण्णमंगाणं विज्जाणुपवादपेरंतदिद्विवादस्स य घारओ 
विसाहाइरिओ जादो । णवरि उवरिमचत्तारि वि पुव्वाणि वोच्छिण्णाणि तदे- 
गदेसधारणादो । पुणो तं विगलसुदणाण पोट्टिल्ल-खत्तिय-जय-णाग-सिद्धत्थ-धिदि- 
सेण-विजय-बुद्धिल्ल-गंगदेव-धम्मसेणाइरियपरंपराए तेयासीदिवरिससयाइमागं- 
तूण वोच्छिण्णं |१८३।११। तदो धम्मसेणभडारए सग्गं गदे णट्ठे दिद्विवादुज्जोए 
एक्कारसण्णमंगाणं दिद्ठिवादेगदेसस्स य घारयो णक्खत्ताइरियो जादो। त्दो 
तमेक्का रसंगं सुदणाणं जयपाल-पांडु-प्रुवसेण-कंसो त्ति आइरियपरंपराए वीसु: 
त्तरवेसदवासाइमागंतूण वोच्छिण्णं। २२०५ | तदो कंसाइरिए सग्गं गदे 
वोच्छिण्णे एक्कारसंगुज्जोए सुभद्वाइरियो आयारंगस्स सेसंग-पुव्वाणमेगदेसस्स य॑ 
घारओ जादो । तदो तमायारंगं पि जसभह-जसबाहु-लोहाइरियपरंपराए अट्ठा- 
रहोत्तरवरिससयमागंतूण वोच्छिण्णं ।११८-४। सव्वकालसमासो तेयासीदीए 
अहिय उस्सदमेत्तो |६८२॥ पुणो एत्थ सत्तमासाहियसत्तह्त्तरिवासेसु | “| | 
अवणिदेसु पंचमासाहियपंचुत्तरछस्सदवासाणि हवंति। एसो वीरजिणिदणिव्वाण- 
गददिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि तावदियकालो |--धव० ४. १. ४४, 
पृ० १२९-१३२ 

उक्त पाँच अस्तिकायादिक क्या हैं ?' ऐसे सोधर्मेन्द्रके प्रबनसे संदेहको 
प्राप्त हुए, पाँचसो, पाँच सौ शिष्योंसे सहित तीन अआताओंसे वेष्टित, मानस्त- 
म्भके देखनेसे ही मानसे रहित हुए, वृद्धिको प्राप्त होनेवाली विशुद्धिसे संयुक्त 
वर्धभान भगवानके दर्शन करनेपर असंख्यात भवोंमें अजित महान्‌ कर्मोंको 
नष्ट करने वाले, जिनेन्द्रदेवकी तीन प्रदक्षिणा करके, पेचमृष्टियोंसे अर्थात्‌ 
पाँच अंगोंद्वारा भूमिस्पशंपूवंक वंदना करके एवं हृदयसे जिनभगवानका 
ध्यानकर संयमको प्राप्त हुए, विशुद्धिके बलसे अन्तमु हुत्तंके भीतर उत्पन्न हुए 
समस्त गणधरके लक्षणोंसे संयुक्त तथा जिनमुखसे निकले हुए बीजपदोंके ज्ञान- 
से सहित ऐसे गोतमगोत्रवाले इन्द्रभूति ब्राह्मणद्धारा चूँकि आचारांग, सूत्र- 
कृत्तांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्तिअंग, ज्ञातृषर्मकथोंग, उपासका 
ध्ययनांग, अन्तकृतदशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रइनव्याकरणांग, विपाक- 
सूत्रांग व हृष्टिवादांग इन बारह अंगों त्था सामायिक, चतुरविशतिस्तव, वंदना, 
प्रतिक्रण, वेनयिक, कृतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार, 


पट्टावली : ३५५ 


कल्पाकल्प, महाकल्प, पुष्डरीक, महापुष्डरीक व निषिड़्का इन चोदह अंगबाह्म 
प्रकीणकोंकी श्रावण मासके कृष्णपक्षमें युगके आदिम प्रतिपदा दिनके पूर्वाह्ममें 
रचना की गयी थी, अतएव इन्द्रभूति भट्टारकवर्घभानजिनके तीर्थमें भ्रन्थकर्त्ता 
हुए। कहा भी है-- 

वर्षके प्रथम मास व प्रथम पक्ष श्रावणकृष्णकी प्रतिपदाके पृव॑ दिनमें अभि- 
जित्‌ नक्षत्रमें तीथंकी उत्पत्ति हुई ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार उत्तरतंत्रकर्ताकी प्ररूपणा की । 

अब उत्तरोत्तर तंत्रकर्ताओंकी प्रद्षणा करते हैं। वह इस प्रकार है--कात्तिक 
मासके कृष्णपक्षकी चतुदंशीकी रात्रिके पिछले भागमें अतिशय महान्‌ महावीर 
भगवान्‌के मुक्त होनेपर केवलज्ञानकी सन्‍्तानको धारण करने वाले गोतम 
स्वामी हुए। बारह वर्ष तक केवलविहारसे विहार करके गौतमस्वामीके 
मुक्त हो जानेपर लोहायं आचाय॑ केवलज्ञानपंरम्पराके धारक हुए। बारह वर्ष 
केवलविहारसे विहार करके लोहाय॑ भट्टारकके मुक्त हो जानेपर जम्बूभट्रारक 
केवलज्ञानकी परम्पराके धारक हुए । अड़तीस वर्ष केवलविहारसे विहार करके 
जम्बूमट्टारकके मुक्त हो जानेपर भरतक्षेत्रमें केवलज्ञानपरम्पराका विच्छेद 
हो गया! इस प्रकार भगवान्‌ महावी रके निर्वाणको प्राप्त होने पर बासठ वर्षोसि 
केवलज्ञानरूपी सू य॑ भरतक्षेत्रमें अस्त हुआ [ ६२ वषंमें ३ के० ]। विशेष यह है 
कि उस कालमें सकलश्रुतज्ञानकी परम्पराको घारण करने वाले विष्णु आचाय॑ 
हुए। पश्चात्‌ अविछिन्न सन्तानस्वरूपसे नन्दि आचायं, अपराजित, गोवद्ध॑न 
और भद्रबाहु ये सकलश्रुतज्ञानके धारक हुए। इन पाँच श्रुत्केवलियोंके काल- 
का योग सो वर्ष है [ १०० वर्षमें ५ श्रु० के० ] पश्चात्‌ भद्गबाहु भट्टारकके 
स्वग्रंको प्राप्त होनेपर भरतक्ष त्रमें श्रुतज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्र अस्तमित हो गया। 
अब भरतक्ष त्र अज्ञान अन्धकारसे परिपूर्ण हुआ। विशेष इतना है कि उस 
समय ग्यारह अंगों और विद्यानुवादपयंन्त दृष्टिवाद अंगके भी धारक विशाखा- 
चाय॑ं हुए। विशेषता यह है कि इसके आगेके चार पूर्व उनका एक देश धारण 
करनेसे व्युच्छिन्न हो गये | पुनः वह्‌ विकल श्र तज्ञान प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव ओर घमंसेन इन आचार्योकी 
परम्परासे एकसो तेरासी वर्ष आकर व्युच्छिन्न हो गया [ १८३ वषंमें ११ 
एकादशांग-दशपूवंधघर ]। पर्चात्‌ धर्मसेन भट्टारकके स्वगंको प्राप्त होनेपर 
दृष्टिवाद-प्रकाशके नष्ट हो जानेसे ग्यारह अंगों और हृष्टिवादके एकदेश धारक 
नक्षत्राचायं हुए | तदनन्तर वह एकादशांग श्र्‌ तज्ञान जयपाल, पाण्डु, ध्र्‌वसेन 
ओर कंस इन आचारयोंकी परम्परासे दोसो बीस वर्ष आकर व्युच्छिन्न हो गया 
[ २२० वर्षमें ५ एकादशांगघर ]। तत्पश्चात्‌ कंसाचार्यंके स्वगंको प्राप्त होने 


३५६ :'तीथंकर महावीर ओर उनको आवचार्यपरम्परा 


पर ग्यारह अंगरूप प्रकाशके व्युच्छिन्‍्न हो जानेपर सुभद्राचायं आचारांगक और 
शेष अंगों एवं पू्वोकि एकदेशके धारक हुए। तत्पश्चात्‌ वह आचारांग भी 
यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचाय्यंकी परम्परासे एकसो अठारह वर्ष आकार 
व्युच्छिन्न हो गया [११८ वर्षमें ४ आचारांगघर] | इस सब कालका योग छह 
सो तेरासी वर्ष होता है। [ ६२+ १०० + १८३ + २२० + ११८ ० ६८३ ] । पुनः 
इसमें सात मास अधिक सतत्तर वर्षोंको [ ७७ वर्ष ७ मास ] कम करनेपर पाँच 
मास अधिक छहसो पाँच वर्ष होते हैं। यह, वीर जिनेन्‍्द्रके निर्वाण प्राप्त होनेके 
दिनसे लेकर जबतक शककालका प्रारम्भ होता है, उतना काल है। 


तित्थयरादो सुद-पज्जाएण योदमो परिणदो त्ति दव्व-सुदस्स गोदमो कत्ता । 
तत्तो गंथ-रयणा जादेत्ति । तेण ग़ोदमेण दुविहरमाव सुदणाणं लोहज्जस्स संचा- 
रिदं । तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं। परिवाडिमस्सिदूण एदे तिण्णि वि सयल- 
सुद-धारया भणिया | अपरिवाडीए पुण सयलू-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा । 
गोदमदेवो लोहज्जाइरियो जंबूसामी य एंदे तिण्णि वि सत्त-विह-लद्धिसंपण्णा 
सयल-सुय-सायर-पारया होऊण केवलणाणमुप्पाइय णिव्युईं पत्ता | तदो विष्हू 
णंदिमित्तो अवराइदो गोवद्धणों भद्दबाहु त्ति एदे पुरिसोली-कमेण पंच वि चोहस- 
पुन्व-हरा । तदो विसाह॒इरियो पोदिठलो खत्तियों जयाइरियो णागाइरियो 
सिद्धत्थदेवो घिदिसेणो विजयाइरियो बुद्धिलो गंगदेवो धण्मसेणो त्ति एदे पुरि- 
सोली-कमेण एक्कारस वि आइरिया एक्कारसण्हमंगाणं उप्पायपुव्वादि-दसण्ह 
पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवरिम-चदुण्हं पुव्वाणमेग-देश-धरा य | तदो णक्ख- 
त्ताइरियो जयपालो पांडुसामी धुवसेणो कंसाइरियो त्ति एदे पुरिसोलीकमेण पंच 
वि आइरिया एक्कारसंग-धारया जादा, चोहसण्हं पुव्वाणमेग-देस-धारया | तदो 
सुभद्दो जसभद्दो जसबाहू लोहज्जो त्ति एंदे चत्तारि वि आइरिया आयारंग-धरा 
सेसंग-पुव्वाणमेग-देश-धारया । तदो सब्वेसिमंग्र-पुन्वाणमेग-देसो आइरिय-परंप- 
राए आगच्छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तो। --धव० १. १. १, पृ० ६५-६७ 

वर्धमान तीथ्थद्धू रके निमित्तसे गौतम गणधर श्रुत॒पर्यायसे परिणत हुए, इसलिए 
द्रव्यश्रुतके कर्त्तां गोत्तम गणधर हैं । इस तरह ग्रोतम गणघरसे ग्रन्थरचना हुई । 
उन गौतम गणधरने दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान छोहाचायंको दिया | लोहाचायंने 
जम्बूस्वामीको दिया । परिपाटीक्रमसे ये तीनों ही सकलश्रुतके धारण करने 
वाले कहे गये हैं। ओर यदि परिपाटीक्रमकी अपेक्षा न की जाय, तो संख्यात 
हजार सकलश्रुतके धारी हुए। 


गौतमस्वामी, लोहाचायं और जम्बूस्वामी ये त्तीनों ही सात प्रकारको 
ऋद्धियोंसे युक्त ओर सकलश्रुतरूपी सागरके पारगामी होकर अन्तमें केवलज्ञान- 


पट्टावली : २३५७ 


को उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त. हुए । इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, 
गोवद्धंन ओर भद्गबाहु ये पाँचों ही आचायंपरिपाटीक्रमसे चौदह पूु्वके पाठी 
हुए। 

तदनन्तर विश्ञाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचाय॑, नागाचार्य, सिद्धार्थदेव 
धृतिसेन, विजयाचायं, बुद्धिल, गंगदेव और धमंसेन ये ग्यारह ही महापुरुष 
परिपाटी-करमसे ग्यारह अंग और उत्पादपुर्व आदि दक्ष पू्वोकि घारक हुए । 

इसके बाद नक्षत्राचायं, जयपाल, पाष्डुस्वामी, ध्र्‌ बसेन, कंसाचायं ये पाँचों 
ही आचार परिपाटीक्रमसे सम्पूर्ण ग्यारह अंगोंके ओर चोदह पूर्वोके एकदेशंके 
घारक हुए। तदनन्तर सुमद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहाचाय ये चारों ही 
आचाय॑ सम्पूर्ण आचारांगके घारक ओर क्षेष अंग तथा पूर्वोंके एकदेशके घारक 
हुए | इसके बाद सभी अंग ओर पूवाका एकदेश आचाय॑ परम्परासे आता 
हुआ धरसेन आचार्यको प्राप्त हुआ | 


काष्ठासंघकी उत्पत्ति 
जेनाम्नायमें देश-काछानुसार कई संघ प्रचलित हुए। किन्तु भिन्‍न-भिन्‍न 
धम्मंग्रन्थ सेद्धान्तिग्रन्थ, और पुराणोंका मंगलाचरण तथा प्रशस्ति 
देखनेसे यह निश्चित होता है. कि सब संघोंका आदि संघ “मूल संघ” ही है। 
शायद इसी संकेतसे इस संघके आदियमें “मूल” शब्द जोड़ दिया गया है। हमारे 
इस कथनकी पुष्टि इन्द्रनन्दि सिद्धान्तीकृत “नीतिसार” ग्रन्थके निम्नलिखित 
इलोकोसे भी होती है । 


“धूवे श्रीमूलसंघस्तदनु सितपट: काष्ठसंघस्ततो हि 
तावाभूद्भधाविगच्छा: पुनरजनि ततो यापुनीसंघ एक: । 
तस्मिन्‌ श्रीमूलसंधे मुनिजनविमले सेन-नन्‍्दी च संघो 
स्यातां सिहाल्यसंघो5मवदुरुमहिमा देवसंघश्चतुर्थ: |॥ 
अर्थात्‌ पहले मूलसंघमें श्वेत्तपट मच्छ हुआ, पीछे कष्ठासंघ हुआ। इसके कुछ 
ही समयके बाद यापनीय गच्छ हुआ | तत्पदचात्‌ क्रमश: सेनसंघ, नन्‍्दीसंघ 


सिहसंघ और देवसंघ हुआ । आर्थात्‌ मूलसंघसे ही काष्ठासंघ, सेनसंघ, सिंहसंघ 
ओर देवसंघ हुए । 


“अहंदूबलीगुरुदचक्रे संघसंघटनं परम. 
सिहसंघो नन्दिसंघ: सेनसंघस्तथापर: ॥ 
देवसंघ इति स्पष्टं स्थान-स्थितिविशेषतः | 


३५८ : तीवंकर महावीर ओर उनको आधार्यपरम्परा 


अर्थात्‌ बहुँदबल्याचार्यने देशकालानुसार सिंह, नन्‍्दी, सेन और देवसंघकी 
स्थापना की । 

इससे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि मूलसंघ पूर्वोक्त संघोंका स्थापक 
है। पीछे लोहाचाय॑जीने काष्ठासंघकी स्थापना की | यह काष्ठासंघ खास 
करके “अग्रोहे' नगरके अग्रवालोंके ही सम्बोधार्थ स्थापित किया गया । 

इसके कई लेख दिल्लीकी मट्टारक-गद्दियोंमें अब तक मौजूद हैं। उन्हींके 
आधारपर यह संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। 


दिगम्बराचाय॑ लोहाचायंजी दक्षिण देश भहलपुरमें विराजमान थे | विहार 
करते-करते अग्रोहेके निकटवर्त्ती हिसारमें पहुँचे । वहाँ उन्हें कोई असाध्य रोग 
हुआ था, जिससे वे मूच्छित हो गये। वहाँके श्रावकोंने उन्हें संन्यास-मरण- 
स्वीकार कराया। इसके बाद कम्मंसे स्वत्त: लंघन होनेके कारण त्रिदोष पाक 
होनेसे अपने आप निरोगी हो गये । निरोगी होनेपर जब इन्हें होश हुआ, तो 
इन्होंने भ्रामरी वृत्ति ( भिक्षावृत्ति )) आहार करना विचारा । पीछे “श्रीसंघ”'- 
ने उनसे कहा कि महाराज ! हम लोगोंने आपकी रुग्णावस्था तथा मूच्छिता- 
वस्थामें यावज्जीवन आपसे संन्यास-मरणकी प्रतिज्ञा करवाई है और आहारका 
भी परित्याग करवाया है। अतः यह संघ आपको- आहार नहीं दे सकता है। 
यदि आप नवीन संघ स्थापित कर कुछ जैनी बनावें, तो आप वहाँ आहार कर 
सकते हैं तथा वे दान दे सकते हैं। तत्पर्चात्‌ प्रायश्चित्तादि शास्त्रोंके प्रमाणसे 
उक्त वृत्तान्त सत्य जान लोहाचायंजी वहाँसे विहार कर अग्रोहे नगरके बाह्य 
स्थानमें पहुँचे। वहा एक बड़ा पुराना ऊँचा इंटका पयाजा था। उसीके ऊपर 
बेठकर ध्यान-निमग्न हुएं। अनभिनज्ञ लोग अद्वितीय साधुको वहाँ आये हुए 
देखकर दूरसे ही बड़े आदरके साथ प्रणाम करने लगे। मुनि महाराजके आने- 
की धूम सारे नगरमें फेल गयी । हजारों स्त्री-पुरुष इकट्ठु हो गये । कारण-विशेष- 
से एक वृद्धा श्राविका भी किसी दूसरे नगरसे आई थी। यह भी नगरमें महात्मा 
आये हुए सुन उनके दर्शनोंके लिए वहाँ आई। यह बुढ़िया दिगम्बराचायंके 
वृत्तान्‍्तको जानती थी, इसलिए ज्यों ही इसने महात्माको देखा, त्यों ही समझ 
गई कि ये तो हमारे श्री दिगम्बर गुरु हैं। बस, अब देर क्या थी। धीरे-धीरे वह्‌ 
पयाजेपर चढ़ गई और मुनि महाराजके निकट जाकर बड़ी विनयके साथ 
“नमोस्तु-नमोस्तु” कहकर यथास्थान बेठ गई। मुनिराज लोहाचायंजीने भी 
'धम्मंवृद्ध कहकर धरम्मोपदेश दिया। यह घटना देख सबोंको बड़ा ही 
आइचयं हुआ कि अहोभाग्य इस बुढ़ियाका कि ऐसे महात्मा इससे बोले। अब 
सब मुनि महाराजके निकट उपस्थित हुए । मुनि महाराजने सबोंको श्रावकघमं- 


पट्टावली : ३५९ 


का उपदेश दिया। व्याख्यान सुननेके साथ ही सबका चित्त ब्रत ग्रहण करनेके 
लिए उतारू हो गया। पहले अग्रवंशीय राजा दिवाकरने अपने कुटुम्बियोंके 
साथ श्रावकधमंको स्वीकार किया और पीछे इनकी देखा-देखी सवालाख अग्र- 
वालोंके घर जेनी हो गये । 


पहले छानकर पानी पीना, रात्रिमें भोजन नहों करना और दंवदशंन कर 
भोजन करना, ये तीन मुख्य ब्रत जैनियोंके बतलाये गये । उसी समय सवालाख 
अग्रवालोंके घरोंमें छन्‍्ने रखे गये, रात्रिभोजनका त्याग कराया गया और 
दर्शंनके लिए एक काष्ठकी प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई। उसी समयसे 
अग्नोहेके अग्रवालश्नावकोंकी संज्ञा काष्ठासडघी पड़ी। इनका काष्ठासडइूघ, 
माथुरगच्छ, पुष्करगण, हिसारपट्ट और लोहाचार्य्याम्नाय प्रचलित हुई। यह 
नवीन काष्ठासदझूघ जब स्थापित किया गया, तो इस सडघसे लोहाचायंजीके 
आहारका छाभ हुआ ओर जेनधमंको वृद्धि हुईं। इस संघकी पट्टावली अन्यत्र 
प्रकाशित है । इस सडढघके पट्टपर उस समयसे लेकर आज त्तक बराबर अग्रवाल 
जातिके ही भट्टारक अभिषिक्‍त होते आते हैं । 
काष्ठासंघस्य गुर्वावली 

संप्राप्तसंसारसमुद्रती रं जिनेन्द्रचन्द्रं प्रणिपत्य वीरम्‌ । 

समीहिताप्त्ये सुमनस्तरूणां नामावलीं वच्मितमां गुरूणाम्‌ ॥१॥ 

श्रीवद्धंमानस्य जिनेश्वरस्य शिष्यास्त्रय: केवलिनो बभूवुः । 

जम्बूस्वकम्बूज्ज्वलकी त्तिपू रः श्रीगोत्तम: साधुवर: सुधर्म्मा ॥२॥ 

विष्णुस्ततो5भूदगण भूत्सहिष्णु: श्रीनन्दिमित्रो5जनि नन्दिमित्रं । 

गणिश्च तस्मादपराजिताख्यो गोवद्धंन: साधुसुभद्रबाहु: ॥३॥ 

पञ्चापि वाचं यममोलिरत्नान्येतेन केषां मुनयो नमस्याः | 

यत्कण्ठपीठेषु चतुर्दंशापि पूर्वाणि सर्वे: सुखमाभजन्ति ॥४॥ 

ततो विशाखोन्‍न्धतगच्छशाखं वन्दे मुनि प्रोष्डिलनामकञ्च । 

गणेदवरो क्षत्रियनागसेनो जयाभिधानं मुनिपुंगवज्न्च ॥५॥ 

सिद्धार्थंसंज्ञो व्यजनिष्ट शिष्टस्तत्स्मात्प्कृष्टो धुतषेणनामा | 

अभून्मुनीशों विजयः सुधीमान्‌ श्रीगंगदेवो5षपि च धमंसेन: ॥६॥ 

अभूवन्मुनयस्सरववें दद्पुवंधरा इमे | 

भव्याम्भोजवनोद्बोधानन्यमात्तंण्डमण्डला: ॥»॥। 

ततः सनक्षत्रमुनिस्तपस्वी जयोदितोभूज्जयपालसंश: । 

अमी समीहां परिपुरयन्तु ममो5पि पाण्डु-प्रुवसेन-कंसा ॥८॥॥ 


३६० : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


एत॑ एकादशाज्ानां पारं गमयति प्रथा । 

काष्ठसंघे श्रियांहारा माथुरे पुष्करे गणे ॥९॥ 

सुभद्रो थयशोभद्रो भद्गबबाहुगंणाग्रणी: । 

लोहाचार्य्येति विख्याता: प्रथमाज्भाब्धिपारगा: ॥१०॥ 
जगत्प्रियो5्भूज्जयसेनसाधु: श्रीवी रसेनो हतकम्मंवीर: | 

स ब्रह्मसेनो४पि च रुद्रसेनस्तत्तोथ्प्यूभतां मुनिकुञ्जरों तौ ॥११॥ 
श्रीभद्रसेनो मुनिकीत्तिसेनस्तपोनिधानं जयकौत्तिसाधु: | 
सद्विश्वकीत्तिभु तविश्वकीति: यस्य त्रिसन्ध्यं स भवेन्‍नमस्य: ॥१२॥ 
तातोप्यभयकीरत्याख्यो भूतिसेनो महामुनि: । 

भावकीति: लसड्भावो विश्वचन्द्राभिधः सुधी: ॥१३॥ 
अभूत्ततो सावभयादिचन्द्र: श्रीमाघचन्द्रो मुनिवन्दवन्ध: | 

त॑ नेमिचन्द्रं विनयादिचन्द्रं श्रीबालचन्द्रं प्रणत: प्रणोमि ॥१४॥ 
यज्ञे त्रिभुवनचन्द्रं त्रिभुवनभवनोपगूढ़विमलयशा | 
गणिरामचन्द्रनामा गणत्तिगण: पण्डितैरेव ॥१५॥ 
त्रिविधविद्याविशदाशयो य: सिद्धान्ततत्त्वामृतपानलीन: । 
धन्यो मुनि: श्रीविजयेन्दुनामा ततो5भव-द्भावितपुण्यमार्ग: ॥१६॥ 
मुनि: यशःकीत्तिरभू ययशस्वी विश्वाभयाद्योभयकीत्तिरासीत्‌ । 
ततो महासेनमुनि: सकुन्दकीत्तिश्च कुन्दोपमकीत्तिभार: ॥१७॥ 
त्रिभुवनचन्द्रमुनिन्द्रमुदारं रामसेनमपि दलितविकारं | 
हृषंषेणनवकल्पविहार॑ वन्दे संयमलक्ष्मीधारम्‌ ॥१८॥ 
ततस्मादजायत सदायतचित्तवृत्तिरुत्पन्नमुन्नतमनो रथबल्लरीक: | 
संसारवारिनिधिपा रगबुद्धिभा रो 

गच्छाधिपो गुणखनिगु णसेननामा ॥१९॥ 
ततस्तपःश्रीभरभाविताडु: कन्दपंदर्पापहचि-तचार: | 

कुमा रवच्छीलकलाविशाल: कुमारसेनो मुनिरस्तदुष्ट: ॥२०॥ 
प्रतापसेन: स्वतपः:प्रतापी सन्तापित: शिष्टत्तमान्तराशि: | 
तत्पटुश्वुड्भारस्ववर्णभूषा बभूव भूय: प्रसरत्प्रभावः ॥२१॥ 
श्रीमन्माहवसेनसाधुममहं ज्ञानप्रकाशोल्लसत्‌ | 
स्वात्मालोकनिलोयमात्मपरमानन्दोम्मि: संवम्मिनस ॥२२॥ 
ध्यायामि स्फुरग्रकरमनिगणोच्छेदाय विश्वग्भवा | 

वर्ते गुप्तिगृहे वसन्‍्तरहरहमु क्त्ये स्पुहावानिव ॥२२॥ 

मम जनिजनताद: क्षिप्तदुष्करमंपाश: । 

कृतशुभगतिवासः प्रोदुगतात्मप्रकाश:। 


पट्ावलो : ३६१ 


जयति विजयसेन: प्रास्तकन्दर्पसेन: 

तदनु मनुजवन्य: सर्वंभावेरनिन्‍्यः: ॥२३॥ 
अधिगताखिलशास्त्ररहस्यहक्‌ ममतजान मनागपि सेवित: । 
बहुतपदचरणो मलघारिणो विजयसेनमुनि: परिवष्यंते ॥२४)॥ 
तत्पहपूर्वांचलचण्डरश्मिमु नीदवरो5भूल्नयसेननामा । 

तपो यदीय॑ं जगतां त्रयेषपि जेगीयते साघजनेरजस्रस ॥२५॥। 
यद्यस्ति शक्तिगु णवर्णनायां मुनीद्षतु: श्रीनयसेनसूरे 

तदा विहायान्यकथां समस्तां मासोपवासं परिवर्णयन्तु ॥२६॥ 
शिष्यस्तदो5स्ति निरस्तदोष: श्रेयांससेनो मुनिपुण्डरीक: । 
अध्यात्ममार्ग खलु. येन चित्त निवेशितं सर्वमपास्य कृत्यं ॥२७॥ 
श्रेयांससेनस्य मुनेमंहीयस्तप: प्रभावा: परित: स्फुरन्ति | 
यहरशंनाहपंखिलं (?) प्रयाति दारिद्रथमाशु प्रणतस्य (?) गेहात्‌ ॥२८॥ 
तत्पट्टधारी सुरकृतानुसारी सन्‍्मागंचारी निजकृत्यकारी ! 
अनन्तकी तिमु निपुंगवो5त्र जीयाज्जगल्लोकहितप्रदाता ॥२९॥ 
अनन्तकीत्ति: स्फुरितोरुकीत्ति: शिष्यस्तदीयो जयतीह लोके । 
यस्याशये मानसवारितुल्ये श्रीजेनधर्म्मोउम्बुजवत्प्रफुल्ल: ॥३०॥॥ 
प्रसमरवरकीततें: सर्वतोन्तकीतें: 

गगनवसनपट्ट राजते तस्य पट्ट । 

सकलजनहितोक्ति: जेनतत्वाथेवेदी 

जगति कमलकीत्ति: विश्वविख्यातकीत्ति: ॥३१॥ 

जयति कमलकीत्ति: विश्वविश्यातकीत्ति: | 

प्रकटितयतिमूत्ति: सवंसंघस्य पूर्ति: । 

यदुदयमहिमान  प्राप्य सर्वेध्प्यमानं 

दघति भविकलोका: प्रीतिमुत्तानयोगा: ॥३२॥ 

अध्यात्मनिष्ठ: प्रसरत्पतिष्ठ: कृपावरिष्ठ: प्रतिभावरिष्ठ: । 
पटूटे स्थितस्य त्रिजगत्प्रशस्यः श्रीक्षेमकीति: कुमुदेन्दुकीत्ति: ॥३३॥ 
तत्पट्रोदयभूधरे5तिमहति प्राप्तोदयादुज्जेयं | 

रागद्ेषमदान्धका रपटलं 

श्रीमान्‌ राजितहेमकीत्तितरणि: स्फीतां विकासश्रियं 
भव्याम्भोजचये डाल कह दघत्‌ ॥रे४॥ 
कुमुदविशदकीत्तिहेमकीत्ति (!) 


विजितमदनमाय: शीलसम्पत्सहाय: । 
3६९ : तीयंकर महावोर और उनको आचायंपरम्परा 


भुनिवरगणवन्दों विश्वलोके रनिन्दो 

जयति कमलकौत्ति: जेनसिद्धान्तवादी ॥३५॥ 
महामुनिपुरन्दर: शमितरागद्वेषाडकुर: 
स्फुरत्परमचिन्तन: स्थितिरशेषश्ञास्त्राथवित्‌ । 
यश:प्रसरभासुरो जयति हेमकीर्त्तीश्वर: 
समस्तगुणमण्डित: कमलकौ त्तिसू रिमंहान्‌ ॥३६॥ 

एवं पृज्यगुरुक्रमोत्तमलसन्नामावली पद्धतो । 
यज्जिद्वाधिगतां दधाति परमानन्दामुत्तोत्कप्ठुलाम | 
सोध्वद्यं भवसंभवं परिभवं त्यक्त्वा विवादाशयस्‌ । 
प्राप्नोत्याशु पदं परं विरुभते चानन्तकीत्तिश्रियम्र ॥२७॥ 
श्रीमत्काष्ठोदयगिरिह्रिवादिमाभंगसिन्धु: । 
मिथ्यात्वागाशनिरिव गतोशेषजीवादितत्व: । 
कामक्रोधावुदयमरुत श्रीकुमा रादिसेन: 

स्यात्‌ श्रीमानु जयति सुपदो हेमचन्द्रो मुनीन्द्र: ॥३८॥ 
शास्त्रप्रवीणो भुनिहेमचन्द्र: 

तत्त्वाथ॑वेत्ता यतिमण्डनो5भूत्‌ । 

तत्पट्रचन्द्रों मुनिपद्यनन्दिः 

जीयात्तनों सेवितपादपद्म: ॥३९॥ 

ब्राह्मी-सिन्धु कुमुद्तिपतिरमो जेनाम्बुजाःहस्करः 
स्याद्मादामृतवर्द्धेक: शशधर: रत्नत्रयालिड्गित: 
जीयाद्धीमुनिपप्ननन्दिसगुरो: पट्टोदयाद्रौं हरि: 
दान्तिकीत्तिभृतां वरो गुणनिधिः सूरियंश:कीत्तिराट ॥४गा 
यश:की त्तिमुनीन्द्रपट्टाब्जभानुः 

शुभे काष्ठसंघान्वये शोभमान: | 
शरच्चन्द्रकुन्दस्फुरत्कान्तकीत्तिः 

जयी स्फोतसूरीदवर: क्षेमकीत्ति: ॥४१॥ 

विद्वान्‌ साधुशिरोमणिगु णनिधि: सौजन्यरत्नाकरो 
मिथ्यात्वाचलछेदनेककुलिशो विख्यातकीत्तिभुवि। 
श्रीमच्छीयशकीत्तिसूरिसुगुरो: पट्टाम्बुजाहस्कर: 
श्रीसंघस्य सदाकरोनुकुशलः श्रीक्षेमकीत्ति: गुरु: ॥४२॥ 
श्रीमच्छीक्षेमकीत्ति: सकलगुणनिधिविष्टपे भूरिपृ ज्यः । 
तेषां पट्ट समोद: समजनमुनििः स्थापितो श्ास्त्रविद्धि: । 


पट्टावली : ३६३ 


श्रीरे हिसारे सुयतिततिवरा: सत्क्रियोद्योतपुञ्जे 
सोश्नन्दं तासु सेव्यस्त्रिभुवनपुरत: कीतिप: सूरिराज: ॥४३॥ 
श्रोमन्माथु रगच्छभालतिलक: स्फुय्यंत्सतामग्रणीः 
सदबोधादिगुण्ण रतुच्छसुखदे: युक्त: श्रियालडक्ृत: | 
पाताले दिवि भूतले च भविकेस्संसेव्यमानो5निशम्‌ 
जीयाच्छीत्रिभुवनकीत्तिसु रगुरुवंन्धो बुधेस्सवंदा ॥४४॥ 
धात्रीमण्डलमंडनस्तु जयतातु श्रीसहस्रकीत्तिगु रु: । 
राजद्राजकयातिसाहिविदितो भट्टा रकाभूषण:। 

वर्ष वह्नि नगांकचन्द्रकमिते शुक््चायंनग्ने दिने । 

पट्ट भूत्संवयस्य वे त्रिभुवनाद्याकीत्तिपटट स्थिते ॥४५॥ 
सहख्रवत्कातुलपक्षभावा सहस्नरश्मिस्तु चकास्ति नित्य॑ । 
सहस्रकीत्तिस्सगतेकमूत्तिगंरूपमाभ: खल्रत्नपृत्ति: ॥४६॥ 
यत्पाण्डित्यमवेत्य मण्डितमहीखण्डप्रचण्डो ड्ूटम्‌ । 
सद्न्ध्यव्यवहा रनिर्गणविदं ज्ञानंकगम्याशयमस्‌ । 

सर्वे: सौगतिके: समेत्य विधिवत्‌ भट्टारकाख्ये वरे 

पट्ट पण्डित्तमण्डलीनुतमय: पृज्य: प्रपृज्येरपि ॥४७॥ 
महीचन्द्रश्चन्द्र सुहृदयहृ॒दान्ते हि सुधिया 
स्वकान्तेवासिभ्योषविरतमनघं दानविहित्तम्‌ । 

निजे दीप्यनज्ञाने: सुगतिविदुषां पुण्यपरिधिः 

यशोराशि लोकेष्ववहित्तमना: पूर्णमकरोत्‌ ॥४८॥ 
पट्टस्यास्य महीचन्द्रशिष्यो देवेन्द्रकीत्ति राट्‌ । 
ख्यात्तिमुद्वोषयामास जगत्यदुभुतसद्गुण: ॥४९॥ 
विदितसुकृतकीरत्तेंदिव्यदेवेन्द्रकीतें 

मुनिवरशुभपट्ट' धरंसत्कान्तिखण्डम्‌ । 

त्तदनु भविकपृज्य: श्रीजगत्कीत्तिपूज्य: 
शुभसदनमकार्षी दिव्यसद्राशिरासीत्‌ ॥५०॥ 
अनन्तस्याद्वादारविषु कलकण्ठ: पिकवर: 

प्रसाद: पुण्यानां गुणसरसिजानां मघुकर:। 
जगत्कीतेंश्शिष्यो ललितसत्कीत्तिबु घवर: 

समापत्तत्पट्ट सुकृतनिजघट्ट सुयतिवर: ॥५१॥ 


जिनमतशुभहृदवीचिष्वनिशं मज्जनप्रमाणनयवेदी । 
तदनु च पट्टें अध्यासच्छ्ीमान्‌ राजेन्द्रकीत्तिसुधिरेष: ॥५२॥ 


बे 3... री 





एषो निजगुरुपट्ट प्राप्याध्यासीन्मुनीन्द्रशुभकीत्ति: । 
युगयुगरवेद्विकवर्ष वीरस्याहो गतो हि सुरलोक ॥॥५३॥ 


काष्ठासद्घकी पट्टावडीका भाषानुवाद 


संसाररूपी समुद्रका पार जिन्होंने पाया है, ऐसे जिनेन्द्र श्रीवीरनाथ स्वामों- 
को नमस्कारकर में अपने अर्थंकी सिद्धिके लिये अपने गुरुओंका नाम कहता 
हैं ॥१॥ 

श्री वद्धमान भगवानके तीन शिष्य केवली हुए । जम्बूस्वामी, गोतमस्वामी 
और सुधर्माचाये ॥२॥ 

इनके बाद नमस्कार करने योग्य श्रीविष्णुमुनि, श्रीनन्दिमिन्र, अपराजित, 
गोवद्धंन और भद्ग बाहु ये पाँच समस्त चोदह पके वेत्ता हुए अर्थात्‌ श्रुतकेवली 
हुए ॥३॥४॥ * 

इनके विशाखाचायं, प्रोष्ठिल, क्षत्रियाचायं, नागसेन, जयसेन, धुत्तिषेण, 
विजय, गज्भदेव, धर्मंषेण ये सब मुनि दश पूवंके धारी और भव्य-कमल- 
प्रकाशन सूय्यं हुए ॥५॥६॥७॥ 


नक्षत्राचा्य, जयपालाचार्य, मुनीन्द्र पाण्डुनामाचाय्य॑, श्रुवसेनाचाय्यं, 
कंसाचारय्यं ये मुनि एकादशांग अर्थात्‌ ग्यारह अडुगके धारो हुए ॥4॥९%॥ 

सुभद्राचाय्य॑, यशोभद्र, भद्बाहु और लोहाचाय्यं ये एक अड्गके धारी 
हुए ॥१०॥ 

इन लोहाचाय्यं स्वामीके (१) जयसेन, (२) श्रीवीरसेन, (३) ब्रह्म सेन, (४) 
रुद्सेन, (५) भद्वसेन, (६) कीत्तिसेन, (७) जयकीत्ति, (८) विश्वकीत्ति, (९) 
अभयसेन, (१०) भूतसेन, (११) भावकीत्ति, (१२) विश्वचन्द्र, (१२) अभयचन्द्र, 
(१४) माघचन्द्र, (१५) नेमिचन्द्र, (१६) विनयचन्द्र, (१७) बालचन्द्र, (१८) 
त्रिभुवनचन्द्र, (१९) रामचन्द्र, (२०) विजयचन्द्र ॥(१॥१२॥१३॥॥१४॥१५॥१६॥ 


इनके (२१) यश:कीत्ति, (२२)अभयकीत्ति, (२३)महासेन, (२४) कुन्दकीत्ति, 
(२५) त्रिभुवनचन्द्र, (२६) रामसेन, (२७) ह्षषेण, (२८) गुणसेन हुए 
॥१७॥१८॥१५॥ 

इनके कामदपंदलन (२९)श्रीकुमारसेन, (३०) प्रतापसेन, हुए । ॥२०२श। 

इनके पटुपर महातपस्वी, परमोत्कृष्ट आत्मध्यानके ध्याता (३१) श्री 
माहवसेन हुए ॥२२॥ 

इनके पट्टपर(३२)विजयसेन, (३३) नयसेन, (३४)श्रेयांससेन, (२५) अनन्त- 
कीति इन दिगम्बर मुनियोंके पट्टपर सर्वंलोकहितकारी जैन सिद्धान्तके अपूर्व ज्ञाता 


पट्टावली : ३६५ 


विस्तरित है कीत्ति जिनकी, ऐसे (३६) श्रीकमलकीत्ति हुए | ॥२३॥२४॥२५॥२६ 
॥२ण"२4२९॥३ग३ १॥ 
यह कमलकीत्ति सं सझूधकी रक्षा करनेवाले और इनकी महिमा पाकर 
बड़े-बड़े मानियोंने भी मान छोड़ दिया ओर भव्योंकों प्रीति उत्पन्न करने वाले 
हुए। इनकी जय हो ॥३२॥ 
इनके पट्‌टपर (३७) क्षेमकीत्ति, इनके अति महान्‌ पट्टरूपी पर्वत्तपर उदय 
का दुरजय मोहान्धकारका नाश करनेवाले (३८) श्रीहेमकोत्ति हुए ॥३३॥ 
॥रेथा। 
इनके (३९) कमलकीत्ति, (४०) कुमारसेन, (४१) हेमचन्द्र, (४२) पद्मनन्दि, 
(४३) यश:कीत्ति, (४४) क्षेमकीत्ति, (४५) त्रिमवनकीत्ति, (४६) सहस्रकीत्ति, 
(४७) महीचन्द्र, (४८) देवेन्द्रकीति, (४९) जगत्‌कीत्ति, (५०) ललितकीत्ति, 
(५१) राजेन्द्रकीत्ति, (५२) मुनीन्द्रशुभकीत्ति हुए ॥३५ से ५३ ॥ 
इस पट्टावलीके भावानुवादमें जिन आचार्योंके विशेषणोंसे कुछ ऐतिहासिक 
महत्व है, उनका वर्णन किया है। शेष आचायोंकी केवल नामावली ही, अद्धूत 
की गयी है। 
भर तघर-पट्ठावली 
जमिऊण वड्ढमाणण ससुरासु रवंदिदं विगयमोहं ।' 
वरसुदयुरुपरिवाडि वोच्छामि जहाणुपुन्वीएं ॥१॥ 
विउलगिरितु गसिहरे जिणिदइंदेण वद्माणेण । 
गोदममुणिस्स कहिदं पमाणणयसंजुद्द अत्यं ॥२॥ 
तेण वि लोहज्जस्स य लछोहज्जेण य सुधम्मणामेण | 
गणधरसुधम्मणा खलु जंबूणामस्स पिहिंट्ठु ॥३॥ 
चदुरमलब॒द्धिसहिदे तिण्णेदे गणधरे गृणसमग्गे) 
केवलणाणपईवे सिद्धि पत्ते णमंसामि ॥४॥ 
णंदी य णंदिमित्तो अवराजिदमुणिवरों महातेओ | 
गोवड्ढणो महप्या महागुणों भहबाहू य ॥५॥ 


पंचेंदे पुरिसिवरा चउदसपुब्वी हवेति णायव्वा। 
बारसअंगधरा खलु॒वोरजिणिदस्स णायव्वा ॥६॥ 


१. जंबूदीवपण्णत्ती १।८-१७। 


३६६ ४ तीर्थंकर महावीर और उनकी आधार्यपरम्परा 





तह य विसाखायरिओ पोट्ठिल्लो खत्तिओ यजयणामो | 
णागो सिद्धत्यो वि य घिदिसेणो विजियणामों य ॥७॥ 
बुद्धिल्ल गंगदेवो धम्मस्सेणो य होइ पच्छिमओ । 
पारंपरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा ॥८।॥॥ 

णक्खत्तो जसपालो पंडू धुवसेण कंसआयरिओ | 
एयारसंगघारी पंच जणा होंति णिहिट्ठा ॥९॥ 
णामेण सुभद जसभद्दो तह य होइ जसबाहू । 
आयारघरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य ॥१०॥ 
आइरियपरंपरया सायर दीवाण तह य पण्णत्ती । 
संखेवेण समत्थं वोच्छामि जहाणुपुन्बीए ॥११॥ 


सुर एवं असुरोंसे वंदित और मोहसे रहित व्घंमान जिनेन्द्रको नमस्कार 
करके उत्तम श्रुतके धारक गुरुओंकी परंपराको अनुक्रमसे कहत्ता हूँ ॥१॥ 

विपुलाचल पर्वतके उन्नत शिखरपर जिनेन्द्र भगवान्‌ वर्धमान स्वामीने 
प्रमाण ओर नयसे संयुक्त अथंका गौतममुनिको उपदेश दिया । उन्होंने ( गौतम- 
गणधरने ) लोहायंको, और लोहाय अपरनाम सुधर्ंगणधरने जम्बूस्वामीको 
उपदेश दिया ॥२-२॥ 

चार निमंल बुद्धियों ( कोष्टबुद्धि, बीजबुद्धि, संभिन्‍नश्रोत्रबुद्धि, और 
पदानुसारिणी बुद्धि ) से सहित्त, गुणोंसे परिपूर्ण, केवलज्ञानरूप उत्कृष्ट द्वीपकसे 
संयुक्त और सिद्धिको प्राप्त इन तीनों गणधरोंको नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 

तन्दि, नन्दिनित्र, महातेजस्वी अपराजित मुनीन्द्र, महात्मा गोवर्धन और 
महागुणोंसे युक्त भद्बबाहु, ये पाँच श्रेष्ठ पुरुष चौदह पूर्वोके धारक अर्थात्‌ 
श्रतकेवली थे, ऐसा जानना चाहिये । वीर जिनेन्द्रके (तीथंमें ) इन्हें बारह 
अंगोंके धारक जानना चाहिये ॥५-६॥ 

तथा विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धुत्तिषिण, विजय, 
बुद्धिल्ल, गंगदेव और अन्तिम धमंसेन ये परम्परासे दस पूर्वोंके धारक कहे 
गये हैं ॥७-८॥ 

नक्षत्र, यशपाल, पाण्डु, श्रुवषेण और कंसाचाय॑ ये पाँच जन ग्यारह अंगों- 
के धारक निर्दिष्ट किये गये हैं ॥९॥ 

सुभद्र मुनी, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोहाचाये ये चार आचाय्य॑ 
आचारांगके धारी जानना चाहिये ॥१०। 

आनुपूर्वीके अनुसार आचायंपरम्परासे प्राप्त सागर-द्वीपोंकी समस्त प्रन्नप्ति- 
को संक्षेपमें कहता हूँ ॥११॥ 


पद्टावली, : ३६७ 


मेघचन्द्र-प्रश्नस्तिः 
( शक सं० १०३७ ) 
( दक्षिणमुख ) 

भद्रं भूयाज्जिनेन्द्राणां शासनायाघनाशिने । 
कुतीत्य-ध्वान्तसद्धातप्रभिन्‍्नघनभानवे ॥१॥ 
श्रीमन्‍्नामेयनाथाद्यमलजिनवरानीकसोधो रुवा्द्धि- 
प्रध्वस्ताघ-प्रमेय-प्रचय-विषय-कैवल्यबोधोरु-वेदि: । 
शस्तस्यात्कारमुद्राशनलितजनतानन्दनादोरुघोष: 
स्थेयादाचन्द्रतारं परमसुखमहावीय्यंवीचीनिकाय: ॥२॥ 
श्रीमन्मुतीन्द्रोत्तम रत्नवर्ग्गा: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्धियुक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव ॥३॥ 
श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचायंशब्दोत्तरकोण्डकुन्द: । 
द्वितीयमासीद्भिधानमुद्चच्चरित्रसञ्जातसुचा रर्णाद्ध: ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरो पसावाचाय्यंशब्दोत्तरगुद्धपिड्छ: । 
तदन्वये तत्सहशो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदात्थ॑वेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धपिज्छमुनिपस्य बलाकपिक्छ: 
शिष्यो5जनिष्ट भुवनत्रयर्वत्तिकीत्ति: । 
चारित्रचुअचु रखिलावनिपालमौलि- 
मालाशिलीमुखविराजितपादपदमः ॥६॥ 
तच्छिष्यो गुणनन्दिपण्डित-यतिश्चारित्रचक्र श्वर- 
स्तक्कंव्याकरणादिशास्त्रनिपुणस्साहित्यविद्यापतति: । 
मिथ्यावादिमदान्धसिन्धु रघटासच्वूट्टू कण्ठी रवो 
भव्याम्भोजदिवाकरो विजयतां कन्दप्पंदर्प्पापह: ॥७॥ 
तच्छिष्यास्त्रिशता विवेकनिधयद्शास्त्राब्धिपारज्भता- 
स्तेष्त्कृष्टतमा द्विसप्ततिमितास्सिद्धान्तशास्त्रात्थंक- 
व्याख्याने पटवो विचित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धों मुनिः 
नानानूननयप्रमाणनिपुणो देवेन्द्रसेद्धान्तिक: ॥८॥ 
अर्जनि महिपचूडारत्नराराजिताडिसम्र- 
व्विजितमकरकेत्ह॒ण्डदोद्दंण्डगव्व: । 
कुनयनिकर भूध्रानीकदम्भोलिदण्ड- 
स्स जयतु विबुधेन्द्रो भारतीभालपट्ट: ॥९॥ 


१. जैन शिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, मा० दि० ग्र०, अभिलेख संख्या-४७ । 


३६८ : लीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तच्छिष्य: कलधौतनन्दिमुनिपस्सेद्धान्तचक्र रवर: 
पारावारपरीतधारिणिकुलब्याप्तोरुकीर्त्तीश्वर: । 
पञ्चाक्षोन्मदकुम्भिकुम्भदलनप्रोन्मुक्तमुक्ताफल- 
प्रांशुप्राञ्चितकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनीवल्लभ: ॥१०॥ 
तत्युत्रको महेन्द्रादिकीत्तिम्मंदनशद्धुरः | 
यस्य वाग्देवता शकता श्रोत्ती मालामयूयुजत्‌ ॥११॥ 
तच्छिष्यो वीरननदी कवि-गमक-महावादि वाग्मित्वयुक्तो 
यस्य श्रीनाकसिन्धुत्रिदशपतिगजाकाशसझ्भाशकीत्ति । 
गायन्त्युज्चेदिग्दिगन्ते त्रिदशयुवतय: प्रीत्तिरागानुबन्धात्‌ 
सोथ्यं जीयात्प्रमादप्रकरमहिघराभीलदम्भोलिदण्ड: ॥१२॥ 
श्रीगोल्लाचाय्य॑ंनामा समजनि मुनिपश्शुद्ध रत्नत्रयात्मा 
सिद्धात्मायत्य॑-सात्थ॑-प्रकटनपटु-सिद्धान्त-शास्त्राब्धि-वीची 
सद्भतक्षालितांह: प्रमदमदकलालीढबुद्धिप्रभाव: 
जीयाद भूपाल-मौलि-द्युमणि-विदलितताडििप्रपब्जलक्ष्मी विकास: ॥| 
पेग्गंडे चावराजे बरेदंमद्भुल ॥ 

( पश्चिममुख ) 
वीरणन्दिविबुघेन्द्रसन्‍्ततो नृत्नचन्दिलनरेन्द्रवंश- 
चूडामणि: प्रथितगोल्लदेशभूपाछक: किमपि कारणेन सः ॥१४॥ 
श्रीमत्त्रेकाल्योगी समजनि महिकाकायलग्नातनुत्र 
यस्याभूदवृष्टिधारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममात्तंण्डबिम्बं । 
चक्र सद्वृत्तचापाकलितयतिवरस्याघशत्रन्विजेतु' 
गोल्लाचाय्यंस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केरवेन्दु: ॥१५॥ 
तपस्सामथ्यंतो यस्य छात्रो5भूदुब्ह्या राक्षस: | 
यस्य स्मरणमात्रेण मुञ्चन्ति च महाग्रहा: ॥१६॥ 
प्राज्याज्यतां गतं लोके करञ्जस्य हि तैलकं 
तपस्सामथ्यंत्तस्तस्थ तप: कि वण्णितुं क्षमं ॥१७॥ 
त्रकाल्य-योगि-यतिपाग्र-विनेयरत्न- 
स्सिद्धान्तवाद्धिपरिवद्धंनपूर्ण चन्द्र: । 
दिग्नागकुम्भलिखितोज्ज्वलकीत्तिकान्तो 
जीयादसावभयनन्दिमुनिज्जंगत्यां ॥१८॥ 
येनाशेषपरीषहादिरिपवस्सम्यग्जिता: प्रोद्धता: 
येनाप्ता दशलक्षणोत्तममहाधर्म्म ख्यकल्पद्रुमा: 


पट्टावडी : ३६९ 


येनाशेष-भवोपताप-हननस्वाध्यात्मसंवेदनं 
प्राप्त स्थादभयादिनन्दिमुनिपस्सो<य॑ कृतात्थों भुवि ॥१९॥ 
तच्छिष्यस्सकलागमात्थ॑निपुणो लोकज्ञतासंयुत- 
स्सच्चारित्रविचित्रचारुचरितस्सौजन्यकन्दाडकुर: 
मिथ्यात्वाब्जवनप्रतापहननश्रीसोमदेवप्रभु- 
ज्जीयात्सत्सकलेन्दुनाममुनिप: कर्माटवीपावक: ॥२०॥ 
अपि च सकलचन्द्रो विश्वविश्वम्भरेश- 
प्रणुद्धघदपयोज: कुन्दहारेन्दुरोचि: | 
त्रिदशगजसुवज्व्योमसिन्धुप्रकाश- 
प्रतिभविद्दकी त्तिव्वग्विधूकर्ण्णपू र: ॥२१॥ 
शिष्यस्तस्य हृढब्रतरशमनिधिस्सत्संयमाम्भोनिधि' 
शीलानां विपुलालयस्समितिभिय्यु क्तिस्त्रिगुप्तिश्रित: । 
नानासदगुण रत्नरोहणगिः प्रोद्यत्तपोजन्मभू: 
प्रव्थातो भुवि मेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविय्चक्राधिप: ॥२२॥ 
त्रेविद्ययोगीश्व र-मेघचन्द्रस्याभूत्पभाचन्द्रमुनिस्सुशिष्य: । 
शुम्भद्रताम्भोनिविपृण्ण॑चन्द्रो निद्ध त्तदण्डत्रितयों विशल्य: ॥२३॥ 
पुष्पास्त्रानून-दानोत्कट-कट-करंटिच्छेदछेद-हप्यन्मृगेन्द्र: 
नानाभव्याब्जषण्डप्रतति-विकसन-श्रीविधानंकभानु: | 
संसाराम्भोधिमध्योत्तरणक रणतौयान रत्नत्रयेश: 
सम्यग्जैनागमार्त्थान्वितविमलमतति: श्रीप्रभाचन्द्रयोगी ॥२४॥ 
( उत्त रमुख ) 
श्रीभूपालकमौलिलालितुपदस्संज्ञानलक्ष्मी पति- 
रचारित्रोत्तरवाहनश्शितयशब्शुअ्नातपत्राज्चित: ॥ 
त्रलोक्यादुभुतमन्मथारिविज्ञयस्संद्धम्म॑ चक्राधिप: 
पृथ्वीसंस्तवतृय्यंघोषनिनदत्रविद्यचक्र इवर: ॥२५॥ 
संद्धान्तेद्धश्चरोमणि: प्रशमवद्व्रातस्य चूडामणि: | 
शब्दौघस्य शिरोमणि: प्रविल्सत्तकर्कज्ञचुडामणि: 
प्रोद्रत्संयभिनां शिरोमणिरुदञ्चड्धू व्य रक्षामणि- 
ज्जीयात्सन्नुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्चच्‌डामणि: ॥२६॥ 
त्रेविद्योत्तममेघचन्द्रयमिन: प्रत्युम्म॑भासि प्रिया 
वाग्देवी दिसहावहित्थहृदया तद्वाश्यकर्म्मात्यिनी । 
कीत्तिव्वा रिविदिक्‌ कुलाचलकूले स्दादात्मा प्रष्टुम- 
प्यन्वेष्ट' मणिमन्त्रतन्व्रनिचयं सा सम्भ्रमा भ्राम्यत्ति ॥२७॥ 
३७० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तकक्‍्केन्यायसुवज्ञवेदिरमलाहंत्सूक्तिततन्मौक्तिक: 

शब्दग्रन्थविशुद्धशंखकलितस्स्याद्वादसद्विद्रुम: 

व्याख्यानोज्जितघोषणर्‌ प्रविपुलप्रशोद्धवीची चयो 

जीयाद्विश्रुतमेघचन्द्रमुनिपस्त्रेविद्य रत्नाकर: ॥२८॥ 

श्रीमूलसंघ-कृत-पुस्तक-गच्छ-देशी 

प्रोद्यगणाधिपसुत्ताक्किकचक्रवर्ती । 

संद्वान्तिकेश्वरशिखामणिमेघचन्द्र- 

स्त्रेविद्यदेव इति सद्दविबुधा (:) स्तुवन्ति ॥२९॥ 

सिद्धान्ते जिन-वी रसेन-सदृशः शास्याब्ज-भा-भास्कर: 

घद्तवर्केष्वकलड्)ुदेव विबुध: साक्षादयं भूतले। 

सब्वे-व्याकरणे विपश्चिदधिप: श्रीपृज्यपादस्स्वयं 

त्रविद्योत्तममेघचन्द्रमुनिपो वादीभपञ्चानन: ॥३०॥ 

रुद्राणीशस्य कण्ठं धवलयति हिमज्योतिषो जातमड़ूं 

पीत॑ सौवण्णंशेलं शिशुदिनपतनु' राहुदेहं नितान्तं | 

श्रीकान्तावल्लभाज़ूकमलभववपुम्में घचन्द्रव्तीन्द्र 

श्रेविद्यस्याखिलाशावलयनिलयसत्कीत्तिचन्द्रातपोध्सो ॥३१॥ 

मुनिनाथ॑ दशघम्मंघारिहदषट्‌-त्रिशद्गुणं दिव्य-वा- 

णनिधानं निनगिक्षुचापमल्नीज्यासत्रमोरेन्दे पू- 

विन बाणड्ुलुमयूदे हीननधिकड्गाक्षेपम माप्पु दा- 

व नयं दप्पंक मेघचन्द्रमुनियोल्‌ माणूनिन्नदोद्द॑प्प॑मं ॥२२॥ 

मृदुरेखाविलासं चावराज-बलहदल्‌ वरेदुद बिरुदरूवारिमुख- 

तिलकगड्गाचारि कण्डरिसिद शुभचन्द्र सिद्धान्तदेवरगु ड्ड । 
( पूव॑मुख ) 


श्रवणीयं शब्दविद्यापरिणति महनीयं महात्तवर्क॑विद्या- 
प्रवणत्वं इलाघनीयं जिननिगदित्त-संशुद्धसिद्धान्तविद्या- 
प्रवणप्रागल्भ्यभेन्देन्दुर्पाचत्तपुलक॑ कीत्तिसल कृत्तु -विह- 
न्निवहं त्रेविद्यनाम-प्रविदितनेसेदं मेघचन्द्रव्रतीन्द्र ॥३३॥ 
क्षमेगीगल जोवनंतीविदुदतुलूतप श्रीगे छावषण्यमीगल्‌ 
समसन्दिददंत्तु तन्नि श्रुतवधुगधिक प्रौढियायूतीगलेन्द- 
न्दे महाविख्यातियं ताल्दिदनमलचरित्रोत्तम॑ भव्यचेतो- 
रमणं त्रविद्यविद्योदितविशदयशं मेघचन्द्र्रतीन्द्र ॥२४॥ 
इदे हंसीबुन्दमीण्टल्‌ बगेदपुदु चकोरीचयं चउन्चुविन्द॑ 


पट्टावली : ३२७१ 


कदटुकल साददंप्पुदीशं जडेयोलिरिसलेन्दिद्दंप॑ सेज्जेगरल्‌ 
पदेद्पं कृष्णनेम्बन्तेसेदु बिस-नसत्कन्दलीकन्दकान्तं 
पुदिदत्ती मेघचन्द्रत्रतितिलकजगद्वत्तिकीत्तिप्रकाश ॥३५॥ 
पूजित्तविदग्धविबुधस- 

माज त्रेविद्यमेघचन्द्र-बति-रा- 

राजिसिदं विनमितमुनि- 

राज वृषमगणभगणताराराज॑ ॥३६॥ 


सक वर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद मार्ग्गसिर सुद्ध १४ वृहवारं धनुलग्नद 
पूर्वाह्नदारुघलिगेयप्पागलु श्रीमूलसद्भुद देसिगगणद पुस्तकगच्छद श्रीमेघचन्द्र- 
श्रेविद्यदेवत्तम्मवशानकालमनरिदु पल्‍्यद्भ[शनदोलिंद्‌दु आत्मभावनेयं भाविसुत्तु 
देवलोकक्के सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडे ॥ 
अनन्त-बोधात्मकमात्मतत्त्वं निधाय चेतस्यपहाय हेय॑ | 
त्रेविद्यनामा मुनिमेघचन्द्रो दिवं गतो बोधनिधिव्विशिष्टाम्‌ ॥३७॥ 
अवरणग्रशिष्यरशेष-पद-पदार्थ-तत्त्व-विदद सकलशास्त्रपारावारपारगरुं शुरु- 
कुलसमुद्धरणरुमप् श्रीप्रभाचन्द्र-सिद्धान्त देवत्तंम्म गुरुगल्गे परोक्षविनेयं कारण- 
मागि-श्रीकव्वप्पु-तीत्यंदल्‌ त्तम्म गुड ॥ 
समधिगतपञ्चमहाशब्द महासामन्ताधिपति महाप्रचण्डदण्डनायक वेरिभय 
दायक  गोज्पवित्र बुधजनमित्र स्वामिद्रोहगोधूमघरडूसंग्रामजत्तलट्ट विष्णुवरद्धंन 
भूपालहोयूसलमहाराज राज्यसमुद्धरण कलिगलाभरण श्रीजेनधर्म्मामृताम्बुधि 
प्रवद्धंन-सुधाकर सम्पक्तरत्नाकर श्रीमन्महाप्रधानं दण्डतायकंगज़ु राजनुमातन 
मनस्सरोवरराजहंसे भव्यजनप्रसंसे गोत्र-निधाने रुक्मिणीसमाने लक्ष्मीमति- 
दण्डनायकितियुमल्तवरिन्दमत्तिशय महाविभूत्तियि सुभलग्नदोलु प्रतिष्ठेष माडि- 
सिदर्‌ आमुनीन्द्रोत्तमर्‌ ईनिसिधिगेयत्‌ अवर त्तपः प्रभावमेन्तप्पुदुदेन्दोडे ॥ 
समदोद्यत्मा र-गन्ध-द्विरद-दलन १-कण्ठीखं क्रोध-लोभ 
द्रुम-मूलच्छेदनं दुद्धं रविषय शिलामेद-वज्ञ-प्रपातं | 
कामनीयं श्रीजिनेन्द्राममजलनिधिपारं प्रभाचन्द्र-सिद्धान्तमु- 
नीन्द्रं मोहविध्वंसनकरनेसेदं धात्रियोल योगिनाथ ॥३८॥ 
चावराजं बरेद ॥ 
मत्तिन मात्वन्तिरलि जीण्णंजिनाश्रयकोटियं क्रम॑ 
वेत्तिरे मुन्निनन्तिरतितृर्ग्गलोलं नेरे माडिसुत्तम- 
त्युत्तमपात्रदानदोदवबं मेरेवुत्तिरे गंगवाडितो- 
म्बत्तर सासिर कोपणमादुद गंगणदण्डनाथनि ॥३९ 


३७२ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सोमयनें 

सौभाग्यद्‌-कणियेनिप्प लक्ष्मीमतियि- 

न्दीभुवनतलदोला हा- 

रामयभेसज्यशास्त्र-दान-विधान ॥४०॥ 

इस प्रशस्तिमें कुन्दकुन्दाचायं, गृद्ध्रपिच्छ, बलाकपिच्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र 

सैडान्तिक ओर कलद्यौतनन्दिका उल्लेख आया है। कलद्योतनन्दिके पुत्र महेन्द्र- 
कीत्ति हुए, जिनकी आचायंपरम्परामें क्रमसे वीरनन्दि, गोल्लाचार्य॑, त्रेकाल्य- 
योगि, अभयनन्दि और सकलचन्द्र मुनि हुए। इस अभिलेखमें आचार्योंके तप 
एवं प्रभावका भी सुन्दर चित्रण हुआ है | त्रं काल्ययोगीके विषयमें कहा जाता 
है कि इनके तपके प्रभावसे एक ब्रह्मराक्षस इनका शिष्य बन गया था। इनके 
स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े भूत भागते थे, और इनके प्रतापसे करञ्जका तेल घृतमें 
परिवत्तित हो गया था। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र त्र विद्य हुए, जो 
सिद्धान्तमें वीरसेन, तकंमें अकलंक और व्याकरण में पुज्यपादके तुल्य विद्वान 
थे। शक सं० १०३७ मार्गशीषं, शुक्ला चतुदंशी, गुरुवार, मन्यतसम्वत्सरको 
धनुलगन पूर्वाह्न समयमें इन्होंने सध्यानपुवंक शरीरका त्याग किया | मेघचन्द्र 
देशीगण, पुस्तकगच्छके आचाय॑ थे। इनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव 
थे, जो विभिन्‍न विषयोंके ज्ञाता, वादियोंके मदको चूर करनेवाले प्रतापी और 
मोह-अन्धकारको ध्वंस करनेवाले थे। इन्होंने महाप्रधान दण्डनायक गंगराज 
द्वारा माघचन्द्र त्रवेश्यक्ी निषधा तैयार करायी। इस अभिलेखमें नन्दिगणका 
उल्लेख आया है और इसी गणके अन्तगंत पद्मनन्दि, कुन्दकुन्द आदिका निर्देश 
किया है | 


मल्लिषेण-प्रशस्ति 


( शक सं० १०५० ई०, सन्‌ ११२८ ) 
इस पट्टावलिमें मूलरूपसे मल्लिषेण मलधारिदेवके समाधिमरणका निर्देश 

आया है। चन्द्रगिरि पवत (कटवप्र) के पाए्वंनाथमन्दिर (वसति) के नवरंगमें 
यह प्रशस्ति अडिकित की गई है। आचार्योंके इतिहासकी दृष्टिसे इस प्रशस्तिका 
मूल्य अधिक है। ७२ पद्योंमें दिगम्बर परम्पराके समस्त प्रसिद्ध आचायोंका 
नाम आया है। प्रशस्ति निम्न प्रकार है-- 
(उत्तरमुख) 

श्रीमननाथकुलेन्दुरिन्द्र-परिषद्वन्यश्श्॒ त-श्री-सुधा- 

धारा-धौत-जगत्तमो5पह-पह-मह: पिण्ड-प्रकाण्डं महत्‌ । 


पट्टावछी : ३७३ 


यस्मान्निम्मल-धम्मं-वाद्धि-विपुलश्रीव्वंद्धमाना सतां 

भत्तु मंव्य-चको र-चक्रमवतु श्रीवद्धंमानो जिन: ॥१॥ 

जीयादत्य॑युतेन्द्रभूतिविदित्ताभिख्यो गणी गौतम-- 

स्वामी सप्तमर्हद्धभिस्त्रिजगतीमापादयन्पादयो: । 

यद्वोधाम्बुधिमेत्य वीर-हिमवत्कुत्कीलकण्ठादबुधा-- 

म्मोदात्ता भुवनं पुनाति वचन-स्वच्छन्दमन्दाकिनी ॥२॥। 

तीर्थेश-दर्शनभवन्नय-हक्सहस्र-बिस्रब्ध-बोध-वपुषइश्र्‌ तकवेलीन्द्रा: । 

निभ्मिन्‍्दतां विबुध-वुन्द-शिरोभिवन्यास्फूज्जंद्रच: कुलिशतः कुमताद्वि- 
मुद्रा: ॥३॥ 

वण्न्यं: कथन्नु महिमा भण भद्रबाहो म्मोहोरु-मल्ल-मद-मह न-वृत्तबाहो: । 

यच्छिष्यताप्तसुकुृतेन स चन्द्रगुप्त इशुश्रष्यतेस्म सुचिरं वन-देवताभि: ॥४॥ 

वल्द्योविभुम्भु वि न केरिह कौण्डकुन्द: 

कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीत्ति-विभूषिताश: । 

यदचारु-चारण-कराम्बुजचञज्चरीक- 

इचक्र श्रुतस्य भरते प्रयत्तः प्रतिष्ठाम्‌ ॥५॥ 

वन्‍्यो भस्मक-भस्म-सात्कृति-पटु: पद्मावती-देवता- 

दत्तोदात्त-पदस्व-मन्त्र-वचन-व्याहुत्त-चन्द्रप्रभ: । 

आचारय्य॑स्स: समन्तभद्रगणभूदेनेह काले कलौ 

जैन वरत्मं समन्‍्तभद्रमभवड्द्र समन्तान्मुहु: ॥६॥ 

चूणि ॥ यस्येवंविधा वादारम्भसंरम्भविजुम्भिताभिव्यक्तयस्सूक्तय: ॥ 

वृत्त ॥ पुव्व॑ पाटलिपुत्र-मध्य-नगरे मेरी मया ताडिता 

पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषये काञ्चीपुरे वेदिशे । 

प्राप्तो5हं करहाटकं बहु-भ्ं-विद्योत्कट सद्भूट॑ 

वादार्त्थी विचराम्यहन्नरपते शादूंल-विक्रीडितं ॥७॥ 

अवटु-तटमटति झटति स्फुट-पटु-वाचाटधूज्जंटेरपि जिह्ना 

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कथान्येषां ॥८॥ 

योज्सौ घाति-मल-द्विषदूबल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन- 

ध्यानासि: पटुरहंतो भगवतस्सोःस्य प्रसादीकृत: | 


१. जेनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंख्या ५४ | 


३७४ ; तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आवचार्यपरम्परा 


छात्रस्यापि स सिहनन्दि-मुनिना नोचेत्कथं वा शिला- 
स्तम्भोराज्यरमागमाध्व-परिघस्तेनासिखण्डो घन: ॥९॥ 
वक्रग्रीव-महामुनेदंश-दतग्रीवोध्प्यहीन्द्रो यथा- 
जात॑ स्तोतुमल वचोबलमसो कि भग्न-वाग्मि-ब्रजं । 
योजञ्सो शासन-देवता-बहुमतो ही-वक्‍त्र-वादि-ग्रह- 
ग्रीवो5स्मिन्नथ-शब्द-वाच्यमवदद्‌ मासान्समासेन षट्‌ ॥१०॥ 
नक्स्त्रोत्र॑ त्त्र प्रसराति कवीन्द्रा: कथमपि 
प्रणाम वज्ञादों रचयत परल्तन्दिनि मुनौ | 
नवस्तोत्र' येन व्यरचि सकलाहंत्प्रवचन- 
प्रपञ्चान्तर्ब्भाव-प्रवण-वर-सन्दस्भंसुभगं ॥११॥ 
महिमा स पात्रकेसरिगु रो: परं भवति यस्य भकतयासीत्‌ 
पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कदत्यं॑नं कत्तु. ॥१२॥ 
सुमतति-देवममुः स्तुतयेन वस्सुमति-सप्तकमाप्ततया कृत । 
परिहृतापथ-तत्त्व-पर्थात्थिनां सुमति-कोटि-विवत्तिभवात्तिह॒त्‌ ॥१३॥ 
उदेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्यां कुमारसेनो मुनिरस्तमापत्‌ | 
तज्नैव चित्र जगदेक-भानोस्तिथ्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकाग: ॥१७॥ 
धर्म्माथंकामपरिनिवृंत्तिचारुचिन्तरिचन्ता मणि: प्रतिनिकेततमकारि येन । 
स स्तूयते सरससौख्यभुजा-सुजातश्चिन्तामणिम्मु निवुषा 

न कथं जनेन ॥१५॥ 
चूडामणि: कवीनां चूडामणि-नाम-सेव्य-काव्य-कवि: । 
श्रीवद्धंदेव एवं हि क्ृतपृण्य: कीत्तिमाहत्तु' ॥१६॥ 
चूण्णि ॥ य एवमुपदलोकितो दण्डिना ॥ 
जन्नोः कन्यां जटाग्रेण बभार परमेश्वर: | 
श्रीवद्धंदेव सन्धत्से जिह्ठाग्रेण सरस्वत्ती ॥१७॥ 
पुष्पास्त्रस्य जयो गणस्थ चरणम्भूमृच्छिखा-पट्टून॑ 
पद्भ्यामस्तु महेश्वरस्तदपि न प्राप्तु! तुलामीश्वर: । 
यस्याखण्ड-कलावतो&ष्ट-विलसहिक्पाल-मौलि-स्खलत्त- 
कीत्तिस्वस्सरितो महेश्वर इह स्तुत्यस्प केस्स्यान्मुनि: ॥१८॥ 
यस्सप्तति-महा-वादान्‌ जिगायान्यानथामितान । 
ब्रह्म रक्षोइचित्तस्सो5््यों महेर्वर-मुनीश्वर: ॥१९॥ 
तारा येन विनिज्जिता घट-कुटी-गूढावतारा सम॑ 
बौढ़ेय्यों घृत-पीठ-पीडित्त-कुदृग्देवात्त-सवाऊजलि: । 


पट्टाबली : २७५ 


प्रायश्चित्तमिवाइप्रि-वारिज-रज-स्नानं च यस्याचरत्‌ 
दोषाणां सुगतस्स कस्य विषयो देवाकलडू:: कृती ॥२०॥ 
चूण्णि ॥ यस्येदमात्मनोउ्नन्य-सामान्य-निरवद्य-विद्या-विभवोप- 
वण्णंनमाक्यंते ॥ 
राजन्साहसतुज्भ सन्ति बहव: श्वेतातपत्रा नृपाः 
किन्तु त्वत्सह॒शा रणे विजयिनस्त्यागोन्‍्नता दुल्लभा: | 
त्वद्वत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीह्वरा वाग्मिनो 
नाना-क्षास्त्र-विचारचातु रधियः काले कलो मद्विधा: ॥२१॥ 
नमो मल्लिषेण-मलघारि-देवाय ॥ 
(पूव॑मुख) 
राजस्सर््वारि-दप्पं-प्रविदलन-पटुस्त्वं यथात्र प्रसिद्ध- 
स्तद्वत्ख्यातो5हमस्यां भुवि निखिल-मदोत्पाटन: पण्डितानां । 
नो चेदेषोहमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्‍्तो महान्तो 
वक्‍तु यस्यास्ति शक्ति: स वदतु विदिताशेष-शास्त्रो यदि स्यात्‌ ॥२२॥ 
नाहद्भार-वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवल 
नेरात्म्यं प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य-बुद्धधा मया | 
राज्: श्रीहिमशीतलस्य सदरस प्रायो विदग्धात्मनो 
बोद्धोधान्सकलान्विजित्य सुगतत: पादेन विस्फोटित: ॥२३॥ 
श्रीपुष्पसेन-मुनिरेव पदम्महिम्नो देवस्य यस्य समभ्त्स भवान्सधर्म्मा । 
श्रीविश्रमस्य भवन्‍्ननु पद्मदेव पृष्पेषु सिन्रमिह यस्य सहस्नघामा ॥२४॥॥ 
विमलचब्द्रमुनीन्द्र-गुरोग्गु रुप्रशमिताखिलवादिमद॑ पद॑ । 
यदि यथावदवैष्यत पण्डितैन्ननु त्तदान्‍्ववदिष्यत वाग्विभो: ॥२५॥ 
चूण्णि ॥ तथाहि। यस्यायमापादित-वरवादि-हृदय-शोकः पत्ना- 
लम्बन-इलोक: | 
पत्नं शत्रु-भयड्धू रोरु-भवन-द्वारे सदा सञ्चरन्‌ 
ताना-राज-करीन्द्र-वुन्द-तु रग-ब्राताकुले स्थापितम्‌ । 
शेवान्पाशपतांस्तथागतसुतान्कापालिकान्कापिला- 
नुद्दि्योद्धत-चेतसा-विमलचन्द्रांशाम्बरेणादरात्‌ ॥२६॥ 
दुरित-ग्रह-निग्रहाद्भूयं यदि भो भूरि-नरेन्‍्द्र-वन्दित्तम्‌ । 
ननु तेन हि भव्यदेहिनो भजतदश्रीमुनिर्मिन्द्रनन्दिनम्‌ ।[२७॥ 
घट-वाद-घटा-कोटि-कोविद: कीविदां प्रवाक्‌ । 
परवादिमल्ल-देवो देव एव न संशय: ॥२८॥ 


३७६ : तोथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


चूण्णि ॥ येनेयमात्म-तामघेय-निरुक्तिरुक्ता नाम पृष्टवन्तं कृष्णराजं प्रति॥ 
गृहीत-पक्षादितरः परस्मात्तद्वादिनस्ते परवादिनस्स्यु: | 
तेषां हि मल्‍लः परवादिमल्लस्तन्नाममन्नाम वदन्ति सन्त: ॥२९॥ 
आचायंबर्यो यतिरायं॑देवो राद्धान्त-कर्त्ता प्रियतां स मूध्नि । 
यस्स्वग्गं-यानोत्सव-सीम्नि कायोत्सग्गास्थितः कायमुदुत्ससज्ज ॥३०॥ 
श्रवण-कृत्त-तृणोञ्सो संयम ज्ञातु-कामे: 
शयन-विहित-वेला-सुप्तलुप्तावधान: | 
श्रुतिमरभसवृत्योन्मृज्य पिच्छेन शिर्ये 
किल मृदु-परिवृत्या दत्त-तत्कीटबर्त्मा ॥३१॥ 
विदवं यदश्रुत-बिन्दुनावरुरुधे भावं कुशाग्रीयया 
बुध्येवाति-महीयसा प्रवचसा बद्धं गणाधीश्व रे: । 
शिष्यान्प्रत्यनुकम्पया कृशमती नेदं युगीनान्सुगी- 
स्तं वाचाच्चंत चन्द्रकीत्ति-गणिनं चन्द्राभ-कीत्तिं बुधा: ॥३१॥ 
सद्धम्मं-कम्मं-प्रकृतिप्रणामाचस्योग्र-कम्मंप्रकृतिप्रमोक्ष: | 
तन्‍नानिकम्मं-प्रकृतिन्‍्नमामो भट्टा रकं हृष्ट-कृतान्त-पारम्‌ ॥३३॥ 
अपि स्व-वाग्व्यस्त-समस्त-विद्यस्त्रेविद्यशब्देषप्यनुमन्यमान: | 
श्रीपालदेव: प्रतिपालनीयस्सतां यतस्तत्व-विवेचनी घी: ॥३४॥ 
तीर्त्थ श्रीमतिसागरो गुरुरिछा-चक्र चकार स्फुर- 
ज्योति: पीत्त-तमपंय:-प्रविततिः पूत्त प्रभूताशय: 
यस्मादभूरि-प राद्धंथ -पावन-गुण-श्रीवर्द्धमानो ल्लस- 
द्रत्नोत्पत्तिरिला-तलाधिप-शिरइश्यृंगारकारिण्यभूत्‌ ॥३५॥ 
यत्राभियोक्तरि लघुल्लंघु-धाम-सो म-सौम्यांगभृत्स च भवत्यपि भूति-भूमि: । 
विद्या-धनञ्जय-पदं विशदं दघानो जिष्णु: स एव हि 
महा-मुनि हेमसेन: ॥३६॥ 
चूर्ण्णि ॥ यस्यायमवनिपत्ति-परिषद्‌-निग्नह-मही-निपात-भीति- 
दुस्थ-दुर्गवं-पबंतारूढ-प्रतिवादिलोक: प्रतिज्ञागलोक: ॥ 
तकें व्याकरणे कृत- श्रमतया धीमत्तयाप्युद्धतो 
मध्यस्थेषु मनीषिषु क्षितिभृतामग्रे मया स्पढेया । 
यः कदिचित्पतिवक्ति त्तस्थ विदुषों वाग्मेय-भंगं परं 
कुर्वे<वश्यमिति प्रतीहि नृपते है हेमसेन॑ मतं ॥३७॥ 
हितेषिणां यस्य नृणामुदात्त -वाचा निबद्धा हित-रूप-सिद्धि: | 
वन्द्यो दयापारू-मुनि: स वाचा सिद्धस्सताम्मूदंंनि यः प्रभावे: ॥३८॥ 


पट्टावडी : ३७७ 


यस्य श्रीमतिसागरो गुरुरसो चञ्चचशइचन्द्रसू: 
श्रीमान्यस्य स वादिराज-गणभृत्स ब्रह्मचा रीविभो: । 
एकोक्तोब कृती स एवं हि दयापालब्रती यन्‍्मन- 
स्यास्तामन्य-परिग्रह-ग्रह-कथा स्वे विग्रहे विग्रह: ॥३९॥ 
त्रलोक्य-दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजत: ॥४०॥ 
आरुद्धाम्बरमिन्दु-बिम्ब-रचितौत्पुक्यं सदा ययश- 
इछत्र॑ं वाक्चमरीज-राजि-रचयोथभ्यर्ण च यत्कर्णयो: । 
सेव्य: सिहसमच्च्य-पीठ-विभव: सर्व-प्रवादि-प्रजा- 
दत्तोच्चेजंयका र-सा र-महिमा श्रीवादि राजो विदां ॥४१॥ 
चूणि ॥ यदीय-गुण-गोचरो5यं वचन-विलास-प्रसर: कवीनां । 
नमो5हंते ॥ 
(दक्षिणमुख ) 
श्रोमच्चालुक्य-चक्र इवर-जयकटके वाग्वधू-जन्मभूमौ 
निष्काण्डण्डिण्डिम: पयंटति पटु-रटो वादिराजस्य जिष्णो: । 
जद्य द्गाद-दर्पो जहिहि गमकता गवं-भूमा-जहा हि 
व्याहारेष्यों जहोहि स्फुट-मृदु-मयु र-श्रव्य-काव्यावलेप: ॥४२॥ 
पाताले व्यालराजो वर्सात सुविदितं यस्य जिह्वा-सहर्न 
निर्गन्ता स्वर्गतोउसो न भवति धिपणो वज्थभुद्यस्य शिष्य: । 
जीवेत्तान्तावदेती निलय-बल-वशाद्वादिन: केअ5त्र नान्‍्ये 
गर्व निमु च्य सव॑ जयिनमिन-समे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥ 
वाग्देवीं सुचिरप्रयोग-सुहृढ-प्रेमाणमप्यादरा- 
दादत्ते मम पाइवं5यमधुना श्रीवादिराजों मुनिः 
भो-भो पश्यत परश्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युच्चके- 
रब्रह्मण्य-परा: पुरातनमुनेर्वाग्वृत्तय: पान्तु वः ॥४४॥ 
गंगावदिव र-शि रो-मणि-बद्ध-सन्ध्या-रागोललसच्च रण-चारुनखेन्दुलक्ष्मी: । 
श्रीशब्दपूर्व-विजयान्त-विनूत-नामा वीमानमानुष-गुणो धस्ततम: 
प्रभांशु ॥४५॥ 
चूणि ॥ स्तुत्तो हि स भवानेप श्रीवादिराज-देवेन ॥ 
यद्विधा-तपसो: प्रशस्तमुभयं श्रोहेमसे नमुनो 
प्रागीसित्सुचिराभियोग-बलतो नीत॑ परामुन्नति । 


३७८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


प्रायः श्रीविजये तदेतदखिल त्तत्वीठिकायां स्थिते 

संक्रान्तं कथमन्यथानतिचिराद्विद्ेदुगीदुक्‌ तप: ॥४६॥ 
विद्योदयो5स्ति न मदो5$स्ति तपो5स्ति भास्व- 
प्तोग्रत्वमस्ति विभुतात्ति न चास्ति मानः ) 

यस्य श्रये कमझुभद्र-मुनीश्वरन्तं 

यः ख्यातिमापदिह-शाम्यद्धेगु णौधे: ॥४७॥ 

स्मरणमत्र पतित्रतम॑ मनो भवति यस्य सतामिह तीत्यिनां 
तमत्तिनिर्मलमात्म-विशुद्धये कमलभद्रसरोवरमाश्रये ॥|४८॥ 
सर्वागैयंमिहालिलिड्भध -सुमहाभागं कलौ भारत्ति 

भास्वन्तं गुण-रत्न-भूषण-गण रप्यग्रिमं योगिनां । 

त॑ सन्तस्तुवत्तामलंकृत-दयापालाभिधानं महा- 

सुरि भूरिधियो5त्र पण्डित-पद॑ यत्र व युक्त स्मृत्ता: ॥४९॥ 
विजित-मदन-दर्प: श्रीदयापालदेवो 

विदित-सकल-शास्त्रो निजिताशेबवादी 
विमलतर-यगोभिव्याप्त-दिक्‌ू-चक्रवालो 

जयति नत-महीभून्मौलिरत्नारुणाडिच्रि: ॥५०॥ 
यस्योपास्य पर्वित्र-पाद-कमल-दन्‍्द्वन्नृप: पोय-सलो 

लक्ष्मी तन्निधिमानयत्स विनयादित्य: कृताज्ञाभुव: | 
कस्तस्थाहंति शान्तिदेव-यमिनस्सामथ्य॑मित्थं तथे- 
त्याख्यातु' विरला खलु स्फुरदुरु-ज्योतिदंशास्ताहशाः ॥५१॥ 
स्वामीत्ति पाण्ड्य-पृथिवी-पतिना निसृष्ट- 
नामाप्त-दुष्टि-विभवेन निज-असादात्‌ ) 

धन्यस्स एवं मुनिराहवमल्लभूमु- 
गास्थायिका-प्रथित-शब्द-चतुमु खाल्य: ॥५२॥ 
श्रीमुल्लूर-विडू र-सा रवसुधा-रत्नं स नाथो गुणे- 

नाक्षूणेन महीक्षित्तामुरु-मह:पिण्डश्शिरो-मण्डन: | 

आराध्यो गुणसेन-पण्डित-पतिस्स स्वास्थ्यकामैर्ज्जना 
यत्सूक्तागद-गन्धतो5पि गलित-लानि गति लूम्मिता: ॥५३॥ 
वन्दे वन्दितमादरादह रहस्स्याद्वाद-विद्या-विदी 
स्वान्त-ध्वान्त-विताने-धूनन-विधो भास्वन्तमन्यं भुवि। 
भवत्या त्वाजितसेन-मानतिक्तां यत्सन्तियोगान्मन:- 

पदुम॑ सझ भवेद्धिकास-विभवस्योन्मुक्त-निद्रा-भमरं ॥५छ॥ 


पट्टावली ; ३७९ 


मिथ्या-माषण-भूषणं परिहरेतौदछत्य'”'“'न्मुञ्चत 
स्याद्वादं वदतानमेत्त विनयाद्वादीभ-कंप्ठीरवं 

नो चेत्तद्‌गु"गज्जित-श्रुति-मय-भ्रान्ता स्थ यूयं यत्त- 
स्तृण्ण॑ निग्रह-जीण्णंकूप:-कुहरे वादि-द्विपा: पातिनः ॥५५॥ 
गुणा: कुन्द-स्पन्दोड्डमर-समरा वागमृतवाः- 
प्लब-प्राय-प्रेयः प्रसर-सरसा कीत्तिरिव सा । 
नखेन्दु-ज्योत्स्नाइ्प्रेन्न्‌ प-चय-चको र-प्रणयिनी 

न कासां इलाघानां पदमजितसेनब्रतिपति: ॥५६॥ 
सकल-भुवनपालान म्र-मूर्दावबद्ध- 
स्फुरित-मुकुट-चूडालीढ-पादा रविन्द: | 
मदवखिल-वादीमेन्द्र-कुम्म-प्रमेदी 

गणभूदजितसेनो भाति वादीभसिंह: ॥५७॥ 


चूण्णि॥ यस्य संसार-वेराग्य-वेभवमेवंविधास्स्ववाचस्सू चयन्ति । 
प्राप्त श्रीजिनशासन त्रिभुवने यद्दुल्लभं प्राणिनां 
यत्संसार-समुद्र-मग्न-जनता-हस्तावलम्बायितं । 
यत्माप्ता: परनिव्य॑पेक्ष-सकल-ज्ञान-श्रियालडकृता- 
स्तस्मात्कि गहनं कुतो भयकश: कावात्र देहे रत्ति: ॥५८॥ 
आत्मेश्वर्य विदितमघुनानन्त-बोधादि-रूपं 
तत्सम्प्राप्ये तदनु समय॑ वत्तंतेड्त्रेव चेतः | 
त्यक्तान्यस्मिन्सुरपति-सुखे चक्रि-सौख्ये च तृष्णा 
तत्तुच्छात्येंरलमलमघी-लोभनेल्लॉकवृत्ते: ॥५९॥ 
अजानन्नात्मानं सकल-विषय-ज्ञानवपुष 
सदा शान्तं स्वान्तःक रणमपि तत्साधनतया । 
वहो-रागद्वेषे: कलुषितमना: को<5पि यतत्ां 
कथं जानन्नेनं क्षणमपि त्ततोज्न्यत्र यत्तते ॥६०॥ 

(पश्चिममुख) 

चूण्णि॥ यस्य च शिष्ययो:ः कंविताकान्त-वादिकोलाहलापरनामघेययो: 

शान्तिनाथपद्मनाम-पण्डितयोरखण्डपाण्डित्यगुणोपवण्ण॑नमिदमसम्पूण्ण॑ ॥॥ 

त्वामासाद्य महाधियं परिगता या विश्व-विद्ज्जन- 
ज्येष्ठाराध्य-गुणा चिरेण सरसा वेदर्ध्य-सम्पद्िगरां । 
कृत्स्नाशान्त-निरन्तरोदित-यशइश्रीकान्तशान्तेन तां 
वक्‍तु' सापि सरस्वती प्रभवति ब्रूम: कथन्तद्वयं ॥६१॥ 


३८० : तीथंकर महावीर और उनकी आचायपरम्परा 


व्यावृत्त-भूरि-मद-सन्तति विस्मृतेर्ष्या- 
पारुष्यमात्त-करुणारुति-कान्दिशीक | 

धावन्ति हन्ति परवादिगजास्त्रसन्त: 
श्रीपद्मनाम-बुध-गन्ध-गजस्य गन्धात्‌ ॥६२॥ 

दीक्षा च शिक्षा च यतो यतीनां जेनं तपस्तापहरन्दधानात्‌ 
कुमारसेनो्वतु यच्चरित्र' श्रेयः पथोदाहरणं पवित्रम ॥६३॥ 
जगड्धिरिम-धस्मर-स्मर-मदान्ध-गन्ध-द्विप- 
द्विधाकरण-केसरी-चरण-सभूष्य-भूभुच्छिल: । 
द्वि-बड़-गुण-वपुस्तपदच रण-चण्ड-धामोदयो 

दयेत मम मल्लिषेण-मलूघारिदेवो गुरु: ॥६४॥ 

बन्दे त॑ं मलधारिणं मुनिपति मोह-द्विषद्‌-व्याहति- 
व्यापार-व्यवसाय-सा र-हृदय॑ सत्संयमोरु-श्रियं । 
यत्कायोपचयीभवन्मलम पि प्रव्यक्त-भक्ति-क्रमा- 
नम्राकम्र-मनो-मिलन्मलमषि-प्रक्षालनेकक्षमं ॥६५॥ 


अतुच्छ-तिमिर-च्छटा-जटिल-जन्म-जीर्णाटवी 
दवानल-तुला-जुषां पृथु-तपः-प्रभाव-त्विषां । 

पद॑ं पद-पयोरुह-अ्रमित-भव्य-भूज़ावलि- 

मंमोल्लसतु मल्लिषेण-मुनिराण्मनो-मन्दिरे ॥६६॥ 
नेमंल्याय मलाविलाजुमखिल-त्र लोकय-राज्यश्रिये 
नेष्किड्चन्यमतुच्छ-तापह॒दयेन्यञचद्भुतागन्तप: | 
यस्यासौ गुण-रत्न-रोहण-गिरि: श्रीमल्लिषेणों गुरु 
वेन्यो येन विचित्र-चारु-चरितेद्धान्री पवित्री-कृता ॥६७॥ 
यस्मिश्नप्रतिमा क्षमाभिरते यस्मिन्दया निह या- 

इलेषो यत्र-समत्वधी: प्रणयिनी यत्रास्पुह्ा सस्पृह्या । 

काम निवृति-कामुकस्वयमथाप्यग्रेसरो योगिना- 
माइचर्याय कथन्न नाम चरितेइश्रीमल्लिषेणो मुनि: ॥६८॥ 
यः पृज्यः पृथिवीतले यमनिशं सन्तस्स्तुवन्त्यादरात्‌ 
येनानड्भ-धनुजितं मुनिजना यस्मे नमस्कुवंते । 
यस्मादागम-निर्णयो यमभूतां यस्यास्ति जीवे दया 
यस्मिन्श्रीमलधारिणि ब्रतिपतो धर्मोस्ति तस्मे नमः ॥६९॥ 
धवल-सरस-तीर्थ सैष सन्यास-धन्यां 

परिणतिमनुंतिष्ठं नन्दिमां निष्ठितात्मा । 


पट्टावली : ३८ १ 


व्यसुजदनिजमज् भंगमंगोद्धवस्थ 
ग्रथितुमिव समूलं भावयन्मावनाभि: ॥७०॥ 

चूणि ॥ तेन श्रीमदजितसेन-पण्डित-देव-दिव्य-श्रीपाद- 
कमल-मघुकरीभूतभावेन महानुभावेन जेनागमप्रसिद्धसल्लेखना- 
विधि-विसुज्यमान-देहेन समाधि-विधि-विलोकनोचित-करण- 
कुतृहल-मिलित-सकल-संघ-सन्तोष-निमित्तमात्मान्त:करण- 
परिणति-प्रकाशनाय निरवद्यं पद्यमिदमाशु विरचितं ॥ 
आराध्य रत्नत्रयभागभोक्‍तं विधाय निरशल्यमशेषजन्तो: 
क्षमां च कृत्वा जिनपादमूले देहूं परित्यज्य दिवं विशाम: ॥७१॥ 


शाके शुन्य-शराम्बरावनिमिते संवत्सरे कीलके 

मासे फाल्गुनके तृतीयदिवसे बारे सिते भास्करे | 

स्वातौ श्वेत-सरोवरे सुरपुरं यातो यतीनां पति- 

मंध्याह्ने दिवसत्रयानशनतः श्रीमल्लिषेणो मुनि: ॥७२॥ 

श्रीमन्‍्मलूधारि-देवरगड्डंविरुद-लेखक-मदनमहेश्वर॑ 

मल्लिनाथं बरेद॑ विरुद-रूवारि-मुख-तिलकं गंगाचारि 

कण्डरिसिदं ॥ 

प्रशस्तिके प्रथम पद्यमें वर्धभानजिनका स्मरण किया है । अनन्तर सप्त- 

ऋष्धिधारी गौतम गणघर, मोहरूपी विशाल मल्लके विजेता भद्रबाहु और उनके 
शिष्य चन्द्रगुप्त, कुन्दपुष्पकी कान्तिके समान स्वच्छ कीत्तिरश्मियोंसे विभूषित 
कुन्दकुन्दाचायं, बादमें 'धू्जटि' की जिल्वाको स्थगित करनेवाले समन्तभद्र, 
सिहनन्दी, वादियोंके समूहको परास्त करनेवाले एवं छह मास तक 'अथ 
शब्दका अर्थ करनेवाले वक्रग्रीव, नवीन स्तोत्रकी रचना करनेवाले वज्जनन्दी 
'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थके कर्ता पात्रकेसरी, 'सुमतिसप्तक'के कर्ता सुमतिदेव, 
महाप्रभावशाली कुमारसेनमुनि, पुरुषार्थंचतुष्टयके निरूपक--वचिन्तामणि' 
ग्रन्थके कर्ता चिन्तामणि, कविचूडामणि श्रीवद्ध देव चूडामणि, सत्तर-वादि: 
विजेता तथा ब्रह्मराक्षसके द्वारा पूजित महेश्वरमुनि, साहसतु ग नरेशके सम्मुख 
हिमशीतल नरेशकी सभामें बोद्धोंके विजेता अकलंकदेव, अकलंकके सघर्मा-- 
गुरुभाई पुष्पेसेन, समस्त वादियोंको प्रशमित करनेवाले विमलचन्द्रमुनि, अनेक 
राजाओं द्वारा वन्दित इन्द्रनन्दि, अन्वर्थ नामवाले परवादिमल्लदेव, कायोत्सर्ग- 
मुद्रामें तपस्या करनेवाले आयंदेव, श्रुतबिन्दुके कर्ता चन्द्रकीत्ति, कमं प्रकृति- 
भट्टारक, पाहवंनाथचरितके रचयिता वादिराज, उनके गुरू मतिसागर और 
प्रगुरु श्रीपादेव, विद्याधनंजय महामुतरि हेमसेन, 'रूपसिद्धि' व्याकरणग्रन्थके 


३८२ : तोथंकर महावीर और उनकी भाचार्यपरम्परा 


कर्ता दयापालमुनि, वादिराज द्वारा स्तुत्य श्रीविजय, कमलभद्रमुनि, महासूरि 
दयापालदेव, विनयादित्य होयसल नरेश द्वारा पृज्य शान्तिदेव, गृणसेन पण्डित- 
पति, स्याह्बादविद्याविद्‌ अजितसेन, स्याह्मादके प्रतिपादक (स्याह्ादसिद्धिकार) 
वादोभ-सिंह तथा इनके शिष्य शान्तिनाथ अपरनाम कविताकान्त ओर पद्म- 
नाभ अपरनाम वादि-कोलाहल, यतियोंके दीक्षा-शिक्षादाता कुमारसेन ओर 
अजितसेन पण्डितदेवके शिष्य महाप्रभावशाली मल्लिषेण मलहूधारिका उल्लेख 
है। प्रशस्तिमें आचार्योकी नामावली गुरु-शिष्यपरम्पराके अनुसार नहीं है। भतः 
पूर्वापर सम्बन्ध और समय-निर्णयमें यथेष्ट सहायता इनसे नहीं मिल पाती है। 
इतना तो अवश्य सिद्ध है कि इस प्रशस्तिसे अनेक आचायों और लेखकोंके 
सम्बन्धमें मोलिक तथ्य इस प्रकारके उपलब्ध होते हैं, जिनसे उनका प्रामाणिक 
इतिवृत्त तैयार किया जा सकता है। 


देवकीतिं-पट्टावलि' 

( शक संवत्‌ १०८५ ) 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्गा: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते 
तत्राम्बुधो सप्तमहर्द्धियुक्तास्तत्सन्‍्ततो बोधनिधिबंभूव ॥१॥ 

[ श्री ] भद्वस्ससवंतों यो हि भद्रबाहुरिति श्रुत्त: | 
श्रुतकेवलिनाथेष्‌ चरमपरमो मुनि: ॥२॥ 
चन्द्र-प्रकाशोज्वल-सान्द्र-की त्ति: श्रीचन्द्रगुप्तोडजनि त्तस्य शिष्य: | 
यस्य प्रभावादवनदेवताभिरा राधित: स्वस्थ गणो मुनीनां ॥३॥ 
तस्यान्वये भू-विदिते बभुव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान: । 
श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीशव राख्यस्सत्संयमादुद्गत-चा र्णाद्ध: ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुन्तीश्वरोध्सावाचार्य-शब्दोत्त रगुद्धपिच्छ: । 
तदन्वये तत्सहशो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेष-पदार्थ-वेदी ॥५॥ 
श्रीगृद्धूपिच्छमुनिपस्यथ बलाकपिच्छ: 

शिष्यो5जनिष्ट भुवनत्रयवत्तिकीत्ति: | 

चारित्रचञ्चु रखिलावनिपाल-मौलि- 
माला-शिलीमुख-विराजितपादपद्म: ॥६॥ 

एवं महाचायं-परम्परायां स्यात्कारमुद्राद्धित्ततत्त्वदीप: | 
भद्वस्समन्ताद गुणतो गणीशस्समन्तभद्रो5्जनि वादिसिह: ॥७॥ 
तत्तः ॥। 





१. जैन शिलालेखसंग्रह, अभिलेख संख्या ४० । 


पट्टावली : ३८३ 


यो देवनन्दिप्रथमाभिधानो बुद्धया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: 
श्रीपूज्यपादो5्जनि देवताभियं॑त्पूजितं पाद-युगं यदीयं ॥८॥ 
जैनेन्द्रं निज-शब्द-भोगमतुल॑ सर्वार्थंसिद्धि: परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकवितां जेनाभिषेक: स्वक: | 
छन्दस्सूक्ष्मधियं समाधिशतक-स्वास्थ्यं यदीयं विदा- 
मारव्यातीह स पुज्यपादमुनिप: पूज्यो मुनीनां गण: ॥९॥ 
ततदच ॥ 

( पश्चिममुख ) 
अजनिष्टाकलड्ूं यज्जिनशासनमादित: | 
अकलझुूं बभो येन सोपकलड्भो महामत्ति: ॥१०॥ 
इत्यादुड्धमुनीन्द्रसन्‍्ततिनिधो श्रीमूलसंघे ततो 
जाते नन्दिगण-प्रमेदविलसद शीगणे विश्वुत्ते । 
गोल्लाचाय॑ इति प्रसिद्-मुनिपो5भूदगोल्लदेशाधिप: 
पूव॑ केन च हेतुना मवभिया दीक्षां गृहीतस्सुघी: ॥११॥ 
श्रीमतृत्रेकाल्ययोगी समजनि महिका काय-लग्ना ततुत्र' 
यस्याभूदवृष्टि-धारा निशित-शर-गणा ग्रीष्ममात्तंण्डबिम्बं । 
चक्र' सदवृत्तचापाकलित-यति-वरस्याघशत्र न्विजेतु 
गोल्लाचार्यस्य शिष्यस्स जयतु भुवने भव्यसत्केरवेन्दु: ॥१४॥ 
तच्छिष्यस्य ॥ 
अविद्धकर्ण्नादिकपद्मनन्दिसैद्धान्तिकास्यो5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेव-ब्रतिताप्रसिद्धिर्जीयात्तु सो ज्ञान-निधिस्सुधी रः ॥१५॥ 
तच्छिष्य: कुलभूषणाख्ययतिपदचारित्रवारान्निधि- 
स्सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्म्मो महान । 
शब्दाम्भोरुहभास्कर: प्रथिततक्कंग्रन्थकार: प्रभा- 
चन्द्राल्यो मुनिराज-पण्डितवर: श्रीकुण्डकुन्दान्चय: ॥१६॥ 
तस्य श्रीकुलभूषणाख्यसुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत- 
स्सद्वृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: । 
तच्छिष्योष्जनि माघनन्दिमुनिपः कोल्लापुरे तीर्थ क- 
द्ाद्वान्ताराण्नंवपारगो3चलघृतिइ्चारित्रचक्र श्वर: ॥१७॥ 
एले मार्वि बनवब्जदि त्तिलिगोलं माणिक्यदि मण्डना- 
वलिताराधिपनि नम॑ शुभदमा गिप्पंन्तिरिद्‌ त्ुनि- 
म्मंलवीगल्‌ कुलचन्द्रदेवचरणाम्भोजातसेवाविनि- 


३८४ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्यपरम्परा 


हिमवत्कुत्कील-मुक्ताफल-तरलतरत्ता२-हा रेन्दुकुन्दो- 
पमकीत्ति-व्याप्तदिग्मण्डलनवनत-भू-मण्डल भव्य-पद्मो- 
ग्र-मरीचीमण्डलं पण्डित-तति-विनतं माघनन्यास्यवा्च 
यमिराजं वाग्वधूटीनिटिलतटहटन्नृत्नसद्रत्नप"१९॥ 
हल त मद-रदनिकुलमं भरदि निब्भदिसल्के'सरियेनिपं 
वरसंयमाब्धिचन्द्रं धरेयोल“माघनन्दि-सैद्धान्तेश ॥२०॥ 
तच्छिष्यस्य 
अवर गुड्डुगलु सामान्तकेदारनाकरस दानश्रेयांस सामन्त निम्ब- 
देव जगदोब्बंगण्ड सामन्तकामदेव ॥ 
(उत्तरमुख) 
गुरुसैद्धान्तिममाघनन्दिमुनिपं श्रीमच्चमृवल्लभं 
भरत छात्रनपारशास्त्रनिधिगल श्रीभानुकीत्तिप्रभा- 
स्फुरितालडकृत-देवकीत्ति-मुनिपश्शिष्यज्जंगन्मण्डन- 
होरिय गण्डविमुक्तदेवनिनगिन्नीनामसेद्धान्तिकर्‌ ॥२१॥ 
क्षीरोदादिव चन्द्रमा मणिरिव प्रस्यात-रत्नाकरात्‌ 
सिद्धान्तेशवरमाघनन्दियमिनो जातो जगन्‍्मण्डन:। 
चारित्र कनिधानधामसुविनम्रो दीपवत्तीं स्वयं 
श्रीमद्गण्डविमुक्तदेवयतिपस्सैद्धान्तचक्राधिप: ॥२२॥ 
अवर सघधम्मंर्‌ । 
आवों वादिकथात्रयप्रवणदोल्‌ विद्वज्जनं मेच्चे वि- 
द्यावष्टम्भनप्युकेय्दु परवादिक्षोणिमृत्पक्षमं । 
देवेन्द्र कडिवर्न्दाद कडिदेले स्याद्गादविद्यास्रदि 
त्रविद्यश्रुतकीत्तिदिव्यमुनिवोल विश्यातियं ताल्दिदों ॥२३॥ 
श्रुतकीत्ति-त्र विद्य-- 
ब्रति राघवपाण्डवीयमं विभु (बु) धचम- 
त्कृतियेनिसि गत प्रत्या- 
गतदि पेल्दमलकीत्तियं प्रकटि सिदं ॥२४॥ 
अबरमग्रजरु॥ 
यो बौद्धक्षितिभुत्कतरालकुलिशद्चार््वाकमेघान (नि) ली 
मीमांसा-मत-वर्ति-वादि-मदवन्मात्तज़-कण्ठी रब: ॥ 
स्याद्मादाब्धि-शरत्समुद्गतसुधा-शोचिस्समस्तैस्स्तु- 
स्स श्रीमान्भुवि भासते कनकनन्दि-ख्यात-योगीश्वर: ॥२५॥ 


पट्टावली : ३८५ 
२५ 


बेताली मुकुलीकृताअजलिपुटा संसेवते यत्पदें 

झोट्टिज़: प्रतिहारको निवसत्ति द्वारे च यस्यान्तिके । 

येन क्रीडत्ति सन्‍्ततं नुततपोलध्ष्मीयंश (:) श्रीप्रिय- 

स्सो5यं शुम्भति देवचन्द्रमुनिषो भट्टारकौघाग्रणी: ॥२६॥ 

अवर सपघरम्मंर्म्माघनन्दि त्र विद्य-देवरु-विद्याचक्रवत्ति-श्रीमद्देवकीत्ति-पण्डित- 

देवर दिष्यरु श्रीशुभचन्द्रत्र विद्येवरुं गण्डविमुक्तवादि चतुम्मु ख-रामचन्द्र- 
श्री विद्येवर वादिवज़ाइकुआ-श्रीमदकलखुत्र विद्यदवरुमापरमेहवरन-गुड्ड्गलु 
माणिक्यभण्डारि भरियाने दण्डनायकरुं श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारिपिरिय- 
दण्डनायकंभरतिमयड्भलु' श्रीकरणद हेग्गडे बूचिमयद्भुलु जगदेकदानि हेग्गडे 
कोरय्यनु ॥ 

अकलड्ू-पितृ-वाजि-बंश-तिलक-श्री-यक्षराजं निजा- 

म्बिके लोकाम्बिके लोक-वन्दिते सुशीलाचारे देवं दिवी- 

श-कदस्ब-स्तुतु-पाद-पद्मनरुहं नाथ यदुक्षोणिपा- 

लक-चुडामणि नारसिड्भुनेनलेन्नोम्पुल्लनोहुल्लपं ॥२७॥ 

श्रीमन्महाप्रधानं सर्व्वाधिकारे हिरियभण्डारि अभिनवगड्भुदण्डनायक-श्री- 

हुल्लराजं तम्म गुरुगलप्पश्रीकोण्डकुन्दान्वयद श्रीमूलसंद्धृद देशियगणद पुस्तक- 
गच्छद श्रीकोल्लापुरद श्रीऱपनारायणन बसदिय प्रतिविद्धद श्रीमत्केल्लड्रेरेय 
प्रतापपुरवं पुनब्मंरणव॑ माडिसि जिननाथपुरदलु कल्ल दानशालेयं माडिसिद 
श्रीमन्महामण्डलाचायंदुर्देवकीत्तिपण्डितदेवरगं परोक्षविनयवागि निशिदियं माडि- 
सिद अवर शिष्यलंक्खणन्दि-माधवत्रिभुवनदेवमं हादान-पूजाभिषेक-मार्डि प्रतिष्ठेयं 
माडिदरु मजलमहा श्री श्री श्री 


इस अभिलेखमें गोतम गणधरसे लगाकर मुनिदेवकीत्ति पण्डित्देवतक 
आचार्य-परम्परा दी गई है | इस पट्टावलिमें गोत्तम स्वामी, भद्गबबाहु, चन्द्रगुप्त, 
कोण्डुकुन्द-पद्मनन्दि प्रथम, गृप्नपिच्छाचाय, बलाक्पिच्छ, वादिसिह समन्तभद्र, 
पूज्यपाद-देवनन्दि प्रथम, अकलड्ू, गोल्लाचाय॑, त्र काल्ययोगी, अविद्धकर्ण-पद्म- 
तन्दि ( कौमारदेव )। उनके दो शिष्य कुलभूषण ओर प्रभाचन्द्र, कुलभूषणकी 
परम्परामें कुलचन्द्रदेव, माघनन्दि मुनि (कोल्लापुरीय), गण्डविमुक्तदेव । गण्ड- 
विमुक्तदेवके दो शिष्य भानुकीत्ति ओर देवकीत्तिके नाम आये हैं। देवकीतिका 
समाधिमरण शक सं० १०८५में हुआ है। इस अभिलेखमें कनकनल्दि और देव- 
चन्द्रके आ्राता श्रतकीत्ति त्र वेद्य मुनिकी प्रशंसा की गई है । इन्होंने देवेन्द्र सहश 
विपक्ष-वादियोंकी पराजित किया और एक चमत्कारी काव्य 'राघवपाण्डवीय' 
की रचना की | यह कृत्ति आदिसे अन्त और अन्तसे आदिको ओर पढ़ी जा 


३८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


सकती है। श्रुतकीत्तिकी प्रशंसा नागचन्द्रकृत रामचन्द्रचरितपुराण (पम्प 
रामायणके प्रथम आध्वासमें चोबोसवें-पच्चीसवें पद्मोंमें ) भी अद्धित है। इस 
काव्यकी रचना शक सं० १०२२के लगभग हुई है । 

प्रतापपुरकी रूपनारायण वस्तिका जीर्णोद्धार और जिननाथपुरमें एक दान- 
शालाका निर्माण करनेवाले महामण्डलाचायं देवकीत्ति पण्डितदेवके स्वर्गवास 
होने पर यादववंशी नारसिंह नरेशके मंत्री हुल्लप्पने निषद्याका निर्माण कराया, 
जिसकी प्रतिष्ठा देवकीत्ति आचायंके शिष्य लक्खनन्दि, माधव और त्रिभुवन- 
देवने दानसहित की | 

इस अभिलेखमें तीन बातें बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है 
कि इसमें गौतम गणघरकी परम्परामें भद्रबाहु और भद्रबाहुके अन्वयमें चन्द्रगुप्त- 
का उल्लेख आया है। तथा चन्द्रगुप्तके अन्वयमें कोण्डुकुन्द (कुन्दकुल्द) का 
कथन है । नन्दिसंघकी पट्टावलिमें भद्गबाहु, गुप्तिगुप्त, माघनन्दि, जिनचन्द्र और 
इसके पश्चात्‌ कोण्डुकुन्दकका नाम आया है। इन्द्रनन्दि श्रुतावत्तारके अनुसार 
कोण्ड्कुन्द आचार्योमें हुए हैं, जिन्होंने अद्भुज्ञानके लोप होनेके पश्चात्‌ आगम- 
ज्ञानको ग्रन्थबद्ध किया | 

मूलसड्डके अन्तगंत नन्दिगणमें जो देशीगणप्रमेद हुआ, उसमें गोल्लदेशा- 
घिपके आचार्य गोल्लाचार्य हुए हैं ओर इन्हींकी परम्परामें देवकीत्तिका जन्म 
हुआ है । 


नयकीर्तति-पट्ठावलि' 

( शक सं० १०८९ ) 
श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तम रत्नवर्ग्गा: श्रीगौतमाद्या: प्रभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधो सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्ततो नन्दिगणे बभूव ॥३॥ 
श्रीपद्यनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचाय्यंशब्दोत्तरकोण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासीदर्भिधानमुद्यच्चरित्रसञ्जातसुचारण्णद्धि: ॥४॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्व रोध्सावाचाय्यं-शब्दोत्त रगुद्धपिऊच्छ: । 
तदन्वये तत्सहसो (शो)$स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थ-वेदी ॥५॥ 
श्रीगुद्धपिऊच्छ-मुनिपस्य बलाकपिच्छ: 

शिष्योध्प्यनिष्ट भुवनत्रय-वत्ति-कीत्ति:। 
चारित्रचजञ्चु रखिलावनिपालमौलि- 
. माला-शिलीमुख-विराजित-पाद-पद्म: ॥६॥ 


१. जेनशिलालेखसंग्रह, प्रथम भाग, अभिलेखसंस्या ४२ । 
पट्टावछी : ३८७ 


तच्छिष्यो गुणनन्दि-पण्डितयतिश्चारित्रचक्र श्वर- 
स्तककं-व्याकरणादि-शास्त्र-निपुणस्साहित्य-विद्यापति: । 
मिथ्यावादिमदान्ध-सिन्धु र-घटासब्डुट्टकण्ठी रवो 
भव्याम्भोज-दिवाकरो विजयतां कन्दपं-दर्प्पपहः ॥७॥ 
तच्छिष्यालिशता विवेक-निधयइशास्त्राब्धिपा रछूता- 
स्तेषत्कृष्टतमा: द्विसप्ततिमितास्सिद्धान्त-शास्त्रार्थक- 
व्याख्याने पटवो विचित्र-चरितास्तैषु प्रसिद्धो मुनि- 
न्ननानुन-नय-प्रमाणनिपुणो देवेन्द्र-सेदान्तिक: ॥८॥ 
अजनि महिपचूडा-रत्न॒राराजितादिध्र- 

व्यिजित-मकरकेतृदण्ड-दोह्‌ ण्ड-गव्वं: । 
कुनय-निकर-भूदघानीक-दम्मोलि-दण्ड- 

स्‍्स जयतु विबुषेन्द्रो भारती-भाल-प़: ॥९॥ 
तच्छिष्य: कलधोतनन्दिमुनिपस्सिद्वान्तचक्र श्वरः 
पारावार-परीत-धारिणि-कुलव्याप्तोरुकीत्तीश्वर: | 
पञ्चाक्षोन्मद-कुम्मि-कुम्भ-दलन-प्रोन्‍्मुक्त-मुक्ताफल 
प्रांशु-प्राञ्चितकेसरी बुधनुतो वाक्कामिनी-वल्लभ: ॥१०॥ 
अवग्गें रविचन्द्र-सिद्धान्तविदस्संम्पूण्णंचन्द्रसिद्धान्तमुनि- 
प्रवरखरवग्गें शिष्यप्रवर श्रीदामनन्दि-सन्मुनि-पतिगल ॥११॥ 
बोधित-भव्यरस्त-मदनम्मंदर-वाज्जित-शुद्ध-मानसर्‌ 
श्रीधरदेवरेम्बररग्गंग्र-तन्‌भवरादरा यश- 
श्रीघरग्वाद शिष्यरवरोल नेगल्दस्मंलघारिदेवरं 
श्रीधरदेवरुं नत-नरेन्‍्द्र-ति (कि) रीट-तटान्चितक्रमर्‌ ॥१२॥ 
आनम्नावनिपाल-जालकशिरो-रत्न-प्रभा-मासु र- 
श्रीपादाम्बुरुह-ठयो वर-तपोलक्ष्मोमनो रज्जन: । 
मोह-व्यूह-महीदूध-दुद्ध र-पवि: सच्छोलशालिज्जंग- 
त्ूव्थातश्रीधरदेव एव मुनिपो भामाति भूमष्डले ॥१३॥ 
तच्छिष्यर्‌ || 
भव्याम्मोरुह-षण्ड-चण्ड-कि रण: कपूर-हार-स्फुर- 
त्कीत्तिश्नोेघवलीकृताखिलदिशाचक्रव्चरित्रोन्नत: । 


(दक्षिणमुख) 
भाति श्रीजिन-पुद्भुव-प्रवचनाम्भो राशि-राका-शशी 
भूमौ विश्वुत-माधनन्दिमुनिपस्सिद्धान्तचक्र शवर: ॥१४॥ 


ह८८ : तीथंकर महावोर ओर उनको आचार्यपरम्परा 


त्च्छिष्यर्‌ ॥ 
सच्छीलश्‌ शरदिन्दु-कुन्द-विद्ददं-प्रोद्य्यद-श्रीपति- 
दृष्यंदृ्पंक-दप्पं-दाव-दहन-ज्वालालि-कालाम्बुद: । 
श्रीजेनेन्द्रवच: पयोनिधि-शरत्सम्पृष्णं-चन्द्र: क्षितौ 
भाति श्रीगणचन्द्र-देव-मुनियो राद्धान्त-चक्राधिप: ॥१५॥ 
तत्सघमंर्‌॥ 
उद्भूते नुत-मेघचन्द्र-शशिनि प्रो्ययशइचन्द्रिके 
संवर्द्धेत तदस्तु नाम नितरां राद्धान्त-रत्नाकर: । 
चित्र तावदिदं पयोधि-परिधि-क्षोणो समुद्वीक्ष्यते 
प्रायेणात्र विजुम्मते भरत-शास्त्राम्भोजिनी सन्तत्त ॥१६॥ 
तत्सधम्मेर्‌ ॥ 
चन्द्र इव धवल-कीत्तिद्वंवलीकुरुते समस्त-भुवनं यस्य 
तच्चन्द्रकीत्तिसड्ल्-भट्टारक-चक्रवरत्तिनो5स्य विभाति ॥१७॥ 
तत्सधम्मेर्‌॥ 
नेयायिकेभ-सिंहो मोमांसकरतिमिर-निकरनिरसन-तपन: । 
बोद्ध-वन-दा व-दहनोजयति महानुदयचन्द्रपण्डितदेव: ॥१८॥ 
सिद्धान्त-चक्रवर्त्ती श्रीगुणचन्द्रत्रतीर्वरस्य बभूव 
श्रीनयकीत्तिमुनीन्द्रों जिनपति-गदिताखिलाथंवेदी शिष्य: ॥१९॥ 
स्वस्त्यनवरत-विनत-महिप-मुकुट-मौक्तिक-मयूख-माला-सरोमण्डनी भूत-चा रु- 
चरणार-विन्दरु । भव्यजन-हृदयानन्दरु । कोण्डकुन्दान्वय-गगन-मात्तंण्डरुं । 
लीला-मात्र-विश्वितोच्चण्ड-कुसुमकाण्डरं॑ । देशीय-गण-गजेन्द्र-सान्द्र-मद-धा राव- 
भासरुं। वितरणविलासरुं | श्रीमद्गुणचन्द्र-सिद्धान्त-चक्रवत्ति-चारुतर-चरण 
सरसीरुह-षट्चरणरु । अशेष-दोषदूरीकरणपरिणतान्त:करणरुमप्प श्रीमन्‍्नय- 
कीत्ति-सिद्धान्त-चक्रवत्ति गले-न्तप्परेन्दडे ॥ 
साहित्य-प्रमदा-मुखाब्जमुकु रदचारित्र-चूडामणि- 
श्रीजेनागम-वा द्धि-वर््धन-सुधाशोचिस्समुख्भासते । 
यदशल्य-त्रय-गा रव-त्रय-लसहण्ड-त्रय-ध्वंसक- 
स्स श्रीमान्नयकीत्ति देवमुनिपस्सैद्धान्तिकाग्रेसर: ॥२०॥ 
माणिक्यनन्दिमुनिप: श्रीनयकीत्तिब्रतीश्वरस्य सधम्मं: । 
गुणचन्द्रदेवतनयो राद्धान्त-पयोधि-पारगो-भुवि भाति ॥२१॥ 
हार-क्षी र-हराहहास-हलभूृत्कुन्देन्दु-मन्दाकिनी 
कप्पूं र-स्फटिक-स्फुरदरयशो-धौतत्रिलोकोदर: । 


पट्टायछी : ३८९ 


उच्चण्ड-स्मर-मूरि-मूधरपवि: ल्यातो वभूव क्षितौ 

स श्रीमाननयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्र श्वरः ॥२२॥ 
रन्प्रनवद्युचन्द्रमसिदुम्मु स्याच संवत्सरे 

वैशाले घवले चतुद्दंशदिने वारे च सूर्य्यात्मजे । 

पुर्ग्याद्दे प्रहरे गतेःढंसहिते स्वग्गं जगामात्मवान्‌ 

विख्यातों नयकीत्ति-देव-मुनिपो राद्धान्तचक्राधिप: ॥२३॥ 

श्रीमज्जेन-वचोन्धि-वर्दन-विधुस्साहित्यविद्यानिधिस्‌ 


( पश्चिम मुख ) 
-मस्तक-लुठत्पोत्कण्ठ-कण्ठी रव: । 
स श्रीमान्‌ गुणचन्द्रदेवतनयस्सौजन्यजन्यावनि 
स्थेयात्‌ श्रीनयकीत्ति देवमुनिपस्सिद्धान्तचक्र शवर: ॥२४॥ 
गुरुवादं खचराधिपंगे बलिगं दानक्के बिष्पिंगे तां 
गुरुवादं सुर-भूधरक्के नेगल्दा केलास-शेलक्के ता | 
गुरुवादं विनुतंगे राजिसुविरुड्भोलडंगे लोकक्के सद्‌ 
गुरुवादं नयकीत्ति देवमुनिपं राद्धान्त-चक्राधिपं ॥५॥ 
तच्छिष्यर्‌ ॥ 
हिमकर-शरदम्र-क्षी र-कल्लोल-जाल-स्फटिक-सित-यश-श्रीशु भ-दिक- 
चक्रवाल: । 
मदन-मद-तिमिस्र-श्रेणितीव्रांशुमाली जयति निखिल-वन्द्ो मेघचन्द्र: 
व्रतीन्द्र: ॥२६॥ 
तत्सधम्मंर्‌ ॥ 
कन्दर्पपाहबकर्पातोद्धु रतनुत्राणोपमो रस्थली 
चड्न्वदृभूरमलछा विनेय-जनता-नीरेजिनी-भानव: । 
त्यक्ताशेष-बहिव्विकल्प-निचयाइचारित्र-चक्र स्वर: 
शुम्भन्त्यण्णितटाक-वासि-मलघारि-स्वामिनो भूतले ॥२७॥ 
तत्सधम्मर्‌ ॥ 
षट्‌-कम्मं-विषय-मन्त्र नानाविध-रोग-हारि-वैद्ये च । 
जगदेकसूरिरेष श्रीघरदेवो बभूव जगति प्रवण: ॥२८॥ 
तत्सधम्मर्‌ ॥ 
तकके-व्याकरणागम-साहित्य-प्रभूति-सकल-शास्त्रात्यञ्ञ: । 
विख्यात-दामनन्दि-श्र विद्य-मुनीश्वरो-घराग्रे जयति ॥२९॥ 


३९७ : तीबंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


श्रीमज्जेनमताब्जिनीदिनकरो नेय्यायिकामआआानिल- 

हवार्व्वकावनिभृत्करालकुलिशो बौद्धान्धिकुम्भोद्धव: | 

यो मीमांसकगन्धसिन्धुरशिरोनिब्भेंदकष्ठी रव- 

ञ्न॑ विद्योत्तमदामनन्दिभुनिपस्सो5यं भुवि आ्राजते ॥३०॥ 
तत्सधम्म॑र॥ 


दुग्धाब्धि-स्फटिकेन्दु-कुन्द-कुमुद-व्याभासि-कीत्तिप्रिय- 
स्सिद्धान्तोदधि-वद्धंनामृतकर: पारात्ययं-र॒त्नाकर: | 
ख्यात*श्री-नयकीत्तिदेवमुनिपश्रीपाद-पश्च-प्रियो 
भात्यस्थां भुवि भानुकीत्ति-मुनिपस्सिद्धान्तचक्राधिप: ॥३१॥ 
उरसेन्द्र-क्षी र-ती राकर-रजत-गिरि-श्रोसितच्छत्र-गड्भा- 
हरहासैरावतेम-स्फटिक-वृषभ-शुश्ना म्रनीहा र-हा रा- 
मर-राज-दवेत-पद्धे रूह-हलघर-वाक्‌-दद्धु-हंसेन्दु-कुन्दो- 
त्करचण्चत्कीत्तिकान्तं धेरयोलेसेदती भानुकीत्ति-ब्रतीनदर ॥३२॥ 
तत्सघम्मेर्‌ ॥ 
सद्वृत्ताकृति-शोभिताखिलकला-पृण्णं-स्मर-ध्वंसक: 
शब्वह्िदव-वियोगि-हत्सुखक र-श्रीबालचन्द्रो मुनिः। 
वक्र णोन-कलेन-काम-सुहदा चज्चद्वियोगिद्विषा 
लोकेस्मिन्नुवमीयते कथमसौ तेनाथ बालेन्दुना ॥३२३॥ 
उच्चण्ड-मदन-मद-गज-निर्भेद-पटुत्तर-प्रताप-मृगेन्द्र: 
भव्य-कुमुदोध-विकसन-चन्द्रो भुवि भाति बालचन्द्र: मुनीन्‍्द्र: ॥३४॥ 
ताराद्ि-क्षी र-पू र-स्फटिक-सु र-सरित्ता रहा रेन्दु-कुन्द- 
श्वेतोद्यत्कीत्ति-लक्ष्मी-प्रसर-धवलिताशेषदिक्‌-चक्रवाल: | 
श्रीमत्सिद्धान्त-चक्र श्वर-नुत-नयकी त्ति-ब्रतीशाह्ध्रिमक्त: 
(उत्तरमुख) 
श्रीमान्भट्रा रकेशो जगति विजयते मेंघचन्द्र-ब्रतीन्द्र: ॥३५॥ 
गाम्भीयें मकराकरो वितरणे कल्पद्रमस्तेजसि 
प्रोच्चण्ड-द्युमणि: कलास्वपि शरीं धैय्यें पुनर्मन्दर: । 
सब्वोर्व्वा-परिपृण्णं-निम्मंल-यशो-लक्ष्मी -मनो-रञ्जनो 
भात्यस्यां भुवि माघनन्दिमुनिषों भट्वारकाग्रेसर: ॥३६॥ 
वसुपृण्णंसमस्ताश: क्षितिचक्र विराजते | 
चञ्न्चत्कुवलयानन्द-प्रभाचन्द्रो मुनीबबरः ॥३७॥ 


पट्टावली : ३९१ 


तत्सघम्मर ॥ 
उच्चण्डग्रहकोटयो नियमितास्तिष्ठन्ति येन क्षिती 
यद्वाग्जातसुधा रसो खिलबिषव्युच्छेदकश्शो भते । 
यत्तन्त्रोदविधि: समस्तजनता रोग्याय संवत्तंते 
सोधषयं शुम्भति पद्मनन्दिमुनिनाथों मन्त्रवादीश्वरः ॥३८॥ 

तत्सधम्मंर्‌ ॥। 
चव्चच्चन्द्र-मरीचि-शा रद-धन-क्षी राब्धि-ता राचल- 
प्रोद्यत्कीत्ति-विकास-पाण्डुर-त्तर-ब्रह्माण्ड-भाण्डोदर: । 
वाक्कान्ता-कटठिन-स्तन-द्य-तटी-हारो गरभीरस्थिरं 
सोध्यं सस्नुत-नेमिचन्द्र-मुनिपो विश्नाजते भूतले ॥३२९०॥ 
भण्डाराधिकृत: समस्त-सचिवाधीशो जगद्विश्रुत- 
श्रीहुल्लो नयकीत्तिदेव-मुनि-पादाम्भोज-युग्मप्रिय: । 
कीत्ति -श्री-निलय: परात्थं-चरितो नित्यं विभाति क्षितो 
सोथ्यं श्रीजिनधम्मं-रक्षणकर: सम्यक्त्व-रत्नाकरः ॥४०॥ 
श्रीमच्छीकरणाधिपस्सचिवनाथो बिश्व-विद्न्निधि- 
दचातुत्व॑ण्णं-महान्नदान-करणोत्साही क्षितों शोमते | 
श्रीनीलो जिन-धम्मं-नम्म॑ंऊ-मनास्साहित्य-विद्याप्रिय- 
स्सोजन्यक-निधिदशशाडू विशद-प्रोद्ययश-श्रीपत्ति: ॥४१॥ 
आराध्यो जिनपो गृरुइव नयकीत्ति-ख्यात-योगीश्वरो 
जोगाम्बा जननी तु यस्य जनक (:) श्रीबम्बदेवो विभुः । 
श्रीमत्कामलत्ता-सुता-पुरपतिश्री मल्लिनाथस्सुतो 
भात्यस्यां भुवि नागदेव-सचिवश्चण्डाम्बिकावल्लभ: ॥४२॥ 
सुर-गज-शरदिन्दु-प्रस्फ्रत्कीत्तिशुभ्री 
भवदखिल-दिगन्तो-वाग्वधू-चित्तकान्त: । 
बुध-निधि-नयकीत्ति-ख्यात-योगीन्द्र-पादा- 
म्बुज-युगकृत-सेव: शोभते नागदेव: ॥४३॥ 
ख्यातश्रीनयकीत्तिंदेवमुनिनाथानां पय: प्रोल्लस- 
त्कीत्तीनां परम॑ परोक्ष-विनयं कतु” निषध्यालय॑ । 
भक्‍्त्याका रयदाशणडू-दिनकृत्तारं स्थिर स्थायिनं 
श्रीनागस्सचिवोत्तमो निजयशश्रीशुअ्रदिग्मण्डल: ॥४४॥ 

इस अभिलेखमें नागदेव मंत्री द्वारा अपने गुरु श्रीनयकीत्ति श्रीयोगीनद्रदेव 

की निषद्या-निर्माण कराये जानेका उल्लेख है। नयकीत्ति मुनिका स्वर्गवास छः 


३९२ ४ तीर्थकर महावीर और उनकी आधघार्यपरम्परा 


सं० १०९५ वेशाख शुक्ला चतुदंशीको हुआ था। इन नयकीत्ति योगीन्द्रदेवकी 
विस्तृत गुरुपरम्परा इस अभिलेखमें आयी है। बताया है-- 

पद्मनन्दि अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वामि-गृप्नपिच्छाचायं, बलाक- 
पिच्छ, गुणनन्दि, देवेन्द्र सेद्धान्तिक, कलधोत्तनन्दि, रविचन्द्र अपरनाम सम्पूर्ण- 
चन्द्र, दामनन्दि मुनि, श्रीधरदेव, मलधारिदेव, श्रीधरदेव, माघनन्दिमुनि, गुण- 
चन्द्रमुनि, मेघचन्द्र, चन्द्रकीत्ति भट्टारक और उदयचन्द्र पण्डितदेव हुए। नय- 
कीत्ति गुणचन्द्र मुनिके शिष्य थे और उनके सघर्मा गुणचन्द्रमुनिके पुत्र माणिक्य- 
नन्दि थे। उनकी शिष्यमण्डलीमें मेघचन्द्र ब्रतीन्द्र, मलधारिस्वामि, श्रीधरदेव, 
दामनन्दि त्र॑ विद्य, भानुकीत्ति मुनि, बालचन्द्रमुनि, माघनन्दिमुनि, प्रभाचन्द्र 
मुनि, पद्मनन्दि मुनि ओर नेमिचन्द्र मुनि थे। 

इस अभिलेखमें नन्दिगण कुन्दकुन्दान्वयकी परम्परा अद्धित की गई है। 


प्रथम शुभचन्द्रकी गुर्वावली 


श्रीमानशेषनरनायक-वन्दिता-इ्नी: श्रीगुष्तिगुप्त (१) इति विश्वुत-नामघेय:। 
यो भद्रबाहु (२) मुनिपु गव-पट्टपद्म: सूय्यं: स वो दिशतु निम्मंलसंघवृद्धिम्‌ ॥१॥ 
श्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणो5त्िरम्य: । 
तत्राउभवत्यूबं-पदांशवेदी श्रीमाघनन्दी (३) नर-देव-वन्द: ॥२॥ 

पट्टे तदीये मुनिमान्यवृत्तो जिनादिचन्द्र (४) स्समभ्दतन्त्र:-- 

ततो5भवत्पञ्चसुनामधाम श्रीपञ्ननन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥३॥ 

आचायय॑: कुन्दकुन्दास्यो (५) वकग्रीवो महामुनि: । 

एलाचार्य्यों गृद्धपिच्छ: पद्मनन्दीति तन्नुतिः ॥४॥ 

तत्त्वाथंसत्रकतृ त्व-प्रकटीकृतसन्मना: | 

उमास्वाति (६) पदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिरांशुमान्‌ ॥५॥ 

लोहाचार्य (७) स्ततो जातो जातरूपघरोश्मरे: । 

सेवनीय: समस्ता5थंविबोधनविज्ञारद: ॥६॥ 

तत: पट्टढ्वयी जाता प्राच्युदीच्युपलक्षणात्‌ । 

तेषां यतीश्वराणां स्पुर्नामानीमानि तत्त्वतः ॥»॥ 

यश:कीत्ति (८) यंशोनन्दी (९) देवननदी (१०) महामत्ति: । 

पूज्यपाद: पराख्येयो गणनन्दी (११) गुणाकर: ॥4८॥ 

वज्जनन्दी (१२) वज्ञवृत्तिस्ताकिकाणां महेह्वरः । 

कुमारनन्दी (१३) लोकेन्दु: (१४) प्रभाचन्द्रो (१५) वचोनिधि: ॥९। 


पट्टावली : ३९३ 


नेमिचन्द्रो (१६) भानुनन्दी (१७) सिहनन्दी (१८) जटाघर:। 
वसुनन्दी (१९) वीरनन्दी (२०) रत्ननन्दी (२१) रतीशमितु ॥१०॥ 
माणिक्यनन्दी (२२) मेघेन्दु: (२३) शान्तिकीत्ति (२४) मंहायशा: । 
मेरकीतसि (२५) मंहाकीति (२६) विश्वनन्दी २७) विदाम्बर: ॥११॥ 


श्रीमषण: २८) शीलचन्द्र: (२५) श्रीनन्दी (३०) देशभूषण: (३१)। 
अनन्तकी त्तिं (३२) धंर्मादिनन्दी (३३) नन्‍्दीतति शासन: ॥१२॥ 
विद्यानन्दी (३४) रामचन्द्रो (३५) रामकीत्ति (३६) रनिन्धावाक्‌ | 
अभयेन्दु (३७) नंरचन्द्रो (३८) नागचन्द्र: (३९) स्थिरत्रतत: ॥१३॥ 
नयनन्दी (४०) हरिश्चन्द्रो (४१) महीचन्द्रो (४२) मलोज््षित: | 
माघवेन्दु (४३) लंक्ष्मीचन्द्रो (४४) गुणकीत्ति (४५) गु णाश्रयः ॥१४॥ 
गुणचन्द्रो (४६) वासवेन्दु (४७) लेकचन्द्र: (४८) स्वत्तत्त्ववित्‌ । 

श्र विद्य: श्रुतकीरत्त्याख्यो (४९) वैयाकरण: भास्कर: ॥१५॥ 

भानुचन्द्रो (५०) महाचन्द्रो (५१) माघचन्द्र: (५२) क्रियागुणी: । 
ब्रह्म नन्दी (५३) शिवनन्दी (५४) विश्वचन्द्र: (५५) स्तपोधनः ॥१६॥ 
सेद्धान्तिको हरिनन्दी (५६) भावनन्दी (५७) मुनीश्वरः । 

सुरकीत्ति (५८) विद्याचन्द्र: (५०) सुरचन्द्र: (६०) श्रियांनिधि: ॥१७॥ 
माघनन्दी (६१) ज्ञाननन्दी (६२) गज्भूनन्दी (६३) महत्तम:। 
सिहकीत्ति (६४) हेमकीत्ति (६५) इचारुननदी (६६) मनोज्ञधी: ॥१८॥ 
नेमिनन्दी (६७) नाभिकीत्ति (६८) नंरेन्द्राद (६९) यशः:परम । 
श्रीचन्द्र: (७०) पद्मकीत्तिश्व (७१) वद्धमानो (७२) मुनीश्वर: ॥१९॥ 
अकलड्ू (७३) इ्चन्द्रगुरुलेलितकीति (७४) रुत्तम: । 

श्र विद्यः केशवश्चन्द्र (७५) इचारुकीत्ति: (७६) सुघामिक: ॥२०॥ 
सैद्ान्तिकोइभयकीत्ति (७७) वंनवासी महातपा: । 

बसन्‍्तकीत्ति (७८) व्याप्राहिसेवित: शीलसागर: ॥२१॥ 

तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवन प्रख्यात (७९) कीर्तेरभूत्‌ । 
शिष्योध्नेकगूणालयः सम-यम-ध्यानापगासागर: । 

वादीन्द्र: परवादि-वारणगण-प्रागल्मविद्रावण: । 

सिंह: श्रीमति मण्डयेति विदितस्न विद्वविद्यास्पटम ॥२२॥ 
विद्ञालकीत्ति (८०) बंरवृत्तमूत्तिस्तपोमहात्मा शुभकीत्ति (८१) देव: । 
एकान्तरायुग्र तपोविधाना द्वातेव सनन्‍्मागंविधेविधाने ॥२३॥ 

श्रीधर्म (८२) चन्द्रोडजनि तस्य पट्टे हमीरभूषालसमचंनीय: । 
सैद्धान्तिक: संयमसिन्धुचन्द्र: प्रस्यात्तमाहात्म्यकृतावत्तार: ॥२४॥ 


३९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


तत्पट्रेजजनि रत्नकीत्ति (७३) रनघ:ः स्याद्वादविद्यांबुधि: । 
नानादेश-विवृत्तशिष्यनिवह: प्राच्यांप्रियुग्मो गुरु: ।॥। 
धर्माधमंकथासु रक्तधिषण: पापप्रभाबाधको 
बालब्रह्मतपः:प्रभावमहित्त: कारुष्यपूर्णाशय: ॥२०५॥ 
अस्ति स्वस्तिसमस्तसद्भुतिलक: श्रीनन्दिसंघोध्तुलो 
गच्छस्तत्र विशालकीत्तिकलित: सारस्वतीयः परः ॥ 
तत्र श्रीशुभकीत्तिमहिमा व्याप्ताम्बर: सन्‍्मत्ति: । 
जीयादिन्दुसमानकीत्तिरमल: श्रीरत्नकीत्तिगु रु: ॥२६॥ 
पट्ट श्रीरत्नकीत्तिरनुपमतपस:ः पूज्यपादीयश्ञास्त्र: । 
व्याख्याविख्यातकीत्तिगु णगगर्णानिधिप: सत्क्रियाचारुचंचु: ॥ 
श्रीमानानन्दघामप्रतिबुधनुतमामानसंदायिवादो । 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदित: श्रीप्रभाचन्द्र (८४) देव: ॥२७॥ 
श्रीमत्प्रभाचन्द्रमुनीन्द्रप्ट शबवत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्ट: । 
विशुद्धसिद्धान्तरहस्य रत्नरत्नाकरो नन्दतु पद्मनन्दी (८५) ॥२८॥ 
हंसो ज्ञानमरालिकासमसमाइलेषप्रभूतादभूता 
नन्‍्दंक्रीड़ति मानसेति विशदे यस्यानिशं सर्वत्त: ॥ 
स्याद्गादामृतसिन्धुवद्धंनविधो श्रीमत्प्रभेन्दुष्रभा: 
पट्ट सूरिमतमल्लिका स जयतात्‌ श्रीपझ्नन्दी मुनि: ॥२९॥ 
महाव्रत्तपुरन्दर: प्रशमदग्धरागाड्कुरः 
स्फुरत्परमपौरुष: स्थितिरशेषशास्त्रार्थवित्‌ ॥ 
यशोभरमनोहरीकृतसमस्तरविश्वम्भर: 
परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीश्वर: ॥३०॥ 
पद्मनन्दिमुनीन्द्रेण वंश-वाणी-वसुन्धरा 
सनन्‍नयासपदवीन्यास पादन्यासे: पवित्रिता ॥३१॥ 
श्रीपद्मनन्दिपदपड्भू ज-भानुरुद्धो 
जय्यो जितादभुतमदो विदिता्थंबोध: ॥ 
ध्वस्तान्धका रनिकटो जयतान्महात्मा 
भट्टारक: सकलकीत्तिरतिप्रसिद्ध: (८६) ॥३२॥ 
सुयति-भुवनकीत्ति (८७) स्तत्पदान्जाकंमुत्ति: 
परमतपसि निष्ठः प्राप्तसवंप्रतिष्ठ: । 
मुनिगणनुतपादो निजितानेकवाद: 
स्ववतु सकलसद्भान्‌ नाशिता«्नेकविध्नान्‌ ॥३ ३॥ 


पट्टावली : ३९५ 


प्रोष्शानकरस्तपोभरधर: सद्बोधतार्धो धुरो 
नानान्यावरो यतीएवतरो वादीन्द्रभूभृत्वसर:। 
तत्पट्टोन्नतिकृन्निरस्तनि:कृतिः श्रीज्ञानमूषो (८८) यत्तिः 
पायाद्वो निहताहित: परमसज्जेनावनीशे: स्तुत: ॥रे४॥ 
विजयकीत्ति (८९) यतिजितमत्सरो 
विदितगौमटूसारपरागम: | 
जयति तत्पदभासितशासनो 
निखिलताकिकतकंविचारक:ः ॥३५॥ 
यः पृज्यों नपमल्लिसेरवमहादेवेन्द्रमुख्येनू पे 
बद्तर्कागमशास्त्रकोविदमतिश्रीग्रद्यशइचन्द्रमा: । 
भव्याम्मोरुहभास्कर: शुभकर: संसारविच्छेदक 
सो&्व्याच्छीविजयादिकीत्तिमुनिपो भट्टारकाधीर्वर: ॥२६॥ 
तत्पट्टकेरवविकाशनपूर्ण चन्द्र: 
स्याद्ादभाषितविबोधितभूमिपेन्द्र: । 
अव्यादगुणान्‌ सुशुभचन्द्र (९०) इति प्रसिद्धो 
रम्यान्‌ वहुन्‌ गुणवतों हि सुतत्ववोध: ॥२७॥ 
जायीत्‌ षट्तकंचंचुप्रवणगुणनिधिस्तत्पदाम्भोजमभुज् 
शम्भद्वादीनकुम्भोद्भूटविकटसटाकुण्ठकण्ठी रवेन्दु: । 
श्रीमत्सु सोभचन्द्र: स्फूटपटुविकटाटोपवेकुण्ठसुनु 
हन्ता चिद्रपवेत्ता विदितसकल सच्छास्त्रसार: कृपालु: ॥३८॥ 
तत्पट्ू्चारुशतपत्रविकाशनेन 
पुष्यग्रवालघनवद्धंनमेघतुल्य: | 
व्याख्यामितावलिसुतोषित-भव्यलोको 
भट्टारक: सुमतिकीत्ति (९१) रततिप्रबुद्ध: ॥३९॥ 
ज्ञात्वा संसारभावं विहितव रतपो मोक्षरुक्ष्मी सुकांक्षी 
स्याद्वादी शान्तिमूत्तिमंदनमदहरो विश्वतत्वकवेत्ता। 
सुझ्ञानं दानमे तद्वित्तरति गुणनिर्धिमोहमातड्ुसिहो 
जीयाड्धड्वारकोड्सो सकलयतिपति: श्रीसुमत्यादिकीत्ति: ॥४०॥ 
त्त्पट्रतामरसरंजनभानुमूत्तिः 
स्याद्रादवादकरणेन विशालकीत्ति: | 
भाषासुधा रससुपुष्टित्तभव्यवर्णो 
भट्टारक: सुगणकीत्तिं (९२) गुरुगंणाच्यं: ॥४१॥ 


३९६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


प्राज्ञो वादीमसिहः सकलगुणनिधिध्वस्तदोषः कृपालु: | 
शान्तो मोक्षाभिकाडक्षी विशदतरमतिः कस्रकान्ति: कलावान ॥ 
क्षिप्ताशन्तकवेत्ता शुभतरवचन: स्वंलोकस्थितिज्ञ: । 
श्रीमानीषः कृतज्ञो जयति जगति सः श्रीगुणाद्वन्तकीत्ति: ॥४२॥ 
तत्पट्रपद्भुजविकाशनपद्मबन्धु:- 
जीयात्कुवादिमुखकेरवपग्मबन्धु: | 
कान्त्या क्षमा तिमिरनाशनपद्चबन्धु 
श्रीवादिभूषण (९३) गुरुजितपद्चबन्धु: ॥४३॥ 
यो नानागमशब्दतकनिपृणो जेनेनू पै: पूजित 
कर्णाटे कल्लिकालगोत्तमसमो भट्टारकाधोह्वर: ॥ 
हेयाहेयविचा रबुद्धिकलितो रत्नत्रयालंकृत 
सः श्रीमानच्‌ शुभचन्द्रवद्धि श्षयते श्रीवादिभष्यो गर: ॥४४॥ 
तत्पट्टपुष्पंक रभासनमित्रमूत्ति 
कुज्ञानपद्भूपरिशोषण मित्रमूत्ति: । 
निःशेषभव्यहृदबाम्बु जमित्रमूत्ति: 
भट्टारको जगति भाति सुरामकीत्ति: (९४) ॥४५॥ 
स्थाद्ादन्यायवेदी हतकुमतिमदस्त्यक्तदोषो गुणाब्धि: । 
श्रीमच्चित्रुपवेत्ता विमलतरसुवाक्‌ दिव्यमूत्ति: सुकीत्ति: ॥ 
साक्षाच्द्ीशारदाया: गच्छपतिगरिमा भूपवन्दों गुणज्ञः 
पायाड्रट्वा रकोघ्सो सकलसुखकरो रामकोत्तिर्गणेन्द्र: ॥४६॥ 
शास्त्राभ्यासनिबन्धनादिषु पदु! रामादिकीत्तिस्तत- 
स्ततपट्टे यशकीत्तिनाम सत्ततं विश्राजते धम्मंभाक | 
ध्यानाभ्यासकर: सुनिमंलमनास्तर्कादिकाव्यामृत: 
भव्यानां प्रतिब्रोधनाथंनिपुण: सवंकलायां रत: ॥४७॥ 
तत्पट्टपद्भुजविकाशनभानुमूत्ति- 
विंद्याविभूषित-समन्वित-बोधचन्द्र: । 
स्याद्वाद-शास्त्र-परितोषित-सवंभूषो 
भट्ञात्क: समभवद्यशपुवंकीत्ति: (०५) ॥४८॥ 
तत्पट्रवारिजविकाशनतिग्मरश्मि: 
पापानबोधतिमिर-क्षय-तिग्म रष्तम: 
पायात्सुभव्य-भर-पद्मसुतिग्मर्रष्मः 
शक्रीपश्चलन्दिमुनिपो जित॒तिब्मरश्मि: ॥४९॥ 


पट्टावली : ३९७ 


नानाथ्नेकान्तनीत्या जितकुमतशठो विश्वतत्वेकवेत्ता 
शुद्धात्मध्यानलीनो विगतकलिमलो राजसेव्यक्रमान्ज: । 
शास्त्राब्धिपोत्तप्रस्यो विमलगुणनिधी रामकीतें: सुपट्टे 
पायाद्व: श्रीप्रसिद्धये जगति यतिपति: पद्मनन्दी (५६) गणीश: ॥५०॥ 
तत्पट्रप्मविकचीकरणकमित्र: 
सदबोधबोधितनूपो विलसच्चरित्र:। 
भट्टारको भुवि विभात्यवबोधनेत्र: 
देवेन्द्रकीत्ति (२७) रतिशुद्धमति: पवित्र: ॥५१॥ 
श्रीसर्वज्ञोक्तशास्त्राउध्ययनपटुमति: स्व्थेकान्तभिन्न: 
चिद्रपो भाति वेत्ता क्षितिपतिमहितो मोक्षमार्गस्य नेता । 
भव्याब्जोद्धोधभानु: परहितनियत्ः पद्मनन्दीन्द्रपटट 
जीयाडट्टा रकेन्द्र: क्षित्ितलबिदितो देवेन्द्रकीत्तिं: ॥५२॥ 
तत्पट्टनी रजविकाशनकमंसाक्षी 
पापान्धकारविनिवारणकर्मसाक्षी 
दुर्वादिदुवंनकैरवकर्मंसाक्षी 
श्रीक्षेमकीत्ति (९८) मुनिषो जितकमंसाक्षी ॥५३॥ 
हेयाहेयविचा रणाद्धित्तमतिर्वादीन्द्रचूड़ामणि 
स्फुय्यंद्विश्वजनीनवृत्तिरनिश्ं सम्यक्त्वतालंकृत: । 
सद्वाक्यामृतरञ्जिताखिलनृपो देवेन्द्रकीतें 
जीव्यादषंपर: श्ं क्षितितले श्रीक्षेमकीत्तिर्गरुः ॥५४॥ 
तत्पट्रकोकनद-मोदन-चित्रभानु: 
दुःकर्मदुस्तरसुनाशन-चित्रभानु: । 
भव्यालि-तामरस-रंजन-चित्रभानु 
जीयान्नेरन्द्रवरकीत्ति (९९) सुचित्रभानु: ॥५५॥ 
श्रीमत्स्याद्वादशास्त्रावगमवरमति: शान्तमूत्तिमंनोज्ञ: 
दिव्यत्स्वत्मोपलब्धि: प्रहतकलिमलो मोक्षमार्गस्य नेता । 
सर्वज्ञाभासवेदालिमकलमदरुत्‌ क्षेमकीरत्तें: सुपट्ट 
सूरि: श्रीमन्नेरन्द्रो जयति पटुगुण: कीत्तिशब्दाभियुक्तः ॥५६॥ 
तत्पट्वारिधिविवद्धंनपूर्ण चन्द्र 
पृष्यायुधेभहरिणाधिपतिवितेन्द्र: । 
सदबोधवारिजविकाषनवासरेन्द्र: 
भट्टारको विजयकीत्ति (१००) रसौ मुनीन्‍्द्र: ॥५७। 


३९८ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


स्थाद्वादामृतवर्षणेकजलदो मिथ्यान्धकारांशुमान्‌ 
भास्वन्मूत्तिंनरेन्द्रकीत्तिसुसरो पट्टावडीक््माधिप: | 
नानाशास्त्रविचा रचारूचतुरः सन्मार्गसंवत्तंको 
जीयात्‌ श्रीविजयादिकीत्ति रमलो दल्याज्व सन्मंगलं ॥५८॥ 

त्त्पट्रपंकजअविकाशनपंकजेन्द्र: 

स्याद्गादसिन्धुवखद्धंनपूर्णचन्द्र: | 

वादीन्द्रकुम्भमदवा रणसन्मगेन्द्र: 

भट्टारको जयति निमंलनेमिचन्द्र: (१०१) ॥५९॥ 
नानान्यायविचा रचारूचतुरो वादीन्द्र-चूडामणि: 
षट्तरकागमशब्दशास्त्रनिपुणो स्फुजंद्रशष्चन्द्रमा: :। 
स्वात्मज्ञानविकाशनेकतरणि: श्रीनेमिचन्द्रो गुरुाः 
सडद्भट्वारकमौलिमण्डनमणिर्जीव्यात्सहस्न' समा: ॥६०॥ 

तत्पट्पंकज-विकाशन-सू य्येरूप: 

शास्त्रामृतेन परितोषित-सवंभूपः । 

सच्छास्त्रके रव-विकाशन-चन्द्रमुत्ति: 

भट्टारकः समभवत्‌ वरचन्द्रकीत्ति: (१०२) ॥६१॥ 
श्रीमान्नाभिनरेन्द्रसुनुचरणाम्भोजद्यये भक्तिमान्‌ 
नानाजास्त्रकल्मकलापकुशलछो मान्य: सदा भूमृतां | 
नित्यं ध्यानपरो महावतघरो दाता दयासागर: 
ब्रह्मज्ञान-परायणस्समभवत्‌ श्रीचन्द्रकीत्ति: प्रभु: ॥६श॥ 


पद्मनन्दी गुर्रर्जातो बलात्कारगणाग्रणी: 
पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती | 
उज्जयन्तगिरो तेन गच्छ: सारस्वतो5भवत्‌ 
अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः श्रीपद्यनन्दिने ॥६३॥ 
समस्त राजाओंसे पूजित पादपझावाले, मुनिवर भद्बबाहु स्वामीके पटूट- 
कमलको उद्योत करनेमें सूर्यंके समान श्रीगुप्तिगुप्त मुनि आप लोगोंको शुभ- 
सद्भुति दें ॥श। 
श्रीमुलसद्भुमें नन्दिसद्भधु हुआ, नन्दिसड्भमें अतिरमणीय बलात्कार-गण 
हुआ, और उस गणमें पुर्वके जाननेवाले मनुष्य और देवोंके वन्दनीय श्रीमाघ- 
नन्दि स्वामी हुए ॥२॥ ह 
उनके पट्टपर मुनिश्रेष्ठ जिनचन्द्र हुए और इनके पट्टपर पाँच नाम- 
धारक मुनिचक्रवत्ती श्रीपग्मनन्दि स्वामां हुए ॥३॥ 


पट्टावली : ३९९ 


वुन्दकुन्द, वकग्रीव, एलछाचाय्य॑, गृद्धपिच्छ ओर पद्मतन्दी उनके ये पाँच नाम 
हुए ॥४॥ 

उनके पट्टपर दशाध्यायी-तत्त्वार्थसृत्रके प्रसिद्ध कर्ता मिथ्यात्व-तिमिरके 
लिए सूय्यं समान उमास्वाति (उमास्वामी) आचाये हुए ॥५॥ 

उनके पट्टपर देवोंसे पूजित समस्त अर्थके जानने वाले श्रीलोहाचार्य्यं 


हुए ॥६॥ 

यहासे इस नन्दिसछुमें दो पट्ट हो गये, पूर्व ओर उत्तरमेदसे ( अर्थात्‌ 
यहाँसे लोहाचाय्यंकी पट्टवलीका क्रम काष्ठासड्ुमें चला गया ओर यह अनुक्रम 
नन्दिसंघका रहा ) जिनके नाम क्रमसे यह हैं ।॥॥७॥ 

यश:कीत्ति, यशोनन्दी, देवनन्दी-पूज्यपाद, अपरनाम गुणनन्दी हुए ॥८॥ 

ताकिकशिरोमणि वज्मवृत्तिके धारक वज्जनन्दी, कुमारनन्दी, लोकचन्द्र 


और प्रमाचन्द्र हुए ध९॥ 

तेमिचन्द्र, भानुनन्दी, सिहनन्दी, बसुनन्दी, वीरनन्दी ओर रत्ननन्दी 
हुए॥१०। 

माणिक्यनन्दी, भेघचन्द्र, शान्तिकीत्ति, मेरकीत्ति, महाकीत्ति, विश्वनन्दी 
हुए ॥११॥ 

श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दी, देशभूषण, अनन्तकीत्ति, धम्म॑ननन्‍्दी, 
हुए ॥१२॥ 

विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीत्ति, अभयचन्द्र, नरचन्द्र, नागचन्द्र, 
हुए ॥१श॥ 

नयनन्दी, हरिद्चन्द्र (हरिनन्दी), महीचन्द्र, माघवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुण- 
कीत्ति हुए ॥१४॥ 


गुणचन्द्र, वासवेन्दु (वासवचन्द्र), लोकचन्द्र और त्र बिध्यविद्याघीश्वर वेया- 
करणभास्कर श्रुतकीत्ति हुए ॥१५॥ 

भानुचन्द्र, महाचन्द्र, माघचन्द्र, ब्रह्मनन्दी, शिवनन्दी, विश्वचन्द्र हुए ॥१६॥ 

सेद्वान्तिक हरनन्दी, भावनन्दी, सुरकीत्ति, विद्यानन्द, सूरचन्द्र हुए ॥१७॥ 

माघनन्दी, झ्ञाननन्दी, गंगनन्दी, सिहकीत्ति, हेमकीक्ति और चारुकीति 
हुए ॥१८॥ 

नेमिनन्दी, नामकीत्ति, नरेन्‍्द्रकीत्ति, श्रीचन्द्र, पश्चकीत्ति, वद्धंमानकीत्ति 
हुए ॥१९॥ 

अकलंकचन्द्र, छलितकीत्ति, श्रेविद्वविद्याधीश्वर केशवचन्द्र, चारुकीत्ति 
हुए ॥२णा। 
४०० : तीब॑कर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सैद्धान्तिक महातपस्वी अभयकीत्ति और वनवासी महापूज्य वसन्‍्तकीत्ति 
हुए ॥२१॥ 

जगत्प्रस्यातकीत्ति उन श्रीवनवासी वसन्तकीत्ति आचाय्यके शिष्य अनेक 
गुणोंके स्थान, यम, नियम, तपरचरण, महाकन्नतादि-नदियोंक सागर, पर- 
वादिगजविदारण-सिंह और वादीन्‍्द्र भुवनविख्यात विद्याधीए्यर श्रीविशाल- 
कीत्ति हुए और उनके पट्टधर श्रेष्ठ चरित्रमूत्ति एकान्तरादि-उम्तपोविधानमें 
ब्रह्मके समान सन्मार्गप्रवत्तंक श्रीशुभकीत्ति हुए ॥२२॥ 

इनके पट्टपर हमीरमहाराजसे पूजनीय संयमसमुद्र को बढ़ानेमें चन्द्रमासमान 
प्रसिद्ध सैद्धान्तिक श्री धम्मंचन्द्र हुए ॥२४॥ 

उनके पट्टपर यतिपत्ति स्याद्गादविद्यासागर रत्नकीत्ति हुए, जिनके शिष्य 
अनेक देथोंमें विस्तरित हैं, वे धम्मंकथाओंके कर्त्ता बालब्रद्मचारी श्रीरत्नकीत्ति 
गुरु जयवन्त रहें ॥२५॥। 

समस्त संघोंमें तिलक श्रीनन्दिसंघमें शुभकीततिसे प्रसिद्ध निम्मंल सार- 
स्वतीय गच्छमें चन्द्रमासमान दिगनन्‍तविश्वामकीत्ति श्रीरत्नकीत्तिंगुद जयवन्त 
रहें ॥२६॥ 

इनके पट्टपर, श्रीपूज्यपादस्वामीके ग्रन्थोंकी टीका करनेसे पायी है प्रसिद्ध 

जिन्होंने, नानागुण विभूषित्त, वादविजेता, अनेक राजाओंसे पूजित श्रीप्रभाचन्द्र- 
चन्द्रदेवता रास्थिति-पय्यैन्त जयवन्त रहें ॥२७॥ 

श्रीप्रभाचन्द्रदेवके पट्टपर विशुद्ध सिद्धान्तरत्नाकर और अनेक जिनप्रति- 
माओंकी प्रतिष्ठा करानेवाले श्रीपद्मनन्दी हुए ॥२८॥ 


जिनके शुद्ध हृदयमें अभेदभावसे आलिज्भन करती हुई ज्ञानरूपी हँसी 
आनन्दपुवंक क्रीड़ा करती है। जिन्होंने जिनदीक्षा धारण कर जिनवाणी और 
पृथ्वीको पवित्र किया है, वह परमहंस निग्न॑न्थ पुरुषार्थशाली अशेषशास्त्रज्ञ सर्व- 
हित्तपरायण मुनिश्रेष्ठ श्रीपद्मनन्दी मुनि जयवन्त रहें ॥२०॥३०॥२१॥ 

श्रीपद्मनन्दीके शिष्य अनेक वादियोंमें प्राप्तविजय, उपदेशसे अज्ञानतम-दलून 
करनेवाले जगतृप्रसिद्ध श्रोसकलकीत्ति भट्टारककी जय रहे ॥३२॥ 

श्रीमान्‌ सकलकीत्ति आचाय्य॑के पट्टधर श्रीभुवनकीत्तिमुनि, परमतपस्वी 
अनेक मुनिगणोंसे सेवित, अनेक वादोंमें जिनधम्मंकी प्रभावना करनेवाले समस्त- 
संघोंकी रक्षा करें ॥३३॥ 


उनके शिष्य ज्ञानशाली, तपोभूमि, नीतिज्ञ , अनेक जेन राजाओंसे स्तुत्त, श्री 
ज्ञानभूषणयति सबकी रक्षा करें ॥३४॥ 


पट्टावडी : ४०१ 
२६ 


तत्पदसेवी, निलिल-ताकिंकचूड़ार्माण, श्रीगोमट्रसार आदि महाशास्त्रश 
विजयकीत्ति हुए ॥३५॥ 

मल्लिसेरव, महादेबेन्द्र प्रभुति मुल्य राजाओं द्वारा पूजित, तर्कादिषट्‌ 
शास्त्रके ज्ञाता, यश:शाली, भवदुःखभञ्जन वह विजयकीत्ति मुनि हम सबकी 
रक्षा करें ॥२६॥ 

भव्योंको आनन्द देनेमें पूर्णचन्द्र, स्याद्गादन्‍्यायसे अनेक राजाओंको जेन 
बनाने वाले, श्री विजयकीत्तिके शिष्य, जगतृप्रसिद्ध, भारतेन्दु, षद्तकंवागाश, 
वादिरू्प हस्तियोंको सिह, प्रकट-दुःखप्रद भयद्भुर कमंसन्ततिको नाशकरने 
वाले, आत्मानुभवी, समस्तशास्त्रपारड्भरत, दयालु, श्रोशुभचन्द्राचाय्यं, समस्त 
मुनिगणोंकी रक्षा करें ॥३७॥३८॥ 

श्री शुभचन्द्राचाय्यंके पट्रघर, भद्र लोगोंको उपदेशामृत्तवर्षी, श्रीसुमतिकीत्ति 
भट्टारक हुए ॥२९॥ 

संसारको क्षणभंगुर जानकर मोक्षाभिलाषी हो तपस्वी हुए वे यतिपाति 
श्रीसुमतिकीत्तिदेव, मोह-कामादिशत्रु-विजयी, जयवन्त रहें ॥४०॥ 

उनके पट्टधर सूथ्यंसमान, स्याद्वादविद्यामें निपूण, विशाल कीत्तिवाले, 
अपनी अमृतवाणीसे भव्यगणोंकी पुष्टि करनेवाले मुनिगणसे पूजित, श्रीगुण- 
कीत्ति आचाय्यं हुए ॥४९॥ 

विद्दद्ट, विशुदमति, मुमुक्षु, मघुरवचन, व्यवहारवेत्ता, त्कशास्त्रज्ञ वह 
श्रीमान्‌ गुणकीत्ति इस जगतूमें जयवन्त रहें ॥४२॥ 

उनके पट्‌टकमलको विकसित करनेमें पद्मबन्धु, कुवादियोंके मुखकुमुदोंको 
मुद्रित करनेमें सूय्यं, अन्धकार नष्ट करनेमें त्पन, सूथ्यंसे भी अधिक तेजस्वी 
श्रीमान्‌ वादिभूषण यतिवर चिरंजीवी रहे ॥४३॥ 

अनेकन्यायशास्त्रवेत्ता, अनेक जैन नृपोंसे पूजित, कर्णाटक देशको सुशोभित 
करनेवाले, कलिकालमें गोतमगणघरके समान, रत्नत्रमविभषित, श्रीशुभचन्द्रा- 
चाय्यं समानप्रभाशाली, श्रोवादिभूयणगुरु वत्तंमान रहें ॥४४॥ 

उनके पट्टकमलको विकसित करनेवाले, अज्ञानको जोषणकरनेवाले, भव्य- 
कमलोके सूय्यं श्रीरामकीत्तिभट्टा रक हुए ॥४५॥ 

वह व्याकरणादि सर्वंशास्त्रनिपुण, श्रीस्याद्वादन्‍्यायायवेदी, राजमान्य, सर- 
स्वतीयगच्छपति रामकीत्ति भट्टारक इस जगत्‌में अलड्क्ृत रहें ॥४६॥ 

उनके पट्टपर सर्वेशास्त्रके जाननेवाले सर्वकलासम्पन्न, श्रीयशःकीत्तिं 
हुए ॥४जाडट॥ 


४०२ : तीयंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


अज्ञान-तिमिरनाशक, भव्यजीवप्रतिबोधक, श्रीयश:कीत्तिके पट्टको प्रसा- 
रनेवाले, सूर््यातिशायी तेजस्वी, श्रीपद्मनन्दी हुए ॥४९॥ 

वह श्रीमान्‌ पद्मनन्दी मुनत्ति कुवादिवादविजयी, शुद्धात्मलीन, निम्म॑लचरित्र, 
शास्त्रसमुद्रपा रगामी, राजमान्य, श्रीरामकीत्तिके पट्को अलंकृत करें ॥५०॥ 


उनके पट्टघर, अनेक राजाओंको सम्बोधनेवाले, बुद्धिशाली, श्रीदेवेन्द्रकीत्तिं 
हुए । वह श्रीदेवेन्द्रकीत्ति गुरु जगत्प्रसिद्ध अनेक राजाओंसे मानित सदा कल्याण 
करें ॥५१॥५२॥ 


उनके पट्टपर पापतिमिरविनाशक, श्रीक्षेमकीत्तिं मुनि हुए। वह क्षेम- 
कीत्ति मुनि वस्तुके हेयोपादेयतामें प्रवरबुद्धि, प्राणिमात्र-हिताकांक्षी, वचन 
माघुरीसे समस्त राजाओंको अनुरज्जित करनेवाले इस पृथ्वीतल पर अनेक 
शतवर्ष जीव्यमान रहें ॥५३॥५४॥ 

उनके पट्टपर दुष्कमंहत्ता, भव्य-कमलोंके अपूर्व॑ सुय्यं, श्रीनरेन्द्रकीत्ति जय- 
बन्त रहें, जो श्रीस्याद्वादशास्त्रज्ञ, स्फूृप्यंमाण, अध्यात्म-रसास्वादी, मोक्षमागंको 
दिखानेवाले, सर्वज्ञमन्य-कुवादि-वादियोंके मदर्ह्त्ता हुए ॥५६॥ 


इनके पट्टरूपी समुद्रको बढ़ानेमें पृर्णचन्द्रके समान, कामहस्तिविदारण- 
गजेन्द्र, सम्यक्ज्ञानपद्मविकाशी-सूय्यं, उपदेशवुष्टि करनेमें मेघतुल्य, मिथ्यान्ध- 
कार नष्ट करनेमें अतिशायी भानु, अनेकशास्त्रपारगामी श्रीविजयकीत्ति 
हमारा मंगल करें ॥५७॥५८॥ 


उनके पट्टपर वादीन्‍्द्रचुड़ार्माण श्रीनेमिचन्द्राचाय्यं हुए। वह षट्शास्त्र- 
पारंगत, दिक्प्रसरितयशोभागी, आत्मज्ञान-रस-निभंर, यतिक्षिरोर्माण, हजारों 
वर्ष जीवित रहें ॥२९॥६०॥ 

उनके शिष्य, अनेक राजसभामें सम्मानित, श्रीचन्द्रकीत्ति भट्टारक हुए, 
जो श्रीऋषभदेव-चरणभक्तिपरायण, नित्यध्यानाध्ययनमें लीन, दयाके समुद्र, 
महात्रती, आत्मानुभवी ओर गुणशाली थे तथा जिन्होंने इस भारतभूमिको 
सुशोभित किया ॥६१॥६२॥ 


श्रोपग्मनन्दी गुरुने बलात्कारगणमें अग्रसर होकर पट्टारोहण किया है और 
जिन्होंने पाषाणघटित सरस्वतीको ऊज्जंयन्तगररि पर वादिके साथ वादित 
कराया (बुलवाया) है, तबसे ही सारस्वत गच्छ चला | इसी उपकृतिके स्मरणाय्थ॑ 
उन श्रीपदनन्दी मुनिको में नमस्कार करता हूं ॥६३॥ 


पट्टाक्ली : ४०३ 


दितीय शुभचन्द्रकी पद्मावली 


स्वस्ति श्रीजिननाथाय स्वस्ति श्रीसिड्डसूरयः । 

स्वस्ति पाठक-सूरिभ्यां स्वस्ति श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 

मजूल भगवानहूँत्‌ मंगल सिद्धसू रयः । 

उपाध्यायस्तथा साधुर्जेनधर्म्मोडस्तु मंगलम ॥२॥ 

स्वस्ति श्रीमूलसंघेधवनितिलकनिमे मोक्षमार्गेकदीपे 

स्तुत्ये भू-लैच राद्येविशदत रगणे श्रीबलात्का रनाम्नि ॥ 

गच्छे श्रीशारदाया: पदमवगमचरित्राद्यलद्भा रवन्तो । 

बिख्याता गोतमाद्या मुनिगणबृषभा भूत्तले$स्मिज्जयन्तु ॥र॥ 

स्वस्ति श्रीमन्महावीरतीरथंकर-मुखकमल-विनिर्गत-दिव्यध्वनि-धरण-प्रकाश- 

प्रवीण-गोतमगणधरान्वय-श्रुतकेवलि-समालिज़ित-श्रीभद्रबाहुयोगीन्द्राणाम्‌ ॥ ४॥ 


तद्वंशाकाश-दिनमणि-सीमन्धरवचनामृतपान-सन्‍्तुष्टचित्त-श्रीकुन्दकुन्दा चार्या- 
णाम्‌ ॥५॥ 


तदाम्नायधरणघु रीण-कवि-गमक-वादि-वाग्मि-चतुविध- पाण्डित्यकला-निपुण- 
बौद्ध-नेयायिक-सांख्य-वेशेषिक-भट्ट-चार्वाक-मताज्भीका र - मदोद्यत - परवादि-गज- 
गण्ड-भेरव (भेदक) श्रीपद्मनन्दिभट्टा रकाणास ॥६॥ 

तच्छिष्याग्रेसरानेकशास्त्रपयोधिपा रप्राप्तानां, एकावलि-द्विकावलि-कनकावलि- 
रत्नावलि-मुक्तावलि-सर्वंतोभद्-सिंहविक्रमादि-महातपो-वञ्ञविनाशित-कम्मंपव॑- 
तानाम्‌, सिद्धान्तसार-तत्त्वसार-यत्याचा राद्यनेकराद्धान्तविधातृणाम्‌, मिथ्यात्व- 
तमो-विनाशकमात्तंण्डानाम्॒‌ ,अभ्युदयपूर्व-निर्वाणसु खावश्यविधायि-जिनधर्मा म्बुधि- 
विवद्धंन-पूर्ण चन्द्राणामू,. यथोक्तचरित्राचरणसमर्थ॑न-निग्न॑न्थाचार्यं वर्य्याणाम॒, 
श्री-धो-भीसकलेकीत्तिभट्‌टा रकाणाम्‌ ॥७॥ 

तत्पट्टाभरणानेकदक्षमोरुय (द्य)-निष्पादन-सकल-कलाकलाप-कुशलू-रत्न- 
सुबर्ण रौप्यपित्तलाध्मप्रतिमा-यन्त्रप्रासादप्रतिष्ठायात्राचंन-विधानो पदेशाज्तिको त्तिक 
पुंरपूरित-त्रलोक्यविवराणाम्‌, महातपोधनानां श्रीमद्भुवनकीत्तिदेवानाम ॥८॥ 

तत्पट्टोदयाचलभास्कराणां, गुजं रदेशप्रथमसागारधम्मंवरिष्ठ-सद्धमं निष्ठा- 
नाम्‌, अही रदेशाज्भीकतेकादशप्रतिमापवित्रीकृतगात्राणां , वाग्व रदेश-स्वी कृत दुद्ध र- 
महाव्रतभारधुरन्धराणां, कर्णाटदेशोत्तुद्भचेत्यचेत्यालयावजोकनाजितमहापुण्या- 
नाम, तौलवदेशमहावादीश्व रराजवादिपित्तामहसकलविद्वज्जन चक्रवर्च्य यने - 
कविरुदावलिविराजमान-यतिसमूहमध्यसप्राप्तप्रतिष्ठानाम,._ तैलजुदेशोत्तम- 
नरखुन्द-वन्दितचरणकमलानाम्‌ , द्राविडदेशाप्तविदधबदना रविन्दविनिगंतस्त- 
वानाम्‌, महाराष्ट्रदेशाज्जितेन्दु-कुन्द-कुवलयोज्ज्वलयशोराशीनाम, सौराष्ट्रदेशो- 


४०४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


ततमोपासक-वर्ग-विहितापूर्वमहोत्सवानास, रायदेशनिवासिसम्यग्दश॑नोपेत- 
प्राणिसद्धातकप्रमाणीकृतवाक्यानास, मेदपाटदेलानेकमुग्धाज्ीवर्गंप्रतिबोधका- 
तास, मालवदेदभव्यजित्तपुण्डरीकबोधन-दिनकरावताराणास, मेवातदेशाग- 
माध्यात्मरहस्यव्याल्यानरञ्जितविविधविबुधोपासकानां, कुरुजाजूलदेश- 
प्राण्यज्ञानरोगापहरण-वेद्यानाम, तूरवदेशषट्दर्शनतर्काध्यययनोद्भूताउलवंगर्वा- 
कुमितहृदयप्रज्ञावदन्तलंब्ध-विजयानां, विराटदेशोभयमार्गदर्शकानां, नमियाद- 
देशाधिकृतजिनधर्म प्रमभावानां, नवसहस्राद्यनेकर्मोंपदेशकानां, टगराटहडीवटी- 
नागरचलप्रमुखाइनेकजनपद-प्रतिबोधन-निमित्त-विहित-विहा राणां, श्रीमूलसड्रे 
बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे डिल्ली (दिल्ली) सिहासनाधीदइव राणां, प्रतापाक्रान्त- 
दिल्लमण्डला5ःखण्डनसमानमभ रवनरेन्द्रविहितातिभक्तिभाराणां, अष्टा ज़ुसम्यक्त्वा- 
दनेकगुणगणालड्कृतश्रीमदिन्द्रभूपालमस्तकन्यस्तचरणसरोरुहाणां,. गजान्त- 
लक्ष्मीध्वजान्तपुण्य - नाट्यान्तभोग - समुद्रान्तभूमिभागरक्षकसामन्तमस्तकघृष्ट- 
क्रमाग्रमेदिनीपृष्ठराजाधिराजश्रीदेवरायसमा राधितच रणवा रिजानां, जिन- 
घमंधा रकमुदिपालराय-रामनाथराय-बोम रसराय-कलपराय-पाण्डुरायप्रभूतिअनेक- 
महीपालाच्चितकमलयुगलानाम्‌, विहितानेकतौर्थयात्राणां, मोक्षलक्ष्मीवशीक रणा- 
नध्यं रत्नत्रयालंकृतगात्राणां,व्याक रण-छल्दोलड्ा र-सा हित्य-तक गमाध्यात्मप्रमुख- 
शास्त्रसरोजराज-हंसानां, शुद्धध्यानामृतपानलालसानां, वसुन्धराचार्याणाम्, 
श्रीमद्ड्टा रकवय्यंश्रीज्ञानभूषण भट्टा रकदेवानास्‌ ॥९॥ 


तत्पट्टाभ्भोजभास्कराणां, कारितानेकसबविवेकजीणंनूतन-जिनप्रासादोद्ध रण- 
घीराणां, समुपदिष्ट-विशिष्टाक्लिष्टप्रतिष्ठजिनबिम्बप्रकाराणां, अज्भुवद्भुक- 
लिज्भ-तौलव-मालव-मरहठ-सोराष्ट्र-गुज्ज र-वाग्वर-रायदेश-मेदपाट-प्रमुख-जनपद- 
जनजेगीयमानयशो राशीनां, जेनराजान्यराजपूजित-पादपयोजानां, अभिनवबाल- 
ब्रह्मचारीश्रीभट्टारकविजयकी त्तिदेवानाम ॥ १०॥ 


तत्पट्टप्रकटचतुविघसंघ-समुद्रोल्लासन-चन्द्राणां, प्रमाणपरीक्षा-पत्रपरीक्षा- 
पुष्पपरीक्षापरीक्षामुख-प्रमाणनिर्णय- न्‍्यायमकरन्द-न्यायकुमुदचन्द्रोदय-न्यायविनि- 
इचयालझु र-इलोकवात्तिक-राजवात्तिकालद्धा र-प्रमेयकमलमात्तंण्ड-आप्तमीमांसा- 
अष्टसहस्त्री - चिन्तामणि - मीमांसाविवरण - वाचस्पतितत्त्वेकोमुदीप्रमुखकर्क- 
श्तकं-जैनेन्द्र- शाकटायनेन्द्र- पाणिभि-कलाप-काव्य- स्पष्ट - विशिष्ट-सुप्रतिष्ठाष्ट- 
सुलक्षण-विचक्षणत्रेलोक्यसार- गोम्मटसार- लब्धिसा र-क्षपणासा र- त्रिलोकप्रश्भनप्ति- 
सुविज्ञप्त्याध्यात्मकष्टसहस्नीछन्दोलद्धा रादिशास्त्रसरितृपतिपारप्राप्तानां, शुद्ध 
चिद्र॒प-चिन्तन-विनाशि-निद्राणां,  स्वंदेशविहरावाप्तानेकभद्राणां, . विवेक- 
विचार-चातुय्यं-गाम्भीय्य-धेय्यं-वीय्यंगुणमणसमुद्राणां, उत्कृष्टपात्राणां, पालि- 


पट्टावल्ये + ४०५ 


सानेकश(स) च्छात्राणां, विहितानेकोत्तमपात्राणाम, सकलविद्वज्जनसभाझोमितगा- 
त्राणां,. गोड़वादितम:सुर्य-कलिड्भवादिजलदसदागति-कर्णाटवादिप्रथमवचन- 
सण्डनसमर्थ - पूर्वंवादिमत्तमातजुमृगेन्द्रतौलवादिविडम्बनवीर - गूजरवादिसिन्धु: 
कुम्मोद्धूव-मालववादिमस्तकशुल-जितानेकाखवंगवंत्राटनवजाघरार्था ज्ञातसकल- 
स्वसमयपरसमयझ्षास्त्रार्थानी, अज्भीकृतमहाव्रतानाम, अभिनवसार्थकनामघेय- 
श्रीशुभवन्द्राचार्याणाम ॥११॥ 


सत्पट्टप्रवीणोत्कृष्टमति - विराजमान - सुनिश्चितासम्भवबाघकप्रामाणादि- 
साधन - निकरसंसाधितासाधारणविशेषणत्रयालिगितपरमात्मराजकु>ज रबन्धुबद- 
नाम्मोजप्रकटीमूतपरमागमवार्दिवद्धंनसुधाकराणामु, परवादिव॒न्दा रकवुन्द- 
वन्दित-विशद-पादपद्धे रुह्मणां बालब्रह्मचारिभट्टारकश्रीसुमतिकीत्तिदेवा- 
नाम ॥१ रा 


तत्पटूटाम्बुज-विकाशन-मात्तंण्डानां, पञचमहातव्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्त्यष्टा- 
विशतिमूलगृणसंयुक्तानां, व्याख्यामृत-पोषित-जिनवर्गाणां, निजकमंभूरुहदारुण- 
धघरणप्रवीणानाम॒ परमात्मगणातिशयपरीक्षितविश्वज्ञ-स्वरूपाणामु,_ विशद- 
विज्ञान-विनिश्चित-सामान्यविशेषात्मककाथंसमर्थानां, परमपवित्रभट्टारकश्री- 
गुणकीत्तिदेवानाम ॥१३॥ 


तत्पट्टकुमुद-प्रकाशन-शुद्धाकराणां, अंग-बंग-तिलंग-कलिग-वेट-भोट-लाट- 
कुड्कण-कर्णाट-मरहट्ट-चीन-चोल-हब्ब-खु रासाण-आरब-त्तोलक-तिलात-मेदपाट- 
मालव-यूव॑-दक्षिण-पश्चिमोत्तर- गुज र-वाग्व र-रायदेस-नाग र- चाल-मरुस्थल-स्फूर- 
दंगि- कोशल- मगध- पल्‍्लव-कुरुजांगल-काँची-लाश्रुस-पुट्रौट-काशी-कलिग-सो राष्ट्र 
काइमी र-द्राविड-गोड़-का मरू-मलत्ताण- मुंगी-पठाण- बुगलाण-हडावट्ट-सपादलक्ष- 
सिन्धु-सिग्घुल-कुन्तल-केरल-मंगल-जालो रगंगल-सुंतल-कुरल-जांगल-पंचालन-नट्ट- 
घट्ट-खेट्ट-को रट्ट-वेणुतट-कलिकोट-मरह॒ट्ट-कौरट्ट-चैरदट-खेरट्ट-स्मै रतट्ट- 
महाराष्ट्र-विराट-किराट-नमेद-सिन्घुतट-गंगेत्तट-पल्लव-मल्लवा र-कपोठ-गौड़वाड- 
लिगल-किंगल-सलूयम-मरुमेखल-नेपाल-हैवत्तरुल-संखल-क रल-वरल-मो रल-श्रीमा ल- 
नेखलूपिच्छल-नारलू- डाहलत्ताल-त्तमाल-सौमाल- गौमाल- रोमाल- तोमल-केमाल- 
हेमाल-देहल-सेहल-टमाल-कमाल-किरात-मेवात-चित्रकूट- हेमकूट-चूरंड-मुरंड-उद्र- 
याणा-आद्रश्नाद्र - पुलिन्द्र - सुराट्र - प्रमुखदेशाज्जितेन्दु-कुवलयोज्जल-यशो राशीनां 
सकलशास्त्रसमुद्रपारप्राप्तानां, समग्रविद्रज्जन-नमित-चरणपक्डूरुहाणां, व्यस्या- 
मृतपेषित-सकलभव्यवर्गाणां, सकलतकिकशि रोमणीनां, दिल्‍्लीसिहासनाधीए्वरा- 
णास, सार्थकनामविराजमान-अभिनवभट्टारकश्रीवादिभूषणदेवानाम्‌ ॥ १४॥ 


४०६ : तोथकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


पड्ावछीका भाषालुवाद 


श्री जिननाथको स्वस्ति हो, सिद्धाचार्योंको स्वस्ति हो, पाठक और आचार्यों- 
को स्वस्ति हो तथा श्रीगुरुको स्वस्ति हो ॥१॥ 

अहंन्तदेव मद्भुलस्वरूप हैं। सिद्धाचायंगण मंगलस्वरूप हैं और उपाध्याय, 
साधु तथा जेनघर्मं मंगलमय हैं ॥२॥ 

मोक्षका मार्ग दिखानेके लिये अनन्यप्रदीप, भूखेचरोंसे स्तुत्य, भूललमें 
तिलकस्वरूप, श्रीमूलसंघके अति उज्ज्वल बलात्कारनामक गणके सरस्वती- 
गच्छमें सम्यग्दशंन, सम्यग्शान त्तथा सम्यकचारित्रसे समरूकृत प्रसिद्ध गौतम 
आदि गणधर इस भूतलमें जयवन्त हों ॥३॥ 


श्रीमहावीर स्वामीके मुखकमलसे निकली हुई दिव्यध्वनिको धारण और 
प्रकाशन करनेमें प्रवीण गौतम गणघरके वंशधर श्रुतकेवली श्री भद्गबबाहु 
स्वामी हुए॥४॥ 


इनके वंशाकाशके सूर्य श्रीसीमन्धरके वचनामृत्तके पानसे सन्तुष्ट चित्तवाले 
श्रीकुन्दकुन्दाचायं हुए ॥५॥ 

इनके आम्नायको घारण करनेमें अग्रगण्य, कविता, गमकता वादिता और 
वाग्मिता आदि चार प्रकारकी पाण्डित्यकलामें निपुण, बोद्ध नेयायिक, सांख्य, 
वेशेषिक और चार्वाक मतको माननेवाले वादिगजके लिये सिंहके समान श्री 
पद्मनन्दि भट्टारक हुए ॥६॥ 


इनके शिष्योंमें अग्रगण्य ओर अनेक शास्त्रसमुद्र में पारंगत, एकावली, 
द्विकावली, कनकावलि, रत्नावलि, मुक्तावलि, सवंतोभद्र और सिंहविक्रमादि 
बड़ी-बड़ी तपस्यारूपी वज़्जसे कर्मरूपी पव॑तोंको नष्ट करनेवाले, सिद्धान्त- 
सार, तत्त्वसार और अनेक यत्याचारके सिद्धान्तग्रन्थोंको बनानेवाले, मिथ्यात्व- 
रूपी अन्धकारको दूर करनेके लिये सूयं, कुशलतापूरंक मोक्षलक्ष्मीके सुखको 
प्रकटित करनेवाले, जिनधमंरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये पूर्णचन्द्रमाके सहश, 
यथोक्‍त चरित्रका आचरण और समथ्थंन करनेवाले दिगम्बराचायं श्री सकल- 
कीति भट्टारक हुए॥७॥ 

इनके पट्टके भूषणतुल्य सभी कलाओंमें कुशल, रत्न, सुवर्ण, रोप्य, पित्तल, 
तथा पाषाणकी प्रतिमा, यन्त्र और प्रासादकी प्रतिष्ठा और अचंन-विधान जन्म 
कीति-कपूं रसे त्रिभुवन-विवरको पूरित करनेवाले, महातपस्वी श्रीभुवनकीत्ति- 
देव हुए ॥८॥ 


पट्टावली + ४०७ 


इनके पट्‌टरूपी उदयाचलके लिये सूर्यके समान, गुर्जर देशमें सबंप्रथम 
सागारधमंका प्रचार करनेवाले, अहीरदेशमें स्वीकृत एकादश प्रतिमा (क्षुल्लक 
पद) से पवित्र शरीरवाले, वाग्वरदेदमें अंगीकृत दुर्धर महाद्वत (मुनिषद) के 
भारको धारण करनेवाले, कर्णाटक देशमें ऊंचे-ऊंचे चेत्यालयोंके दर्शनसे 
महापुषण्यको उपाजित करनेवाले, तोौलव देशके महावादीश्वर विद्वज्जन- 
चक्रवर्तियोंमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले, तिलंग देशके सज्जनोंसे पूजित चरण- 
कमलवाले, द्रविड़ देशके सुविज्ञोंसे स्तुति किये जानेवाले, महाराष्ट्र देशमें 
उज्ज्वल यशका विस्तार करनेवाले, सौराष्ट्र देशके उत्तम उपासकोंसे महोत्सव 
मनाये जानेवाले, सम्यग्दर्शनसे युक्त रायदेशके निवासी प्राणिसमूहसे प्रमाणी- 
कृत वाक्यवाले, मेदपाट देशके अनेक मूढ़ोंको समझानेवाले, मालवदेशके भव्योंके 
हृदय-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान, मेवातदेशके अन्यान्य विज्ञ 
उपासकोंको अपने आध्यात्मिक व्याख्यानोंसे रंजित करनेवाले, कुरुजांगल देशके 
प्राणियोंके अज्ञानरूपी रोगको हटानेके लिये सद्दे्यके समान, तुरवदेशमें षड्दशंन- 
न्याय आदिके अध्ययनसे उत्पन्न अखब॑ गव॑ करने वालोंको दबाकर विजय प्राप्त 
करनेवाले, विराद देशमें उभय मार्गको प्रदर्शित करनेवाले, नमियाड़ देशमें 
जिनधमंकी अत्यन्त प्रभावगा ओर नव हजार उपदेशकोंको नियत करनेवाले, 
टग, राट, हड़ीवटी, नागर और चाल आदि अनेक जनपदोंमें ज्ञानप्रचारके 
लिये विहार करनेवाले, श्रीमूलसंघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छके दिल्ली- 
सिहासनके अधिपति, अपने प्रतापसे दिद्मण्डलकों आक्रमण करनेवाले, अष्ट- 
अंगयुक्त सम्यक्त्व आदि अनेक गुणगणसे अलंकृत और श्रीमत्‌ इन्द्र भूषालोंसे 
पूजित चरणकमलवाले, गजान्त लक्ष्मी, ध्वजान्त पुण्य, नाट्यान्त भोग, समुद्रान्त 
भूमिभागके रक्षक सामन्‍्तोंके मस्तकसे घृष्ट चरणकमलवाले श्रीदेवरायराजसे 
पूजित पादपद्मवाले, जिनधमंके आराधक मुदिपालराय, रामनाथराय, बोमरस- 
राय, कलपराय, पाण्डुराय आदि अनेक राजाओंसे अचित चरणयुगलवालें, 
अनेक तीर्थयात्राओंको करनेवाले, मोक्षरुक्ष्मीको वशीभूत करनेवाले, रत्नत्रयसे 
सुशोभित शरी रवाल, व्याकरण, छन्द, अलद्भा र, साहित्य, न्याय और अध्यात्म- 
प्रमुख शास्त्रूपो मानसरोवरके राजहंस, शुद्ध ध्यानहूपी अमृत्तपानंकी लालसा 
करनेवाले और वसुन्धराके आचार्य श्रीमद्भूटूटा रकवय्यं श्री ज्ञानभूषण हुए ॥%॥ 


जो इनके पट्टरूपी पद्मके लिये सू्यके समान हैं, विवेकपूर्वक अनेक 
जीणं अथवा नृतन जिन-प्रासादोंका अद्भधार करानेवाले हैं, अनेक प्रकारके जिन- 
विम्बकी प्रतिष्ठाका उपदेश देनेवाले हैं, जिनकी यशोराशिका मान अद्भ, बच्च, 
कलिज्भू, तोलव, भालव ओर मेदपाट आदि देशोंके निवासियोंने किया है, जिनके 


४०८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


चरणकमल जेन राजाओं तथा अन्य राजाओंसे पूजे गये हैं, ऐसे अभिनव बाल- 
ब्रह्मचारी श्री मट्टारक विजयकीतिंदेव हुए ॥१०॥ 


जो इनके पट्टरूपी पयोनिधको उल्लसित करनेके लिये चन्द्रमाके समान 
हैं, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपरीक्षा, परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायम- 
करन्द, न्यायकुमुदचन्द्रोदय, न्‍्यायविनिदचयालडूार, इलोकवातिक, राजवात्ति- 
कालद्धार, प्रमेयकमलमातंण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहलस्नी, चिन्तामणि, भीमां- 
साविवरण, वाचस्पतिकी तत्त्वकोमुदी आदि ककंश न्याय, जैनेन्द्र, शाकटायन, 
इन्द्र, पाणिनि, कलाप, काव्यादिमें विचक्षण हैं, त्रेलोक्यससार, गोम्मटसार, 
लब्धिसार, क्षपणसार, त्रिलोकप्रश्ञप्ति, अध्यात्माष्टसहस्ती और छन्द, अलड्भा- 
रादि शास्त्रसमुद्रके पारगामी हैं, शुद्धात्माके स्वरूपके चिन्तनसे निद्राको विनष्ट 
करनेवाले हैं, सब देशोंमें विहार करनेसे अनेक कल्याणोंको पानेवाले हैं, विवेक- 
विचार, चतुररता, गम्भीरता, धीरता, वीरता आदि गुणगणके समुद्र हैं, उत्कृष्ट- 
पात्र हैं, अनेक छात्रोंका पालन करनेवाले हैं, उत्तम-उत्तम यात्राओंके करनेवाले 
हैं, विद्वन्मण्डलीमें सुशोभित्त शरीरवाले हैं, गौड़वादियोंके अन्धकारके लिए सूयंके 
समान हैं, कलिगके वादिरूपी मेघोंके लिये वायुके समान हैं, कर्नाटके वादियोंके 
प्रथम वचनका खण्डन करनेमें परम समर्थ हैं, पूवंके बादिरूपी मातंगके लिये 
सिंहके समान हैं, तौलके वादियोंकी विडम्बनाके लिये वीर हैं, गुजंरवादिरूपी 
समुद्रके लिये अगस्त्यके समान हैं, मालववादियोंके लिये मस्तकशूल हैं, अनेक 
अभिमानियोंके गवंका नाश करनेवाले हैं, स्वसमय और परसमयके शास्त्रार्थंको 
जाननेवाले हैं और महाव्रतको अंगीकार करनेवाले हैं, ऐसे अभिनव साथंक 
नामवाले श्रीशुभचन्द्राचायं हुए ॥११॥ 

इनके पट्टपर जो अलोकिक बुद्धिसे युक्त हैं, सुनेश्चित और असम्भव 
बाघकप्रमाणादि साधनसमूहसे संसाधित, तीनों असोधारण विशेषणोंसे परमात्मा- 
को सिद्ध करनेवाले हैं, परमागमरूपी समुद्रको बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान 
हैं, जिनके स्वच्छ चरणकमलछ परवादियोंके समूहसे अचित हैं, ऐसे बालब्रह्मचारी 
श्री भट्टारक सुमतिकीततिदेव हुए ॥११॥ 

इनके पट्टरूपी कमलके लिये सुयंके समान, पांच महात्रत, पांच समिति, 
तीन गुप्ति और अट्ठाईस मूलगुणोंसे युक्त, अपने उपदेशरूपी अमृतसे भव्योंको 
परिपुष्ट करनेवाले, कमंरूपी भयद्भुर पव॑ंतको चूर्ण करनेमें समर्थ, परमात्म- 
गुणोंकी अतिशय परीक्षासे सर्वश्षका स्वरूप माननेवाले और समुज्ज्वल 
विज्ञानके बलसे सामान्य और विशेषरूप वस्तुको समझनेवाले परमपविदत्र 
भट्टारक श्रीगृणकीत्तिदेव हुए ॥१२॥ 


पट्टावडी : ४०९ 


इनके पट्टरूपी कुमुदको प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाके सामन, अज्, 
बड्भ, तेलज़ू, कलिज्भ, वेट, भोट, लाट, कु कल, कर्णाट, मरहट, चीन, चोल्ह, 
हव्व, खुरखाण, आरब, तौलात, मेदपाट, मालव, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 
गुजर, वाग्वर, रायदेश, नागर, चाल, मरुस्थल, स्फुरदंगि, कोशल, मगघ, 
पल्लव, कुरुजांगल, काञ्ची, लाबुस, पृद्रोट, काशी, कलिज्भ, सौराष्ट्र, काइमीर, 
द्राविड, गौड़, कामरू, मलत्ताण, मुगी, पठाण, बुगलाण, हडावट्ट, सपादलक्ष, 
सिन्धु, सिन्धुल, कुन्तल,केरल, मंगल, जालोर, गंगल, सुन्तल, कुरल, जांगल, 
पंचालन, नट्ट, धट्ट खेटूट, कोरटूट, वेणुतट, कलिकोट, मरहदूट, कौरटूट, 
चेरट्ट, खेरट्ट, स्मेरतट्ट, महाराष्ट्र, विराट, किराट, नमेद, सिन्धुतट, गंगेतट, 
पल्‍्लव, मल्लवार, कवोट, गौड़वाड़, तिगल, किंगल, मलयम, मरुभेखल, नेपाल, 
हैवतरुल, संखल, करल, बरल, मोरल, श्रीमाल, नेखल, पिच्छल, नारल, डाहल, 
ताल, तमाल, सौमाल, गौमाल, रोमाल, तोमल, केमाल, हेमाल, देहल, सेहल, 
टमाल, कमाल, किरात, मेवातत, चित्रकूट, हेमकूट, चुरंड, मुरंड, उद्रयाण, 
आट्रमाट्र, पुलिन्द्र और सुराट्र आदि देक्षोंमें इन्दु ओर कुवलयके समान स्वच्छ 
यशोराशिको उपाजित करनेवाले, सभी शास्त्ररूपी समुद्रमें पारंगल, अपनी 
व्याख्या-सुधा-धारासे सभी भव्यजनोंको पुष्ट करने वाले और सभी ताकिकोंके 
शिरोमणि दिल्ली-सिहासनके अधीश्वर सार्थक नामवाले अभिनव भट््‌टारक 
श्रीवादिभूषणदेव हुए ॥१३॥ 


श्रुतमुनि-पट्ठावलि' 
( शक सं० १३५५ ई० सन्‌ १४३३ ) 
( प्रथममुख ) 
श्री जयत्यजय्यमाहात्म्यं विशासितकुशासनं । 
शासन जेनमुख्ासि मुक्तिलक्ष्म्येकशासनं ॥१॥ 


अपरिमितसुखमनल्पावगममयं प्रबलबलह॒तातडू(म) । 
निखिलावलोक विभवं प्रसरतु हृदये परं ज्योति: ॥२॥ 
उद्दीप्ताखिलरत्नमुद्धृतजड्ड नानानयान्तपग हं 

स स्यात्कारसुधाभिलिप्तिजनिभृत्कारुण्यकूपोच्छितं । 
आरोप्य श्रुतयानपात्रममृतद्वीपं नयन्त: परा-- 

नेते तीत्थंक्तो मदोयहृदये मध्ये भवाब्ध्यासतां ॥रे॥ 


१. जैन शिलालेखसग्रह, प्रथमभाग, अभिलेख-संख्या १०८, पृष्ठसंख्या १९५-२०७ | 


४१० : तो्धंकर महावोर और उनको आवचार्यपरम्परा 


तत्राभवत्‌ त्रिभुवनप्रभुरिद्वृद्धि: 

श्रीवद्धमानमुनिरन्तिम-तीत्थंनाथ: । 
यह हृदीप्तिरपि सन्निहिताखिलानां 

पुर्व्वोत्तराश्रितभवान्‌ विद्दीचकार ॥9॥ 
तस्याभवच्चरमचिज्जगदीश्वरस्य 

यो यौव्वराज्यपदसंश्रयत: प्रभूतः । 
श्रोगोतमो गणपतिब्भंगवान्वरिष्ठ' 

श्रेष्ठे रनुष्ठितनुतिम्मु निभिस्स जीयात्‌ ॥५॥ 
तदन्वये शुद्धिमति प्रतीते समग्रशीलामलूरत्नजाले । 
अभूचतीन्द्रो भुवि भद्बबाहुः पयःपयोधाविव पूर्ण॑चन्द्र: ॥६॥ 
भद्रबाहुरग्रिम: समग्रबुद्धिसम्पदा 

शुद्धसिद्धशासन सुशब्द-बन्ध-सुन्दरं । 
इद्धवृत्तसिद्धिरत्र बद्धकम्मंभित्तपो- 

वृद्धिवद्धिंतप्रकीत्तिरदधे महद्धिक: ॥७॥ 
यो भद्रबाहु: श्र्‌ तकेवलीनां मुनीश्वराणामिह पश्चिमोपि । 
अप््चमोथभूह्िदुषां विनेता सब्बंश्र तात्थ॑प्रतिपादनेन ॥८॥ 
तदीय-शिष्यो5जनि चन्द्रगुप्त: समग्रशीलानतदेववृद्ध: । 
विवेश यत्तो ब्रतप:प्रभाव-प्रभूत-की तिंब्भु वनान्तराणि ॥९%। 
यदीयवंशाकरतत: प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला। 
बभो यदलन्तस्मंणिवन्मुनीन्द्रस्स कुन्डकुन्दोदितचण्ड-दण्ड: ॥१०॥॥ 
अभूदुमास्वातिमुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकलात्थंवेदी । 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रात्यंजातं मुनिपुरूगवेन ॥११॥ 
स प्राणिसंरक्षणसावधानों बभार योगी किल गृद्धपक्षान्‌ । 
तदाप्रभृत्येव बुधा यमाहुराचाय्यंशब्दोत्तरगृद्धपिच्छं ॥१२॥ 
तस्मादभूद्योगिकुलप्रदीपो बलाकपिन्‍्छ: स तपोमहर्दि: । 
यदड्गसंस्पशंनमात्रतो5पि वायुव्विषादीनमृतीचकार ॥॥१ ३॥ 
समस्तभद्रोषजनि भद्रमूत्तिस्तत: प्रणेता जिनशासनस्य | 
यदीयवाग्वज्ञकठो रपातइ्चूण्नीचकार प्रतिवादिशेलानु ॥१४॥ 
श्रीपूज्पादो घृतधम्म॑ राज्यस्ततो सुराधीश्वर-पूज्यपाद: । 
यदीयवेदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्घुतानि ॥१५॥ 
घृतविश्वबुद्धिरयमत्र योगिभि: 

: ॥ 


पट्टावछी : ४११ 


जिनवद्वभव यदनझूगचापहत्‌ 

स जिनेन्द्रबुद्धरिति साधु वण्णितः ॥१६॥ 
श्रीपृज्यपादमुनिरप्रतिमौषधद्धि- 

ज्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपृतगात्र: । 
यत्पादधोतजलसंस्पशं प्रभावा- 

त्कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥१७॥ 
ततः पर शास्त्रविदां मुनीना- 

मग्न सरोष्भूदकलड्धुसू रि: । 
मिथ्यान्धका रस्थगिताखिलार्त्था: 

प्रकाशिता यस्य वचोमयूख: ॥१८॥ 
तस्मिन्गते स्वर्गभुवं मह्षों दिवः पतीन्‍्नत्तँमिव प्रकृष्टान्‌ । 
तदन्वयोदुभूतमुनीदवराणां बभूवुरित्यं भुवि सडमेदा: ॥१०॥ 
स योगिसड्डचतुर: प्रभेदानासाद्य भूयानविरुद्धवृत्तान्‌ 
बभावयं श्रीमगवान्‌जिनेन्द्रश्चतुम्मु खानीव मिथस्समानि ॥२०॥ 
देव-नन्दि-सिह-सेन-सझ्घभेदर्व त्तिनां 

देशभेदत: प्रबोधभाजि देवयोगिनां | 
वृत्ततस्समस्ततो5विरुद्धधम्मं सेविनां 

मध्यतः प्रसिद्ध एप नन्दिसडुघ इत्यभूत्‌ ॥२१॥ 
नन्दिसड्घे सदेशीयगर्ण गच्छे च पुस्तके 
इंगुलेशबलिज्जीयान्मंगलीकृतभूतल: ॥२२॥ 
तत्र सब्वंशरीरिरक्षाकृतमत्तिव्यिजितेन्द्रिय- 

स्सिद्धशासनवद्ध॑नप्रतिलब्ध-कीत्तिकलापक: | 
विश्वुत-श्रुतकीत्तिं-भट्टा रकयतिस्समजायत 

प्रस्फुर्चनामृतांशुविनाशिता खिलद्धत्तमा: ॥२३॥ 
कृत्वा विनेयान्क्ृतक्ृत्यवृत्तीन्निधाय तेषु श्रुतभारमुच्चे: । 
स्वदेहभारं च भुवि प्रशान्तस्समाधिमेदेन दिवं स भेजे ॥२४॥ 

(द्वितीयमुख) 

गते गगनवाससि त्रिदिवमत्र यस्योच्दछिता 

न वृत्तगुणसंहत्तिव्वंसति केवरूं तद्यशः । 
अमन्दमदमन्मथप्रणमदुग्रचापोच्चल- 

त्तापहतिकृत्तपश्च रणमेदलब्धं भुवि ॥२५॥ 


४१२ : तोथंकर महावोर और उनको आचार्यपरम्परा 


श्रीचारकीत्तिमुनिरप्रतिमप्रभाव- 


यस्यामवत्तपसि निष्ठुरतोपशान्ति- 

दिचत्ते गुणे च गुरुता कृशता शरीरे ॥२६॥ 
यस्तपोवल्लिभिव्वेल्लित्ताघदुमो 

वत्तंयामास सारत्रयं भूतले | 
युक्तिशास्त्रादिक॑ च प्रकृष्टाशय- 

इशब्दविद्याम्बुधेवृंद्धिकच्चन्द्रमा ॥२७। 
यस्य योगीशिन: पादयोस्सव्वंदा 

संगितीमिन्दिरां पदयतश्शाश्िगिण: | 
चिन्तयेवाभवत्कृष्णता वष्मंण: 

सान्यथा नीलता कि भवेत्तततनो: ॥२८॥ 
थेषां शरीराश्रयतो5पि वातो रुज:-प्रशान्ति वित्ततान तेषां । 
बल्लालराजोत्थितरोगशान्तिरासीत्किलेत्तत्किमु भेषजेन ॥२९)। 
मुनिर्म्मनीषा-बलतो विचारितं समाधिभेदं समवाप्य सत्तमः । 
विहाय देहं विविधापदां विवेश दिव्यं वपुरिद्धवेभवं ॥३०॥ 
अस्तमायाति तस्मिन्कृतिनि यय्यं- 

म्णि नाभविष्यत्तदा पण्डितयत्ति- 
स्सोम: वस्तु मिथ्यातमस्तोमपिहित्त 

सब्व॑मुत्तमेरित्ययं वक्‍तृभिरुषाधोषि ॥३१॥ 
विबुधजनपालक कुबध-मत-हा रक॑ । 
विजितसकलेन्द्रियं भजत तमलं बुधा: ॥३२॥ 
धघवल-सरोवर-नगरजिनास्पदमसहृशमाकृततदुरुतपोमह: ॥३३॥ 
यत्पादद्वयमेव भूपतितत्तिब्चक्र शिरोभूषणं 
यद्वाक्यामृतमेव कोविदकुल पीत्वा जिजोवानिशं । 
यत्कीर्त्या विमल॑ बभुव भृवनं रत्नाकरेणावृत्तं 
यद्दया विद्ददीचकार भुवने शास्त्रात्थंजातं महात्‌ ॥३४॥ 
कृत्वा तपस्तीब्रमनल्पमेधास्सम्पाद्य पुण्यान्यनुपप्लुतानि । 
तेषां फलस्यानुभवाय दत्तचेता इवाप त्रिदिवं स योगी ॥२५॥ 


तस्मिन्जातो भूम्नि सिद्धान्तयोगी 
प्रोद्द्ाचा वर्देयन्‌ सिद्धशास्त्र । 


पट्टाबली : ४१३ 


छुद्धे व्योम्नि द्वादशात्मा करोधे- 

य्यंद्वत्पदुमव्यूहमुन्निद्रयन्स्व: ॥३६॥ 
दुर्व्वायक्तं शास्त्रजातं विवेको वाचानेकान्तात्यंसम्भूत्तया यः । 
इन्द्रोहशन्या मेघजालोत्थया भूवृद्धां भूभृत्संहति वा विमेद ॥२७॥ 
यद्वत्पदाम्बुजनतावनिपालमोलि- 

रत्नांशवो<निशममु विदधु: सरागं | 
तदन्न वस्तु न वधन्नं च वस्त्रजात॑ 

नो यौव्वनं न च बलं न च भाग्यमिद्ध ॥३८॥ 
प्रविश्य शास्त्राम्बुधिमेष धीरो जग्राह पृर्व्व॑ सकलात्थंरत्नं | 
परेज्समर्त्य स्तदनुप्रवेशादेकेकमेवात्र न सन्वंमापु: ॥३९॥ 


सम्पाद्य शिष्यान्स मुनि: प्रसिद्धा- 
नध्यापयामास कुशाग्रबुद्धीन । 
जगत्पवित्रीकरणाय धम्मं- 
प्रवत्तंनायाखिलसंविदे च ॥४०॥ 
कृत्वा भक्ति ते ग्रोस्सवंशास्त्र 
नीत्वा वत्सं कामघेनु पयो वा | 
स्वीकृत्योच्चेस्तत्पिबन्तो5तिपुष्टा: 
शक्ति स्वेषां ख्यापयामासुरिद्धां ॥४१॥ 
तदीयशिष्येषु विदांवरेषु गुण रनेके: श्रृतमुन्यभिख्य: | 
रराज शलेषु समुन्नतेषु स रत्नकूटेरिव मन्दराद्रि: ४२॥ 
कुलेन शीलेन गुणेन मत्या शास्त्रेण रूपेण च योग्य एप: । 
विचाय्य॑ तं सूरिपदं स नीत्वा कृतक्रियं स्वं गणयाञ्चकार ॥४३॥ 
अथकदा चिन्तयदित्यनेना: स्थिति समालोक्य निजायुषो5ल्पं । 
समप्यं चास्मिनु स्वगर्ण समत्थें तपश्चरिष्यामि समाधियोगं ॥४४॥ 
विचाय्यं चेवं हृदये गणाग्रणीन्निवेदयामास विनेयबान्घ॒व: | 
मुनि: समाहुय गणाग्रवत्तिनं स्वपुत्रमित्यं श्रुतवृत्तआलिन ॥४५॥॥ 
( तृत्तीयमुख ) 
मदनन्वयादेष समागतो5यं गणो गुणानां पदमस्म रक्षा । 
त्वयांग मद्वत्कियतामितीष्टं समप्पंयामास गणी गणं स्वं ॥४६॥ 
गुरुविरहसमुद्यह्‌:खदूनं तदीयं 
मुखं गुरुवचोभिस्स प्रसन्‍नीचकार | 


४१४ : तीबकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सपदि विमलिताब्द-ईिलष्ट-प्रांसु-प्रतानं 

किमधिवसति योषिन्मन्दफूत्कारवातेः ॥४७॥ 
कृतिततिहितवृत्तस्सत्त्वगुप्तिप्रवृत्तो 

जित्तकुमतविशेषश्‌ शोषिताशेषदोष: । 
जितरतिपति-सत्वस्तत्त्व-विद्या-प्रभुत्व- 

स्सुकृतफल-विधेयं सोः्गमहिव्यभूयं ॥४८॥ 


गते5त्र तत्सूरिपदाश्रयो5यं 
मुनीश्वरस्सड्घमवद्ध॑यत्तराम्‌ । 
गुणेश्च शास्त्रेश्चरितै रनिन्दितै: 
प्रचिन्तयन्तद्गुरुपादपद्भुजम्‌ ॥४९॥| 
प्रकृत्य कृत्य कृतसड्घरक्षो विहाय चाकृत्यमनल्पबुद्धि: | 
प्रव्धयत्‌ धम्म॑मनिन्दितं तद्गुरूपदेशान्‌ सफलीचकार ।|५०॥ 
अखण्डयदयं मुनिव्विमलवाग्भिरत्युद्धानु 
अमन्द-मद-सञ्चरत्कुमत-वादिकोला हलानु । 
अमनन्‍्नमरभूमिभूद्‌ भ्रमितवारिधिप्रोच्चलत्‌ 
तरंग-ततिविश्रम-ग्रहण-चातुरोभिब्भ_वि ॥५१॥ 
का त्वं कामिनि कथ्यतां श्रुतमुने: कीत्ति: किमागम्यते 
ब्रह्मन्‌ मत्प्रियसन्निभो भुवि बुधस्सम्मृग्यते सव्बंत: । 
नेन्द्र: कि स च गोत्रभिद्‌ धनपति: कि नास्त्यसो किन्नर: 
शेष: कुत्र गतस्स च द्विरसनो रुद्र: पशूनां पति: ॥५२॥ 


वाग्देवताहदय-रञ्जन-मण्डनानि 
मन्दार-पुष्प-मकरन्द रसोपमानि । 
आनन्दिताखिलजनान्यमृतं वर्मान्ति 
कर्णेषु यस्य वचनानि कवोह्वराणां ॥५३॥ 


समन्तभद्रो5प्यसमन्तभद्र: 

श्री-पृज्यपादो5पि न पृज्यपाद: | 
मयूरपिञ्चछोः5प्यमयूरपिज्च्छ- 

दिचत्रं विरुद्धोषप्यविरुद्ध एच: ॥५४॥ 
एवं जिनेन्द्रोदितधम्मंमुच्चे: प्रभावयन्तं मुनि-वंश-दीपिनं | 
अह्ृश्यवृत्त्या कलिना प्रयुक्तो वधाय रोगस्तमवाप दूत्तवत्‌ ॥५०॥ 


पट्टावलो : ४१५ 


यथा खल: प्राप्य महानुभाव॑ तमेय पश्चात्कबलीकरोति । 
तथा शरनेस्सोषप्यमनुप्रविश्य वपुव्बंबाधे प्रतिबद्धवीय्यं: ॥५६॥ 
अद्भान्यभूवन्‌ सकृशानि यस्य न च ब्रतान्यद्भुत-वृत्त-भाज: | 
प्रकम्पमापद्ठपुरिद्धरोगान्न चित्तमावस्यकमत्यपुव्व॑ ॥५७॥ 
स मोक्ष-माग्गें रुचिमेष धीरो मुददं च धम्में हृदये प्रशान्ति | 
समादधे तद्विपरीतकारिण्यस्मिन्‌ प्रसप्पंत्यधिदेहमुच्चे: ॥५८॥ 
अडगेषु तस्मिन्‌ प्रविजुम्भमाणे 

निश्चित्य योगी तदसाध्यरूपतां । 
ततस्समागत्य निजाग्रजस्य 

प्रणम्य पादाववदत्‌ कृत्ताऊुजलि: ॥५९॥ 
देव पण्डितेन्द्र योगिराज धम्मंव॒त्सल 

त्वत्पद-प्रसादतस्समस्तमजितं मया | 
मद्यश: श्रुतं व्रत तपहच पुण्यमक्षयं 

कि भमात्र वत्तित्त-क्रियस्थ कल्प-काडिघिण: ॥६०॥ 
देहतो विनात्र कष्टमस्ति कि जगत्त्रये 

तस्य रोग-पीडितस्य वाच्यता न शब्दत्त: | 
देय एवं योगतो वपु-व्विसज्ज॑न-क्रम- 

स्साघु-वग्गं-सब्वं-कृत्य-वेदिनां विदांवर ॥६१॥ 
विज्ञाप्य कार्य्यं मुनिरित्यमथ्य॑ 

मुहुम्मु ह॒र्व्वारयतो गणीशात्‌ । 
स्वीकृत्य सल्लेखनमात्मनीनं 

समाहितो भावयात्ति सम भाव्यं ॥६२॥ 
उद्यदू-विपत-तिमि-तिमिड्जिल-नक्र-चक्र 

प्रोतु ग-मृत्यमृति-भीम-तरंग-भाजि। 
तीव्राजवञ्जव-पयोगनिधि-मध्य-भागे 

क्लिश्नात्यहन्निंशमयं पत्तित्तस्स जन्तु: ॥६३॥ 
इदं खलु यदडुगक गगन-वाससां केवल 

न हेयमसुखास्पदं निखिल-देह-भाजामपि | 
अतो5स्यथ मुनयः परं विगमनाय बद्धाशया 

यतन्त इह सनन्‍्ततं कठिन-काय-तापादिभि: ॥६४॥ 
अय॑ विषयसञ्चयो विषमशेषदोषास्पदं 


स्पृशज्जनिजुषामहो बहुमवेषुसम्भोहकूत्‌ | 


४१६ : तीथंकर महावीर ओर उनको आधायंपरम्परा 


अत्त: खलु विवेकिनस्तमपहाय सब्वैसहा 
विशन्ति पदमक्षयं विविधकम्म॑-हान्युत्यितं ॥६५) 
(चतु्थमुख) 
उद्दीप्त-दु:ख-शिखि-संगतिमज्ुयष्टि 
तीब्राजवञ्जव-तपातप-ताप-तप्तां । 
स्रक-चन्दनादिविषयामिष-तैल-सिक्‍तां 
को वावलूम्ब्य भुवि सञ्चरति प्रबुद्ध: ॥६६॥ 
खष्टुः स्त्रीणामनेसां सुष्टित: कि 
गात्रस्याधोभूमिसूष्ट्या च कि स्यात्‌ । 
पुतादीनां शरत्रु-कार्य्य॑ किमत्य॑ 
सुष्टेरित्यं व्यत्यंता घातुरासीव्‌ ॥६७॥ 
इदं हि बाल्य॑ बहु-दुःख-बीज- 
मिय॑ वयःश्रीग्धन-राग-दाहा । 
स वृद्धभावोःमर्षालशाला 
दश्ेयम ड्भस्य विपत्फला हि ॥६८॥ 


लब्ध॑ मया प्राकृतन-जन्मपुण्यात्‌ 

सुजन्म सदगात्रमपृत्व॑बुद्धि: । 
सदाश्चय: श्रोजिन-धम्मंसेवा 

ततो विना मा च परः कृती कः ॥६९%॥ 
इत्थं विभाव्य सकल भुवन-स्वरूपं 

योगी विनश्वरमिति प्रश्ममं दघान: | 
अर्द्धावमीलितहृगस्खलितान्तरंग: 

पह्यन्‌ स्वरूपमिति सो»्वहित: समाधों ॥७०॥ 
हृदय-कमल-मध्ये सैद्धमाघाय रूप॑ 

प्रसरदमृतकल्पेम्मूंलमन्त्रे: प्रसिज्चन्‌ | 
मुनि-परिषदुदीष्म॑-स्तोत्र-घोषेस्सहैव 

श्रुतमुनिरयम्ज़ स्व विहाय प्रशान्त: ॥७१॥ 
अगमदमृतकल्पं कल्पमल्पीक्तेना 

विगलितपरिमोहस्तत्र भोगाडगकेषु । 
विनमदमर-कान्तानन्द-वाष्पाम्बु-धारा- 

पतन-ह॒त-रजोष्त्तर्डाम-सोपानरम्य ॥७शा। 


पट्टाबली : ४१७ 
२७ 


यत्तो याते त्तस्मिनु जगदजनि शुत्यं जनिमभुतां 

मनो-मोह-ध्वान्तं गत-बलमपूयंप्रतिहतं 
व्यदीप्युधच्छोको नयन-जल-मुष्णं विरचयन्‌ 

वियोग: कि कुर्य्यादिह न महतां दुस्सहततर: ॥७श॥। 
पादा यस्य महामुनेरपि न केर्भूभूच्छिरोभिधु ता 

वृत्तं सन्‍न विदांवरस्य हृदय जग्राह कस्पामल | 
सोथ्यं श्रीमुनि-भानुमान्‌ु विधिवशादस्तं प्रयातो महान 

यूय॑ तद्विधिमेव हन्त तपसा हन्तुं यत्तध्वं बुधा: ॥७४॥ 
यत्र प्रयान्ति परलोकमनिन्थवृत्ता- 

स्स्थानस्थ तस्य परिपूजनमेव तेषां । 
इज्या भवेदित्ति क्ृताकृतपुण्य राशे: 

स्थेयादित्य॑ श्रुतमुनेस्सुचिर निषया ॥७५॥ 
इशु-शर-शिखि-विधु-मित-शक- 

परिधावि-शरद्द्विततीयगाषाढ़े 
सित-नवमि-विधु-दिनोदयजुषि 

स्विशाले प्रतिष्ठितियमिह ॥७६॥ 
विलीन-सकल-क्रियं विगत-रोधमत्यज्जितं 

विलड्वित-तमस्तुला-विरहितं विमुक्ताशयं । 
अवाड-मनस-गोचरं विजित-छोक-शक्त्यग्रिमं 

मदीय-हृदये४निशं वसतु धाम दिव्यं महत्‌ ॥७७॥ 
प्रबन्ध-ध्वनि-सम्बन्धात्सद्रागोत्पादन-क्षमा । 
मंगराज-कवेव्वाणी वाणीवीणायतेत्तरां ॥७८॥ 


भाषानुवाद 

१. कुशासनका विध्वंस करनेवाला मुक्तिलक्ष्मीका एक शासन और अजेय 
है माहात्म्य जिसका, ऐसा समुज्ज्वल जैन शासन जयशाली होवे । 

२. सब सुखोंका मूल और सब प्रकारके आतंकों (मनोवेदनाओं)को दूर 
करनेवाली प्रकाशमय ज्योति हमारे हृदयमें फेले । 

३. रत्नत्रयके प्रकाश करनेवाले, मू्खता हटानेवाले, विविध नयके विवे- 
चक ओर स्थाद्वाद-सुधासे वितृप्त ये तोथंदूर हमारे हृदयमें विराजमान होवें | 

४. बिभुवनमें विख्यात अन्तिम तीर्थनाथ श्री वर्धभानस्वामी हुए | इनकी 
देहकी कान्तिने सभी सृष्टिको प्रकाशित कर दिया । 


४१८ : तीथंकर महावोर और उनको आजचारयपरम्परा 


५. इनके रहते-रहते मुनियोंसे वंदित श्रेष्ठ संघाधिपति श्रीमान्‌ गौतम 
मुनि हुए। 

६-८. इन्हींके समुज्ज्वल वंशमें सम्‌द्रसे चन्द्रमाके समान यतिराज श्री भद्- 
बाहुस्वामी हुए। इनकी कीत्ति तथा सिद्धशासन भूमण्डलमें व्याप्त थे। यद्यपि 
भद्रबाहुस्वामी श्रुत्केवली, मुनीदवरों (श्रुतकेवलियों)के अन्तमें हुए, तो भी ये सभी 
पण्डितोंके नायक तथा श्रुत्यथं प्रतिपादन करनेसे सभी विद्वानोंके पूव॑वरत्ती थे । 


९-१०. इन्होंके शिष्य शीलवान्‌ श्रीमान्‌ चन्द्रगुप्त मुनि हुए। इनकी तीव्र 
तपस्या उस समय भूमण्डलमें व्याप्त हो रही थी । इन्हींके बंशमें बहुतसे यतिवर 
हुए, जिनमें प्रखर तपस्या करनेवाले, मुनीन्द्र कुन्दकुन्दस्वामी हुए । 

११-१३. तत्पश्चात्‌ सभी अर्थंको जाननेवाले उमास्वातिनामके मुनि इस 
पवित्र आम्नायमें हुए, जिन्होंने श्री जिनेन्द्र-प्रणीत शास्त्रको सृत्ररूपमें रूपान्तर 
किया। सभी प्राणियोंके संरक्षणमें तत्पर योगी उमास्वाति मुनिने गृध्रपक्षको 
धारण किया। तभीसे विद्वदूगण उन्हें गृप्नपिच्छाचायं कहने लगे। इन योगी 
महाराजकी परम्परामें प्रदीपरूप महर्द्धिशाली तपसवी बलाकपिच्छ हुए। इनके 
शरोरके संसर्गसे विषमयी हवा भी उस समय अमृत (निविंष) हो जाती थी । 

१४. इसके बाद जिनशासनके प्रणेता भद्गमूत्ति श्रीमान्‌ समन्तभद्रस्वामी 
हुए । इनके वाग्वज्ञके कठोर पातने वादिरूपी पव॑तोंको चूणं-चूणं कर दिया था। 


१५-१७. इनकी परम्परामें श्री धमंराज पुज्यपाद स्वामी हुए, जिनके बनाए 
हुए शास्त्रोंमें जेनधर्ंका बहुत ही महत्त्व मालूम होता है। इन्होंने निरन्तर 
कृतकृत्य होकर संसार-हितैषिणी बुद्धोकों धारण किया। अनंगके ताप हरने- 
वाले साक्षात्‌ जिनभगवान्‌के जैसे विदित होनेसे लोगोंने इनका नाम “जिनेन्द्र' 
रखा | ओऔषधशास्त्रमें परम प्रवीण, विदेह-जिनेन्द्रदशंनसे पवित्र होनेवाले श्री- 
मान्‌ पृज्यपाद मुनि जयशाली रहें। इनके चरणकमलके घोत जलके संसर्गसे 
कृष्ण-लोहा भी सुवर्ण हो जाता था। 

१८-१९ इनके बाद शास्त्रवेत्ता मुनियोंमें अग्रेसर अकलंकसूरि हुए। 
इन्हींके वाइमयरूपी किरणोंसे मिथ्यांधकारसे आच्छादित अर्थ संसारमें प्रका- 
शित हुआ। इनके स्वर्ग जानेपर इनकी परम्पराके मुनिसंघोंमे कई मेद 
(फूट) हुए । 

२०. इनके बाद श्रीमान्‌ योगी जिनेन्द्र भगवान्‌ अविरुद्ध वृत्तिवाले चार 
संघोंको पाकर परस्पर समान चार मुखके ऐसे उन्हें समझकर शोभने लगे। 


पट्टावछी : ४१९ 


२१. क्रमश: देव, नन्दि, सिंह और सेन ये चार संघ निर्मित हुए, जिनमें 
लन्दिसंघ बड़ा प्रसिद्ध था। 

२२. नन्दिसंघमें देशीयगण, पुस्तकगच्छके स्वामी इजुलेश्वर, जिन्होंने 
सारे भूतलको मंगलमय कर दिया है, विजयशाली होवें। 


२३-२५. उसी नन्दिसंधमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले, इन्द्रिय 
निग्रही, स्थाह्गादमतके प्रचार करनेसे कीत्तिकलापको पानेवाले, प्रसिद्ध यतिवर 
श्रुतकीत्ति भट्टारक हुए, जिनकी प्रभामयी वचनामृतकिरणोंसे सारा भज्ञानां- 
धकार विनष्ट हो गया । विनयी सज्जनोंको हृत्कृत्य बनाकर तथा उनपर श्रुत- 
शास्त्रका भार समपिंत कर ओर पृथ्वीपर अपनी देहका भार रखकर समाधि- 
पूवंक शान्त होकर उन्होंने स्वर्गधामको अलडकृत किया । 

२६. उन महात्मा दिगम्बरके स्वर्ग चले जानेपर इस भूतलपर उनकी कीत्ति 
स्थिररूपसे रह गयी। 


२७. इनके शिष्य अप्रतिम प्रत्तापशाली श्रीचारुकीत्ति मुनि हुए। इन्होंने 
अपने सुयशसे दिशाओंको भी समुज्ज्वल कर दिया । इनकी तपस्यामें निष्ठुरता, 
चित्तमें शान्ति, गुणमें गुरुता तथा शरीरमें कृशताकी मात्रा दिन-दिन 
बढ़ने लगी । 

२८. जिनके तपरूपी वल्लीसे वरूयित होकर वृक्षरूपी संसारमें रत्नत्रयका 
प्रचार होने लगा । इनकी युक्ति, शास्त्रादि तथा प्रक्ृष्टाशय विद्याम्बुधिके 
बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके तुल्य थे। 

२५. जिस योगिसिह महात्माके चरणकमलोंकी सदा सेवा करनेवाली लक्ष्मी- 
को देखकर ( अहो मुझें यह केसे मिले ) ईष्यासिे विष्णुका सारा शरीर काला 
हो गया, नहीं तो उनके काले होनेकी दूसरी वजह नहीं थी । 

३०. जिनके शरीरके सम्पकमात्रसे ही सभी रोगोंकी शान्ति हो जाती 
थी। लोग कहा करते थेकि बल्लालराजकी कृपासे रोग छूटा है, दवासे 
क्‍या ? 

३१. मुनिने समाधिपूवंक अनेक आपदका स्थान इस विनश्वर शरीरको 
छोड़कर दिव्य शरीरको पाया | 

३२. इनके स्वर्ग चले जानेपर उन जैसा कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ | उस समय 
यह संसार अज्ञानांधकारसे आवृत्त था | ऐसा उत्तम वक्‍ताओंने कहा | 

३३. इसलिए कुमतान्धकारके विनाशक अपनी सभी इन्द्रियोंको जीतनेवाले 


४२० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


और विद्वदृगणोंके रक्षक उन महात्माको हे विहद्वय्यं | भजो । 

३४. जिनके चरणकमलको राजाओंने शिरोभषण बनाया, जिनके वचता- 
मृतका पानकर पण्डितगण अहनिछ जीते थे, जिनकी कीत्तिरूपी समुद्रसे परिवेष्टित 
होकर यह पृथ्यीतल घवलित हुआ ओर जिनकी विद्याने भूतलमें शास्त्रोंको 
विद्ाद्‌ बना दिया। 

३५ वे महात्मा योगिराज एक चित्त होकर बड़ी कठिन तसपस्याको करके 
तथा बहुत पुण्य इकट्ठा करके उन्हीं पुष्योंकी उपभोग करनेके लिए स्वर्गको 
चले 

३६. उनके स्व चले जानेपर अपनी शास्त्रमयी वाणीसे सिद्धशास्त्रोंको 
शड्डलित करते हुए, शुद्धाकाशमें वत्तमान, शास्त्ररूपी पद्योंको विकसित करते 
हुए सृय्यंकेसे सिद्धांतयोगीने सज्जनोंके मनको प्रफुल्छित किया | 

३७. इन्द्रका वद्ष जिस प्रकार पव॑सोंका मेदन करता है उसी प्रकार इन्होंने 
एकान्त अर्थसे युक्त दुर्वादियोंकी उक्तिको खण्ड-खण्ड कर दिया | 

३८. उनके चरणोंपर गिरे हुए राजाओंकी मुकुट-मणिकी घूलियोंने जिस 
प्रकारसे इनको रागवान्‌ बनाया था, उस तरह सांसारिक वस्तु, स्त्री, वस्त्र 
तथा यौवनादि उनको राग्री नहीं कर सके । 

३५. ये महात्मा शास्त्ररूपी समुद्रमें प्रविष्ट होकर अनेक अर्थरूप रत्न 
निकाल लाये ओर उन रत्नोंको अपने दिष्योंको वितरित कर दिया । 

४०. इन्होंने संसारकों पवित्र करनेके लिए तथा धम्मंका प्रचार होनेके 
लिए अपने शिष्योंको कुशाग्रबुद्धि बनाकर पढ़ाया | 

४१. जिस प्रकार बछड़ा गायसे दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार गुरुमें 
असीम भक्तिकर उन सबोंने उनसे सब शास्त्रोंको ग्रहण कर संसारमें अपनी 
खूब कीत्ति फेलायी । 

४२. जिस प्रकार समुन्नत्त पव॑तोंमें रत्नकूटोंसे मन्दराचल पव॑त शोभता 
है, उसी प्रकार उनके सकलशास्त्रवेत्ता शिष्योंमें अनेक गुणों द्वारा श्रुतमुनि 
शोभाको प्राप्त हुए । 

४३. कुल, शील, गुण, मति, शास्त्र ओर रूप इन सबोंमें इन्हें योग्य समझ- 
कर सूरिपद दिया। 

४४. इसके बाद सांसारिक स्थितिकों सोचते हुए इन्होंने अपनी आयु थोड़ी 
जानकर यह विचारा कि अगर मेरा गण समर्थ हो जावे, तो में समाधियोग्य 
तपस्था करूँगा 


पट्टावडी : ४२१ 


२१. क्रमश: देव, नन्दि, सिंह और सेन ये चार संघ निर्मित हुए, जिनमें 
नन्दिसंघ बड़ा प्रसिद्ध था । 

२२. नन्दिसंघमें देशीयगण, पुस्तकगच्छके स्वामी इजजुलेश्वर, जिन्होंने 
सारे भूतलको मंगलमय कर दिया है, विजयशाली होवें। 

२३-२७. उसी नन्दिसंघमें सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले, इन्द्रिय 
निग्रही, स्याद्रादमतके प्रचार करनेसे कीत्तिकलापको पानेवाले, प्रसिद्ध यतिवर 
श्रुतकीत्ति भट्‌टारक हुए, जिनकी प्रभाममी वचनामृतकिरणोंसे सारा भज्षाा- 
घकार विनष्ट हो गया! विनयी सज्जनोंको कृत्कृत्य बनाकर तथा उनपर श्रुतत- 
शास्त्रका भार समर्पित कर ओर पृथ्वीपर अपनी देहका भार रखकर समाधि- 
पुबंक शान्त होकर उन्होंने स्वर्गयणामको अलड्कृत किया। 

२६. उन महात्मा दिगम्बरके स्वर्ग चले जानेपर इस भूतलूपर उनकी कौत्ति 
स्थिररूपसे रह गयी । ः 


२७. इनके शिष्य अप्रतिम प्रतापशाली श्रीचारुकीत्ति मुनि हुए। इन्होंने 
अपने सुयशसे दिशाओंको भी समुज्ज्वल कर दिया । इनकी तपस्यामें निष्ठुरता, 
चित्तमें शान्ति, गुणमें गुरुता तथा शरीरमें कृशताकी मात्रा दिन-दिन 
बढ़ने लगी । 

२८. जिनके तपरूपी वल्‍्लीसे वलयित होकर वृक्षरूपी संसारमें रत्नत्रयका 
प्रचार होने लगा । इनकी युक्ति, शास्त्रादि तथा प्रक्ृष्टाशय विद्याम्बुधिके 
बढ़ानेके लिए चन्द्रमाके तुल्य थे | 

२९. जिस योगिसिह महात्माके चरणकमलोंकी सदा सेवा करनेवाली लक्ष्मी- 
को देखकर ( अहो मुझे यह केसे मिले ) ईर्यसि विष्णुका सारा शरीर काला 
हो गया, नहीं तो उनके काले होनेकी दूसरी वजह नहीं थी । 

३०. जिनके शरीरके सम्पकंमात्रसे ही सभी रोगोंकी शान्ति हो जाती 
थी। जग कहा करते थे कि बल्‍्लालराजकी कृपासे रोग छूटा है, दवासे 
क्‍या ! 


३१. मुनिने समाधिपुवंक अनेक आपदूका स्थान इस विनश्वर धरीरको 
छोड़कर दिव्य शरीरको पाया। 

२२. इनके स्वर्ग चले जानेपर उन जैसा कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ | उस समय 
यह संसार अज्ञानांधकारसे आवृत्त था। ऐसा उत्तम वक्‍ताओंने कहा । 

३३. इसलिए कुमतान्धकारके विनाशक अपनी सभी इन्द्रियोंको जीतनेवाले 


४२० : तीर्थंकर महावीर और उनको आचार्यपरम्परा 


और विद्वदूगणोंके रक्षक उन महात्माको है विहृद्वग्यं ! भजो । 

३४. जिनके चरणकमलको राजाओंने शिरोभूषण बनाया, जिनके बचता- 

मृतका पानकर पण्डितगण अहनिश जीते थे, जिनकी कीत्तिरुपी समुद्रसे परिवेष्टित 
यह पृथ्वीतल घवलित हुआ ओर जिनकी विद्याने भूतलमें शास्त्रोंको 
विदाद बना दिया। 

३५. वे महात्मा योगिराज एक चित्त होकर बड़ी कठिन त्पसयाको करके 
तथा बहुत पुण्य इकट्ठा करके उन्हीं पुष्योंकी उपभोग करनेके लिए स्वर्गको 
चले गये | 

३६. उनके स्वर्ग चले जानेपर अपनी शास्त्रमयी वाणीसे सिद्धशास्त्रोंको 
ख्ुद्धुलित करते हुए, शुद्धाकाशमें वत्तंमान, शास्त्ररूपी पद्मोंकी विकसित करते 
हुए सूय्यंकेसे सिद्धांतयोगीने सज्जनोंके मनको प्रफूल्लित किया। 

३७. इन्द्रका वज्ष जिस प्रकार पव॑तोंका भेदन करता है उसी प्रकार इन्होंने 
एकान्त अथ्ंसे युक्‍त दुर्वादियोंकी उक्तिको खण्ड-खण्ड कर दिया। 

३८. उनके चरणोंपर गिरे हुए राजाओंकी मुकुट-मणिकी धूलियोंने जिस 
प्रकारसे इनको रागवान्‌ बनाया था, उस तरह सांसारिक वस्तु, स्त्री, वस्त्र 
तथा यौवनादि उनको रागी नहीं कर सके । 

३९. ये महात्मा शास्त्ररूपी समुद्रमें प्रविष्ट होकर अनेक अर्थरूप रत्न 
निकाल लाये ओर उन रत्नोंको अपने शिष्योंको वित्तरित कर दिया। 

४०. इन्होंने संसारको पवित्र करनेके लिए तथा धम्मंका प्रचार होनेके 
लिए अपने शिष्योंको कुशाम्रबुद्धि बनाकर पढ़ाया। 

४१. जिस प्रकार बछड़ा गायसे दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार गुरुमें 
असीम भक्तिकर उन सबोंने उनसे सब शास्त्रोंको ग्रहण कर संसारमें अपनी 
खूब कीत्ति फेलायी । 

४२. जिस प्रकार समुन्नत पर्व॑तोंमें रत्नकूटोंस मन्दराचल पव॑त शोभता 
है, उसी प्रकार उनके सकलशास्त्रवेत्ता शिष्योंमें अनेक गुणों द्वारा श्रुतमुनि 
शोभाको प्राप्त हुए । 

४३. कुल, शील, गुण, मति, शास्त्र और रूप इन सबोंमें इन्हें योग्य समझ- 
कर सूरिपद दिया। 

४४. इसके बाद सांसारिक स्थितिको सोचते हुए इन्होंने अपनी आयु थोड़ी 
जानकर यह विचारा कि अगर मेरा गण समर्थ हो जावे, तो मैं समाधियोग्य 
तपस्या कडेंगा। 


पट्टावक्ली : ४२१ 


४५. मनमें ऐसा सोचकर श्रुत-वृत्तशआली अपने गणाग्रवर्त्ती पुत्रको बुलाकर 
कहा कि :-- 

४६. हमारी वंश-परम्परासे ये गण चले आते हैं, इसलिए तुम भी इनको 
रक्षा करो, ऐसा कहकर गणीने अपने गणको उनके सुपुद्द किया। 

४७. असह्य विरहजन्य दुःखसे ये बहुत दुःखी हुए, किन्तु इनके गुरुने कोमल 
वचनोंसे इनको प्रसन्‍न किया । 

४८. अच्छे-अच्छे सुकृत कायंको करनेवाले, कुमति तथा दोषकों समूल 
नष्ट करनेवाले और कामदेवकी तत्त्वविद्याको जीतनेवाले ये दिव्य स्वर्गधाम- 
को गये । 

४९-५०. उनके स्वर्गधाम चले जानेपर सूरिपदको धारण करनेवाले 
ये अपने संघकी शरन: शर्ने: वृद्धि करने लगे | किन्तु गुणोंको, शास्त्रोंकी त्या 
उनके अनिन्ध चरित्रोंको बार-बार स्मरण कर सदा अपने गुरके चरणकमलकी 
ही चिन्ता करते थे । 

५१. कृत्यको करके, अपने संघकी रक्षा करके तथा अपने अनिन्दित धम्मंको 
उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए इन्होंने अपने गुरुके उपदेशको सफल किया । 

५२. इन्हीं मुनिने अपनी विमल वाक॒वारासे उद्धत वादियोंको शमन करते 
हुए संसारमें अपने धर्म्मका प्रचार किया । 

५३. हे कामिनी ! तू कौन है ? क्या श्र्‌ तमुनिकी कीत्तं तू इधर आ रही 
है? क्या इन्द्र है, नहीं, यह तो गोत्रभिद है। कुबेर तो नहीं है ? किन्तु यह 
किन्नर नहीं मालूम पड़ता है। ब्रह्मन्‌ ! मैं अपने ऐसे किसी विद्वान मुनिको 
चारों तरफ खोज रहा हूं। 

५४. सरस्वतो देवीके हृदयको रठ्जित करनेवाली, मन्दार तथा मंकरन्दके 
रसके सदृश और सभी संसारको आनन्दित करनेवाली कवीश्व रोंकी सुमधुर वाणी 
सबके कानोंमें अमृतधाराकोी भरती है। 

५५. समन्तभद्र होते हुए भी असमन्तभद्र, श्रीपृज्यपाद होते हुए भी अपूज्य- 
पाद और भयूरपिच्छ धारण करते हुए भी मयूरपिच्छको नहीं धारण करनेवाले 
हुए। आइचरयं है कि इनमें विरुद्ध अविरुद्ध दोनों प्रवृत्तियाँ थीं। 

५६. इस प्रकार जिनेन्द्रद्वारा कहे गये धर्म्मकी बड़ी वृद्धि हुई, किन्तु पीछेसे 
गुप्त रीतिसे कलिकालसे प्रयुक्त जो रोग (पंचम कालका प्रभाव) है वह धर्म्ममें 
बाधा पहुँचाने लगा | 

५७. जेसे दुष्ट सजञज्जनको अपनी सेवासे मुग्धकर पीछे स्वश्रास करनेको 


४२२ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तैयार हो जाते हैं. उसी प्रकार पञ्चम कालका प्रभाव मुनियोंके प्रभावको रोक- 
क्र उनके धम्म॑-कारय्य॑में बाधा पहुंचाने लगा । 

५८-५९. जिनके अज्ोंके खिन्‍न होने पर व्रत्तादिक नियम ज्यों-के-त्यों बने 
रहे, उस महात्माने मोक्षमें रुचि, धम्ममें हुं और हृदयमें शान्तिको अवब- 
घारित किया । 

६०. अनन्तर महात्माने अपने शरौरमें रोगको बढ़ते हुए देखकर और 
उसको असाध्य समझकर अपने ज्येष्ठ भ्राताके निकट आकर प्रणाम करके कहा ! 

६१-६२. है पण्डितप्रवर योगिराज ! आपकी कृपासे मेंने सभी दोषोंको 
प्रक्षाल्ति किया, यशको बिस्तृत किया और बहुतसे ब्रतोंको किया, परन्तु 
रोगग्रस्त शरीर रहनेकी अपेक्षा अब इस भूतलमें नहीं रहना ही अच्छा है । 

६३, मुनिने संघको भी ऐसी सूचना देकर संघके बार बार रोकनेपर भी 
अन्तिम क्रिया--संल्लेखनाको सम्पादित कर अन्तिम समाधि लगायी । 

६४ भयद्भुर विपत्तिरूप ग्रह्दि जीवोंसे तथा मृत्युरूषी लहरोंसे युक्त 
व्यग्रतारूपी समुद्रके बीचमें गिरकर यह जीव रात-दिन क्लेशको पा रहा है। 

६५. दिगम्बर जैन तथा सभी देहधारियोंके लिए यह दुःखमय शरीर त्याज्य 
ही समझना चाहिये । इसीसे मुनि-गण पुनर्जीवन रोकनेके लिए काय-कृष्टकर 
अनेक तपस्यायें करते हैं । 

६६ यह विषय-सज्न्बयय भीषण दोषका स्थान समझता चाहिए । इसलिए 
सहिष्णु विवेकी सांसारिक विषयंको छोड़कर विविध कमंको नष्ट करनेके लिए 
अक्षयपदको प्राप्त होते हैं। 

६७. बड़े उद्दीप्त दुःखाग्निसे तप्त, अनेक रोगोंसे युक्त और माला, चन्दन 
आदि धिषम पदार्थोंसे संवलित इस दरीरके धारण करनेसे ससारमें क्या 
लाभ है ? 

६८. पापमयी स्त्रीकी सृष्टिसे क्या ? शरीरके नीचे सृष्टि करनेसे क्‍या 
प्रयोजन ? और पुत्रादिकोंमें शत्रुता क्यों रख छोडी गयी ” इसलिए में समझता 
हूँ कि ब्रह्माकी सृष्टि व्यर्थ ही है। 

६९. पहल बाल्यावस्था ही दुःखका बीज है, तत्पद्चात्‌ युवावस्थाको भी 
रोगका अड्डा ही समझना चाहिए ओर वृद्धावस्थाको भी ऐसा ही विषमय 
समझकर यह मानना प्रड़ता है कि इस शरीरकी दक्शा ही विपत्ति-परिणामको 
दिखानेवाली है | 

७०, प्राक्तन जन्मके पुण्यसे मैंने सुन्दर शरीर, सुन्दर मनुष्य-जन्म' तथा 


पट्टावली : ४२३ 


अच्छी बुद्धि पायी हैं, इसलिये मुझे सज्जनोंकी संगति, और श्रीजिनधर्म्मकी सेवा 
करनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आदमी कृती नहीं हो सकता | 

७१. सारे संसारका स्वरूप जानकर, योगिराट -'सभी संसार विनश्वर है' 
ऐसा कहकर शान्तिको धारण करते हुए आधी आँखें मीचकर स्वरूपको देखते 
हुए समाधिको प्राप्त हुए | 

७२. अपने हृदय-कमलमें स्वच्छ रूपको धारण कर तथा अमृत्तसदुश उन 
मूलमन्त्रोंसे सींचते हुए श्रुतमुनिने स्तोत्र-पाठके साथ-साथ शान्तिपु्वंक अपने 
शरीरको छोड़ा । 

७३. जिनके उत्पन्न होनेपर अज्ञानान्धकारावृत्त यह संसार ज्ञानवान्‌ होकर 
हृष॑युकत हुआ, सो आज उन्हींके स्वर्ग जानेपर लोग उष्ण उच्छवास ले-लेकर 
आँखोंसे शोकाश्रुधारा बहा रहे हैं। ठीक है, बड़ोंका वियोग दुस्सह होता 
ही है। 

७४, इन महामुनिके चरण-कमल प्राय: सभी राजाओंने शिरोधुत किए तथा 
इनकी सच्चरित्रता भी अपने हृदयमें सभी ऋषिवर्योंने गृहीत की । वही महात्मा 
आज भाग्यवश परलोकको चल बसे, इसलिये आप लोग भी उन्हींकेसे सद्धम्म॑- 
कार्योको पालन करनेके लिये अवतरित होनेकी कोशिश करें | 

७५ जिन महात्माओंके चरित्र अनिन्ध हैं, वे जिस स्थानमें परलोकको 
जाते हैं उस स्थानकी भी पूजा करनी उन्हींकी पुजा करनी है, इसलिए जिन- 
धर्म्म-प्रचा रक श्रुतमुनिका यह स्थान (निषद्या) सदा बना रहे। 

७६ शक १३६५ वेशाख शुक्ल नवमी बुधवारको इन्होंने स्वरगंको प्रस्थान 
किया । 

७७, सभी क्रियाको शान्त करनेवाला, अज्ञानान्धकारको हटानेवाला, 
सभी आशयसे रहित ओर अवाड्‌-मनस-गोचर संसारमें सभी शक्तिको जीतनेवाला 
जो कोई दिव्य तेज है, वह मेरे हृदयमें सदा रहे । 

७८ इस प्रबन्धकी ध्वनिसे सम्बन्ध रखनेवाली, तथा सच्चे प्रेमको उत्पन्न 
करनेवाली मद्भुराजकी वाणी वीणाकी-सी होवे । 


सेनगण-पट्टावली 
बद्धाष्टकर्मनिर्घाटनपदटुशुद्धेद्धराद्धान्तप्रभावोधितनवखण्डमण्डनश्रीने सिसेन- 
सिद्धान्तीनामु ॥२०॥ 
अतीवघोरतरतरांतपनसंतप्तत्रेलोक्यप्राणिगणतापनिवा रणका रणच्छत्रायरान- 


॥२१॥ 
उम्रदीप्ततप्तमहातपोयुक्तायंसेनानाम ॥२२॥ 


४२४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


संयमसंपन्नश्रीलोहसेनमट्टा रकाणाम ॥२३॥ 

तवविधबालब्रह्मचयंत्रतपूरवंकप रब्रह्मध्यानाधी नश्री ब्रह्मसेनतपोधनानाम्‌ ॥२४॥ 

भव्यजनकमलसू रसेनमट्टारकाणाम्‌ ॥२५॥ 

दारुसंघसंशयतमोनिमग्नाशाधरश्रीमूलसंघोपदेशपितृवनस्वर्यातककम रूभद्र- 
भट्टारकाणाम॥२७॥ 

सारत्रयसंपन्नश्नोदेवेन्द्रसेनमुनिमुख्यानाम ॥२७॥ 

विहारनगरीप्रवेशसमयसा रस्कन्धाष्टकथनाल्पाल्यानबाणबाधाहरणगंगामध्य- 
पट्‌टाभिषेकनिरूपकत्रेविद्यकुमा रसेनयोगीए्वराणाम्‌ ॥ २८॥ 

अंगवादिभज्भुशील-कडि( लि )इगवादिकालानल-काइ्मी रवादिकल्पान्तग्रीष्म- 
नेपालवादिस्वापानुग्रहसमर्थ-गौड़वादिब्रह्म राक्षस-वालेवादिकोलाहल - द्राविड़वादि- 
त्राटनशील-तिलिडगवादिकलडुूका री-दुस्त रवादिमस्तकशूल- उड्डीयदेशे५शवगज- 
पतिसभासस्निविष्टप्रचण्डयमदण्डसुण्डालसुण्डादण्डखण्डनकालदण्डमण्डलदोदंण्ड- 
मण्डितश्रीदुल् भसेनाचार्याणास्‌ ॥२९॥ 

»तप:श्रीकर्णावत्तंसभीषेणभट्टा रकाणास्‌ ॥३०॥ 

दुर्वार-दुर्वादिगवंखबंपवंतचूर्णीकृतकुलिशायमानदक्षपरिराजलक्ष्मी सेन मद्टा र- 

काणाम्‌॥३१॥ 


नवलक्षघनुराधीशदशसप्तलक्षदक्षिणकर्णाटकराजेन्द्रचूडामोक्तिकमालाप्रभा- 
मधूनी(?)जलप्रवाहप्रक्षाल्तिचरणनखबिम्बश्नीसोमसेनभट्टा रकाणाम्‌ ॥३२॥ 

अलकेश्वरपुराड्धू रवच्छनगरे राजाधिराजपरमेद्वरयवनरायशिरोमणिमह- 
भमदपातशाहसु रत्राणसमस्यापूर्णादखिलद्ृष्टिनिपातेनाष्टादशवर्ष प्रायप्राप्तदेवलो क- 
श्रीक्षुतवी रस्वाभिनाम्‌ ॥३३॥ 

अंमेरीपु रधनेश्वरभट्टअष्टीकृतानलनिहितियज्ञोपवीतादिविजित सिंह ब्रह्मदेव- 
संधम्मंशमंकमेनिमंलान्त:करणश्रीमच्छी ध रसेनाचार्याणाम्‌ ॥३४॥ 

हावभावविभ्रमविलासविल्ञसाविश्रमश्युंगा रभूड्गी समालिड्गितबालमुर्धयौव- 
नविदग्धाखिलाड्गनामनोवावकायनवविधबालब्रह्म चयंद्रतोपेत श्रोदेवसेनभद्टा र- 
काणाम्‌॥३५॥ 

अनेकभव्यजनचातकनिकरजूषाधिका रकरणमधु रवाग्धा रासा रसयुतनू तन तन- 
पितृसहशश्रीदेवसेनभट्‌टा रकाणास्‌ ॥३६॥ 

तत्पट्टोदयाचलप्रभाकरनित्याद्येकान्तवादिप्रथमवचनसण्डनप्रचण्डवचना म्बर- 
घट्दर्शनस्थापनाचायंषट्तकंचक्र एवरडिल्लि (दिल्ली) सिहासनाधीश्वरसाव॑मौम- 


पट्टाबली : ४२५ 


साभिमानवादीभसिहाभिनवत्रेविद्यश्रीमच्छीसोमसेनभट्टा रकाणाम॒ ॥३७॥ 


तत्पट टवाडिवद्धनेकपूर्णचन्द्रायमानाभिनववादिसंस्कृतसवंज्ञप्राकृतसंस्क्रतपर- 
मेश्वरवज्ञपंजरसमानानाम्‌, अंगवंगकलिगकाइमी रकाम्भोजकर्णाटकमगधपालतु- 
रलचेरल ( मलह ) केरभाटंजितविद्वज्जनसेवितचरणा रविन्दानां श्रीमूलसंधवृषभ- 
सेनान्वयपुष्क रगच्छविरुदावलिविराजमानश्रीमद्गुणभद्रभट टारकाणाम्‌ ॥३८॥ 

तत्पट टोदयाद्विदिवाकरायमाणश्रीमत्कर्णाटक <शस्थापित्तधर्मामृतव्षणजल- 
दायमानधी रतपश्च रणाचरणप्रवीणश्रीवी रसेनभट_टारकाणाम्‌ ॥३९॥ 


विगताभिमानतपगतकषायांगादिविविधग्रन्थक रणेककुशलताभिमा नश्रीयुक्त- 
वीरभट टारकाणाम ॥४०॥ 


तत्पटटे सर्वज्ञवचनामृतस्वादकृतात्मकायसद्धर्मोदधिवद्धंनेकचन्द्रायमाणतक॑- 
ककंशपुष्क रायमाणमन्मथमथनसमुद्भूतत्रिविधवेराग्यभावित्रभागधेयजनजनित्त- 
सपर्याश्रीमाणिकसेनभट_टारकाणाम्‌ ॥४१॥ 

तत्पट टोदयाचलदिवाकरायमाणानेकदब्दार्थान्वयनिश्वयकरणविद्वज्जनस रोज- 
विकाशनेकपटुत रायमानश्रीगुणसेनभट_टारकाणाम्‌ ॥४२॥ 

त्दनुसकलविद्ज्जनपूजितचरणकमलभव्यजनचित्तसरोजनिवासलक्ष्मी सदृश- 
लक्ष्मीसेनभट टारकाणाम्‌ ॥४३॥ 

विबुधविविधजनमनइन्दीवरविकाशनपूर्णशशिसमानानां कविगमकवादवाग्मित्व- 
चातुविधपाण्डित्यकलाविराजमानानां, नयनियमतपोबलसाधितधमंभारधुरंधराणां, 
अखिलसुखकरणसोमसेनभट टारकारणाम्‌ ॥४४॥ 

मिथ्यामततमोनिवा रणमाणिक्य रत्नसमदिव्यरूपश्रीमाणिक्यसेनभट_टा रका- 
णाम्‌ ॥४५॥ 


आशीविषदुष्टकर्कंशमहा रोगमदगजकेसरिसिहसमानानां, अनेकनरपतिसेवित- 
पादपक्मश्रीगुणभद्रभट टारकाणास ॥४६॥ 

त्त्पट टे कुमुदवतविकाशनेकपूर्णचन्द्रोदयायमानललिततविलासविनो दितत्रिभु- 
वनोदरस्थविवुधकदम्बकचन्द्रक रनिकरसब्निभयशोधरधवलितदिसमं डलानां, श्रीमद- 
भिनवसोमसेनभट _टारकाणाम््‌ ॥४७॥ 


तत्पटटे महामोहान्धका स्तमसोपगूढ़भुवनभवलग्नजनताभिदुस्त रकैवल्य- 
मार्गप्रकाशनदीपकानां,. ककंशताकिककणादवेयाकरणदबृहत्कुम्भीकुम्मपाटन- 
लंपटधियां निजस्वस्थाचरणकणखञ्जायितचरणयुगाद्रेकाणां, श्रीमद्भूट_ टारकवर्य॑- 
सूग॑श्रोजिनसेनभट टारकाणाम्‌ ॥४८॥ 


४२६ : तीथंकर महावोर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


तत्पट टोदयाचलप्रकाशकरदिवाकरायमाण-श्रीमज्जिनवरवदनविनिर्गतसप्त- 
भड्गीनवनयोय(वचनोप)मनयात्मकद्भादशांगाब्धिवद्धंनेकषो डशकलापरिपूर्णचन्द्राय- 
मानाज्ञानजाड्यमुद्रितभव्यजनचित्तसरससरसीरुहप्रबोधकस्ववचन रचना डम्बरचारु- 
चातुरीचमत्कृतत्सु रगुरुप्रस्यायमाणस्वगणाग्रावलिसिचनधा रायमाणकोटिमुकूटमहा- 
वादिराजराजेश्वरकाव्यचक्रवत्ति श्रीमच्छीसमन्तभद्रभट्टा रकाणाम्‌ ॥४९॥ 

श्रोमद्रायराजगुरुवसुन्धराचायंवय॑महावादवादीपितामह॒विद्वज्जन चक्रवतिकडि - 
कडिवाणपरिय्रहविक्रमादित्यमध्याह्नकल्पवृक्षसेनगणाग्रगण्यपुष्पकरगच्छविरुदावलि- 
विराजमान दिल्लि(दिल्ली)सिहासनाधीश्वरछत्रसेनतपो <भ्युदयसमृद्धिसिध्य्थ॑ 
भव्यजने: क्रियमाणे: जिनेश्वराभिषेकमवधारयन्तु सर्वे जना:॥ इति सेन- 
पट्टावलो ॥ 


भाषाजुवाद 


बन्धकारक अष्टकर्मोंसे छुड़ानेमें चतुर शुद्ध ओर वर्दधित सिद्धान्तकी शोभा- 
से बोधित नवखण्डोंकी णोभा श्रीमान्‌ नेमिसेन सिद्ध हुए ॥२०॥ 

भयंकर तापसे तप्त तीनों लोकोंके प्राणियोंके तापको दूर करनेवाले तथा 
उस तापको हटानेके लिए छत्रके समान श्री छत्रसेनाचायं हुए ॥२१॥ 

अत्यधिक प्रकाशमान तथा तीज्र महात्तपसे युक्त श्री आयंसेन आचघाय॑ 
हुए ॥२२॥ 

अत्यन्त संयमी श्री लोहाचाय॑ भट्टारक हुए ॥२३॥ 

नव प्रकारके ब्रह्मचयंत्रतके साथ परमेश्वरके ध्यानमें लीन श्री ब्रह्मसेन 
महातपस्वी हुए ॥२४॥ 

कमलरूपी भव्यजनोंके लिये सूर्यके समान श्री सूरसेन भट्टारक हुए ॥२५॥ 


काष्ठासंघके संशयरूपी अन्धकारमें डूबे हुओंको आशा प्रदान करनेवाले 
श्री मूलसंधके उपदेशसे पितृलोक्क वनरूपी स्वगंसे उत्पन्न श्री कमलभद्र भट्टा- 
रक हुए ॥२६॥ 

सम्यग्दशशन, सम्यग्ज्ञान और सम्पक्चारित्ररूप रत्नश्नयसे युक्त श्री मुनीए्वर 
देवेन्द्रजी हुए ॥२७॥ 

विहारनगरमें प्रवेशके समय सारस्कन्धाष्टकके कथनका आल्पाख्यान, वाण- 
बाधाका हरण ओर गंगाके मध्य पट्टाभिषेक करनेवाले श्ेविद्य श्री योगीश्वर 
कुमारसेन हुए ॥२८॥ 


पट्टावशी : ४२७ 


अंगवादियोंके लिये भंगशील, कलिगवादियोंके लिये कालाग्नि, काइ्मीर- 
वादियोंके लिये प्रलदयकालकी उष्णता, नेपालवादियोंके लिये शाप-क्षमा करनेमें 
समथ॑, द्राविड़वालोंके लिये शत्रोटनशील, गौड़वादियोंके लिये ब्रह्मराक्षस, केवल 
वादियोंके लिये कोलाहल, तेलंगवादियोंके लिये शिरोव्यथा, उड़्डोयदेशमें गज, 
अद्दवव आदिके स्वामी, सभामें प्रविष्ट उम्र यमदण्ड, गजराजके सुण्डादण्डको 
छिन्न-भिन्‍न करनेवाले तथा कालदण्डके समान शोभित बाहुवाले श्री दुलंभ- 
सेनाचायं हुए ॥२९॥ 

तपस्याको ही कर्णभूषण माननेवाले श्रीमान श्रीषेण भट्टारक हुए ॥३०॥ 

दुर्बाय॑ दुर्वादियोंके गवंरूपी पबंतको चूणं करनेके लिये वज्ञके समान दक्ष 
परिराज श्रीलक्ष्मीसेन भट्टारक हुए ॥३१॥ 

नवलक्ष धनुधरोंके स्वामी, दक्षिणके कर्नाटकीय सत्रह लाख राजाओंके 
मस्तकोंकी मणिमालाकी प्रभासे उद्धासित्त, मधुजलकी धारामें घुले हुए चरण- 
नखबिम्बवाले श्री सोमसेन भट्टा रक हुए ॥३२॥ 


अलकेश्वरपुरके भरोच नगरमें राजेश्वरस्वामी यवनराजाओंमें. श्रेष्ठ 
मोहम्मद बादशाहकी रक्षाकी समस्याकी पूर्तिसे तथा हृष्ट होनेसे अठारह वर्षकी 
अवस्थामें स्वर्गगामी श्री श्रुतवीर स्वामी हुए ॥३३॥ 

भंभेरीपुरमें धनेद्वर भट्टसे भ्रष्टकमं हुए अग्निमें फेंके हुए यज्ञोपवीतादिके 
द्वारा जीते हुए ब्रह्मदेवके धंके सुखसे शुद्धान्त:करण श्रीमान्‌ धरसेनाचार्य 
हुए ॥३४॥ 


हाव, भाव, विश्रम और विलासकी शोभाके शरंगाररूपी भृझगीसे आलि- 
गित, बाल, मुग्ध और युवत्ती नागरिक स्त्रियोंसे मस्त वचन कायसे मुक्त तथा 
नव प्रकारके ब्रह्मचयंसे युक्त श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३५॥ 

अनेक शुभचिन्तक मनुष्यरूपी चातकके समूहको प्रसन्‍न करनेवाले मधुवात्त- 
की धारासे मुक्त नया शरीर बनानेवाले श्री देवसेन भट्टारक हुए ॥३६॥ 

उनके पट्टके उदयाचलके सूर्य, नित्यादि एकान्तवादियोंके प्रथम वचनके 
खण्डनकारक, उग्र विस्तारवाले छहों दर्ांनके स्थापनके आचार्य, छःत्तकंशास्त्रके 
स्वामी, दिल्ली-सिहासनके अधिपति, सावंभौभ, अभिमानयुकक्‍त वादीरूप हाथीके 
लिये सिहके समान त्रिकालज्ञ श्री सोमसेन आचाय॑ हुए ॥३७॥ 


उनके पट्टकी वृद्धिसे पूर्ण चन्द्रमाके समान, अभिनववादी, संस्कृत्तके ज्ञाता 
प्राकृत और संस्कृत भाषाके स्वामी, वज्जपंजरके तुल्य अंग, बंग, कलिंग, 
काइमी र, कम्भोज, कर्नाटक, मगघ, पाल, तुरल, चेरल ओर केररूके जीते हुए 


४२८ : तींकर महावीर और उतको आचाययंपरम्परा 


विद्वानोंसे सेवित चरणवाले श्री मूलसेन वृषभवंध, पुष्करगच्छकी विरुदावलीमें 
विराजमान गुणभद्र भट्‌टारक हुए ॥३८॥ 

उनके पट्टरूपी उदयाचलके सूर्य कर्नाटक देशमें स्थापित किये गये धर्मकी 
अमृतवर्षासि मेघके समान कठोर तपस्या करनेमें निपुण श्री वीरसेन भट्टारक 

हुए ॥३९॥ 

हे अभिमानरहित तपस्यासे नष्ट रागवाले, अंगादि विविध ग्रन्थ रचनेके 
पाण्डित्यके गवंसे युक्त श्रीयुतत वोर भट्टारक हुए ॥४०॥ 

उनके पट्टमें सर्वज्ञदेवके वचनामृतके स्वादसे सच्चे धमंरूपी समुद्रको 
बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान, अपने शरीरको ककंश तकोंसे कमलके समान 
बनानेवाले तथा मदनको मथन करनेसे त्रिविध वेराग्यको प्रकट करनेवाले, भावी 
भाग्यशाली जनोंसे पूजजित श्री माणिकसेन भट्टारक हुए ॥४१॥ 

इनके पट्टरूपी उदयाचलपर सूर्यके समान, अनेक शब्द, अं तथा अन्वयका 
निदचय करनेवाले, विद्वज्जन-सरोजके प्रस्फुटित करनेमें अत्यन्त पटु श्री गुणसेन 
भट्टारक हुए ॥४२॥ 

इसके बाद सभी विद्वज्जनोंसे पूजित पादपद्मवाले ओर भव्यजनोंके चित्त- 
सरोजमें लक्ष्मीके समान निवास करनेवाले श्री लक्ष्मीसेन भट्‌टा रक हुए ॥४३॥ 

देवता तथा विविध जनोंके मनकुमुदको प्रकाशित करनेमें पृर्ण चन्द्रमाके 
समान, काव्य, न्याय, शास्त्रार्थ तथा वाग्मिता चतुविध पाण्डित्य-कलासे विरा- 
जमान, यम, नियम और तपोबलसे साधित धर्मके भारको धारण करनेवाले 
और सभीको सुखसम्पन्न करनेवाले श्री सोमसेन भट्टारक हुए ॥४४॥ 

मिथ्यामतके तमका निवारण करनेवाले, माणिक्यरत्न तथा रत्नत्रयसे युक्त 
श्री माणिक्ससेन भट टारक हुए ॥४५॥ 

आशजीविष सर्पंके लिये दुष्ट ककंश महोरगके समान, मत्त हस्तीके लिये 
सिहके समान तथा अनेक राजाओंसे पूजित चरणकमलवाले श्री गुणभद्र 
भट्टारक हुए । 

उन्हींके पट टंपर जनरूपी कुमुदवनको विकसित करनेके लिये पूर्ण चन्द्रोदय- 
के समान, सुन्दर विलाससे विनोदित त्रिभुवन स्थित विबुध-समूहके लिये चन्द्रमा- 
की किरणोंके समान, यशोधरसे दिड्मण्डलको भी उज्ज्वल करनेवाले श्रीमान्‌ 
अभिनव सोमसेन भट टारक हुए ॥४०॥ 

उनके पट टपर महामोहास्थकारसे ढके हुए, संसारके जनसमूहकों दुस्तर 
केवल्यमार्गको प्रकाशित करनेमें दीपकके समान, दुद्धंधं नेयायिक कणाद और 


पड़ावछी : ४२९ 


बैयाकरणोंके बृहत्‌ कुम्मका उत्पाटन करनेमें उच्चत बुद्धिवाले भटटारकवर्योंमें 
सूर्यके समान श्री जिनसेन भट टारक हुए । 

उनके पट्टरूपी उदयाचलको प्रकाशित करनेके लिये सूर्यके समान, श्री 
जिनेन्द्र भगवानके मुखसे विनिर्गत सप्तभड्री और नय आदिसे युक्त द्वादशांग 
रूपी समुद्रका वद्धंन करनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाक॑ समान, अज्ञान और जड़तासे 
मुद्रित भव्यजनोंके चित्तररोजको विकसित करनेवाले, अपने वचनकी रचना- 
चातुरीके आडम्बरसे बृहस्पतिकों भी चमत्कृत करनेवाले, अपने गणाग्रवल्ली- 
को सींचनेक लिये घाराके समान, करोड़ों मुकुटवादियोंके राजराजैदवर, काव्य- 
चक्रवर्ती श्री समन्तभद्र भट्वारक हुए ॥४९॥ 

श्रीमान्‌ राजेदवर गुरु वसुन्धराचार्य महावादियोंके पितामह, विद्वानोंमें 
चक्रवर्ती कड़ि-कड़ि (?) वाण परिग्रह विक्रमादित्य मध्याह्ृलके समय, कल्पवृक्षके 
समान, सेनगणके अग्रगण्य, पुष्क रगजछ-विरुदावलीसे विराजमान दिल्ली-सिहासन- 
के अधिपति छत्रसेनकी तपस्थाका अभ्युदय करनेवाली समृद्धिकी सिद्धिके लिये 
भव्यजनोंके द्वारा किये गये जिनेश्वराभिषेकको सब छोग अवधारण करें ॥५०॥ 


विरुदावली 


“स्वस्ति श्रीजिननाथाय, स्वस्ति श्रीसिद्धसूरिणं (?)। 
स्वस्ति पाठकसाधुम्यां, स्वस्ति श्रीगुरवे तथा ॥१॥ 
मंगल भगवानहंन्‌ मंगल सिद्धसू रयः। 
उपाध्यायस्तथा साधुर्जेनधर्मोषस्तु मंगलम्‌ ॥२॥ 
सद्धर्मामृतवषहषितजगज्जन्तुयथाम्भोधर: । 
स्थेर्यान्मेरुरगाघताब्धिखनिसा रोह्मपा रक्षम: ॥। 
दुर्वारस्मरवारिवाहपवन: शुम्भतृप्रभाभास्कर: । 
चन्द्र: सौम्यतया सुरेन्द्रमहित्तो वीरः श्रियो व: क्रियात्‌ ॥३॥ 
स्वस्ति श्रीमूलसंधे प्रवरबलगर्ण कुन्दकुन्दान्वये च। 
विद्यानन्दिप्रबन्धु विमलगुणयुतं मल्लिभूष॑ मुनीन्‍्द्रम ॥ 
लक्ष्मीचन्द्र यतीन्द्रं विबुधवरनुतं वोरचन्द्र स्तुवेशहम्‌ । 
श्रीमज्ज्ञानादिभूष॑ सुमतिसुखकर श्रीप्रभावन्द्रदेवम ॥४॥ 
श्री जिननाथ मंगलमय हों, श्रीसिद्ध और सूरि मंगलमय हों, उपाध्याय और 
साधु मंगलमय हों ओर श्री गुरु मंगलमय हों ॥१॥ 
भगवान्‌ अहँत मंगलमय हों, सिद्ध ओर आचारय॑ मंगलमय हों, उपाध्याय, 
साधु तथा जेनघरं मंगलमय हों ॥२॥ 


३० : तोधंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


सदमे ( जेनधर्म ) रूपी अमृतकी वृष्टिसे जगत्‌के जीवोंको हषित करने 
वाले, अतएव मेघके समान, स्थिरतामें मेर पव॑तके समान, अग्राषतामें समुद्रके 
समान, संसारके सारका ऊहापोह करके पार जानेमें समर्थ, दुर्दमनीय कामदेव 
रूपी मेघमण्डलके लिए पवनस्वरूप, शुश्न-दीप्तिके कारण सूर्यके समान, सौम्यता- 
के कारण चन्द्रमाके समान और देवताओंके - अधिपति इन्द्र द्वारा पूजित (वे 
भंगवान ) वीर आप लोगोंका कल्याण करें.॥३॥ * 
मंगलमय श्री मूलसंघमें श्रेष्ठ बलात्कारगणमें ओर कुन्दकुन्दकी शिष्य 
परम्परामें विद्यनन्दीके श्रेष्ठ बन्धु, शुभ गुणोंसे युक्त मल्लिभूषण मुनोन्‍्द्रकी, 
लक्ष्मीचन्द्र यतीन्द्रकी, देवताओंसे वन्दित वीरचन्द्रकी और ज्ञान आदि गुणोंसे 
भूषित, सुमति तथा सुख देनेवाले श्रीप्रभाचन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ ॥४॥॥ 
स्वस्ति श्रीवीरमहावी रातिवीरसन्मतिवर्द्धमानतीर्थंक रपरमदेववदना रविन्द- 
विनिर्गतदिव्यध्वनिप्रकाशनप्रवीण श्रीगोतमस्वामीगणधरान्वयश्रुतकेवलि श्री मद द्र- 
बाहुयोगीन्द्राणां श्रीमूलसंघसंजनित्तनन्दिसंधप्रकाशबलात्कारगणाग्रणीपूर्वापरांश- 
वेदिश्नीमाघनन्दिभट्टा रकाणां तत्पट्टकुमुदवनविकाशनचन्द्रायमानसकलसिद्धान्ता- 
दिश्वुतमरागरपारंग्रतश्रीजिनचन्द्रमुनी द्धाणाम ।।१॥ ह 
तत्पट्टोदयाद्विदिवाकरश्नीएलाचार्यगृप्नपिच्छ वक्रग्रीवपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्य - 
वर्य्याणाम्‌ ॥२॥ 
दशाध्यायसमाक्षिप्तजेनागमतत्त्वाथंसूत्रसमूह-श्रीमदुमास्वात्तिदेवानाम्‌ ॥३॥ 
सम्यक्दशंतज्ञानचारित्रत॒पदच रणविचा रचातु री चमत्का रचमत्कृतचतु रवरनि- 
करचतुरशीतिसहस्रप्रमितिबुहदा राधनासा रकत्‌ श्रीलोहाचार्याणाम्‌ ॥४॥ 
अष्टादश वर्ण विरचितप्रबोधसा रादिश्रन्थश्रीयश:की तिमुनीन्द्राणाम्‌॒ ॥५॥ 
कुन्देन्दुह्य रतुषा रकाशसंकाशयशोभरभ्‌षितश्रीयशो नन्दी एव राणाम्‌ ॥ ६॥ 
मंगलमय श्रीवीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वद्धंमान, तीर्थकर परमदेवके 
मुखारविन्दसे निकली हुई दिव्य वाणीको प्रकाशित करनेमें निपुण श्री गोतम- 
स्वामी गणघरके शिष्य श्रुतकेवली श्री भद्गवाहु योगीन्द्रके श्रीमूलसघसे उत्पन्न 
नन्दिसंघका प्रकाशस्वरूप बलात्कारगणमें अग्रेसर तथा पूर्व एवं अपर अंशको 
जाननेवाले श्रीमाघनन्दी भट्‌टारकके ओर उनके पट टरूपी कुमृदवनको 
विकसित करनेवाले अन्द्रस्वरूप सम्पूर्ण सिद्धान्त आदि आगमरूपी समुद्रके 
पारंगत श्री जिनचन्द्र मुनीन्द्रके ॥१॥ 
उनके पट टहूपी उदयाचलपर उदित सूर्यके समान श्री एलाचार्य, गृश्न- 
फ्ल्‍्छ, वक्रग्रीव, पद्चनन्दी और कुन्दकुन्दाचायंत्ररोंके ॥२॥ 


पट्टावल्ी ; ४३१. 


जेनागमके सारको दश अध्यायोंमें “तत्त्वाथंसृूत्र के रूपमें प्रस्तुत करनेवाले 
श्रीमान्‌ उमास्वातिदेवके ॥३॥ 

सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, सम्यक्‌ तपस्या और विचारचातुयंके 
चमत्कारसे चतुर लोगोंके समूहको चमत्कृत करनेवाले चोरासी हजार इलोक 
परिमित “बृहृदाराधनासार'की रचना करनेवाले श्री लोहाचायंके ॥४॥ 

अष्टादश वर्णों द्वारा 'प्रबोधसार' आदि ग्रन्थोंके रचायता श्री यश:कीति 
मुनिवरके ॥५॥ 

इन्दु, कुमुदकी माला, तुषार ( हिम ) और काश नामक तृणके समान 
स्वच्छ यश:पुठजसे भूषित श्रीयशोनन्दीश्वरके ॥६॥ 

जेनेन्द्रमहाव्याकरणश्लोकवातिंकालदधा रादि (?) महाग्रन्थकतृ णां श्रीपूज्य 
पाददेवानाम ॥७॥ 

सम्यग्दशंनगुणगणमण्डितश्रीगुणनन्दिगणीन्द्राणास्‌ ॥८॥ 

परवादिपवंत्तवज्ञायमानश्रीवज्ञनन्दियतीश्व राणा म्‌ ॥९॥ 

संकलगुणगणाभरणभूषितश्रीक्‌मा रनन्दिभट_टारकाणाम्‌ ॥१०॥|- 

निखिलविष्टपकमलवनमातंण्डतपःश्रीसंजातप्रभादूरीकृतदिगन्धका रसिद्धान्त- 
पयोधिशशघरमिथ्यात्वतमोविनाशनभास्करपरवादिमतेमकृम्भस्थलूविदा रण- 
सिहानां श्रीलोकचन्द्रप्रभाचन्द्रनेमिचन्द्रभानुनन्दिर्सिहनन्दियोगीन्द्राणाम ॥११॥ 

आचाराड्भादिमहाशास्त्रप्रवीणताप्रतिबोधितभव्यजननिक रस्याद्वादसमुद्र- 
समुत्यसदुपन्यासकल्लोलाध:पातितसौगत-सांख्य-देव-वेशेषिक - भाट_टचार्वाकादि- 
गजेन्द्राणां श्रीमद्वसुनन्दिवीरनन्दिरत्ननन्दिमाणिक्यनन्दिमेघचन्द्रशान्तिकीतिंमेरु- 
कीतिमहाकीतिंविष्णुनन्दिश्रीभूषणशी लचन्द्रश्नी नन्दिदेशभूषणानन्तकी तिं धर्मंनन्दि- 
विद्यानन्दिरामचन्द्र रामकीतिंनि्भंयचन्द्रनागचन्द्रनपनन्दिहरिचन्द्रमही चन्द्रमाधव- 
चन्द्रलक्ष्मीचन्द्रगुणचन्दवासवचन्द्रगणीन्द्राणाम्‌ ॥१२॥ 

जेनेन्द्र महाव्याकरण और इलोकवातिकालंकार (?) आदि महान्‌ ग्रन्थोंके 
रचयिता श्रीपूज्यपाददेवके ॥७॥ 

सम्यक्दर्शनकी गणराक्षिसे भूषित श्रीगणनन्दो गणीन्द्रके ॥८॥ 

परवादीरूप पव॑तोंके लिए वज्षके समान श्रीवद्धनन्दी यतीन्द्रके ॥९॥ 

सकलगुणसमूहरूपी आभरणोंसे अलंकृत श्रीकुमारनन्दी भट्टारकक ॥१०॥ 

सम्पूर्ण संसार-रूप कमलवनको विकसित करनेमें सूयंके समान, सपस्थाकी 
छव्से उत्पन्न प्रभाद्वारा सभी दिल्लाओंके अन्धकारको दूर करनेवाले, सिद्धान्त- 
समुद्रकी पुष्टि करनेमें चम्व्रमास्वरूप, मिथ्यात्वरूपी अन्थकारको दूर करनेके 


४३२ : तीथंकर महावीर और उनकी आयार्यपरम्परा 


लिये सूर्य तुल्य, परवादियोंके सिद्धान्तरूपी हाथीके मस्तकको विदीर्ण करनेमें 
सिहके समान श्री लोकचन्द्र, प्रमाचन्द्र, नेमिचन्द्र, भानुनन्दी और सिहनन्दी 
योगीन्द्रोंके ॥११॥ 


आचारांग आदि महाशास्त्रोंकी प्रवीणता द्वारा भव्यजनोंको प्रतिबोधित 
करनेवाले, स्यादवादरूपी समुद्रकी उत्तारू त्तरंगरूपी सदयुक्ति द्वारा सौगत 
सांख्य-शेव-वेशेषिक-भाट्ट ( मीमांसक ) और चार्वाक आदि गजेन्द्रोंको नीचे 
गिरानेवाले श्री वसुननन्‍्दी, वोरनन्दी, रत्ननन्दी, माणिक्यनन्दी, मेघचन्द्र, 
शान्तिकीतिं, मेरुकीतिं, महाकीति विष्णुनन्दी, श्रीभूषण, शीलचन्द्र, श्रीनन्दी, 
देशभूषण, अनन्तकीतिं, धरमंनन्दी, विद्यानन्दी, रामचन्द्र, रामकीत्ति, निर्यचन्द्र, 
नागचन्द्र, नयनन्दी, हरिचन्द्र, महीचन्द्र, माधवचन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र, गुणचन्द्र, 
वासवचन्द्र ओर लोकचन्द्र गणीन्द्रोंके ॥१२॥ 


सुरासुरखेचरनरनिकरचचितचरणाम्भोरुहमणां श्रुतकीतिभावचन्द्रमहाचन्द्र- 
मेघचन्द्रब्रह्मनन्दिशिवनन्दिविद्वचन्द्रस्वामिभट टारकाणाम ॥११॥ 


दुधरतपदच रणवज्ञाग्निदर्धदुष्टकर्म्मंकाष्ठानां. श्रीहरिनन्दिभावनन्दिस्वर- 
कीतिविद्याचन्द्ररामवन्द्रमाधनन्दिज्ञाननन्दिग ज्रकी तिसिहकी तिंहेमकी तिंचा रुकी ति- 
नेमिनन्दिनाभिकी तिनरेन्द्रकीतिंश्रीचन्द्रप्मकीतिंपूज्यमट_टारकाणाम्‌ ॥ १४॥ 

सकलताकिंकचूडामणिसमस्तशाब्दिकसरो जराजितरणिनिखिलागमनिपुण- 
श्रीमदकलड्ूचन्द्रदेवानाम ॥१५॥ 


ललितलावण्यलोलालक्षितगात्रत्रेविद्याविलासविनोदितत्रिभुवनोद रस्थविबुध- 
कदम्बचन्द्रकरनिकरसन्निभयशोभरसुधा रसघवलित्तदिग्मण्डलार्ना श्रीललितकी त्ति- 
केशवचन्द्रचारुकीत्यंभयकीतिंसू रिवर्याणाम्‌ ॥१६॥ 

देवता, राक्षस, खेचर ओर मनुष्यों द्वारा पूजित चरणकमलवाले श्रुतिकीतिं, 
भावचन्द्र, महाचन्द्र, मेघचन्द्र, ब्रह्मननन्दी, शिवनन्दी और विश्वचन्द्र स्वामी 
भटटारकोंके ॥१३॥ 

अत्यन्त कठिन तपस्यारूपी वज्ञाग्निद्वारा बुरे कमंरूपी काष्ठको जला 
चुकनेवाले हरिनन्दी, भावनन्दी, स्वरकीत्ति, विद्याचन्द्र, रामचन्द्र, माघनन्दी, 
ज्ञाननन्दी, गज़ुकीत्ति, सिहकीत्तिं, चारुकीत्तिं, नेमिनन्दी, नाभिकीत्ति, नरेन्‍्द्र- 
कीत्ति, श्रोचन्द्र और पद्मकीतिं पूज्य भट टारकोंके ॥१४॥ 

सभी ताकिकोंके शिरोभूषण, समस्त वेयाकरणरूपी कमलोंके लिए सूर्य 
ओर सम्पूर्ण आगममें निपुण श्रीअकलद्धुचन्द्रदेवके ॥|१५॥ 


२८ पट्टावली : ४३३ 


मड्जुल लावण्यपूर्ण शरीरवाले, तीनों विद्याओंके विलाससे त्रिभुवनके 
विद्वानोंको आनन्दित करनेवाले और चन्द्रकिरणोंके समान स्वच्छ यश:पुआुज- 
रूपी सुधारससे दिशाओंको समुज्ज्वल करनेवाले श्री ललितकीत्ति, केशवचन्द्र, 
चाहकीत्ति और अभयकीत्ति आज्षायंवरोंके ॥१६॥ 


जाग्रज्जिनेन्द्रसिद्धान्तसमशत्रुमित्रप्रेयो रसाकुलित्तसिहगजा दिसेव्यानां श्रीवसन्त- 
कीत्तिश्रीवादिचन्द्रविशा लकीत्तिशुभकीतियत्तिराजानाम ॥१७॥ 


राजाधिराजगुणगणविराजमानश्रीहम्मी रभूपालपुजितपादपपसेद्धान्तिकसंयम- 
समुद्रचन्द्रश्नीधमंचन्द्रभट टारकाणाम्‌ ॥१८॥ 


तत्पदाम्बुजभानुस्याद्वादवादिवादीए्व रश्री रत्नकी तिंपुष्यमूर्तीनाम्‌ ॥१९॥ 


महावादवादीश्वरवादिपितामह-प्रमेषकमलमातंण्डाद्यनेकग्रन्धथविधायक-श्रीमहा - 
पुराणस्वयम्भूसप्त (?)भक्तिपरमात्मप्रकाशसमयसारादिसूत्रव्याख्यानसज्ज॑नसंजात- 
कोविदसभाकीत्ति भट टारकाणां श्रीमत्प्रभाचन्द्रभट टारकाणाम ॥२०॥ 


अनेकाध्यात्मशास्त्रसरोजषण्डविकासनमातंण्डमण्डलयथाख्यातचारित्रसुविधा- 
नसन्तोषिताखण्डलानां श्रीपद्यमनन्दिदेवभट टारकाणाम्‌॥२१॥ 
त्रेविद्यविद्ृज्जनशिखण्डमण्डलीभवत्कायधर(? )कमलयुगलावन्तीदेशप्रतिष्ठो- 


पदेशकसप्तशत-कुटुम्ब-रत्नाक रज्ञातिसु श्रावकस्थापक श्रीदेवेन्द्रकी तिंशु भकी तिं- 
भट टारकाणाम्‌ ॥२२॥ 


श्री जिनेन्द्रके सिद्धान्तोंको जाग्रत करनेवाले, शत्रु, मित्र और उदासीन 
सबको प्रीतिरससे वशीभूत करनेवाले एवं सिह, हाथी आदिसे सेव्य श्रीवसन्त- 
कीति, श्रीवादिचन्द्र, विशालकीत्ति और शुभकीति यतिवरोंक ॥१७॥ 

राजाओंक राजा और गुणोंसे अलंकृत श्री हम्मीरराजा द्वारा पृजितचरण- 
कमलवाले और सिद्धान्तसम्बन्धी संयमरूपी समुद्रको सम्बृद्ध करनेवाले चन्द्रमाके 
समान श्री धमंचन्द्र भट टारकके ॥१८॥ 


उनक॑ पदाब्जोंको प्रफुल्लित करनेवाले सूर्यस्वरूप, स्याद्वाद-वादियोंके प्रमुख 
पुष्यमूत्तिं रत्नकीत्तिक ॥१९॥ 


महावाद-वादीश्वर, वादि-पितामह, प्रमेषकमलमातंण्ड आदि अनेक ग्रन्थोंक 
रचयिता, श्रीमहापुराण, स्वयम्भू, सप्त (?) भक्ति, परमात्मप्रकाश ओर समय- 
सार आदि सिद्धान्त-ग्रन्थोंकी व्यास्या करनेवाले परम शास्त्रज्ष सभाकीत्ति 
भट टारक (?) और श्रीप्रभाचन्द्र भट टारकके ॥२०॥ 


४३४ : तीर्थकर महावोर और उनकी आचार्यपरम्परा 


अनेक अध्यात्मशास्त्ररूपी कमलसमूहकों विकसित करनेवाले सूय्यस्वरूप, 
यथाख्यातचारित्रके विधान द्वारा देवेन्द्रको प्रसन्‍न करनेवाले श्रीपद्मनन्दिदेव 
भट्टारकके ॥२१॥ 


तीनों विद्याओंके ज्ञाताओंमें शिरोभूषण-स्वरूप, मण्डलाकार परिवेष्टित 
संसारियोंद्वारा सेवित युगल (चरण) कमलवाले (?), अवन्तीदेशकी (मूर्ति) 
प्रतिष्ठामें उपदेश देनेवाले सातसौ परिवार-रूपी समुद्रके अन्तर्गत शाति- 
सुश्रावकोंके उद्धारक श्रीदेवेन्द्रकीत्ति और शुभकीत्ति भट्‌टारकोंके ॥२२॥ 


तत्पट्टोदयसूर्याचायंवयंनवविधब्रह्मचयंपवित्रचर्यामन्दिररा जाधिराजमहा- 
मण्डलेश्वरत्रजांगगंगजयसिह॒व्याप्रनरेन्द्रादिपुजितपादपद्मा नां, अष्टशाखाप्रागू- 
वाटवंशावततसानां, षड़भाषाकविचक्रर्व त्तिभुवनतलव्याप्तविशदकीत्तिविद्वविद्या- 
प्रासादसूत्रधारसद्ब्रह्मचारिशिष्यवरस्‌्रिश्रीश्रुतसाग रसेवितच रणसरोजानां, श्री- 
जिनयात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणोपदेशनेकदेशभव्यजीवप्रतिबोधकानां,. श्रीसम्मे द- 
गिरिचम्पापुरी उज्जयन्तगिरिअक्षयवटआदीदव रदीक्षासवंसिद्धक्षेत्रक्तयात्राणां , 
श्रीसहस्नकूटजिनबिम्बोपदेशकहरिराजकुलोद्योतकराणां, श्रीरविनन्दिपरमाराध्य- 
स्वामिभट््‌टारकाणाम्‌ ॥२शे। 


तत्पट्टोदयाचलबालभास्करप्रवरपरवादिगजयूथकेसरिमण्डपगिरिमन्त्रवाद- 
समस्याप्तचन्द्रपुविकटवादिगोपदु्ग मेधाकषंगभविकजनसस्यामृतवाणिवषंणसुरेन्‍्द्र - 
नागेन्द्रादिसिविततत्ररणा रविन्दानां, मालवमुलतानमगधमहाराष्ट्रगौडगुज्जंरांगवंग- 
तिलंगादिविविधदेशोत्यभव्यजनप्रतिबोधनपट्वसुन्धराचाय॑ग्यासदी नसभामध्य- 
प्राप्तसम्मानश्रीपद्मावत्युपासकानां श्रीमल्लिभूषण भट्ट रकवर््याणास्‌ ॥२४॥ 


उनके पट्ट पर उदितत सूर्यके समान, आचायंप्रवर, नौ प्रकारके ब्रह्मचयं 
द्वारा चारित्ररूपी मन्दिरकों पवित्र करनेवाले, राजाधिराज महामण्डलेश्वर- 
वज्ञांग, गंग ओर जयसिह इन श्रेष्ठ राजाओं द्वारा पुजित चरणकमलवाले, 
अष्टशाख प्रागवाट्‌ वंशमें उत्पन्न, छः भाषाओंमें कविसम्नाट,, पृथ्वीतलपर 
विस्तृत स्वच्छ कीत्तिवाले; अखिल विद्याओंके प्रासादके सूत्रधार, पूर्ण ब्रह्मचारी 
शिष्य-श्रेष्ठ सूरी श्री श्रुतसागरजी द्वारा सेवित चरणकमलवाले, श्री जिन- 
यात्रा, प्रत्तौष्ण और मन्दिरोद्धारके उपदेशों द्वारा मुख्य मुख्य देशोंके भव्य 
जीवोंको उद्बोधित करनेवाले, श्रीसम्मेदगिरि, चम्पापुरी, उज्जयंतगिरि, 
आदोश्वरदीक्षास्थान, अक्षयव॒ट, ओर सभी सिद्धक्षेत्रोंकी यात्रा करनेवाले, श्री 
सहस्नकूट जिनबिबोपदेशक एवं हरिवंशको उद्धासित करनेवाले श्रीरविनन्दी 
तामक परम-आराध्य स्वामी भट्टारकके ॥२३॥ 


पट्टावछी : ४३५ 


उनकी पट्टू (गद्दी) रूपी उदयाचलूपर उगनेवाले प्रातःकालिक सूयके 
समान, अत्यन्त श्रेष्ठ अन्यमतवादीरूपी हाथियोंके समूहके लिए सिहस्वरूप, 
मण्डपगिरि (सांडलगढ़) के मन्त्रवाद समस्यामें चन्द्रमाको पवित्रता प्राप्त करने- 
वाले, विकट परवादीरूप गोपोंके (अजेय) दुर्गको अपनी प्रखर बुद्धिसे वशर्में 
करनेवाले, भव्यजनरूपी फसलपर अमृत समान वाणीकी वर्षा करनेवाले, देवेन्द्र 
ओर नागेन्‍्द्रसे सेवित चरणकमलवाले, मालव-मुलतान-मगध-महाराष्ट्र-सौराष्ट्र- 
गौड-अंग-बंग-आन्ध्र आदि विविध देशोंके भव्यजनोंको उपदैक्ष देनेमें निपुण, 
भूमण्डल भरके आवचायं, गयासुद्दीनकी सभामें सम्मान प्राप्त करनेवाले और 
श्रीपश्मावतोदेवीके उपासक श्रीमल्लिभूषण महाभट्वारकके ॥२४॥ 


तत्पट्टकुमुदबनविकासनशरत्सम्पूर्ण चन्द्रानां, जेनेन्द्रकौमारपाणिन्यमरशाक- 
टायनमुग्धबोधादिमहाव्याकरणपरिज्ञानजलप्रवाहप्रक्षालितानेकशिष्यप्रशिष्यशे मुखी- 
संस्थितशब्दाज्ञानजम्बालानामनेकतपशइ्च रणक रणसमुत्यकीत्तिकलापकलितरूपला- 
वण्यसौभाग्यभाग्यमण्डितसकलश्षास्त्रपठनपाठनपण्डितविविधजी णंनूतनस्फुटितप्रा- 
सादविधायकश्नीमण्जिनेन्द्रचन्द्रबिम्बप्रतिष्ठादिमहामहोत्सवका रकाणां. तिमल- 
(?) तौलवत्तिलंगकन्नड (?) कर्णाठभोटादिदेशोत्पन्ननरेन्द्रराजाधिराजमहाराज- 
राजराजेहव रमहामण्डलेहव रभे रवरायमल्लिरायदेवरायबंग रायप्रमुखाष्टादशन रप- 
तिपूजितचरणकमलश्रुतसागरपारंगतवादवादीए्व रराजगुरुवसुन्धराचा यं भट्टा रक - 
पदप्राप्तक्षीवी रसेनक्षीविद्यालकीत्तिप्रमु खशिष्यवरसमाराधित्तपादपद्मानां, . श्री- 
मल्लक्ष्मीचन्द्रपरमभट्टा रकगुरूणाम॒ ॥२५॥ 


उनके पट्टरूपी कुमुदवनको विकसित करनेके लिए शरदुऋतुके पूर्ण चंद्रमा- 
के समान जेनेन्द्र, कौमार, पाणिनि, अमर, शाकटायन, मुग्धवोध आदि महा- 
व्याकरणके परिज्ञानरूपी जल-प्रवाहसे अनेक शिष्य-अ्रशिष्योंकी बुद्धिमें स्थित 
शब्दसम्बन्धी अज्ञानरूपी पंकको धो देनेवाले, विविध तपस्याओंके द्वारा प्रसा- 
रित यशः:समूहवाले ओर रूपलावण्यसे भूषित तथा सोभाग्यसे मण्डित, सभी 
शास्त्रोंके पठन-पाठनमें पंडित, अनेक पुराने तथा नये टूटे-फूंटे मन्दिरोंके उद्धा- 
रक श्रीजिनेन्द्रकी प्रतिभा-प्रतिष्ठा आदि बड़े-बड़े उत्सवोंके करनेवाले, तौलव- 
आन्ध्र-कर्णाट-लाट-भोट आदि देशोंके नरेन्द्र-राजाधिराज-महाराज-राजराजेए्वर- 
महामण्डलेशवर भेरवराय-मल्लिराय-देवराय-बंगराय इत्यादि अठारह राजाओंसे 
पूजित चरणकमलवाले, शास्त्ररूपी सागरके पारंगत, वादियोंके ईश्वर, राजाओं- 
के गुरु, भूमण्डलके आचाय॑, भट्टारकपदको प्राप्त श्रीवीरसेन, श्रीविशालकीत्ति 
प्रमृति शिष्यों द्रा आराधित चरणकमलवाले श्रीक्ृक्ष्मीचन्द परम भट्टा रक- 
के ॥२५॥ - 


४३६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तदंशमण्डनकन्दप्पंसप्पंदप्पंदलनविध्वलोकहुदय र&जनमहाद्रतिपुरन्द राणां 
नवसहसप्रमुखदेशाधिराजाधिराजमहा राजश्रीअजु तजीय राजस भाम ध्यप्राप्तसम्मा- 
नानां, षोड्शव्ंपयंन्तशाकपाकपक्वान्नशाल्योदनादिर्षाप्प:प्रभूतिसरसाहारपरि- 
वर्जितानां, दृश्चारादिसवंगवंपवंत्तच्रीक रणवज्ञायमानप्रथमवचनखण्डनपण्डितानां 
व्याकरणप्रमेयकमलमातंण्डछन्दोलंकृतिसा रसाहित्यसंगीतसकलतकंसिद्धान्तागम- 
शास्त्रसमुद्रपा रंगतानां, सकलमूलोत्तरगुणमणिमण्डितविबुधव रश्नीवी रचन्द्रभट्टा २- 
काणाम्‌॥२श॥। 


तत्पट्रोदयाद्रिदिनमणिनिखिलविपश्चिच्चक्रचूडामणिसकलभव्यजनहुदयकुमु- 
दवनविकासनरजनीपतिपरमजेनस्याद्वादनिष्णातशुद्धसम्यक्त्वजनजातगताभिमानि- 
मिथ्यावादिमिथ्यावचनमहीधरण्प ज़ुशातनप्रचण्डविद्युद्दण्डानां, संस्कृताद्यष्टमहा- 
भाषाजलूधरकरणछठासरन्ताप्पितभव्यलोकसा रंगाणां, चतुरशितिवादविराजमान- 
प्रमेयकमलमातंण्डन्यायकुमुदचंद्रोदय राजवारत्तिकालंका रबलोकवात्तिकालंका रा- 
प्तपरीक्षापरीक्षामुखपत्रपरीक्षाष्टासहस्री-प्रमेय रत्नमालादिस्वमतप्रमाणशशघ र- 
मणिकण्ठकिरणावलीवरदराजीचिन्तामणिप्रमुखपरमतप्रक रण न्द्रचान्द्रमाहेन्द्र- 
जैनेन्द्रकाशकृत्स्नकालापकमहाभाष्यादिशब्दागमगोम्मटसा रत्रेलोक्यसा रलब्धिसा २- 
क्षपणसारजम्बूद्वीपादिपंचप्रज्ञप्तिप्रभृतिपरमागमप्रवीणानामनेकदेशन रनाथन रपति- 
तुरंगपतिगजपतियवनाधीशसभासम्प्राप्तसम्मानश्रीनेमिनाथत्ती थक रकल्याण- 
पविन्रश्नीउज्जयन्तशत्रुंजयतु गीगिरिचुलगिर्य्यादिसिद्धक्षेत्रयात्रापविश्रीकृतच रणाना- 
मंगवादिभंगशील-कलिगवादिकपूं रकालानलकाइमी रवादिकदलीकृपाण-नेपालवादि- 
शांपानुग्रहसमर्थ-गु्ज रवादिदत्तदण्ड-गौडवादिगण्डमेरुदण्डदत्तदण्ड-हम्मी रवादिबहा- 
राक्षस-चोलवादिहल्लकल्लोलकोलाहलु-द्राविडवादित्राटनशील-तिलंगवादिकलंक- 
कारि-दुस्तरवादिमस्तकशूल-कोंकणवादिवरोत्वात्तमूल-व्याकरणवादिमदित-मरटू- 
ताकिकवादिगोधूमव रट्ट-साहित्यवादिसमाजसिहज्योतिष्कवादिभूर्णी (?) तलिह- 
मन्त्रवादियन्त्रगोत्रतन्त्रवादिकलप्रकुचकुम्भनिवोल (?) रत्नवादियत्नकारसमस्ता- 
नवद्यविविधविद्याप्रासादसृत्रधाराणां, सकलरिद्धान्तवेदिनिग्रंन्थाचायंवयंशिष्य- 
श्रीसुमतिकीत्तिस्वपरदेशविस्यातशु भमूत्तिश्री र॒त्नभूषणप्रमुखसू रिपाठकसा घु संसेवि- 
तचरणसरोजानां, कलिकालगौतमगणधराणां, श्रीमूलसंघसरस्वततीगच्छश्यृंगार- 
हाराणां, गच्छाधिराजभट्टा रकवरेण्यपरमाराध्यपरमपूज्यभट्टा रकश्नीज्ञानभूष णगुरू- 
णाम्‌ ॥२ण। 

उनके वंशके भूषण, कामदेवरूपी सपंके गवेको चूर करनेवाले, अखिल 
लोकके हृदयको आनन्दित करनेवाले, महात्रतिश्रेष्ठ, नवसहल्न प्रधान देशोंके 
अधिपतियोंके अधिपति महाराज श्रीअजुनकी राजसभामें सम्मान पानेवाले, 


पट्टावछी : ४२७ 


सोलह वर्ष तक श्ञाक-पाक, पकवान्न, शालीका भात और धी आदि रसयुक्त 
आाहारको छोड़नेवाले, दुश्चारादि (?) के सम्पूर्ण गवंरूपी पव॑तको चूणं करनेमें 
वजके सहद, प्रथम-वचनकाक्तंडन करनेमें पंडित, व्याकरण-प्रमेयकमलमातंण्ड- 
छंद-अलदुर-सार-साहित्य-संगीत-सम्पूर्ण-तक॑-सिद्धात्त और आगरमशास्त्ररूपो 
“कट 493:4 सम्पूर्ण मूलोत्तरगुणरूपी मणियोंसे भूषित, विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
न्द्र भट्टारकके ॥२६॥ | 

उनके पट्ट (गद्दी) रूपी उदयाचलपर उदित सूय्यंके समान, सम्पूर्ण विद्व- 
न्‍्मण्डलीके चूड़ामणि*सभी भव्यजनोंके हृदयरूपी कुमुद-वनको विकसित करनेके 
लिए रजनीपति, परम जेन स्याद्वादमें निष्णात, शुद्ध सम्यक्त्वको प्राप्त, जात 
ओर मृत (?) अभिमानी मिथ्यावादियोंके मिथ्यावचनरूपी महीघधरों (पर्वतों) के 
अंगको तोड़नेमें प्रचंड विद्युत्दण्डके सदृश, संस्कृत आदि आठ महाभाषारूपी 
जलधरहेतुक छटाद्वारा भव्यजनरूपी मयूरादि पक्षियोंको तृप्त करनेवाले, चौरासी 
वादियोंमें विराजमान, भ्रमेयकमलमात्तंण्ड-न्यायकुमुदचन्द्रोदय-राजवात्तिकालं- 
कारदलोकवारत्तिकालंकार-आप्तपरीक्षा-परीक्षामुख-पत्रपरीक्षा-अष्टसहस्री- प्रमेय- 
रत्नमाला आदि अपने मतके प्रमाणरूपी चन्द्रमणिको कण्ठमें धारण करनेवाले, 
किरणावली-वरदराजरनचतामणि प्रभृति परमतमें, ऐन्द्र, चान्द्र, माहेन्द्र, जेनेन्द्र 
काण कृत्स्न, कापाछक और महाभाष्यादि शब्दशास्त्रमें, गोम्मटसार, त्रेलोक्यसार, 
लब्धिसार, क्षपणसार ओर जम्बूद्वीपादि पंचप्रज्ञप्ति-प्रभ्ति परम आगमशास्त्रोंमें 
प्रवीण, अनेक देशोंके नरनाथ, नरपति, अश्वपत्ति, गजपति और यवन अधि- 
पृतियोंकी सभाओं में सम्मान प्राप्त करनेवाले, श्रीनेमिनाथ तीथैकरके कल्याणसे 
पवित्र किये हुए, श्री उज्जंयन्त, शत्रुंजय, तु गीगिरि, चूलगिरि आदि सिद्धक्षेत्रों- 
की यात्रासे अपने चरणोंको पवित्र किये हुए, अंगदेशके वादियोंकों भग्न करने- 
वाले, कलिंग देशके वादीरूपी कपूरके लिए भयंकर अग्निके समान, काइमीरके 
वादीरूपी.कदलीके।लिए तलवारके समान, नेपालके वादियोंको शाप ओर अनु- 
ग्रह करनेकी शक्ति रखनेवाले, गुजरातके वादिओंको दण्ड देनेवाले, गौड़ 
(बंगालका हिस्सा) के वादीरूपी गंडमेरुदण्ड पक्षीको दण्ड देनेवाले, हम्मीर 
(राजा) के वादियोंके लिए ब्रह्मराक्षके सहश, चोलके वादियोंमें महान 
कोलाहल मचानेवाले, द्रविड़ वादियोंको त्राटन देनेवाले, तिलंगवादियोंको 
लांछित करनेवाले, दुस्तर (कठिन) वादियोंके लिए मस्तकशूल रोगके समान, 
कोंकण देशके वादियोंके लिये उत्कट वातमूल रोगके समान, व्याकरण 
धास्त्रके वादियोंको चकनाचूर करनेवाले, तकंशास्त्रके वादियोंकों गेहुंका 
आटा बनानेवाल, साहित्यके वादि-समाजके लिए सिंहसह॒श, ज्योतिषके 
वादियोंको भूमिसात्‌ करनेवाले, मंत्रवादियोंको यन्त्र (कोल्हू) में डालनेवाले, 


४३८ : सीयंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


तंत्रवादियोंकी छाती विदीण करनेवाले, रत्नवादियोंका यत्न करनेवाले, सम्पूर्ण 
निर्दोष विविध विद्यारूपी प्रासाद (भवन) के सूत्रघार, सभी सिद्धान्तोंको जानने- 
वाले, जैनाचायंप्रवर, शिष्य श्री सुमतिकीक्ति, अपने और दूसरे देशोमें प्रसिद्ध 
शुभमूत्ति श्री रत्नभूषण प्रभृति सूरि, पाठक और साधुओंसे सेवित चरण-कमलवाले 
तथा कलिकालके लिए गौतम गणधर-स्वरूप, श्रीमुलसंघ सरस्वतीगच्छके 
श्द्भारहार-सहश गच्छाधिराज भट्टारकोंमें श्रेष्ठ, परम आराध्य और परम 
पूज्य भट्टारक श्री ज्ञानभूषण गुरुवरके ॥२७॥ 

तत्पट्कुमुदवनविकासनविशदसम्पूर्णपूणिमासा रशरच्चन्द्रायमानानां कविगम- 
कवादिवाग्मिचतुविधविद्वज्जनसभासरोजिनी राजहूंससन्निभानां, सारसामुद्रिक- 
शास्त्रोक्तसकललक्षणलक्षितगात्राणां, सकलमूलोत्तरगुणमणमणिमण्डितानां, चतु- 
विधश्रोसंघहृदयाहूलादकराणां, सौजन्यादिगुणरत्नरत्नाकराणां, संघाष्टकभार- 
धुरंधराणां, श्रीभद्वायराजगुरुवसुन्धराचायंमहावादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्र- 
वत्तिवकुडीकुडीयमाण (?) परगृह॒विक्रमादित्यमध्याज्नकल्पवृक्षबलात्का रगणविरुदा- 
वलीविराजमानडिल्लीगुज॑ रादिदेशसिहासनाधीश्वराणां-श्रीस रस्वती गच्छ श्री बला - 
त्कारगणाग्रगण्यपाषधाणघटितसरस्वतीवादनश्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वयभट्टा रकश्री- 
विद्यानन्दिश्नीमल्लिभूषण श्रीमल्लक्ष्मीचन्द्रश्नीवी रचन्द्रसाम्प्रतिकविद्यमानविजय- 
राज्ये श्रीशानभूषणसरोजचज्चरीकश्रोप्रभाचन्द्रगुरूणाम्‌ ॥२८॥ 


तत्पट्रकमलबालभास्करप रवादिगजकुम्भस्थलविदा रणसिंह-स्वदेशप रदेशप्रसि- 
द्वानां, पंचमिथ्यात्वगिरि श्रृंगशातनप्रचण्डविद्युदण्डानां, जंगमकल्पद्रुमकलिकाल- 
गोतमावताररूपलावष्यसौभाग्यभाग्यमण्डितजिनवचनकलाकौशल्यविस्मापिता- 
खण्डलूमहावादवादीश्व रराजगुरुवसुन्धराचायं॑हुवडकुलश्ृंगा रहा रभट्टा रक श्री म- 
द्वादिचन्द्रभट्टा रकाणाम ॥२९॥ 

उनके पट्टरूपी कुमुदवनको विकसित करने लिए स्वच्छ शरदुकालीनपूर्णिमा- 
के चन्द्रमाके समान, कवि-गमक-वादी-वाग्मिक इन चारों प्रकारके विद्वानोंकी 
सभारूपी सरोजिनीके राजहंसके सहश, सामुद्रिक शास्त्रमें कथित सभी शुभ 
लक्षणोंसे युक्त शरी रवाले, सम्पूर्ण मूलोत्तर गुण-मणियोंसे अलंकृत, चारों प्रकारके 
संघोंके हृदयाह्वादक, सोजन्य आदि गुणरत्नोंके सागर, संघाष्टकके भारकी 
धुरीको धारण करनेवाले, श्रीमान्‌ राय (?) के राजगुरु, भूमंडलके आचार्य, 
महावादियोंके पितामह, अखिल विद्वज्जनोंके चक्रवर्ती ( वकुडी कुडी- 
याण ? )/४४४४ शत्रुगृहंके लिए विक्रमादित्य, मध्याह्लके लिए कल्पवृक्ष, 
बलात्कारगणकी विरुदावलीमें विराजमान, दिल्ली, गौर ( गुजर ) आदि 
देशोंके सिहासनाधीश्वर, श्रीमूलसंघ-श्रीसरस्वतीगच्छ-श्रीबलात्का रगणमें अग्र- 


पट्टावली : ४३९ 


गण्य, पत्थरकी बनी सरस्वतीको बुलवानेवाले श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके वंशमें भट्टा- 
रक श्रीविद्यानंदी, श्रीमल्लिभूषण, श्रीलक्ष्मीचन्द्र ओर श्रीवी रचन्द्रके, संप्रति विद्य- 
मान बिजयराज्यमें श्रीज्ञानभूषणरूपी सरोजके लिए चंचरीक भट्टारक श्रीप्रमा- 
लन्द्र गुरुके ॥२८॥॥ 


उनके पट्रूपी कमलके लिए बालसूये, परमतवादीरूपी गजके मस्तकको 
विदीर्ण करनेमें सिहके समान, स्वदेश और परदेशमें ल्यातिप्राप्त, पाँच मिथ्यात्व- 
स्वरूप पव॑तके शिखरको नष्ट-अ्रष्ट करनेमें प्रचंड विजलीके समान, चलते- 
फिरते कल्पवृक्ष-स्वरूप, कलिकालमें गोतमावत्तार रूप, लावण्य और सौभाग्यसे 
युक्त, अपने वचनकी चातुरीसे इन्द्रको विस्मयमें डालनेवाले, महावाद-वादीद्वर, 
व भूमण्डलके आचारय॑, हुंबडकुलके श्यृंगारहार, भट्टारक श्रीवादिचन्द्र- 

रथ 

तत्पटूकसम्पूर्णचन्द्रस्वराद्धान्तविद्योत्तटपरवादिगजैन्द्रगवंस्फोटनप्रबलेन्द्रमृगे- 
न्द्राणं,. इत्लाह्यशब्दश्रुतछंदोलंकृतिकाव्यत्तकादिपठनपाठनसामथ्यंप्रोत्थ- 
कीत्तिवल्ल्याच्छादितबंगांगतिलंगगुज रन वसहस्रद क्षिगवाग्वरादिदेशमण्डपातां, 
महावादीब्वरश्रीमन्मूलसंघम्ष॑ंगारहार श्रीमद्वादि चन्द्रपट्ोदयाद्विबालदिवाक राणां , 
त्रिजगज्जनाह्वादन प्रकृष्टप्रश्ञाप्रागल्भ्याभिनववादीन्द्रसकलमहत्तममहतीमही- 
महतामहस्क (?) महन्महीपतिमहितश्रीमहीचन्द्रभट्टा रकाणाम्‌ ॥३०॥ 

तत्पट्रोदयाद्रि बालविभाकरविद्वज्जनसभामण्डनमिथ्यामतखण्डनपण्डितानाम॒, 
परवादिश्रचण्डपवंतपाटनपवीश्व राणां, भव्यजनकुमुदव॒नविकाशनशशधरघर्म्म मृत- 
वर्षणमेघानां, लघुशाखाहुबडकुलश्ुूंगा रहारडिल्लीगुज्ज रसिहासनाधीशबलात्का र- 
गणविरुदावलीवि राजमानभट्टा रकश्रीमेरुचन्द्रगुरूणास्‌ ॥३१॥ 

सकलसिद्धान्तप्रतिबोधितभव्यजनहृदयकमऊछविकाशनेकबालभास्कराणां , दश्ष- 
विधरधर्मोपदेशनवचनामृत्तवर्षणर्ताप्पतानेकभव्यसमूहानां, श्रीमन्मेरुचन्द्रपट्टोद्ध रण- 
धीराणां, श्रीमच्छीमूलसंघ-सरस्वतीगच्छबलात्कारगणविरुदावलीविराजमान- 
भट्टारकवरेण्यभद्वा रकश्रीजिन-चन्द्रगुरूणां, तपोराज्याभ्युदयाथ॑ भव्यजने: क्रिय- 
माणे श्रीजिननाथाभिषेके सर्वे जना: सावधानाः भवन्तु ॥३२॥ 

उनके पट्टको (सुशोभित करनेके लिए एकमात्र पृर्णचन्द्र, अपने सिद्धान्तकी 
विद्यामें उत्कट, परमतवादी-रूपी गजेन्द्रके गवंको फोड़नेवाले प्रबल मृगेन्द्र सहश, 
अखिल अद्वय (अद्व त) शब्दको सुने हुए, छन्‍्द-अलंकार-काव्या-त्क आदिके पठन- 
पाठनकी सामर्थ्यं रखनेके कारण फैली हुई कीत्तिलतासे बंग-अंग-तैलंग-गुजेर-नव- 
सहस्र दक्षिण, वाग्‌वर आदि देशरूपी मंडपको आच्छादित करनेवाले (?) महा- 


४४० : तीथंकर महावीर और उनकी आदधार्यपरम्परा 


वादीश्वर श्रीमूलसंघके श्यृंगा रहा र, श्रीवादिचन्द्रके पट्ररूपी उदयाचलपर बालसू य॑- 
के समान, त्रिभुवनके जनोंको आह्लादित करनेवाले, प्रखरबुद्धि ओर निपुणताके 
कारण एक नवीन वादिश्रेष्ठ, सम्पूर्ण पृथ्वीके बड़े-से-बड़े भभागके महान मही- 
पतियोंसे पूजित श्रीमहीचन्द्र भट्टारकके ॥३०॥ 

उनके पट्टस्वरूप उदयगिरिपर (उदित) बालभास्कर, विद्वानोंकी सभाके 
भूषण, मिथ्यामत्के खण्डनमें पण्डित, परमतके वादीरूपी, प्रचण्ड पर्वंतको 
तोड़नेमें श्रेष्ठ वत्चके समान, भव्यजनरूपी कुमुदवनको विकसित करनेके 
लिये चन्द्रमा, धमंस्वरूप अमृतको बरसानेमें मेघतुल्य', रूघु शाखाके हुंबड 
कुलके श्यृंगारहार, दिल्ली ओर गुजरातके सिहासनाधीश, बलात्करगणकी 
विरुदावलीमें विराजमान भट्टारक श्रीमेरुचन्द्र गुरुके ॥३१॥॥ 

सम्पूर्ण सिद्धान्तों द्वारा ज्ञानवान बनाये गये भव्यजनोंके हृदयकमलको 
विकसित करनेमें एकमात्र बालसूयं, दशविध धर्मोके उपदेश-वचनामृतकी वृष्टि- 
से अनेक भव्यसमूहको तृप्त करनेवाले श्रीमेरुचन्द्रके पट्टका उद्धार करनेमें धीर, 
श्रीमूलसंघ सरस्वती गल्छ बलात्कारगणकी विरुदावलीमें विराजमान, भट्टा- 
रकोमें श्रेष्ठ, भट्टारक श्रीजिनचन्द्र गुरुके तपोराज्यके अभ्युदयके लिए भव्यजनों 
द्वारा किये जानेवाले श्रीजिननाथके अभिषेकमें सभी लोग सावधान होवें ॥३२॥ 


नन्दिसंघकी पट्टावलिके आचार्योकी नामावलि 
इण्डियन एस्टोक्वेरीके आधारपर ) 


१. भद्रबाहु द्वितीय (४), २. गुप्तिगुप्त १२६), ३. माघनन्दी (३६), ४. जिन- 
चन्द (४०), ५. बुन्दकुन्दाचार्य (४९), ६. उमास्वामी (१०१), ७. सोहाचाय्यं 
(१४२), ८. यशःकीति (१५३), ९. यशोनन्दी (२११), १०. देवनन्दी (२५८) ११ 
जयनन्दी (३०८), १२. गुणनन्दी (३५८), १३. वज्जनन्दी (२६४), १४. कुमार- 
नन्‍्दी (३८६), १५. लोकचन्द (४२७), १६. प्रभाचन्द्र (४५३), १७. नेमचन्द्र 
(४७८), १८ भानुनन्दी (४८७), १९. सिहनन्दी (५०८), २०. श्रीवसुनन्दी 
(५२५), २१. वीरनन्दी (५३१), २२. रत्ननन्‍्दी (५६१), रे. माणिक्यनन्दी 
(५८५), २४. मेघचन्द्र (६०१), २५. शान्तिकीति (६२७), २६. मेरुकीति 
(४४२) । 

ये उपयुक्त छब्बीस आचाय॑ दक्षिण देशस्थ भट्टिलपुरके पट्टाधीश हुए। 

२७ महाकीति (६८६), २८. विष्णुनन्दी (७०४), २९. श्रीमूषण (७२६), ३० 
शीलचन्द्र (७३५), ३१. श्रीनन्दी (७४९), २२. देशमूषण (७६५), ३३. अनन्तको्ति 
(७६५), ३४. धम्म॑नन्‍दी (७८५), २५. विद्यानन्दी (८०८), २६. रामचन्द्र (८४०), 


वट्टावली : ४४१ 


३७. रामकीति (८५७), ३८. अभयचन्द्र (८७८), ३९. नरचन्द्र (८९७), ४०. 
नागचन्द्र (५१६), ४१. नयनन्‍्दी (९३०), ४२. हरिनन्दी (९४८), ४२. महीचन्द्र 
(९७४), ४४. माचचन्द्र (९००) | 

उल्लिखित महाकीतिसे लेकर माघचन्द्र तकके अट्वारह आचाय॑े उज्ज- 
यिनीके पट्टाधीश हुए । 

४५ रूक्ष्मीचन्द्र (१०२३), ४६. गुणनन्दीं (१०३७); ४७. गुणचन्द्र (१०४८), 
४८, लोकचन्द्र (१०६६)। ये उल्लिखित चार आचाय्यं चन्देरी (बुन्देलखण्ड) के 
पट्टाषीश हुए। 

४९, श्रुतकीति (१०७९), ५० भावचन्द्र (१०९०४), ५१. महाचन्द्र (१११५), 

उल्लिखित तीन आचार्य्यं भेलसे [भूपाल सी० पी०]के पट्टाधींश हुए। 
५२ माघचन्द्र (११४०) । 

यह आचार्य कुण्डलपुर (दमोह) के पट्टाधीश हुए । 

५३. ब्रह्मनन्दी (११४४), ५४. शिवनन्दी (११४८), ५५: विश्वचन्द्र 
(११५५), ५६. हृदिनन्दी (११५६), ५७. भावनन्दी (११६०), ५८: सूरकीति 
(११६७), ५५. विद्याचन्द्र (११७०), ६०. सूरचन्द्र (११७६), ६१. माघनन्दी 
आर ६२. शाननन्दी (११८८), ६३. गंगकीति (११५९), ६४. सिहकीति 

१२०६) । 

उपयुक्त बारह आचाये वारांके पट्टाघीश हुए । 

६५, हेमकीति (१२००), ६६. चारुतनदी (१२१६), ६७. नेमिनन्दी (१२२३), 
६८: नाभिकीति (१२३०), ६९. नरेन्द्रकीति (१२३२), ७०, श्रीचन्द्र (१२४१), 
७१. पष्म (१२४८), ७२. वद्धंमानकीत्ति (१२५३), ७३. अकलंकचन्द्र (१२५६), 
७४, ललितकीति (१२५७), ७५. केशवचन्द्र (१२६१), ७६. चारुकीतिं (१२६२), 
७७. अभयकीति (१२६४), ७८. बसन्तकीति (१२६४) । 

इण्डियन ऐण्टिक्वेरीकी जो मिली है उसमें उपयुक्त चौदह 
आचार्योंका पट्ट ग्वालियरमें र्सा ई क , किन्तु वसुनन्दीक्षावकाचारमें इनका 
चित्तोड़में होना लिखा है, पर चित्तोड़के भट्टारकोंकी अलग भी पट्टावलो है। 
जिनमें ये नाम नहीं पाये जाते हैं। सम्भव है कि ये पट्ट ग्वालियरमें हों। 
इलको ग्वालियरकी पट्टावलीसे मिलानेपर निदचय होगा। 

७९. प्रख्यातकौतिं (१२६६), ८०. शुभकी्ति (१२६८), <१. धम्म॑चन्द्र 
(१२७१), ८२. रत्नकीति (१२९५६), ८३. प्रभाचन्द्र (१३१०)। 

ये उल्लिखित ५ आचार्य अजमेरमें हुए हैं। 


४४२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


८४. पश्ननन्दी (१३८५), ८५. शुभचन्द्र (१४५०), ८६. जिनचन्द्र (१५०७), 
ये तीन आचार्य दिल्लीमें पट्टाधीश हुए हैं। 

इनके ब्राद पट्ट दो भागोंमें विभक्त हुआ | एक नागौरमें गद्दी स्थापित हुई 
ओर दूसरी चित्तौड़में । निम्नलिखित आचायोके नाम चित्तौड़ पट्टके हैं। प्रभा- 
चन्द्रजीसे चित्तोड़का पट्ट प्रारम्भ होता है। ८७. प्रभाचन्द्र (१५७१), ८८. धम्मं- 
चन्द्र (१५८१), ८९. ललितकीति (१६०३), ९०. चन्द्रकीतिं (१६२२), ९१. 
देवेन्द्रकीतिं (१६६२), ५९२: नरेन्द्रकीतिं (१६९१), ९३. सुरेन्द्रकीतिं (१७२२), 
९४. जगत्कीतिं (१७३३), ९५. देवेन्द्रकीतिं (१७७०), ९६. महेन्द्रकीतिं (१७९२), 
९७, क्षेमेन्द्रकीति (१८१५), ५८. सुरेन्द्रकीतिं (१८२२), ९५. सुखेन्द्रकीततिं 
(१८५९), १००, नयनकीतिं (१८७९), १०१. देवेन्द्रकीतिं (१८८३), १०२. 
महेन्द्रकीतिं (१९३८) । 


नागौरके भट्टारकोंकी नामावली 


१. रत्नकीतिं (१५८१), २. भुवनकीतिं (१५८६), ३. धम्मंकीतिं (१५९०), 
४. विशालकीत्ति (१६०१), ५. लक्ष्मीचन्द्र, ६. सहस्रकीतिं, ७ नेमिचन्द्र, ८' 
यशकीतिं, ९. भुवनकीतिं, १० श्रीभूषण, ११. धम्मंचन्द्र, १२ देवेन्द्रकीत्तिं, १३. 
अमरेन्द्रकीतिं, १४. रत्नकीतिं, १५. ज्ञानभूषण, १६. चन्द्रकीतिं, १७. पद्मनन्दी, 
१८. सकलभूषण, १९. सहस्रकीतिं, २०. अनन्तकीतिं, २१. ह्षकीतिं, २२. 
विद्याभूषण,२३. हेमकीतिं | यह आचाय १९१० माघ शुक्ल द्वितीया सोमवार 
को पदट्टपर बेठे । 

इनके बाद क्षेमेन्द्रकीतिं हुए, इनके पट्ट पर मुनीन्द्रकीतिं हुए और अब 
नागौरकी गद्दीपर श्रीकनककीतिं महाराज विराजमान हैं । 


पट्टावली : '४४ रे 


कविवर नवलशाह 


कविवर नवलशाहकी हिन्दीमें एक महत्वपूर्ण सचित्र रचना 'वर्धमान पुराण' 
उपलब्ध है। उन्होंने इस अ्रंथके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उस प्रशस्तिसे ज्ञात 
होता है कि ये गोलापूर्वं जातिमें उत्पन्न हुये थे। इनका बेंक चन्देरिया और 
गोत्र बड़ था। इनके पूवंज भीषमसाहू मेलसी ( बुन्देलखण्ड ) ग्राममें रहते थे । 
उनके चार पुत्र थे--वहोरन, सहोदर, अहमन और रतनशाह | एकदिन भीषण 
साहूने अपने पुत्रोंको बुलाकर उनसे परामर्श किया कि कुछ धामिक कार्य करना 
चाहिये। हमें जो राज-सम्मान और घन प्राप्त है उसका सदुृपयोग करना 
चाहिये। सबके परामछंपूर्वक दीपावलीके शुभ मुहृतंमें उन्होंने पञ्चकल्याणक , 
प्रतिष्ठाका आयोजन किया, जिसमें दूर-दूर देशसे धामिकजन आकर सम्मिलित 
हुये । उन्होंने जिनबिम्ब बिराजमान किया | त्तोरण-ध्वजा-छत्रादिसे मन्दिरको 
सुशोभित किया। आगत साधर्मीजनोंका सत्कार किया। और चारसंघको दान 
दिया, फिर रथयात्राका उत्सव किया | चार संघने मिलकर इनका टीका किया | 
और एकमत होकर इन्हें 'सिघंई' पदसे विभूषित किया । यह बिम्बप्रतिष्ठा 
वि० सम्व॒त्‌ १६५१ के अगहन मासमें हुई थी | उस समय बुन्देलखण्डमें महाराज 
जुझ्षारका राज्य था। 


इनके पूर्वजोंने मेलसीको छोड़कर खटोला गांवमें अपना निवास बनाया । 
इनके पिताका नाम सिंधई देवाराय ओर माताका नाम प्रानमत्ती था। सिंघई 
देवारायके चार पुत्र थे--नवलशाह, तुलाराम, घासीराम ओर खुमानसिह | 
नवलूशाह ही प्रस्तुत कविवर हैं। कविवरने वर्धभानपुराणकी रचना महाराज 
छत्रसालके पोत्र ओर सभासिहके पुत्र हिन्दुपतिके राज्यमें की थी। कविवरने 
लिखा है कि उन्होंने ओर उनके पुत्रने मिलकर आचार्य सकलकीतिके वर्धभान- 
पुराणके आधारसे अपने “वर्धभानपुराण'की रचना की है। प्रंथके अध्ययनसे 
कविवरकी काव्य-प्रतिभा और सिद्धान्त-ज्ञानका अच्छा परिचय मिलता है । 
वे चारों अनुयोगोंके विद्वान थे, कवि तो थे ही | 


समय-निणणय 
इनका समय निश्चित है। इन्होंने वर्धभानुपुराणकी समाप्ति विक्रम सम्बत्‌ 


४४४ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


१८२५ फागुन शुक्ला पूर्णणासी बुधवारको हुई है'। इससे इनका समय विक्रमकी 
१८वीं शतीका अन्तिम पाद और १शबीं क्षताब्दीका प्रथम पाद निश्चित होता 
है अर्थात्‌ इनका समय विक्रम संवत्‌ १८२५ है| 


रचना-परिथय 

इनकी एकमात्र रचना वर्धमानपुराण प्राप्त है। इसमें भगवान्‌ महावीरके 
पु भवों और वत्तमान जीवनका विशद एवं विस्तृत परिचय दिया गया है। 
इसकी भाषासे अवगत होता है कि उस समय हिन्दीकी खड़ी बोलीका आरम्भ 
हो गया था। कविने अपनी यह रचना प्रायः अपने समयकी हिन्दीकी खढ़ी 
बोलीमें की है। रचना सरस और सरल है। 

ग्रंथमें १६ अधिकार दिये गये हैं। प्रथम अधिकारमें मज़ुलाचरणके अनन्तर 
वक्‍ता ओर श्रोताके लक्षण दिये गये है। 

दूसरे अधिकारमें भगवान महावीरके पूर्व भवोंमेंसे पुरुवा भीलके भवमें 
उसके द्वारा किये गये मद्य-मांसादिकके परित्यागका वर्णन करते हुये उसके 
सौधमं स्वगंमें देवपदकी प्राप्ति वणित है। तीसरे भवमें भरत चक्रवर्तकि पुत्रके 
रूपमें मरीचिकी पर्याय-प्राप्ति और उसके द्वरा मिथ्या मतकी प्रवृत्ति, फिर 
ब्रह्मस्वगंमें देवपर्यायकी प्राप्ति, वहाँसे चलकर जटिल तपस्वीकी पर्याय, 
तत्पश्चात्‌ सौधमं स्वगंकी प्राप्ति, फिर अग्निसह्‌ नामक परिब्राजककी पर्याय, 
फिर तृतीय स्वगंमें देवपद-प्राप्ति, वहांस आकर भारद्वाज ब्राह्मणकी पर्याय, 
फिर पांचवें स्वगंमें देवपर्याय, फिर असंख्य वर्षों तक अनेक योनियोंमें भ्रमणादि- 
का कथन किया गया है। 

तृतीय अधिकारमें स्थावर ब्राह्मण, माहेन्द्र स्वरगमें देव, राजकुमार विष्व- 
नन्दि, दशर्वें स्वगंमें देव, त्रिपृष्ठनारायण, सातवें नरकमें नारकी इन भवोंका 
वर्णन है। चतुर्थ अधिकारमें सिंह पर्याय और चारण मुनियों द्वारा सम्बोधन 
प्राप्त करनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति, फिर सौधमं स्वगंमें देवपर्याय, राजकुमार 
कनकोज्वल, सातवें स्वगंमें देव, राजकुमार हरिषेण, दछ्षवें स्वगंमें देवपर्यायका 
कथन है। 

पाँचवें अधिकारमें प्रियमित्र चक्रवर्तीके भवका तथा बारहवें स्वर्गमें देव- 
पदकी प्राप्तिका वर्णन है। 

छठवें अधिकारमें राजा नन्‍्दके भवमें तोथंकरप्रक्ृतिका बन्धः तथा सोलहवें 
स्वगंमें अच्युतेन्द्र पदकी प्राप्तिका वर्णन है। 
१, वर्धमान पुराण १६।३३०-३३३॥ 


पट्टावली : ४४५ 


सातवें अधिकारमें कृष्डपुरनरेश सिद्धार्थके महलोंमें कुबेर द्वारा तीर्थकर- 
अजन्मसे पूर्व रत्नोंको वर्षा, माता द्वारा सोलह स्वप्नोंका दर्शन और महावीरका 
गर्भकल्याणक वर्णित है। 

आठवें ओर नोवें अधिकारमें भगवानके जन्मकल्याण-महोत्सवका विस्तृत 
वर्णन किया गया है। 

द्वें अधिकारमें भगवान्‌के बाल्यजीवन, किशोरावस्था, युवावस्था, वेराग्य 
ओर दीक्षा, कूलराजा द्वारा भगवानको प्रथम आहार, चन्दनाके हाथोंसे आहार 
छेनेपर चल्दनाकी कष्टनिवृत्ति, तपद्चर्याकालमें विविध उपसर्गोका सहन और 
केवलज्ञानप्राप्तिका वर्णन है । 

ग्यारहवें अधिकारमें देवों द्वारा भगवानका केवलज्ञानकल्याणक-महोत्सव 
मनाने ओर कुबेर द्वारा रचित समवशरणका वर्णन है। 

बारहवें अधिकारमें गोतम इन्द्रभूतिका समवदरणमें आना, उसके द्वारा 
भगवानकी स्तुति करना ओर भगवानसे जेनेन्द्री दीक्षा लेने आदिका वर्णन है । 

तेरहवेसे पन्द्रहयवें अधिकार तक गोतम गणधर द्वारा किये गये प्रइनों ओर 
प्रशनोंके समाधानस्वरूप भगवानकी दिव्यध्वनिमें निरूपित तत्त्व-निरूपण 
बतलाया गया है। 


सोलहवें अधिकारमें भगवानका विभिन्‍न देशोंमें विहार गौतम गणधर द्वारा 
श्रेणिकके तीन पूर्वभव, अन्तमें विहार करते हुए भगवानका पावामें निर्वाण, 
गौतमस्वामीको केवलज्ञानकी प्राप्ति और उनका धमंविहार, धर्म उपदेश आदिका 
वर्णन करते हुए अधिकारके अन्तमें अपना विस्तृत परिचय देकर ग्रन्थको समाप्त 
किया है। 

कविने इस काव्य-अन्थमें दोहा, छप्पय, चोपाई, सवेया, अड्डिल्ल, गीतिका, 
सोरठा, करखा, पद्धरि, चाल, जोगीरासा, कवित्त, त्रिभंगी ओर चर्चरी छन्दोंका 
प्रयोग किया है, जिनकी संख्या सब मिलाकर २८०६ है। 

१९वीं शताब्दीकी यह हिन्दी रचना बहु प्रचलित रही है। इसका एक बार 
प्रकाशन सूरतसे हो चुका है। वह अब अनुपलब्ध है। 


४४६ : तीथंकर महावीर और उनको आचार्यपरम्परा 





परिशनिष्ट 





१. ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


प्रन्धकार 


अकलदधुदेव 
अग्गल 
अजितसेन 
अनन्तकीति 
अनन्तवीयं बूहत्‌ 
अनन्तवीय॑ लघु 


अभयकीति 

अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
अभिनव चारुकीति 

अभिनव घर्मभूषण भट्टारक 


अभिनव वाग्भट्ट 
अमरकीत्तिगणि 
अमितगति द्वितीय 
अमितगति प्रथम 
अमृतचन्द्र सूरि 
अरुणमणि 
अहर्हास महाकवि 
अल्हू कवि 

असग महाकवि 
असवाल कवि 
आज्चण्ण 
आदिपम्प 
आयंमंक्षु 
आशाघर महाकवि 


इन्द्रनन्दि द्वितीय 
२९ 


वि० ७वीं शती उत्तराघं॑ २३०० 
११८९ ई० ४३११ 
ई० १३वीं शती ४३० 
ई० ८-'वों शती ३।१६३ 
ई० ९७५-१०२५ ३४३८ 
वि० १२वीं शतीका आदि ३॥५२ 
शक सं० १६वीं शत्ती ४।३२१ 
ई० १३वीं शती ३॥३१९ 
ई० १६वीं शती ४८५ 
ई० १३५८-१४१८ ३॥३५५ 
वि० १४वीं शती मध्य ४३७ 
वि० १३वीं शत्ती ४१५४ 
वि० ११वीं शती २।३८९ 
वि० सं० १००० २।३८३ 
ई० १०वीं शती अन्त २४०२ 
वि० १८वीं शात्ती ४८९ 
वि० १४वीं शतीका आदि ४४८ 
१६वीं शत्ती ४।२४२ 
ई० १०वीं शत्ती ४।११ 
वि० श्षवीं शतो . ४२२८ 
ई० ११०५ ४३११ 
ई० ९४१ ४।३०७ 
वी० नि० सं० ५वीं शत्ती २।७१ 
वि० सं० १२३० डॉ४१ 
ई० १०-११वीं शती ३२१९ 

परिशिष्ट : ४४९ 


इन्द्रनन्दि प्रथम (इन्द्रनन्दि योगीन्द्र) ई० १०वीं शतीका आदि 
इलंगोवडिगल 


उद्रादित्याचार्य 
उच्चारणाचार्य॑ 
उदयचन्द्र 
उदयादित्य 
ऋषिपुत्र 
एलाचाय॑े 
एलाचाय॑े 
ओड्डय्य 
कनकनन्दि 
कनकामर मुनि 
कमलभव 

कर्ण पाय॑ 
कल्याणकीर्ति 
कान्ति देवी 
काणभिक्षु 
कामराज 
किशनसिह 
कीतिवर्मा 
कुंगवेल 


कुन्दकुल्द 
कुमार या कुमारस्वामी (कार्तिकेय) 


कुमा रनन्दि 
कुमारसेन 


कुंवरपाल 
केशवराज 
कोटेश्वर 
खड्गसेन कवि 
खुशालचन्द काला 
गणघरकीतति 
गुणचन्द्र 


वि० ८वीं शती संभवत 
ई० २-३ शी 
ई० १२वीं शती 
ई० ११५० 

ई० ६-७वीं शत्ती 
ई० १्ली शती 
<-थवीं धती 

ई० ११७० 

वि० ११वीं शत्ती 
वि० १२वीं शती 
ई० १२३५ 

ई० १२वीं शती 
ई० १४३५९ 

ई० १२वीं शतती 
ई० «वीं शती 


सं० १८वीं शती 
११२५ ई० 
ई० १्ली शत्ती 
वि० २-३री शती 
र्ड्० «वीं शत्ती 
वि० ८वीं शतोी 
१२७५ ई० 
वि० १७वीं शती 
११५० ई० 
१५०० ई० 
वि० सं० १८वीं शती 
वि० सं० १८वीं शती 
वि० १२वीं दती 
वि० १६१३-१६५३ 


४५० : तोथंकर महावीर और उनको आयार्यपरम्परा 


३॥१७७ 
डारेर४ड 
३।२५७० 

२॥९२ 
४१८४ 
४३११ 
२२६२ 
४३१२ 
२॥३१९ 
डी३०८ 
२।४५२ 
४१५९ 
४३११ 
डी३०९ 
४३११ 
४३०८ 
२।४५२ 
४३२१ 
४।२८० 
४३११ 
४।3१९% 

२॥९८ 
२॥१३३ 
राड४ड७ 
२४४९ 
४३११ 
४२६२ 
डी३१० 
डा३११ 
४२८० 
४३० ३ 
३।२४३ 
३४२२ 


गुणदास ( गुणकीति ) 

गुणधर 

गुणभद्र 

गुणभद्राचार्य 

गुणभद्र द्वितीय 

गुणवर्म 

गृद्धपिच्छाचाय (उमास्वामी या 
उमास्वाति) 

गंगादास 

गंगादास 

ज्ञानकीति 

ज्ञानभूषण 

चन्द्रभ 

चतुमु ख कवि 

चन्द्रकीति भट्टारक 

चाशुण्डराय 


चिन्तामणि 
चिमणा 


चिरन्तनाचायं 
छत्रसेन 
जगजीवन 
जगन्नाथ 
जगमोहनदास 
जटासिहनन्दि 
जनादंन 
जन्नकंवि 
जयचन्द छावड़ा 
जयसागर 
जयसेन द्वितीय 
जयसेन प्रथम 
जल्हिगले 
जिनचन्द्र भट्टा रक 
जिनचन्द्राचाय 


बि० पृ० १्ली शती 
वि० १५-१६वीं शती 
ई० ८९८ 

वि० १३वीं शत्ती 
ई० १२२५ 


ई० ररी शतो 
वि७० श्८वीं शत्ती 


वि० श्ण्वीं शती 

बि० सं० १५०००१५६२ 
ई० १६०५ 

ई० ७८३से पूव॑वर्ती 
१७वीं शतती 

ई० १०वीं शत्तो 


५-६वीं शतीसे पूव॑वर्ती 
वि० १८वीं शती 
बि० १७-१८वीं शती 
वि० १७-१८वीं दत्त 
वि० १८६५के करीब 
वि० ७-८वीं शती 
शक सं० १७वीं शत्ती 
ई० १२वीं शत्ती 

वि० १९वीं शत्ती 
वि० सं० १६७४ 

ई० ११-१२वीं शती 
बि० ११वीं शत्ती 
वि० !ृ्वीं शत्ती 
वि० १६वीं शत्ती 

ई० ११-१ २वीं शती 


४३१९ 
२२८ 
४२१६ 
३॥८ 
४५९ 
४३०९ 


२।१४५ 
३।४४७ 
डीरे२२ 
४५६ 
२।३४८ 
४३११ 
४९४ 
३४४१ 
४२५ 


४३२२ 
४३२१ 


२।७९ 
३॥४४५ 
४२६० 

४९० 
४३०५ 
२॥२९१ 
४३२२ 
डी२३०९ 
४२९० 
४३०२ 
३॥।१४२ 
३॥१४० 
४२४२ 
३॥३८१ 
३।१८४ 


परिशिष्ट ४ ४५१ 


तिख्वकतेवर 
तिरुतवकतेवर 
तेजपाल 
तोलामुलितेवर 
त्रिभुवन स्वयंभु 
दयासागर 
दामोदर द्वितीय (अह्यदामोदर) 
दामोदर महाकवि 
बीपचन्द शाह 
दुर्गदेवाचार्य 
देवचन्द्र 

देवदत्त कवि 
देवदत्त महाकवि 
देवनन्दि कवि 
देवनन्दि पूज्यपाद 


देवसेन 
देवसेन (देवसेन गणि) 
देवेन्द्रकीति 


शक सं० १७वीं शती 
वि० १५-१६वीं णती 
बि० १७-१८वीं शती 


शक सं० १८वीं शती 
ई० ९वीं शती 

वि० १६वीं शती 

ई० ७४८-८१८ 


ई० ६ठीं शती 


सं० १९वीं शती 
वि० सं० १७९७ 
शक सं० १८वीं शती 


वि० सं० १५०५ 


ई० ७वीं शतो 
वि० १६वीं शतती 


ई० «वीं श्ती 
शक सं० १८वीं शती 
बि० १६वीं शती 
वि० १३वीं शती 
वि० १८वीं शती 
ई० ११वीं शत्ती 
वि० १२वीं शती 
वि० सं० १०५० 
वि० १०-१ १वीं शतो 
श्एवीं शत्ती 
ई० ६ठी शतती 

वि० सं० ११३२ 
ई० १०वीं शत्ती 
सं० १८वीं शती 


४५२ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचायंपरम्परा 


डीौ३१८ 
४८३ 
३४४९ 
डी३१२२ 
डी३२२ 
२।३ २६ 
३॥३८६ 
३।१ 
२२४३ 
४३० ३ 
४।३०५ 
४२८३ 
४३२२ 
४३०६ 
४२४३ 
४३१६ 
४३१३ 
४२०९५ 
४२१६ 
४१०२ 
४३२२ 
४१९५ 
४१९३ 
२॥२९३ 
शे१९५ 
४१८० 
२४२ 
४१२४ 
४२४२ 
२।२१७ 
४१५१ 
२।३६५, २७० 
३।२५२ 


देवेन्द्रकीति 
दैवेन्द्रकीति 
देवेन्द्रमुनि 
दोड्डस्य 
दौलतराम कासलीवाल 
दौलतराम द्वितीय 
शानत्तराय कवि 
घनञ्जय महाकवि 
घनपाल 

धनपाल द्वितीय 
घनसागर 

धरसेन 

घमंकीति 

धमंधर 


धरंसेन 
घवल कवि 


नथमल् विलाला 
नयनन्दि 

नयसेन 

नयसेन 

नरसेन (नरदेव) 
नरेग्द्रसेन 

नरेम्द्रसेन 

नागचन्द्र (अभिनव पम्प) 


नागदेव 
नागव्े 


नागवर्मा द्वितोय 
नागहस्ति 
नागेन्द्रकीत्ति 
तागोआया 
नृपतु ग 
नेमिचन्द्र 
नेनिचन्द्र कवि 


वि० १८वीं छाती 


१२०० ई० 

वि० १६वीं शत्ती 
वि० सं० १७४५ 
वि» से> १८५५-१८५६ 
वि० सं० १७३३ 

ई० ८वीं शत्ती करीब 
वि० १०वीं शती 
वि० १५वीं शती 

सं० १८वीं शती 

ई० सन्‌ ७३ 

वि० १७वीं शत्ती 
वि० १६वीं दतो 


शक सं० १०-११वीं शत्ती 
वि० १९वों शती 

वि० ११-१२वीं शती 
११२१ ई० 

११२५ ई० 
वि० १४वीं शती 

ई० सन्‌ १७३० 

वि० १२वीं शती मध्य 
११०० ई० 

वि० स॑० १५७३ के पूर्व 
ई० ९९५० 

ई० ११४५ 

वी० नि० सं० ७वीं शत्ती 


ई० सन्‌ ८१४ 
१३वीं शत्ती 
१५वीं शती 


३|४४८ 
४३१११ 
डॉए१११ 

४७५ 
डौ२८१ 
४२८८ 
४२७६ 


डी११२ 
डी२११ 
३॥४५२ 

२॥४३ 
र॥४३४९े 

५७ 
४३१२ 
४११६ 
४२८१ 
३॥२९० 
३।२६४ 
डौरेब८ट 
डीौररे३ 
३॥४२४ 
२४३३ 
डीर३०८ 

डी९२ 
डीरेरै० 
डी३१० 

२|७१ 
डीरेर२ 
४३२१ 
ड३१९ 
४२०९ 
डौर४३१ 


परिक्षिष्ट : ४५३ 


प्रभाचन्द्र बृहत्‌ 
प्रभाचन्द्र भट टारक 
बखतराम 

बट टफेर 
बनारसीदास महाकवि 


बन्धुवर्सा 
बल्‍्हुकवि (बूचिराज) 
बाललच-न्द्र 


ई० १६वीं शत्ती मध्य 
ई० १०वीं शतो अन्त 
वि० १२वीं शतीका आदि 


सं० १८६५के करीब 
शक सं० ९९९ करीब 
ई० ११वीं शती 
ई० ९७७-१०४३ 
ई० १४वीं शती 
ई० १५८० 
ई० १४०१५वीं शती 
ई० ११०२ के पूर्व 
वि० सं १०८६ के पूर्व 
वि० 4७वीं 
बि० १७वीं शती 
बि० ६ठी छाती अन्त 
सं० १८वीं शती 
ई० १२-१३वीं शती 
ई० १२०५ 


ई० १-२री शतीके करीब 
ई० १० वीं शत्ती 

ई० ९५० के करीब 

ई० ११वीं शती 

वि० ४-५वीं 

बि० १६वीं शती 

श्ण्वरीं शती 

ई० सन्‌ की १ ली शतती 
वि० सं० १६४३ 

ई० १२०० 

वि० १९वीं शती 

ई० १२वीं बती | 


४५४ : दीषंकर महावीर ओर उनकी आधार्यपरम्परा 


३४ १४ 
रे४ड१७ 
र४१९ 


डीरे१३े 


४३०५ 


३।२०५ - 


३।१२५ 
३।१०७ 
३।३२५ 
४३११ 

४५४ 
३।१४५ 
३॥२८८ 


' ४८२ 


डीरेण्ड 
२।२३७ 
३।४५२ 
३॥।३०२ 
४३११ 
४३२१ 

२५० 
४१०४ 
४३०७ 

३॥४५ 
३॥२९९ 
३। २८४ 
४३०५ 
२।११७ 
४२४८ 
४३११ 
४२३० 
४१८९ 


बाहुबली 
बुधजन 
बुलाकीदास 
ब्रह्म कृष्णदास 
ब्रह्मगुलाल 
ब्रह्मश्ञानसागर 
ब्रह्मगयसागर 
बरह्मजिनदास 
ग्रहाजीबन्धर 
बह्मदेव 
ब्रह्मनेमिदतत 
ब्रह्म साधारण कवि 
भगवतोदास 
भट्टवोसरि 
भट्टाकलडू 
भागचन्द 
भारामल 
भावसेन त्रेविद् 
भास्कर 
भास्क रनतन्दि 
भुवनकीत्ति भट्टा रक 
भतबलि 
भूधरदास 
भूघरमिश्र 
भेया भगवतीदास 
मंगरस 
मंगराज 
मधुर 
मनरंगलाल 
सनोहरलाल (मनोहरदास) 
मलयकीति 


मल्लिभषण भट्टारक 
मल्लिषेण 


ई० १५६० 
१९वीं शर्ती मध्य 


वि० १७वीं शती 
वि० १७वीं धैती 

वि० १७वीं शती 

वि० १८वीं शती 

वि० सं० १४५०-१५२५ 
वि० १६वीं शतती 

ई० १२वीं शती 

वि० १६वीं शत्ती 

बि० १५वीं शती 

वि० १७वीं शत्ती 

ई० ११वीं झती अन्त 
ई० १६०४ 

१९-२०वीं शतती 

वि० सं० १८-१९वीं शती 
ई० १३वीं शती मध्य 
ई० १४२४ 

वि० सं० १६वीं शती 
वि० सं० १५०८-१५२७ 
ई० ८७के करीब 

वि० १८वीं शत्ती 


वि० १८वीं शती 
ई० १५०८ 
ई० १५५० 
ई० १३८५ 
बि० १०वीं शत्ती 
सं० १८वीं शती 
वि० १५वीं शती 
वि० १६वीं शती 
ई० ११वीं शत्ती 


डीरे११ै 
४२९८ 
४२६३ 

डी2८४ 
डी३ण्४ड 
३।४४२ 
४३०२ 
३॥३३८ 
३॥२८७ 
३॥३१० 
३।४०२ 
४२४२ 
ड२३८ 
३।२४५ 
४॥३११ 
४२९६ 
४३०४ 
३॥२५६ 
४३११ 
३।३०७ 
३॥३३६ 

२॥५५ 
४२७२ 
४)२०६ 
४२६३ 
४३१० 
४३११ 
४३११ 
४२०९ 
ड२८० 
३।४२८ 
३॥३७३ 
३॥१६९ 


परिक्षिष्ट : ४५५ 


महनन्दि मुनि 


महाकीति 
महावीराचार्य 
महासेन द्वितीय 
महासेनाचार्य 


महितसागर 


महीचन्द्र 

महीन्दु (महीचन्द्र) 
महेन्द्रसेन (महेन्द्रभूषण) 
माधनन्दि 

माणिकचन्द कवि 
माणिक्यनन्दि 
माणिक्यराज 
माधवचन्द त्रेविद 


मानतुज् 
भेघराज 


मेधावी पण्डित 
यतिवुषभ 

यद्ष:कीति 

यश:कीति प्रथम 
यशोभद्र 

योगदेव पण्डित 

रदइधू महाकवि 

रघु 

रत्नकीति 

रत्नकीति (रत्ननन्दी) 
रत्नाकरवर्णी 

रन्‍न कवि 

रविचन्द्र मुनीन्‍द्र 
रविषेण 

राजमल्ल 

राजमल्ल 

राजसिंह कवि (रल्ह) 


वि० १६वीं शती 


ई० ९.वीं शतीका आदि 
ई० ८-९वों शती 

ई० १०वीं शतोका उत्तराध॑ 
शक सं० १६९०४ 

शक सं० १६-१७वीं शती 
वि० १६वीं शती 

वि० १७-१८वीं शत्ती 

ई० १२वीं शतती उत्तराधे 
वि० १७वीं शत्ती 

ई० १००३ 

वि० १६वीं शी 

ई० ९७३५-१००० 

६-७वीं शतो 


वि० १६वीं शती 

ई० १७६के करोब 

वि० १५-१६४वीं शत्ती 
वि० ११-१२वीं शत्ती 
वि० ६ठी छतोके पूर्व 
१५-१६वीं शत्ती 

वि० सं० १४५७-१५३६ 
शक सं० १७-१८वीं शत्ती 
शक सं० १८वीं शती 
वि० १६वीं शती उत्तराधं 
ई० १६वीं शती 

ई० १०वीं शतती 

ई० १२-१३ेबीं शती 
वि० सं० ८४०से पूर्व॑ 
वि० १६-१७वीं शती 
वि० १७वीं शती 

वि० १४वीं शती 


४५६ : तोथंकर महावीर और उतकी आवचायंपरम्परा 


३४१९ 
४३२१ 

३॥३४ 
३२८६ 

शा५५ 
४॥३२७ 
४३२१ 
४२२५ 
३।४५१ 
३।२८२ 
४२३७ 

३॥४१ 
४२३५ 
३॥।२८८ 


. २२६७ 


४३१९ 
४६७ 
२।८० 

३।४०७ 

४१७८ 

२४५० 

४२४३३ 

४१९८ 

४।२२२ 

ड।रे२२ 

३।४रे४ 

४३०९ 

४।२०७ 

३॥३१६ 

२।२७६ 

४३०४ 
४७६ 

४३०६ 


राजादित्य 

रामचन्द्र मुमुक्षु 

रामसेन 

रूपचन्द्र (रूपचन्द्र पाण्डे) 
लक्ष्मणदेव 


लक्ष्मी चन्द्र 
लक्ष्मीचन्द्र कवि 
कृक्ष्मीदास 
ललितकीति 

लाखू 

लोहट 

वज्जसूरि 

बष्पदेव 

वढ्ध॑मान द्वितीय 
बर्द्धमान प्रथम (भट्टारक) 
वसुनन्दि प्रथम 
वाग्मटट प्रथम 
वादिचन्द्र 

वादिराज 
वादीभसिंह 

वामदेव पण्डित 
वामन मुनि 
विजयकीति भट्ठारक 
विजयवर्णी 
विजयसिंह 
विद्यानन्द 
विद्यानन्दि भटूटारक 
विनयचन्द्र 
विमलकीत्ति 
बिमलसूरि 
विशालकीति 
विशेषवादि 

वीर कवि 


ई० ११२० 

ई० १३वीं शती मध्य 
ई० ११वीं शतती उत्तराध 
सं० १६४० 

१४वीं शती 

शक सं० १७वीं शत्ती 


बि० १८वीं शती 

वि० १०वीं शतती 

वि० सं० १२७५-१३१३ 
वि० १८वीं बती 

वि० ६ठी शती 

वि० ५-६ठा शती 

वि० १६-१७वीं शती 
ई० १४वीं शतो उत्तराद्ध 
ई० ११-१२वीं शती 
ई० ११-१२वीं शती 
वि० सं० १६३७-१६६४ 
ई० १०१०-१०६५ 

वि० «वीं शती 

वि० १५वीं शती 
ई० १२-११वीं शती 

वि० १६वीं शत्ती 

ई० १३वीं शत्ती 

बि० १६वीं शती 

ई० ७७५-८४० 

वि० सं० १४९९-१५३८ 
ई० १शवीं शती 

१३वीं शती 

ई० ४थी शती लगभग 
शक सं० १८वीं शती 
ई० ११वीं शतीसे पूर्व 
वि० सं० ११वीं शती 


४३११ 
४।६९ 
३। २१२ 
४२२५ 
४२०७ 
४३२१ 
४२४३ 
डीरे०४ 
३॥४५२ 
डी१७१ 
४२०३ 
२४५० 
२॥९५ 
३॥४४६ 
३।३५८ 
३।२२३ 
डीौरर 
४७१ 
३॥८८ 
३॥२५ 
४६५ 
४३१६,३१७ 
३॥३६२ 
४३३ 
४२२७ 
२।३४८ 
३।३६९ 
४१९१ 
४२०६ 
२।२५४ 
डा३२२ 
२।४५१ 
४१२४ 


परिश्विष्ट : ४५७ 


वीरचन्द्र 

वीरदास (पासकीति) 
वीरनन्दि 

वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती 
वीरसेनाचार्य 
धोम्मरस 

वृन्दावन दास 
शाकटायन (पाल्यकीर्ति) 
शॉन्‍्त (शान्तिषेण) 
शान्तिकीति 

दाह ठाकुर कवि 
शिरोमणिदास 
शिवाय 

शुभकीति 

शुभचन्द्र 

शुभचन्द्र 

शुभचन्द्र 

श्रीचन्द 

श्रीदत्त 

श्रीधर तृतीय 

श्रीधर द्वितीय 
श्रीधर देव 


श्रीधर प्रथम (विवुध श्रीधर) 


श्रीधरसेन 
श्रीधराचार्य 
श्रीधराचाय॑ 

श्रीपाल 

श्रीभूषण 

श्रुतकीति भट्‌टारक 
श्रुतमुनि 

श्रुतसागर सूरि 
सकलकीति भद्टारक 


वि० सं० १५५६-१५८२ 
शक सं० १६वीं शत्ती 
ई० ९५०-९९९ 
ई० १२वीं शती मध्य 
ई० ८१६ 
ई० १४८५ 
वि० सं० १८४२ 
ई० १०२५के पुव॑ 
वि० ७वीं शी 
ई० १५१९ 
वि० १७वीं शती 
वि० सं० १७वीं शती 
ई० प्रथम शती 
वि० १५वीं शती 
ई० १२०० 
वि० ११वीं शती 
सं० १५३५-१६२० 
ई० ११वीं शती 
वि० ४-"वीं शती 
वि० १३वीं शत्ती 
वि० १३वीं शती 
ई० १५०० 
वि० १२वीं शत्ती 
ई० १३-१४वीं शती 
ई० ८-०वीं शती 
ई० १०४६ 
वि० वीं शती 
वि० १७वीं शती 
वि० १६वीं शतो 
ई० १३वीं शतो उत्तरा््ध 
वि० १६वीं छाती 
वि० सं० १४४३-१४९९ 


४५८ : तीघंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


३|३७४ 
डीरे२० 

३।५३ 
३॥२६९ 
२।३२१ 
४।३११ 
२१२९९ 

३॥१६ 
२।४५१ 
४३११ 
४२३३ 
डर३े०रे 
२।१२२ 
३॥४११ 
४॥३११ 
३।१४८ 
३।३६४ 
४१३१ 
२।४४८ 
४१४९ 
४१४५ 
४३११ 
४१३७ 

ही 
३।१८७ 
४३११ 
२।४५२ 
३।४२३९ 
३।४३० 
३।२७२ 
३।३९१ 
३।३२६ 


सदासुख काशलीवाल 
सुध < कवि 
समन्‍्तभद्र 

सहवा 

सालिवाहन कवि 
साल्व 

सावाजी 

विद्धसेन 

सिहनन्दि 

सिंह महाकवि 
सुप्रभाचाय॑ 

सुमति 

सुमतिकीतति 
सुमतिदेव 
सुरेन्द्रकोति 

सुरेन्द्र भूषण 
सूरिजन 

सोमकीति 
सोमदेवर्सारि 
सोमनाथ 

सोमसेन 

स्वयंम्भुदेव महाकवि 
हरिचन्द कवि (जगमित्रहल) 
हरिचन्द द्वितीय 
हरिचन्द्र महाकवि 
हरिदेव 

हरिषेण 

हरिषेण 

हस्तिमल्छ 


वि० सं० १८५२ 


ई० ररी शत्तो 
शक स०» १७वीं शती 
वि० १७वीं शत्ती 
ई० १५५० 
शाक सं० १६वीं शती 
वि० सं० ६२५ के आसपास 
ई० ररी छाती 
वि० १२-१३वीं शती 
११-१२वीं शती 
८वीं शत्तोके लगभग 
वि० १६-१७वीं शती 
७-८वीं शती 
वि० १८वीं शती 
वि० १८वीं शती उत्तराड 


बवि० सं० १४८०-१५०० 
ई० ९५९ 
ई० ११५० 
वि० १७वीं शती उत्तराध॑ 
ई० ७८३ 
बि० १५वीं शती 
१५वीं शत्ती 
ई० १०वीं शती 
घवि० १२-१५वीं शत्ती 
ई७० १०वीं शती मध्य 
वि० ११वीं शत्ती 
ई० ११६१-११८१ 


४२९४ 
४३०६ 
२।१७१ 
४३२२ 
४२६२ 
४३११ 
४३२१ 
२।२०५ 
२४४४ 
४।१६६ 
४१९७ 
२।४४६ 
३॥२७७ 
३१२८७ 
३।४५१ 
१।४५० 
४॥३२१ 
रे। २४४ 
३॥७० 
४३११ 
३|।४४र 
४९५ 
४२१४ 
४२२२ 
डीर४ 
४२१८ 
३॥६३ 
४१२० 
३॥२७५ 


परिक्षिष्ट : ४५९ 


२. ग्रन्थानुक्मणिका 


श्ज्य 
अकलद्याष्टकवचनिका 
अक्षयनिधिदशमी कथा 
अक्षरवावनी 
अक्षरबत्तीसिका 
अजितनाथपुराण 
अजितनाथरास 
अजितपुराण 
अजितपुराण 
अज्जनाचरित 
अअज्जनापवनञ्जय 
अट्वाबीसमूलगुणरास 
अठाईब्रत-कथा 
अणत्थमियकहा 
अणथमिउकहा 
अणज॑त्तवयकहा 

अणुपेहा 
अणुवयरयणपईव 


अुवेक्खा 

अणुवेक्सा दोहा 
अध्यात्मममलमातंण्ड 
अध्यात्मतरज़िणी 
अध्यात्मतरज्िणो (योगमार्ग) 
अध्यात्मतरज्िणी-टीका 
अध्यात्मपच्चीसी 

अध्यात्म रहस्य 
अध्यात्मवाराखड़ी 


भन्थकार 


सदासुख काशलीवाल 
ललितकीत्ति 

ब्रह्म ज्ञानसागर 
भगवतीदास 

रन्न 

ब्रह्म जिनदास 
विजयसिह 
अरुणमणि 

भट्टारक भुवनकीत्ति 
हस्तिमल्ल 
जिनदास 

महीचन्द्र 

हरिचन्द्र द्वितीय 
रद्घू 

गुणभद्र 

ब्रह्म साधारण 
लाखू 

ञल्हू 

लक्ष्मीचन्द्र 
राजमल्ल 

शुभचन्द्र 

सोमदेव 
गणधघरकीत्ति 
दीपचन्द शाह 
आशाधर 
दोलतराम कासल़ीवाल 


४६० ; तीचंकर महावीर और उ नकी आपघार्यपरम्परा 


खण्ड एवं पृष्ठ 
४२९६ 
३॥४५३ 
३|४४३ 
४२७२ 
४३०७ 
३॥३४२ 
४२२८ 
- ४९० 
३।३३८ 
३॥२८१ 
३।३४० 
४३२१ 
अधररर 
४२०५ 
४२१८ 
४२४२ 
४१७६ 
४२४२ 
४२४२ 
४८१ 
३।३६६ 
३।८८ 
३॥२४४ 
४२९४ 
४४५ 
४२८२ 


अध्यात्मसन्दोह्‌ जोइन्दु २२५१ 


अध्यात्मसवेया रूपचन्द्र डी२५८ 
अनगारघर्मामृत (धर्मामृत) आदग्ाधर ४४६ 
अनथमीकथा भगवतीदास ४२४० 
अनन्तकथा जिनसागर ३४५० 
अनन्तनाथपुराण जन्न ४३०९ 
अनन्तनाथपूजा गुणचन्द्र शे४डररे 
अनन्तनाथस्तोत्र क्षत्रसेन रे।४४० 
अनन्तब्रतकथा भट्टारक पद्मनन्दि शेरे२५ 
अनन्तब्रतकथा ललितकीत्ति ३४५३ 
अनन्तबत्रतकथा नेमिचन्द्र डीरडरे 
अनन्तदब्रत्तकथा अभयकीत्ति ४३२१ 
अनन्तब्रतकथा चिमणा ४३२१ 
अनन्तत्रतपूजा जिनदास ३।३र५९ 
अनन्तव्॒तरास जिनदास रे।३३५ 
अनादिबत्तीसिका भगवतीदास ४२७२ 
* अनिरुद्धहरण ब्रह्म जयसागर ४३०३ 
अनुपेहा रास जल्हिगले डैरटर 
अनुभवप्रकाश दीपचन्द शाह ४२९४ 
अनेकार्थनाममाला भगंवतीदास ४।२४१ 
अपराजितशतक रत्नाकरवर्णी ४३०९ 
अमरकोदटीका आशाधर ४४५ 
अमरसेनचरित माणिक्यराज ४२३७ 
अमितगतिश्रावकाचार-वचनिका_ भागचन्द ४२५७ 
अम्बादेवी रास देवदत्त ४२४२ 
अम्बादेवी रास देवदत्तमहाकवि ४१२४ 
अम्बिकाकल्प शुभचन्द्र ३।३६५ 
अम्बिकारास ब्रह्म जिनदास े।रे४३े 
अधंकाण्ड दुरगंदेव ३२०४ 
अथंप्रकाशिकावचनिका सदासुख काशलीवाल ४२९६ 
'अर्थप्रकाशिका-टीका परमेष्ठीसहाय ४३०५ 
अर्थसंदृष्टि टोडरमल ४२८६ 


परिक्षिष्ट : ४६१ 


अंकथानक 
अद्धनेमिपुराण 
अहुंत्पाद्यकेवली 
अहुन्तआरती 

अलखु रचिन्तामणि 
अष्टपदा्थे 

अष्टपाहुडभाषा 

अष्टशती (देवागमविवृति) 
अष्टसहस्नी 


अष्टाजुसम्यक्त्वकथा 
अष्टाडगहुदयोद्योतिनीटीका 
अष्टाहिका-पूजा 
अष्टाह्लिका-कया 
अष्टाह्लिका-गीत 
अहनानूर-कवितासंग्रह 
आइरियमत्ति 
आकाहापञुचमी कथा 
आगमविछास 
आगमसार 
आचारसार 
आत्मबत्तीसी 
आत्मसम्बोधकाव्य 
आत्मसम्बोपनकाव्य 
आत्मानुशासन 
आत्मानुशासन-टोका 
आत्मानुशासन-वचनिका 
आत्मावलोकन 
आदीत्यरास 
आदित्यवा रकथा 
आदित्यवारकथा 
भआदित्थवा रकथा 
आदित्यवा रकथा 


बनारसीदास 
नेमिचन्द्र 


वृुन्दावनदास 

अजितसेन 
जयचन्द छाबड़ा 
विद्यानन्द 


आशापर 


पुष्यसागर 
गज्भादास 
अगवतीदास 
गज्भादास 


४६२ ! तीवंकर महाबीर और उनको आवायंपरम्परा 


'डीरप५ 
४२०९ 
४३०१ 
डीर२१ 

डॉर३१ 
४३१८ 
डरणर 
२३१७ 
२३६३ 
३३४० 

४४५ 
३॥३३० 
३॥३६५ 
रे।३६६ 
४३१७ 
२११५ 
३२४५३ 
४२७८ 
रेर३० 
३॥२७१ 
ड२८२ 
४२०१ 
शे।र३५२ 

३।११ 

३।५० 
४२८६ 
डीरेथड 
४२३९ 
डी३२१ 
डीरेर२ 
रोरढ० 
३।४४८ 


आदित्यवारब्रतकथा 
आदित्यवतकथा 
आदित्यब्रतकथा 
0 

आदिनाथपञ्चकल्याणककथा 
आदिनाथ-स्तवन 
आदिनाथ-स्तोत्र 
आदिनाथ-पुराण 


आदिनाथ-विनती 
आदिपुराण 
» (वृषभनाथचरित्र) 


आदिपुराण 


ड् 


7 


है 
आदिपुराण-वचनिका 
आदीश्व र-फाग 


आप्तपरीक्षा (स्वोपज्ञवृत्तिसहित) 


आप्तभामांसा (देवागमस्तोत्र) 
आयज्ञानतिलक 
आयासपंचमीकहा 
आरतीसंग्रह 


| 
आराधना 


आराधनाकथाकोश 
आराधनाप्रतिबोधसार 
आराधनासार 
आराधनासार-टीका 
आराधनासार-समुच्चय 
आलापपद्धति 
आलोचना 
आलोचनाजयमाल 


ब्रह्मनेमिदत्त 
गुणचन्द्र 
जिनसागर 
अभयकीत्ति 
महितसागर 
जिनदास 
जिनसागर 
ब्रह्जिनदास 


सोमकीत्ति 

गुणभद्र 
भट्टारकसकलकीत्ति 
महीचन्द्र 
आदिपम्प 
जिनसेन 
हस्तिमल्ल 
दौलत राम कासलीवाल 
ज्ञानभूषण 
विद्यानन्द 
समन्तभद्रस्वामी 
भट्टवोसरि 
गुणभद्र 

चिमणा 
महितसागर 
अमितगति द्वितीय 
ब्रह्मनेमिदत्त 
सकलकीत्ति 
देवसेन 

आशाघर 
रविचन्द्र 

देवसेन 
ब्रह्मजीवन्धर 
जिनदास 


३४०७ 
३॥४२३ 
३।४४९ 
डैरे२१ 
डीरे२० 
३३४० 
३।४५० 
३।३४० 


३॥३४६९ 
३२॥९ 
३॥३३३ 
४३२१ 
४३०७ 
३।॥३४१ 
शेरे८२ 
४२८२ 
३।३९५४ 
२३५२ 
२।१८९ 
२।२४७ 
४२१७ 
४३२१ 
४३२० 
२३५९४ 
रे।४०४ 
३॥३३० 
२३७७ 
४४५ 
३॥।३१८ 
२३८२ 
३॥३८७ 
३॥३४० 


परिष्ठिष्ट : ४६३ 


आश्चयंचतुर्दशी 
आाख्व-त्रिभज्जी 
आध्यात्मिक पत्र 
इष्टोपदेण 
इष्टोपदेश-टीका 
उत्तरपुराण 


उदयनकुमारकाव्य 
उदयादित्यालद्भार 


उपदेशरत्नमाला 
उपदेशशतक 


उपदेशशुद्धसार 


मगवत्तीदास 


श्रुतमुनि 
टोडरमल 


पूज्यपाद 

आशाधर 

भट्टारक सकलकीत्ति 
गुणभद्र . 
उदयादित्य 
र्‌हइघ्‌ 
झानतराय 
तारणस्वामी 


उपदेशसिद्धान्त (उपदेशरत्नमाला) दीपचन्दशाह्‌ 
रलनकीत्ति 


उपदेदशसिद्धान्तरत्नमाला 


उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला-वचनिका भागचन्द 


उपासकाचार 
उपासकाध्ययन 
ऋषभनाथकी धूलि 
ऋषिपञ्चमी 
ऋषिमण्डल-पूजा 


ऋषिमण्डलपूजा-वचनिका 
एकीभावस्तोत्र 
औदाय॑चिन्तामणि 
कथाकोश 


कथाकोशछन्दोबद्ध 
कथाविचार 
कन्नडव्याकरण 
कमलवत्तीसी 
करकध्हुचरिउ 
करकण्डुचरित 


अमितगति द्वितीय 
वसुनन्दि प्रथम 
सोमकीत्ति 
सुरेन्द्रभूषण 
शानभूषण 

सदासुख कासलीवाल 
वादिराज 
श्रुतसागरसूरि 
श्रीचन्द्र 


जोधराजगोदीका 
ब्रह्मदेव 
टेकचन्द 
भावसेन त्रेविद् 
नयसेन 
सारणस्वामी 
कनकामर 


र्‌हघू 


४६४ $ तीर्थकर महावीर और उनकी आणार्यपरम्परा 


डी२७२ 
रे।२७४ 
४२८६ 
२२२५ 


३॥३३३े 

३॥९ 
४२१७ 
डी३११ 
४२०१ 
४२७७ 
डीरेडरड 
४२९४ 


. डीरे३२ 


४।२९७ 
२।३५४ 
३॥२२७ 
२।३४७ 
३४५० 
३॥३५२ 
डर५९ 
३।१०३ 
३॥३९८ 
४१२५ 
डीरेण्रे 
३॥३१३ 
४३०८ 
३।२६० 
२३।२६९५ 
जीरएडड 
४१६१ 
डी२०१ 


शी 
करकण्डुरास 
कर्नाटकभाषाभूषण 
कमंकाण्ड-टीका 
कमं-दहन-पूजा 
कमंनिज रचतुदंशीव्रत-कथा 
कमंप्रकृति 
कमंप्राभुत-टीका (अनुपलब्ध) 
कमंविपाक 
कमंविपाकरास 
कल्यांणकरास 
काल्याणका रक 


4 
कल्याणमन्दिर 
कल्याणमन्दिरपृजा 
कविराजमार्गं 
कंव्वगर 
कसायपाहुड (पेज्जदोसपाहुड) 
कातन्त्ररूपमाला 
काड्जिकाब्रत-कथा 
कामचाण्डाली-कल्प 
कारणगुणषोडशी 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा 
कालिकापुराण 
काव्यानुशआासन 
काव्यालद्भा र-टीका 
काव्यालोचन 
कुण्डलकेशीमहाकाव्य 
कुरलकाव्य 
कुरल-टीका 
कुरूंतोगई कवितासंग्रह 
कुसुमंजजिकहा 


शुभचन्द्र 
जिनदास 

नागवर्मा द्वितीय 
सुमत्तिकीत्ति 

शुभचन्द्र 

ललितकीत्ति 
अ्षभयचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
समन्‍्तभद्र 

भटारक सकलकीत्ति 
जिनदास 

विनयचन्द्र 

सोमनाथ 


उग्रादित्याचाये 
सिद्धसेन (कुमुदचन्द्र) 
देवेन्द्रकीत्ति 


नृपतु ग 

ओड्य्य 

गुणधर 
भावसेन त्रेविद्य 
ललितकीत्ति 
मल्लिषेण 
र्‌इघू 

शुभचन्द्र 
देवेन्द्रकौत्ति 
अभिनववाग्भट्ट 
आशाधघर 
नागवर्मा द्वितीय 
एलाचाय॑ 
धमंसेन (घरूमर) 


ब्रह्म साधारण 


३।३६६ 
३॥३४० 
४३१० 
३।३७९ 
३३६५ 
२।४५३ 
३॥३२० 
२१९८ 
3३४ 
३॥३३५९ 
४१९२ 
४३११ 
३।२५४ 
२२१५ 
२।४४९ 
४३११ 
४३०८ 

२३१ 
३॥२६० 
३॥४५३ 
३।१७६ 
४२०१ 
३॥३६६ 
डा३२१ 

ड४० 

४४५ 
४३१० 
४३१७ 
डीैरे१२ 
४३१७ 
४३१७ 
४२४२ 


वरिशिष्ट : ४६५ 


कृपणजगावनचरित 
केवलभुक्तिप्रकरण 
कोइल-पंचमी-कहा 
कोमुइ-कहा-पबंघु 
क्रियाकलाप 
क्रियाकलाप-टीका 
क्रियाकोश 
क्रियाकोषभाषा 
क्षत्रचड़ामणि 
क्षपणासार 
क्षपणासार-वचनिका 
क्षेत्रणणित 
क्षेत्रपाल-गीत 
क्षेत्रपाल-पूजा 
क्षेत्रपाल-स्तोत्र 
खगेन्द्रमणिदपंण 
खटोलना-गांत 
खटोला-रास 
खातिकाविशेष 
खिण्डीरास 


गणधरवलयपूजा 


गणितसार त्रिशतिका) 


गणितसा रसंग्रह 
गद्यकथाकोश 
गयचिन्तामणि 


गन्धहस्तिमहाभाष्य (अनुपलब्ध) 


गरुडपड्चमी-कथा 
गिरिनार-यात्रा 


गीतपरमार्थी (परमार्थगीस) 


गीत्तवीतराग 
गुणमथ्जरी 


ब्रह्म गुलाल 
शाकटायन 

ब्रह्म साधारण 
रइघू 

आशाधर 

प्रभाचन्द्र 
किशनसिह 
दौलतराम कासलीवाल 
वादीभसिंह 

नेमिचंद्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 
राजादित्य 

छुभचन्द्र 

गंगादास 

जिनसागर 

मंगराज 

रूपचन्द्र 
ब्रह्मजीवन्धर 
तारणस्वाभी 
भगवतीदास 
शुभचन्द्र 
सकलकीत्ति भट्टारक 
श्रीधर 
महावीराचाय॑ 
प्रभाचन्द्र 
वादीभमसिह 
समन्तभद्र 

महीचन्द्र 


मेघराज 


रूपचन्द 
अभिनव चारुकीत्ति 
अगवतीदास 


४६६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचायंपरम्परा 


डीरि०४ 

शी२४ 
२४२ 
४२०१ 


२।५१ 
४२८० 
४२८२ 

३॥३१ 
२४३३ 
४२८६ 
४२३११ 
३।३६६ 
३॥४४८ 
२३४५० 
४३११ 
डीरप९ 
३॥३८८ 
४२४४ 
४२२९ 
३।२३६५ 
३॥३३० 
३१९२ 

३॥२६ 

३।५० 

३॥३३ 
२१९८ 
डीरे२१ 
'डै३२० 
४२५८ 

डॉ८ट७ 
डीर७२ 


गुणस्थानमेद 
गुणस्थान-वेलि 
गुरु-छन्‍्द 
गुरु-जयमाल 
गुरूपदेशश्रावकाचार 
गुरु-पूजा 

गुरु-पूजा 


गुर्वावली 

गोम्मटदेव-पूजा 

गोम्मटसार करम्मंकाण्ड 
गोम्मटसार कमंकाण्ड-टीका 
गोम्मटसार जीवकाण्ड 
गोम्मटसार जीवकाण्ड-टीका 


गोम्मटसार-पू जा 
गोम्मटेश्वर-चरित्र 
गोवेद्यग्रन्थ 
ज्ञानचेतनानुप्रेक्षा 
ज्ञानचन्द्राभ्युदय 


ज्ञानदपंण 
ज्ञानदीपक 
धानदीपिका 
ज्ञानलोचनस्तोत्र 
ज्ञानविरागविनती 
ज्ञानसमुल्चसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसूर्योदयनाटक 
ज्ञानसूयोदयनाटक-वचनिका 
ज्ञानाणंव 
ज्ञानाणंव-भाषा 
चंदप्पहचरिउ 


2 


दीपचंदशाह 
ब्रह्मजीवन्धर 
शुभचन्द 
जिनदास 
डाल्राम 
चन्द्रकीत्ति 
ब्रह्मजिनदास 
जिनदास 
सोमकीरत्ति 
ब्रह्मज्षानसागर 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 
टोडरमल 


चन्द्रभ 
कीत्तिवर्मा 
गुणचन्द्र 
कल्याणकीत्ति 


दीपचंदशाह 
ब्रह्मदेव 
आशाधर 
जगन्नाथ 
ब्रह्मजीवन्धर 
तारणस्वामी 
पद्मसिहमुनि 
बादिचंद्र 
भागचन्द 
शुभचंद्र 
जयचंद छावड़ा 
श्रीधर प्रथम 
यशा:कीत्ति 


डीरड 
३।३८८ 
र।३२६९५ 
३॥३४० 
४३०६ 


३॥३२५ 
३॥३४० 
३।३४७ 
३े।४४रे 
राध्रेड 
४२८६ 
राधररे 
४२८६ 
४२८६ 
४३११ 
४३११ 
र४ररे 
४३११ 


४२५४ 
३॥३१३ 

४४५ 

डी९१ 
रारे८७ 
४२४४ 
३॥२८८ 

डी७दे 
४२५७ 
३।१५३ 
डीर५२ 
'डी९ै४४ 
४१७९ 


परिक्षिष्ट : ४६९७ 


चंदप्पहर्चारिउ दामोदर द्वितीय 
चंदणछट्ठी-कहा गुंणभद्र 
चंदायणवय-कहा गुणभद्र 
चतुरबनजारा भगवतीदास 
चतुर्धिशतिजिनस्तवन ब्रह्मजीवन्धर 
चतुर्विशतिसन्धानस्वोपज्ञटीकासहित जगन्नाथ 
चअत्दनषष्ठीकथा लाखू 
चन्दनषष्ठीवत्तपूजा शुभचन्द्र 
चन्दनाचरित रु 
चन्द्रप्रभचरित वीरनन्दि 

| शुभचन्द्र 
चन्द्रप्रभचरित-भाषा जयचन्द छावड़ा 
चन्द्रप्रभपु राण अग्गल 
चामुण्डरायपुराण (त्रिषष्ठीपुराण) चामुण्डराय 
चारित्तपाहुड कुन्दकुन्द 
चारित्तभत्ति हे 
चारित्रशुद्धिविधान शुभचन्द्र 
चारित्रसार चामुण्डराय 
चारुचरित भारामल 
चारुदत्तप्रबन्धरास जिनदास 
चित्तनिरोधकथा वीरचन्द्र 
चित्रहंसुवे राजादित्य 
चिद्विलास दीपचन्दशाह 
चूड़ामणि काव्य न 
चुनड़ी भगवतीदास 
चूनडीरास विनयचन्द्र 
चूणिसूत्र (कसायपाहुडवृत्ति) यतिवृषभ 
चुलामणि तोलामुलितेवर 
चेतनकरमंचरित भेया भगवत्तीदास 
चेतनपुद्गलधमाल (अध्यात्मधवाल) बल्ह 
चेतन्यफाग कामराज | 
चोबीसठाना तारणस्वामी 


४६८ : तीथंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


४६९७ 
डी२१७ 
४२१७ 
डीर४० 
३॥३९० 

४९१९ 
४डी१७५ 


३॥।३६५ 
३।३६७ 

३।५५ 
३॥।३६७ 
४२९२ 
४३११ 

४॥२८ 
२११४ 
२११५ 
३॥३६९५ 

४२८ 
डीरे०५ 
३॥३३५९ 
३॥३७७ 
४३११ 
४२५४ 
४३१७ 
४२४० 
४१९१ 

र[८८ 
४३१६ 
४२६६ 
४२३२ 
डंरे२१ 
४२४४ 


जंबुसामिचरिउ 
जंबूदीवपण्णत्ति 
जटामुकुट 
जन्माभिषेक 
जम्बूचरित 
जम्बूद्वीपपूजा * 


जम्बूस्वामीचरित 


जम्बूस्वामीपुराण 

जम्बूस्वामी रास 
जम्बूस्वामिवेलि 

जयघवला (कसायपाहुड-टीका) 
जलगालन-रास 

जसहरचरिउ 


| 


दौलतराम कासलीवाल 
जिनदास 
मनरंगलाल 
वुन्दावनदास 
छत्रसेन 
तारणस्वामी 


वृन्दावनदास 
अभिनव वाग्भट्ट 
नागवर्म 
दौलतराम द्वितीय 
इन्द्रनन्दि द्वितीय 
बीर कवि 
पद्मनन्दिप्रथम 
गज्भादास 
पृज्यपाद 
खुशालचन्द काला 
जिनदास 
ब्रह्म जिनदास 
तथमल विलाला 
राजमल्ल 
पाण्डे जिनदास 
दयासागर 
ब्रह जिनदास 
भट्टारक सकलकोत्ति 
जिनसेन 
भुवनकीत्ति 
ब्रह् जिनदास 


वीरचन्द्र 
जिनसेन द्वितोय 
ज्ञानमूषण 
अमरकीत्तिगणि 
पुष्पदन्त 


४२८२ 
३३४० 
डी३०६ 
'डीरे०१ 
दे।४ं४६ 


४९०१ 

डीरे५ 
४३१० 
४२८९, 
३।२२१ 
डी१२७ 
३॥११० 
र।४४८ 
शरर५ 
४३०३ 
र।२४० 
रे३र५ 
४२८१ 

४७९५ 
४३०४ 
डी३२२ 
३॥३४० 
३॥३२९ 
४३२२ 
३॥३३७ 
३।३४३ 
३॥३७६ 
२।३४७ 
३३५४ 
४१५७ 
४१११ 


परिशिष्ट : ४६९ 


जसहूरवयरिउ रइचघू 
जातकतिलक श्रीधर 

9 श्रीधराचायं 
जिनन्दगीत जिनदास 
जिनरत्तिकहा यह:कीत्ति 
जिन आन्तरा वीरचन्द्र 
जिनकथा जिन सागर 
जिनगुणविलास नथमल विलाला 
जिनचतु्ण्शितिस्तोत्र जिनचन्द्र 
जिवचौबीसी अह्यश्ानसागर 
जिनदत्तकथा लाखू 
जिनदत्तचरित राजसिंह कवि 

१ गुणभद्र 
जिनयश्कल्प आशाधर 
जिनवरस्वामी विनती सुमतिकीत्ति 
जिनदतक भूषरदास 
जिनसहस्ननाम-टीका श्रुतसागरसूरि 
जिनेन्द्रमालईं न 
जिमंघरचरिउ रइधू 
जिल्लादन्तसंवाद सुमतिकीत्ति 
जीणंधरचरित रइघ्‌ 
जोरापल्लीपादवंनाथस्तवन भट्टारक पद्मनन्दि 
जीवकचिन्तामणि तिरुक्‍कतेवर 

के तिरुतक्‍कतेवर 
जीवड़ा-गीत जिनदास 
जोवतत्त्वप्रदीपिका(गोम्मटसा रटोका) टोकाकार नेमिचन्द्र 
जीवन्धरचम्पू हरिचन्द 
जीवन्धरचरित दोलतराम कासलीवाल 

१३ नथमल विलाला 

है भास्कर 

$४ शुभचन्द्र 
४७० : तीथंकर महायोर और उनको आवार्यपरम्परा 


४२०५ 
२।१५२ 
४३११ 
३।२४० 
३।४११ 
३।२७६ 
३॥४४५ 
४२८१ 
३॥३८३ 
३।४४र 
शे४४२ 


४१७५ 
४|३०६ 

/ ३१४ 
४४९ 
३।३७९,२८० 
४२७५ 
३॥२९८ 
४३१७ 
४२०१ 
३॥३८० 
४२०१ 
शे३२३े 
४३१६,२३१७ 
४२३१३ 
३॥।३४० 
३॥४१५९ 
४२० 
४२८२ 
४२८१ 
४३११ 
३॥३६७ 


जिनसागर 
जिनसागर 


भट्टारक भुवनकीत्ति 
जिनदास 

कोटेश्वर 

समन्तभद्र 

राजादित्य 

पृज्यपाद 


बुन्दकुन्द 
भगवततीदास 


पाण्डे जिनदास 
ललितकीत्ति 
चन्द्र कीत्ति 
जिनसागर 

ब्रह्म जिनदास 
जयसागर 

ब्रह्म जिनदास 
श्रीघर 
इन्द्रनन्दि प्रथम 
मल्लिषेण 

ब्रह्म जीवन्धर 
छत्रसेन 

बल्ह 
भगवतीदास 
सकलकीत्ति 
पुष्पदन्त 

ब्रह्म साधारणकवि 
गुणभद्र 
बालचन्द्र 


कुन्दकुन्द 
2 


रे४५० 
डॉ३२२ 
३॥३३७ 
३॥३४० 

डा३११ै 

डीरि१८ट 
२१९८ 
४३११ 

२।२३० 
२११५ 
४२४० 

४३०४ 
३।४५३ 

३।४४२ 
३।४५० 
३२।३३५९ 
४३०२ 
३॥३४२ 
३।१९३ 
३१८० 
३।१७६ 
२३॥३९७० 
३॥४४६ 
४२३२ 
४२३५ 
३।३३० 
४११० 
४२४२ 
४२१८ 
४१५० 


२।११६ 
४२०१ 


परिद्षिष्ट : ४७१ 


तत्त्वसार 

तस्वसारदूहा 
तस्थानुशासन 
तंस्थार्यंटीका 
तत्त्वाथंबोघ 
त्त्वार्थवात्तिक (सभाष्य) 
तत्त्वार्थवृत्ति (सर्वार्थ) 
तत्त्वाथंवृत्तिपदविव रण 


(सर्वार्थंसिद्धिव्याख्या) 
तत्त्वा्थ-श्रुतसागरीटीका-वचनिका 


तत्त्वाथंइ्लोकवात्तिक 
तत्त्वार्थंसार 


॥ 
तत्त्वाथंसारदीपक 
तत्त्याथंसृत्र 

है 


तत्त्वाथंसू त्रभाषा 


तस्ता्थ॑सू बवृत्ति (सुखसुबोधटीका) 


तियालचक्कवीसीकहा 
तिरूककलम्बकसम्‌ 
तिखनुद्रु स्तोत्र 


लिलोयपण्णत्ति 
तिसट्ठिमहापुरिसचरिउ 


रामसेन 
समन्‍सभद्र 

जोइन्दु 
बधजन 
अकलडू 
पूज्यपाद 


प्रभाचन्द्र 
टेकचन्द 


विद्यानन्द 

अमृतचन्द्र सूरि 

वामदेव 

सकलकीत्ति 

गृद्धपिच्छायं (उमास्वामी) 
बुहतृप्रभाचन्द्र 

दौलतराम कासलीवाल 
जयचन्द छावड़ा 
भास्करनन्दि 
ब्रह्म साधारणकवि 


यतिवृषभ 
रइचघू 


४७२ : तीथेकर महावीर और उनको आचायंपरम्परा 


डीरेण्ट 
डीरथप 
४१५८ 
३॥३५२ 
३।३९८ 
३॥३१३ 
२।३८० 
३॥३६९ 
३॥२३८ 
२१९८ 
२२९१ 
४२५८ 


- बैर३े०५ 


२२२५ 


३॥५० 
२३६१ 
२।३१४ 
२॥४०८ 

४६९७ 
३।३३५ 
२॥१५३ 
रे३०० 
४२८२ 
४२५२ 
२।३०९५ 
४२४२ 
४३१८ 
४३१८ 

२९० 
४२०१ 


तस्वाथंश्रुतसाग री-टीका 
त्रिभज्जीसार 
त्रिलोकसा र-टीका 
त्रिंलक्षणकदर्थंन 
त्रिलोकदपंण 
त्रिकोकसा र 

त्रिलोकसा र-संस्कृतटीका 


त्रिलोकसारपूजा 
त्रिषष्ठिस्मृतिशास्त्र 
ज्ेपनक्रिया 
त्रेपनक्रियागीत 
श्रेपनक्रिया-विनती 
तलोक्यदीपक 


- थोस्सामि-थुदि (तित्थयरभत्ति) 
दंसगकह रयणकरंडु 
दंसण-पाहुड 

दया रस-रास 

दर्शन-सार 

दर्शन-स्तोत्र 
दशभकक्‍्त्यादिमहाशास्त्र 
दशलक्षण 

ददालक्षणकथा 


युष्पदन्त 

ब्रह्म जीवन्धर 
महितसागर 
जयसागर 
वुन्दावनदास 
शुभचन्द्र 

टेकचन्द 
तारणस्वामी 
माधवचन्द त्रेविद्य 
पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) 
खडगसेन 
नेमिचन्द्र सिद्धन्तचक्रवर्ती 
माधवचन्द्र त्रेविद्य 

टोडरमल 

वामदेव 

आशाधर 

ब्रह्म गुलाल 

सोमकीत्ति 
गंगादास 

वामदेव पण्डित 
वामदेव 

कुन्कुन्द 

श्रीचन्द्र 

कुन्दकुन्द 
गुणचन्द्र 

देवसेन 

ब्रह्य जीवन्धर 
वर््धंमान द्वितीय 
महितसागर 


ब्रह्म ज्ञानसागर 


डी११० 
रे।रे५१ 
डीरे२० 
४३०२ 
४३०१ 
२३६५ 
२।३६५ 
४३०५ 
२४४ 
३।२८८ 
२।२४१ 
॥२८० 
२४२७ 
३॥२५९० 
४२८६ 

४६९७ 

४४७ 
दी३े०४ 
३॥३४७ 
३४४८ 

४६९ 

४६९७ 
२११६ 
'॥१३४ 
२।११४ 
३॥४२४ 
२२७० 
३॥३८७ 
३४४७ 
डीर२े२० 
३।४४३ 


परिशिष्ट : ४७३े 


दद्लक्षणजयमाला 
दह्मलक्षणरास 
दह्यलाक्षणीव्रतकथा 
दहुलक्खणवयकहा 
दानकथा 

दानबावनी 
दानशीलतपभावना रास 
देवागम-स्तोत्रटीका 
देवेन्द्रकीत्ति की त्रावाणी 
दरश-भक्ति 
द्रव्यसंग्रह-भाषावचनिका 
द्रोपदीहरण 
दादशाज्ुपुजा 


द्वादशानुप्रेक्षा 
हि 
0 


॥े 
द्वादशीकथा 
द्विसन्धानमहाकाव्य 
धण्णकुमा रचरिउ 
धण्णकुमाररास 
घनकलश कथा 
चनपालरास 
धन्यकुमा रचरित 

| 
धम्मपरिक्खा 
धम्मरसायण 
धर्मंचरिततटिप्पण 


रइ्घ 


छ 


भगवत्तीदास 


जिनदास 
ललितकीत्ति 
गुणमभद्र 
भारामल 
यानसराय 
सूरिजन 
जयचन्द छावड़ा 
महितसागर 
पृज्यपाद 
जयचन्द छावड़ा 
छत्रसेन 
श्रीभूषण 
भगवतीदास 
दीपचन्दशाह्‌ 
सकलकीत्ति 
कात्तिकेय 
ब्रह्मज्ानसागर 
घनञ्जय 
रइघू 
जिनदास 
ललितकीत्ति 
जिनदास 


खुशालचन्द काला 
सकलकीत्ति 


ब्रह्म नेमिदत्त 
गुणभद्र द्वितीय 

जयचन्द छावड़ा 
हरिषेण 
पद्मनन्दि प्रथम 
अमरकीत्ति गणि 


४७४ : तीथंकर महावीर और उनकी आधचार्यपरम्परा 


४२०१ 
दीरर३े५ 
३॥३३५ 
३॥४५३ 
४२१८ 
डी३०५ 
डीरे७७ 
४३३१ 
डीर५२ 
४३२० 
२२२५ 
४२९२ 
३॥४४६ 
३।४४१ 
'४२४०,२६५६ 
४२५४ 
३॥३३० 
२१३८ 
शेडंडरे 
४८ 
४२०४ 
३।३३५९ 
३।४५३ 
रे३४० 
डीरे०र 
शेरे३२ 
३।४०४ 
४५५ 
४२५२ 


४१२२ 
३।१२१ 
४१५७ 


धममंपरीक्षारास 
धमंरत्नाकर 
धमंरत्नोद्योत 

धर्मरसिक 

घमं-विलास (द्यानत-विलास) 
ध्मंशर्माभ्युदय 
धर्मसंग्रहश्नावकाचार 
धमंसरोवर 

धमंसा रदोहाचौपाई 
धर्मामृत 
धर्मोपदेशचूड़ामाणि 
धर्मोपदेशपीयूषवर्षी श्रावकाचार 
घवलाटीका 

ध्यानप्रदीप 

नद्रीणाई कवितासंग्रह 
नन्दीश्वर-आरती 
नन्‍्दोश्वर-उद्यापन 
ननन्‍्दीश्वरपूजा 
नन्दीश्वरव्रत-कथा 
नरकउतारीदुग्धारसकथा 
नरकउतारिदुधारसी-कथा 
नरपिंगल 


नवकारपच्चीसी 
नवरस पद्मयावलछी 


मधुर 
अमितगति द्वितीय 


शतकीत्ति 
विशालकीत्ति 
जयसेन 
मनोहरलाल 
ब्रह्म जिनदास 
जयसेन 
जगमोहनदास - 
सोमसेन 
द्यानतराय 
हरिचन्द 
मेधावी 
जोधराज गोदीका 
शिरोमणिदास 
जयसेन 
गुणदास 
जयसेन 


अमरकीत्ति गणि 
ब्रह्म नेमिदत्त 
वीरसेन 
अमरकीत्ति गणि 


देवेन्द्रकीत्ति 
जिनसागर 
घन्द्रकीत्ति 
लल्तिकीत्ति 
गुणभद्र 
बालचन्द्र 
शुभचन्द्र 
घनसागर 
बनारसीदास 


४३११ 
२।३५३ 
३॥४३२ 
४१२२२ 
डी३०्८ 
४डी२८१ 
३॥।३४२ 
३।१४१ 


३॥४४५ 
४२७८ 

ड२० 

४६८ 
४३०३३ 
४३०३ 
डीर३े०८ 
४३१९ 
३।२९५ 
४१५८ 
३।४०५ 
रशर३े२४ 
डी१५८ 
डीर३१७ 
२४४९ 
३।४५० 
३४४२ 
४५३ 
४२१८ 
४१९१ 
डीरेर१ 


३।४५२ 
अर१२ 


परिक्षिष्ट : ४७५ 


नवस्तोत्र 
नागकुमारकथा 
नागकुमा रकाव्य 
हर 
नागकुमारचरित्र 


8 


नागकुमररास 
नागद्रारास 
तागश्रीरास 
नाटकसमयसार 
नाममाला 


है (घनञ्जयनिषण्टु) 


नालडियर 
नालडियरटीका 
निःशल्याष्टमी कथा 
निःशल्याष्टमीविधानकथा 
निश्व॑रपंचमीकहा रास 
नित्यनियमपूजा 
नित्यमहाद्योत 
निददूसिसत्तमीनयकहा 
निमित्तशास्त्र 

नियमसार 

नियमसार त्तात्पयंवृत्तिटीका 
निर्दोषसप्तमी कथा 
नीतिवाक्यामृत्त 

नीलकेशी काव्य 
नेमिफूमाररास 
नेमिचन्द्रिका 
नेमिचरितरास 


वज़नन्दि 
ब्रह्म नेमिदत्त 
मल्लिषेण 


नथमल विलाला 
माणिक्यराज 
बाहुबली 
धर्मंघर 

ब्रह् जिनदास 
ज्ञानभूषण 
ब्रह्म जिनदास 
बनारसीदास 
तारणस्वामी 
बनारसीदास 
घनञ्जय 


अनेक कवि 
पदुमनार 

ब्रह्द ज्ञाससागर 
ललितकीत्ति 
विनयचन्द्र 

सदासूख कासलीवाल 
आशाघर 

ब्रह्म साधारण कवि 


कुन्दकुन्द 

पप्मप्रभ (मलघारिदेव) 
लल्ितकीत्ति 

सोमदेव 

वीरचन्द्र 

मनरंगलाल 

ब्रह्म जोवन्धर 


४७६ : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्मपरम्परा 


३॥२८६ 
रे४०४ 
३।१७१ 
४२१७ 
४२८१ 
४२३७ 
डी२११ 
४५८ 
३३४१ 
२३॥३५२ 
३।३४रे 
डैर५२ 
४२४५ 
४२५२ 
४८ 
४३१२ 
४३१३ 
३॥४४३ 
३॥४५३ 
४१५०२ 
४२५६ 


४२४२ 
२२६६ 
रा११४ 
३॥१४७ 
३॥४५३ 

शे७रे 
४३१७ 
३।३७७ 
डी२े०६ 
३।३८८ 


नेमिजिनेश्वर संगीत 


मंगरस ४३१० 
नेमिधर्मोपदेश ब्रह्म श्ञानसागर शे४४रे 
नेमिनरेल्द्रस्तोत्र स्वोपज्ञ जगन्नाथ ४९१ 
नेमिनाथ छन्द शुभचन्द्र ३३६९ 
नेमिनाथपुराण ब्रम्ह नेमिदत्त शेडगड 

३ भागचन्द ४२५७ 
हे क्णपायं॑ ४३०९ 
नेमिनाथपूजा ब्रम्ह ज्ञानसागर रे।४४रे 
नेमिनाथबारहमासा बल्ह डी२३े३े 
नेमिनाथ भवान्तर सहवा ४३२२ 
५ महीचन्द्र ४३२१ 
नेमिनाथरास जिनसेन द्वितीय (भट्टारक) ३॥३८७ 
नेमिनाथवसन्त वल्ह्‌ ४२३२ 
नेमिनिर्वाणकाव्य वाग्मट टप्रथम ४२४ 
। ब्रह्मनेमिदत्त रेडण्ड 
नेमिनिर्वाणकाव्यपश्जिका टीका ज्ञानभूषण शेरे५२ 
नेमीर्वरगीत सकलकीरति ३३३० 
नेमीर्वररास जिनदास ३।३४० 
नोकारश्रावकाचार जोइ दु २२४८ 
न्‍्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रयव्याख्या) प्रभाचन्द्र ३॥५० 
न्‍्यायदीपिका भावसेन त्रेविद्य ३।२६१ 
ता अभिनव धर्मभूषण २३५७ 
न्यायदोपिकावचनिका सदसुख काशलीवाल ४२५६ 
न्यायविनिश्चय (सकृत्ति) अकलडूु २३०९ 
न्‍्यायविनिश्वयविवरण वादिराज ३।१०४ 
न्यायसूर्यावलि भावसेन त्र॑ विद्य ३२२६१ 
पउठमचरिउ स्वयम्भू '४९८,१०३ 
पउमचरिय विमलसूरि २२५७ 
पंचमीचरिउ स्वयंभु ४।१०१,१०रे 
$ चतुमु ख ४९५ 
पक्खबइवयकहा गुणभद्र ४२१७ 
पलवाड़ारास भगवत्तीदास ४२३५ 


परिश्चिष्ट : ४७७ 


पञ्चकल्याणकपुजा 


पथ्चकल्याणकोद्यापनपूजा 


पञ्चगुरुभक्ति 
पञ्चपरमेष्ठीगुणवर्णन 


पडवपरमेष्ठीपजा 


पणथ्चमज्ूल (मज़ुलगीतप्रबन्ध) 


पञ्चसंग्रह 


पञु्चाध्यायी 
पञ्चास्तिकाय 


4 
पञ्न्भास्तिकायटीका 


पञ्चास्तिकाय-तात्पय॑वृत्तिटीका 


पड्चेन्द्रियसंवाद 
पण्डितपूजा 
पत्तुपाट्ट-कवितासंग्रह 
पत्रपरीक्षा 
पदमपुराणवचनिका 
पदायंसार 

पदसंग्रह 


पदसाहित्य 
पश्नचरितत (पद्मपुराण) 
पश्मनन्दि-पञ्चविज्यत्त 
पद्मपुराण 


शुभचनद्र 
ज्ञानभूषण 
कुन्दकुन्द 
जिनदास 
महितसागर 
सकलकीत्ति 
रूपचन्द्र 
अमितगत्तिद्वितीय 
राजमल्ल 
कुन्दकुन्द 
बृुधजन 
अमृतचन्दसूरि 
जयसेन द्वितीय 
भेया भगवतीदास 
त्तारणस्वामी 


विद्यानन्द 
दौलतराम कासलीवाल 


भागचन्द्र 

बुधजन 

जयचन्द छावड़ा 
दौलतराम द्वितीय 
भेया भगवतोदास 
द्यानतराय 


३।३६५ 
३॥३५२ 
२।११५ 
३।३४० 
४३२७० 
३॥३३० 
४२६० 
२।३५९५५ 


४८१ 
२।११३ 
४२९८ 
२।४१७ 
३।१४३ 
४२६५ 
४२४४ 
४३१७ 
२३५६ 
४२८२ 
४३१८ 


४२९७ 
४२५९८ 
४२९५२ 
४२८५ 
४२९५ 
डी२७७ 
४२७६ 
२२७८ 
३॥१२५ 
डी३०३ 
३४३२४ 
डरे२२ 
डी३१९० 


पद्मावतीकथा जिनसागर रे।४५७० 
प्मावतीपूजा सुरेन्द्रकीति श४५१ 
पशावतीस्तोत्र जिनसागर ३४५० 
डी छत्रसेन ३।४४६ 
पद्यसंग्रह नरेन्द्रकीतिं डर२२ 
परमहंस (रूपक काव्य) सूरिजन ४३२१ 
परमहंसरास ब्रह्म जिनदास ३।३४१ 
परमागमसार श्रुतमुनि ३।२७५ 
परमात्मप्रकाश जोइ दु २२४८ 
परमात्मप्रकाशवचनिका दौलतराम कासलीवाल ४२८२ 
परमात्मराजस्तोत्र सकलकीत्ति ३॥२३३५ 
परमार्थंदोहाशतक (दोहापरमाथं) रूपचन्द्र ४२५७ 
परमार्थपुराण दीपचन्दशाह ४२९५४ 
परमार्थप्रकाशवृत्ति ब्रह्मदेव ३॥३१५ 
परमेष्ठीप्रकाशसार श्रुत्कीत्तिं ३४३२ 
परीक्षामुख माणिक्यनन्दि रे४रे 
पल्लिविधानकथा ब्रह्मश्ानसागर ३॥४४२े 
पल्लिब्रतोद्यापन शुभचन्द्र ३२३६५ 
पवनदूत वादिचन्द्र ४७३ 
पाण्डवपुराण चन्द्रकोतिं ३४४२ 
बुलाकीदास ४२६३ 

यशःकीति ३॥४११ 

गा शुभचन्द्र ३।३६७ 

हे ठकाप्पा डरेर२ 
वादिचन्द्र ४७३ 

पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुण-संस्तुति)पात्रकेसरी रर४० 
पारिखनाथभवान्तर मेघराज ४३२० 
ह गड्भादास डरे२२ 
पादवेनाथकाव्यपण्जिका शुभचन्द्र ३३६५ 
पाइवेनाथचरित्र वादिराज ३॥९५२ 
पाइवनाथपुराण पाइवं पण्डित ४३११ 
हा (पाइ्वंपुराण॥।  चन्द्रकीति शेडडरे 


परिद्तिष्ट : ४७९ 


फरक््य॑नाथपुराण 
पाएवेसाथपूजा 


| 


पाइवबनाथभवान्तर 
काइवंनाथस्तवन 
पाइव॑नाथस्तोत्र 


| (लक्ष्मीस्तोत्र) 


पादवेनाथाष्टक 
पाइवंपञ्चकल्पाणक 


पाहवंपुराण 


पाएवाम्युदय 
पांसणाहचरिउ 
पासणाहचरिड 


पासपुराण 
पाहुडदोहा (बारहखड़ी दोहा) 


पिजुलशास्त्र 


पुष्याश्रवकथा 
पुष्याश्रवकथाकोश 
पुण्याश्रववचनिका 
पुफ्फंजलीकहा 
पुरनानुरुकवितासंग्रह 
पुरन्दरबिधानकथा 
पुरन्दरब्रतकथा 
पुराणसा रसंग्रह 


पुरुषा्थसिद्धभुपाय 


सकलकीति 
अन्द्रकीतिं 
बरद्यशानसागर 
छत्रसेन 
गंगादास 
श्रुतसागरसूरि 
जिनसागर 
पद्मप्रभमलधारिदेव 
सकलकीतिं 
जयसागर 
बादिचन्द्र 
भूघरदास 
जिनसेन 
श्रीधरप्रथम 
वेवचन्द्र 


रहघू 
असवाल कवि 


मुनि पद्मनन्दि 
तेजपाल 
महनन्दिमुनि 
राजमल्ल 
भगवतीदास 


रह्घू 
रामचन्द्र मुमुक्षु 
दौलतराम कासलीवाल 


गुणभद्र 
ललितकीति 
देवेन्द्रकीति 
सकलकीत्िं 
अहंद्रास 
अमृतचन्द्र सूरि 


४८० : तीर्थंकर महावीर और उनकी आवचार्यपरम्परा 


३।३३४ 
३।४ढरे 
३।४४३ 
३।४४९ 
३।४४८ 
३॥३५४ 
३॥४५० 
३े। १४७ 
शेरेरे० 
डीरे०२ 

डाी७२ 
'२र७रे 
२२३४० 
४१४० 
४१८२ 
४२०२ 
डी२२५ 
३॥२०९५ 
४२११ 
३॥४२० 

४८१ 
४२७२ 
४२०१ 

४७१ 
४२८२ 
४२१८ 
डी३१७ 
३४५३ 
३।४५२ 
रेरेरे४ड 

डॉपरे 
२४०५ 


पुरुषार्थसिद्ुपाय-टीका (अपूर्ण) टोडरमल 
»... (टीकापू्ति) दोलतरास कासलीवाल 
पुरुषार्थ सिद्धभुपायटीका भूधरमिश्र 
पुष्पदन्तपुराण गुणवर्म 
पुष्पाउजलिकथा जिनसागर 
पुष्पाञ्जलिरास जिनदास 
पुष्पाञ्जलिब्रतकथा ललितकीतिं 
|) ब्रह्मजिनदास 

पुष्पा>जलिब्रतपूजा शुभचन्द्र 
पूजाष्टकटीका ज्ञानभूषण 
पुर्णपअ्चाशिका द्यानतराय 
पोसहरास ज्ञानभूषण 
प्रतिबोधचिन्तामणि श्रोभूषण 
प्रतिष्ठातिलक ब्रह्मदेव 
प्रतिष्ठापाठ हस्तिमल्‍्ल 
प्रतिष्ठासा रसंग्रह वसुनन्दिप्रथम 
प्रतिष्ठासूक्तिसंग्रह वामदेव 
प्रद्म्मचरित सिंह कवि 

श रइघू 

कट सुधारू कवि 

हो महासेन 

हे सोमकीतिं 
प्रमाणनिर्णय वादिराज 
प्रमाणपदार्थ ( अनुपलब्ध ) समन्तभद्र 
प्रमाणपरीक्षा विद्यानन्द 
प्रमाणपरीक्षावचनिका भागचन्द 
प्रमाणप्रमेयकलिका नरेन्द्रसेन 
प्रमाणसंग्रह ( सवृत्ति ) अकलंक 


प्रमाणसंग्रहभाष्य ( प्रमाणसंग्रहा- 


प्रमा-प्रमेय 


लद्भार ) बृहद अनन्तीय॑ 


भावसेन त्र विद्य 


प्रमेषकमलमात्त॑ण्य ( परीक्षामुख- 


दे१ 


व्याख्या ) प्रभाचन्द्र 


४२८६ 
४र८२ 
डी३े०६९ 
'डी३०९ 
३॥४५० 
३॥३३५ 


३।४५३ 
३॥३३५९ 


३।२६५ 
३।३५२ 
४२७७ 
३।३५४ 
३॥४४१ 
३॥३१३ 

३।२८ 
३॥२३१ 

४५७ 
४१७० 
४२०१ 
४३०९ 

३॥५७ 
३!३२४७ 
३।१०५ 
२।१५८ 
२२५५ 
४२९७ 
३॥४२७ 
२३११ 


३॥४१ 
३।२५५ 


३॥५० 
परिशिष्ट : ४८१ 


प्रमेय रत्नमाला 


प्रमेयरत्नमालालद्भधार ( प्रमेयरत्ना- 
लखुूर ) अभिनव चारुकीतति 


प्रमेय रत्नमालाटीका 


प्रमेयरन्‍्नाकर ( अनुपलब्ध ) 


प्रवचनंसार 
प्रवचनसार 
जग 


प्रवचनसारटीका 


प्रवचनसारत्तात्पयंवृत्तिटीका 
प्रवचनसारसरोजभास्कर 


प्रश्नोत्तरोपासकाचार 
प्राकृतपञ्चसंग्रह 
भ्राकृतपञ्चसंग्रहटीका 
प्राकृंतपञ्न्चसंग्रहर्व॒त्त 
प्राकृतलक्षण 
प्राकृतव्याक रण 
प्रीतिकरचरित 


प्रीतिकरमहामुनिचचरित 


बनारसीविलास 
बलहहचरिउ 
बारस-अणुवेक्खा 
बारस-अणवेक्वारास 
बारह-भावना 
बारहमासा 

डा 
बारहब्त 
बारह॒ब्रत-गीत 
बालगृहचिकित्सा 


बाहुबलिचरिउ ( कामचरिउ) 
बाहुबलिवेलि ( बाहुवेलि ) 
बीजगणित 


लघु अनन्तवोयं 


जयचन्द्र छावड़ा 
आशाधर 


कुन्दकुन्द 
जोधराज गीदीका 
वुन्दावनदास 
अमृतचन्द्र सूरि 
जयसेन द्वितीय 
प्रभाचन्द्र 
सकलकीति 
अभितगति द्वितीय 
सुमतिकीत्ति 
पद्चनन्दि प्रथम 
शुभचन्द्र 
समनन्‍्तभद्र 
जोधराज गोदीका 
ब्रह्मनेमिदत्त 
बनारसीदास 
रइघू 


कुन्दकुन्द्‌ 
योगदेव पण्डित 
रइघू 
गुणचन्द्र 
महेन्द्रसेन 
गुणचन्द्र 
जिनदास 
देवेन्द्रमुनि 
घनपाल द्वित्तीय| 


वीरचन्द्र 
श्रीधर 


४८२ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


३।५३ 


ड८८ 
४२९५२ 

४५ 
२॥१११ 
डारे०रे 
४३०१ 
रा४१६ 
३॥१४३ 

३॥५० 
३॥३३३ 
रशा३९५ 


“३।३७९ 


२।१२४ 
३।३६५ 
२१९८ 
४३०३ 
३।४०४ 
डीर५४ 
४२०४ 
२११४ 
डारडरे 
४२०१ 
शे।४२३ 
३।४५१ 
३।४२३ 
३२।३४० 
४२११ 
४२१४ 
३।३२७७ 
३।१९२ 


बीसतीर्थदुर जयमाल ब्रह्म जीवन्धर 
बुद्धिविलास बसत्तराम 
बुधधनविलास बुधजन 
बुधजन-सतसई के 
बुधप्रकाश उन्दोबद्ध टैकचन्द्र 
बृहत्‌ कथाकोश हरिषेण 
बृहत्सिदचक्रपूजा रइघू 
बृहत्‌ स्वम्भूस्तोत्र ( चतुविंगति 
स्तोत्र ) समन्तभद्र 

बृहद्द्व्यसंग्रह नेमिचन्द्र मुनि 
बृहद्द्रव्यसंग्रहटीका ब्रह्मदेव 
बोहपाहुड कुन्दकुन्द 
ब्रह्मविलास भेया भगवतीदास 
भक्तामर ( मराठी अनुवाद ) जिनसागर 
भकक्‍तामरपूजा ज्ञानभूषण 
भक्तामरस्तोत्र मानतुज्भ 

» ९ पद्यानुवाद ) जयचन्द्र छावड़ा 
भगवती आराधना ( मूलाराधना ) शिवायं 
भगवती आराधना-वचनिका सदासुख काशलीवाल 
भट्टारक विद्याधरकथा जिनदास 
भद्रबाहु चरित रत्नकीति 
भद्रबाहुचरित किशनसिह्‌ 
भद्गबाहुरास ब्रह्म जिनदास 
भरत-भुजवलिचरित पाभो 
भरतेशवेमव रत्नाकरवर्णी 
भरतेष्वराभ्युदय आशाघर 
भविष्यदत्तचरित पद्मसुन्दर 
भविष्यदत्तचरित रइघू 
भविष्यदत्तबन्धुकथा दयासागर 
भविष्यदत्तरास जिनदास 
अविसयत्तकहा घनपाल 
भविसयत्तचनरिउ श्रीधर द्वितीय 


श।३९१ 
डा३०५ 
ड२९८ 


४३०५ 
३।६६ 
डी२०१ 


२१८५ 
रश४वरे 
३॥३१३ 
२११४ 
४२६४ 
वर२२ 
३।३५२ 
शर७५ 
४२५२ 
२१२८ 
४२५६ 
शरे४० 
३॥४३७ 
४२८० 
३।॥३४३ 
३॥४५२ 
ड३०५ 

४४५ 

॥74। 
'॥२०१ 
डीरे२२ 
शे३े४० 
४११४ 
४१४९ 


परिद्चिष्ट ४ ४८३ 


भव्यजनकण्ठाभरण 
भावत्रिभज्भी 
आवदीपिका 


भावनाद्वात्रिशतिका 
भावनापद्धति 


भावपाहुड 
भावसंग्रह 


मुक्ति-मुक्तिविचार 


भुजब॒लिचरितम्‌ (भुजबलिदतकं) 


भुवनकीतिंगीत 


भूपालचतुविशतिकाटीका 


भेदविज्ञान (आत्मानुभव) 


भैरवपद्मावतीकल्प 


मउडसत्तमीकहा 


मणिमेखले महाकाव्य 
मदनपराजय 
मधुबिन्दुकचोपाई 
मनकरहारास 
मनबत्तीसी 
मन्त्रमहोदधि 
मन्दिरसंस्का रपूजा 
ममलपाहुड़ 
मयणजुज्क्ष 
मयणपराजयचरिउ 
मरणकण्डिका 
मल्लिगीत 
मल्लिणाहकव्व 
मल्लिनाथचरित 
मल्लिनाथपुराण 


अहुंद्यास 
श्रुतमुनि 
दीपचन्दशाह 
जोधराजगोदीका 
अमितगति द्वितीय 
पद्मनन्दि भट्टारक 
कुन्दकुन्द 
देवसेन 
बामदेव पण्डित 
भावसेन त्रेविद्य 
दोड्डय्य 
बल्ह्‌ 
आशाघर 
द्यानतराय 
मल्लिषेण 
गुणभद्र 
ब्रह्म साधारण कवि 
नागदेव 
भैया भगवत्तीदास 
भेया भगवतीदास 
भैया भगवतीदास 
दुर्गदेव 
वामदेव 
तारणस्वामी 
बल्ह 
हरिदेव 
दुर्गदेव 
सोमकीति 
जयमित्रहल 


सकलकीति 
नागचन्द्र 


इ८४ : तीर्थंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 


४५२३ 
३।२७४ 
डीरथड 
४३०३ 
रार५४ 
३।३२४ 
२११४ 
२॥३७१ 

४६९९ 
३।२६१ 

४७५ 
४२१३२ 

डी४५ 
४२७५९ 
२।१७४ 
४२१७ 
४२४२ 
४३१९७ 

४६४ 
४२७० 
डीरे४० 
अर७२ 
३१२०५ 

६७ 
२४४ 
डी२३० 
४२२० 
३।२०४ 
३॥।३४६ 
४२१६९ 
३॥३३१ 
डीौरे०८ 


महापुराण 
महापुराणकलिका 
महापुराणटिप्पण 
महाभारत 
महाभिषेकटीका 
महावीरचरिउ 
महावीरछन्द 
महावीराष्टक 
मालारोहण 
मालारोहिणी 
मिथ्यात्वखण्डन 
मिथ्यातुक्डविनती 
मुकूटसप्तमीकथा 
मुक्तावलीगीत 
मुनिसुव्रतकाव्य 


मुनिसुव्रतपुराण 
मूलाचार 


मूलाचा 
मूलाचार-आचार-वृत्ति 
मूलाचार-प्रदीप 
मूलाचारप्रशस्ति 
मूलाराधनाटीका 
मुगाद्ुलेखाचरित 
मृत्युमहोत्सववचनिका 
मेथिलीकल्याणस्‌ 
मेघमाला 
मेरु-मन्दरपुराण 


मेरुपूजा 
मेहेसरचरिउ (आदिपुराण) 
मोक्खपाहुड 


मोक्षमाग प्रकाशक 


मोहविवेकयुद्ध 


मल्लिषेण 
रइघ्‌ 

शाह ठाकुर 
प्रभाचन्द्र 
चतुमु ख 
श्रुतसागर सूरि 
अमरकीरतिगणि 
शुभचन्द्र 
भागचन्द्र 
तारणस्वामी 
ब्रह्मनेमिदास 
बखतराम 
जिनदास 
ललितकीतति 


३।१७४ 
४२०१ 
डीररे५ 

३॥५० 

डापप्‌ 
३३५९८ 
४१५७ 


३।३६९९ 
४२९५७ 
डीरेढरे 
३।४०६ 
४३०५ 
३॥३४० 
३२।४५३ 
२॥३२० 

४५१ 


डी<५ 
२।११९,१२० 
३॥२२६ 
शे३३े३े 
३४३० 
४४५ 
४२४१ 
४२९६ 
३॥२८१ 
४३२१ 
४३१६ 
३।४४६९ 
डी२०१,२०३ 
२॥११४ 
४२८६ 
डैर५५ 


परिध्चिष्ट : ४८५ 


यशोधरचरित-पद्मानुवाद 
यहोघररास 

मै 
युकत्यनुशासन 
युक्‍त्यनुशासनालद्धार 
योगसार 
योगसागरप्राभृत 
योगसारभाषा 
रक्षाविधानकथा 
रत्नकरण्डश्रावकाचा र 
रत्नकरण्डश्रावकाचार-टीका 


रत्नकरण्डश्रावकाचा रवचनिका 


रत्लत्रय 
रत्नत्रयविधान 
रल्नत्रयव्रत-कथा 


ब्रह्मशानसागर 
गुणचन्द्र 
श्रुतसागर सूरि 
सोमदेव 
अज्ञात 
लक्ष्मीदास 


ज्न्त 

मेघराज 
नागोआया 
पद्मनाभ कायस्थ 
ज्ञानकीर्ति 
वादिचन्द्र 
वादिराज 
सकलकीति 
सोमकीर्ति 
श्रुतसागर सूरि 
लोहट 

ब्रह्द जिनदास 
सोमकीति 
समन्‍्तभद्र 
विद्यानन्द 
श्रुतकीति 
जोइंदु 
अमितगति प्रथम 
बुधजन 
ललितकीति 
समन्‍्तभद्र 
प्रभाचन्द्र 
सदासुख काशलीवाल 
महितसागर 
आशाधघर 
ललितकीति 


४८६ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आशार्यपरम्परा 


३।४४रे 
र।४२३ 
३।३९५४ 
३।८३ 
४३१७ 
४३०७ 
४३०९, 
डी३२० 
४३२१ 
४५५,५६ 
४५६ 
४७३ 
३१०० 

. शेर३१ 
३।३४७ 
३।३९४,४०० 
डीरे०४ 
३॥३४१ 
३॥३४७ 
२॥१९० 
२॥३६५ 
३।४३२ 
२२५१ 


२३८५ 
४२९८ 
३।४५३ 
२॥१९१ 

२॥५० 
४२९६ 
'डी३२० 

४४५ 
३॥४५३ 


रत्नन्नय-रास 
रत्नत्रयी 
रत्नभूषणस्तुति 
रत्नाकरशत्तक 
रयणत्तयवय-कहा 
रमणसार 


रविवय-कहा (आदित्यवारकथा) 
रक्विय-कहा 


रविवार-कथा 
रविन्नत-कथा 

2 
रसरत्नाकर 
राखीबन्धन रास 
राजमती-नेमिसुर ढमाल 
राजमत्ति-रास 
राजीमति-विप्रलम्भ 
रात्रिभोजन-कथा 
रात्रिभोजनत्याग-कथा 
रातज्रिभोजन त्यागब्रतकथा 
रामचन्द्रहलदुलि 
रामचरित 
रामपुराण 


शैग 
राम-सीतारास 
रामायण 
रायमल्लाभ्युदयमहाकाव्य 


रावणपादइवंनाथस्तोत्र 
रिद्रणेमिचरिउ 
रिष्टसमुच्चय 
रुकिमणीहरण 
रोहिणीरास 
रोहिणीविहाणकहा 


ब्रह्मश्ानसागर 
भगवतीदास 
गुणचन्द्र 
आशाधर 
भारामल 
ब्रह्म नेमिदास 
किशनससिंह 
गुणदास 
ब्रह्म जिनदास 
सोमसेन 
पद्मनाम 
ब्रह्म जिनदास 
कुमुदेन्दु 
पह्मसुन्दर 
भट्टारक ५ . दि 
स्वयंभु 

दुर्गदेव 


गुणदास 
जिनदास 
देवनंदि 


न्नः 


३।३३० 
४२०१ 
डौर०२ 
४३०९५ 
४२१८ 
२११५ 
३।४११ 
डीर४र 
४३२० 
४२४३ 
३॥३४२३ 
४२११ 
३२।४४३ 
४२४० 
३४२४ 

४४५ 
४३०५ 
३॥४०६९ 
४२८० 
४३१५९ 
३।३४० 
३।४४४ 
४३११ 
३॥३४१ 
४३११ 

डी८३ 


३॥३२३ 
४।१०१,१० ३ 
३।१९५९ 
डी३१५ 
३॥३३५९ 
अर४२ 


परिष्चिष्ट : ४८७ 


रोहिणीव्रतकथा ललितकीति 
रोहिणीवतरास भगवतीदास 
लघीयस्त्रय (स्वोपशवृत्तिसहित) अकलदडूदेव 
लघुद्रव्यसंग्रह नेमिचन्दमुनि 
लघुनयचक्र देवसेन 
लघुसीतासतु भगवतीदास 
रद्धिविहाणकद्ा गुणभद्र 
लब्धिविधानकथा ललितकीत्ति 
लब्धिसार नेमिचन्द्र सिद्धा्तचकवर्ती 
लब्धिसार टीका टोडरमल 
लवणांकुशकथा जिनसागर 
लाटीसंहिता राजमल्ल 
लिंगपाहुड कुन्दकुन्द 
वड़्ढमाणकहा(जिणरत्तिविहाणकहा) नरसेन 
वड्ढमाणचरिउ श्रीघर प्रथम 

श हरिचन्द्र जयमित्रहल 
वर्धमानचरित नबलशाह 
वढ्ंमानत्ररित भट्टारक पह्मसन्दि 

१ असग 

कि भट्टारक सकलकीतिं 
वर््धमानपुराण आच्चण्ण 
वरागचरिउ तेजपाले 

$ देवदत्त 
बरांगचरित न- 

|) जटासिंहनन्दि 

अर भट्टारक वर्द्धमान प्रथम 
वंलेयापत्ति महाकाव्य -- 
बसनन्‍्तविलास (वसन्तविद्याविलास) 32903 
वसुनन्दिश्नावकाचार टब्बा बोस्ल रात काशलीवाल 
बस्तुकोश नागवर्मा द्वितीय 
वारहमासी गीत महीचन्द 
विक्रान्तकौरव हस्तिमल्ल 


४८८ : तीथकर महावीर ओर उनकी आधचार्यपरम्परा 


रेढपरे 
डी२४० 
२३०६ 
२।४४२ 
२३८१ 
डी२४० 
४२१८ 
३।४५३ 
२४३२ 
४२८६९ 
३॥४५० 

डा८० 
२।११४ 


२२३ 


४१४२ 
४२१६ 
४४४५ 
२३॥३२६ 


४१२ 
३॥३३१ 


४३११ 
४२११ 
४२४३ 
४९२४ 
२२५५ 
३।३६९० 
डी३१७ 
३।३८० 
४२८२ 
डी३१० 
४३२१ 
३॥२८० 


विक्रमाजुनविजय (अपरनामभारत) 
विजयकीतिंछन्द 


वित्तसार 
विद्यानन्दमहोदय 
बिनतो 
विमलपुराण 
विवाहपटल 
विवेकविलास 
विश्वतत्त्वप्रकाश 


विध्वलोचनकोश (मुक्तावलीकोश) 


विषापहार-पूजा 
विधापहारस्तोत्र 
विहरमानतीर्थ दूर-स्तुति 
वीतरागस्तोत्र 
बीरजिनिन्दर्गीत 
वीरविलासफाग 
वुन्दावनविलास 
बृषभदेवपुराण 
वेद्यसांगत्य 
वेद्यामृत 
वेराग्यपंचाशिका 
वेराग्यसार 
व्यवहारगणित्त 
व्यवहारपच्चीसी 


व्यवहाररत्नलीलावती 
ब्तकथा 
ब्रतकथाकोश 
ब्रतकथाकोद 
व्रतकथासंग्रह 
शतअष्टोत्तरी 
हन्दमणिदपंण 


आदि पम्प 
शुभचन्द्र 


र्‌इघू 

विद्यानन्द 

गुणचन्द्र 
जयसागर 
ब्रह्मदेव 
दोलतराम कासलीवाल 
भावसेन त्रेविद्य 
श्रीधरसेन 
देवेन्द्रकीतिं 
घनञ्जय 
धघनसागर 
भट्टारक पद्मनन्दि 
भगवतीदास 
वीरचन्द्र 

वृन्दावनदास 

उख्कीतिं 


साल्व 
श्रीधरदेव 
भगवतीदास 
सुप्रभाचार्य 
राजादित्य 
दानत्तराय 


राजादित्य 
जिनदास 
सकलकीतिं 
श्रुतसागर सूरि 
खुशालचन्द काला 
जिनसागर 
भगवतीदास 
केशवंराज 


डी३०७ 
३।३६५ 
४२०१५ 
२३५९५ 
३॥४२३ 
डी३०२ 
३॥३१३ 
ड२८२ 
३॥२६१ 
४६० 
२३।४४९ 
डी८ 
३।४५२ 
३॥३२३ 
'डी२४० 
३।३७५ 
४३०१ 
३।४४२ 
४३११ 
डी३११ 
४२७२ 
४१९७ 
४३११ 
४२७७ 


४३११ 
३।३४० 
शेरेरे४ 
३।४०० 
४३०३ 
४३२२ 
४२६५७ 
४३१० 


परिक्षिष्ट : ४८९ 


घब्दरत्नप्रदीप 
शब्दानुशासन 

»  अर्मोधवृत्तिसहित) 
धब्दाम्भोज-भास्कर 
शाकटायनन्यास 
शाकटायनव्याकरणटीका 
शान्तिजिनस्तोत्र 
शान्तिनाथ-आरती 


शान्तिनाथचरित 


7 


| 
शान्तिनाथपु राण 


पे 
शान्तिनाथराय 
शान्तिनाथस्तवन 
शान्तिनाथस्तोत्र 
शान्तिपुराण जिनाक्षरमाले 
धशान्तिस्वर॒पुराण 
शास्त्रपूजा 
शास्त्रमण्डलपूजा 
शास्त्रसा रससुज्यय 
शिक्षावली 
शिखामणिरास 
शिखिरसम्मेदाचलमाहात्म्य 


शिल्प्पड्डिकारं (नुपूर महाकाव्य) 


शीतलनाथगीत 
शीलकथा 
शीलपताका 
श्रृ्धा रमञ्जरी 
श्ुद्धा रसमुद्रकाव्य 


सोमदेव 

भट्टाकलखू (भट््‌टारक) 
शाकटायन 

प्रभाचन्द्र 


भावसेन श्रेविद्य 
भट्टारक पदुमनन्दि 
जिनसागर 
शुभकीति 
सकलकीति 
रामचन्द्र मुमुक्षु 
असग 


श्रीमूषण 
देवदत्त 
शान्तिकीति 


देवदत्त 
श्रुतसागर सूरि 
जिनसागर 
पोन्त कवि 
कमलभव 
जिनदास 
ज्ञानमषण 
माघनन्दि 
भगवतीदास 
सकलकीत्ति 
मनरंगलाल 
इलंगोवडिगल 
सुमत्तिकीति 
भारामल 
महाकीति 
अजित्तसेन 
जगन्नाथ 


४९० : तीथंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा 


३॥४४५ 
४३११ 
३।२० 
३॥५० 
३।५० 
३॥।२६० 
३॥३२३ 
३।४५० 


३॥४१३ 
३॥३३० 
४७१ 
४१३ 
३॥४४० 

- ४२४३ 
४३११ 


४१२४ 
२३५४ 
दे४५० 
४३०७ 
४३११ 
३३४० 
३।३५२ 
रे।२८५ 
४२७२ 
३॥३३० 
डी२०६ 
४३१४,३१७ 
३॥३८१ 
४३०५ 
डीरे२१ 
४३१ 
४९१ 


शुद्धा राज॑वचन्द्रिका 


(अलद्भारसंग्रह) विजयवर्णी 
श्रावकानचार तारणस्वामी 
श्रावकाचा रसारोद्धार भट्टारक पद्मनन्दि 
श्रीपाल-आख्यान वादिचन्द्र 
श्रीपाल-चरित धमंघर 

ए सकलकोति 

| ब्रह्म नेमिदत्त 

छः श्रुतसागर सूरि 

१ दौलतराम कासलीवाल 
श्रीपाल-रास ब्रह्म जिनदास 
श्रीपु र-पादव॑नाथस्तोत्र विद्यानन्द 
श्रीपुराण अज्ञात 
श्रुतज्ञानोद्यापन वामदेव 
श्रुतजयमाला ब्रह्म जीवन्धर 
श्रुतपूजा ज्ञानभूषण 
श्रुतसागरी टीका (तत्त्वाथेवृत्ति) श्रुतसागर सूरि 
श्रुतस्कन्धकथा गंगादास 

हे ब्रह्शानसागर 

हा ललितकीति 
श्रतस्कन्धपूजा श्रुतसागरसूरि 
श्रेणिकचरित जनाद॑ने 

द शुभचन्द्र 
श्रेणिकपुराण गुणदास 
श्रेणिकरास ब्रह्यजिनदास 
इवेताम्वर-पराजय जगन्नाथ 
घट्कमंेरास शञानमषण 
बट्कर्मोपदेश अमरकीतिंगणि 
घट्खण्डागम (छक्सष्डागम) पुष्पदंत-भूतवलि 
बट्पाहुड-वचनिका टेकचन्द 
धट्प्राभृत-टीका श्रुतसागरसूरि 
षट्रस-कथा लल्तिकीतिं 
बद्धर्मोंपदेशमाला र्‌इपू 


डीरेप 


३।३२५ 
ड७र 
४५८ 

शे।३३३ 

३।४०४ 

शे४०० 

डीर८२ 

३।३४३ 

२२५९ 

४३१८ 
४६७ 

३२।३९० 

३॥३५२ 

२।३९५ 

३॥४४८ 

३।४४रे 

३॥४५३ 

३।४०० 

४३२२ 

३॥३६५ 

डीर३े१९ 

३॥३४२ 
डॉ 

३३५२ 

डीर५८ 
२५९ 

डी२०५ 

३॥३९७ 

३!४५३ 

ड२०१ 


परिद्िष्ट : ४९१ 


घोड्शकारण 
षोडदशका रण-कथा 
षोडशकारण-जयमाल 
घोडशकारण-पुजा 
संगीत-समयसार 
संतिणाह-जरिउ 


संत्तोषतिलकजयमाल 
संभवणाहर्चारिउ 
सगरजरित 
सज्जनचित्तबल्लभ 
सत्तीगीत 
सत्तवतसणकहा 
सत्यासनपरीक्षा 
सदंसणचरिउ 
सद्धयवीरकथा 


सदुभाषितावली (सूक्तिमुक्तावली) 


सनत्कुमारचरित 
सन्‍्मतिससूत्र 
सप्तऋषि-पूजा 


है) 


सप्तपदार्थीटीका 
सप्तपरमस्थान-कथा 
सप्तव्यसन-कंथा 
सप्तब्यसन-चरित 


समकितमिथ्यात्वरास 
समयदिवाकर (टीका) 
समयपरीक्षा 
समयसार 
समयसारकलश 
समयसारटीका 


ललितकीकत्ति 
सोमकीत्ति 
मनरंगलाल 
भारामल 

ब्रह्म जिनदास 
वामनमुनि 
नयसेन 
कुन्दकुन्द 
अमृतचन्द्र सूरि 


है 


जयचन्द छावड़ा 


४९२ : तीभंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा 


डीरे२७ 
३४५३ 
४डी२०९ 
३।४४२ 
३॥३० रे 
डीर२५ 
४२२६ 
४२३१ 
डी२१० 
४३०३ 
३।३६९५ 
२।३५९१ 
४२३८ 
ररे५७ 
२०१ 
४१२४ 
३॥३३० 
४३११ 
२२१२ 
४३०६ 
३३३५ 
३।२६१ 
३।४५३ 
३॥३४६ 
४३०६ 
डीरे०५ 
शेर३े४२ 
४३१७ 
४३०८ 
२११२ 
२४१३ 
२४१५ 
२५०२ 


समयसारनाटक-वचनिका 


समयसा र-हिन्दीटीका 


समवशरणपूजा (केवलज्ञानचर्चा) 


समवशरणषद्पदी 
समाधितन्त्र 
समाछितन्त्र-टीका 


समाधिमरणोत्साहदीपक 


समाधिरास 
सम्बोधपंचाशिका 
सम्बोधसत्ताणुभावना 
सम्बोधसहस्तपदी 
सम्मइजिणचरिउ 
सम्मत्तगुणणिहाणकव्व 
सम्मेदाचल-पूजा 
सम्यबत्वकौमुदी 
सम्यक्त्वप्रकाश 
सम्यकत्वभावना 
सम्यग्गुणा रोहणकाव्य 
सयलविहिविहाणकब्व 
सरस्वतीपूजा 


सरस्वतीमस्त्रकल्प 
सरस्वती-स्तुति 


सर्वक्षसिद्धि (लघु तथा बृहत्‌) 


सर्वाथंसिद्धि-वचनिका 
सवणवा रसिविहाणकहा 
सहस्ननामस्तवनसटीक 


सागारधर्मामृत्त (घर्मामृतत) 


सारचतुर्विशतिका 


जयसेन दित्तोय 
सदासुख कासलीवाल 
राजमल्ल 
खरूपचन्द्र 
छत्रसेन 
पूज्यपाद 
प्रभाचन्द्र 
सकलकीत्ति 
भगवत्तीदास 
वीरचन्द्र 
महितसागर 
रहृघू 
गंगादास 
दयासागर 
मंगरस 
जोधराज गोदीका 
डाल्राम 
रइचघू 
नयत्तन्दि 
जिनदास 
ज्ञानभूषण 
चन्द्रकीत्ति 
मल्लिषेण 
ज्ञानमूषण 
अनन्तकीत्ति 
जयचन्द छावड़ा 
गुणभद्र 
आशाधर 


सकलकीत्ति 


रेऐ४रे 

'डीरथद 
३०४ 
'॥२५७ 
३।४४६ 
२२२५ 
३॥५० 
रे३२० 
४२४० 
४२०१ 
२।३७७ 
डीरे२० 
४२०२ 
४२०५ 
३४४८ 
४३२२ 
४३१० 
'डरेग्दे 
४३०६ 
'४॥२०१ 
४२०१ 
रे।२५४ 
रे।र४० 
२३५२ 
३॥४४२ 
३।१७६ 
र।२५२ 
३।१५७ 
४२५२ 
४२१७ 
४४५ 
४४ 
शे३३० 


परितधिष्ट : ४९३ 


सारसमुज्वय 
साढंद्वयद्वीपपूजा 


साहसभीमविजय (गदायुद्ध) 
दम 

|| 
सिद्धचवकमाहंप्प 
सिद्धाचक्रपाठ 
सिद्धचक्रपूजा 
सिद्धचक्राष्टक टीका 
सिद्धपूजा 
सिद्धभत्ति 
सिद्धभक्तिटोका 
सिद्धान्तसार 


4 
4 
सिद्धान्तसा रदीपक 


सिद्धान्तसारसंग्रह 
सिद्धिप्रियस्तोत्र 
सिद्धिविनिएचयटीका 
सिद्धिविनिश्चय सतवृत्ति 
सिद्धिस्वभाव 
सिरिपालचरिउ 
सिरिबालचरिउ 
सीताहरण 


सीमन्धरस्वामीगीत 
सीलपाहुड 
सुअंघदहमीकहा 
सुकुमालचरिउ 
सुकुमालचरित 
सुकोशलूस्वामी रास 
सुबकोसलचरिउ 


दॉलतराम कासलीवाल 
शुभचन्द्र 

ब्रह्म जितदास 

रन्न 


रइधू 
नरसेन 
रहइघू 
ललितकोत्ति 
शुभचन्द्र 
श्रुतसागर सूरि 
दौलतराम कासलीवाल 


कुन्दकुन्द 
श्रत्सागर सूरि 
भावसेन त्रेविद्य 
जिनचन्द्र 


नथमल विलाला 
सकलकीत्ति 
नरेन्द्रसेन 
पुज्यपाद 

बृह॒द्‌ अनन्तवीय॑ 
अकलऊ्ू 
तारणस्वामी 
दामोदर द्वित्तीय 


रच 
महेन्द्रसेन 
बरह्मसागर 
वीरचन्द्र 
कुन्दकुल्द 
उदयचन्द्र 
श्रीधर तृतीय 
सकलकीरत्ति 
जिनदास 
बे 


छः 


४९४ : तीथंकर महावीर और उनकी आवार्यपरम्परा 


४डीर८२ 
३॥३६१५ 
३।र २५ 
४३०८ 


४२०५ 
४२२३ 
४२०१ 
३।॥४५३े 
२३६५ 
३॥३९४ 
४२८२ 
२११५ 
२३३५४ 


३।२६१ 
२॥३८३े 


३॥१८६ 
४२८१ 
र।३२४ 
रशोधरे५ 
२२३४ 

३॥४१ 
२३१२ 
४२४४ 
४१९६ 
४२०३ 
३।४५१ 


४३०३ 
शेरे७७ 


२११५ 
डी१८७ 
४१५० 
३॥।३३२ 
३॥३३५९ 
४२०४ 


सुत्तपाहुड 

सुदभत्ति 
सुदंसण्चारिउ 
सुदर्शनचरित 
सुदर्शनपुराण 
सुदर्शनरास 
सुदृष्टितरंगिणी वचनिका 
सुत्नस्वभाव 
सुभगसुलोचनाचरित 
सुभद्रा-नाटिका 
सुभाषित्ततन्त्र 
सुभाषितरत्ननिधि 
सुमाषितरत्नसंदोह 
सुभोमचक्रवर्ती-रास 
सुमति-सप्तक 
सुलोचना-कथा 
सुलोयणाचरिउ 
सुषेणचरित 
सूक्तिमुक्तावलि-पद्मयानुवाद 
सृत्रजीकीलघुवचननिका 
मलबे 
सोद्धयर्चारिउ 
सोलहका रण-पूजा 


सोलहकारण-रास 


जगन्नाथ 
सावाजी 
भगवतीदास 
जिनसागर 
ललितकीत्ति 
गुणभद्र 
कुन्दकुल्द 
नयनंदि 
वोरदास 
सकलकीत्ति 
विद्यानन्दि 
ब्रह्म नेमिदत्त 
कामराज 
ब्रह्म जिनदास 
टेकचन्द 
तारणस्वामी 
वादिचन्द्र 
हस्तिमल्ल 


जोइन्दू 
अमरकीत्तिगणि 
अमितगति द्वितीय 
जिनदास 


महासेन द्वितीय 
देवसेन 
जगन्नाथ 


कुवरपाल 
सादासुख कासलीवाल 


विमेलकीत्ति 


स्वयम्मु 
ब्रह्द जिन॒दास 
सकलकीत्ति 


जिनदास 


४९१ 

४३१ 
'॥२४० 
३४५० 
३।॥४५३ 
४२१८ 
२११४ 
२११५ 
३॥२५१ 
४२३२० 
रेरे३२ 
३॥३७२ 
र२।४०५ 
४३२१ 
३।३४३ 
४३०५ 
४२४४ 

४७२ 
३॥२८१ 
२।२५१ 
४१५७ 
२।३९५० 
३॥३४० 
३।२८७ 
३॥२८६ 
४१५२ 

४९१ 


४२६२ 
४२९५६ 
डीरे२२ 
४२०६ 

४९८ 
३॥३३९५ 
३॥३३० 
३॥३३५ 


वरिशिष्ट : ४९५ 


सोलहकारण-रासो 
सोलह॒कारणवय-कहा 
स्वुति नेमि-जिनेन्द्र 
स्तुति-विद्या (जिनशतक) 
स्त्रीमुक्ति-प्रकरण 


स्फुटपद 
स्याद्ाद-सिद्ध 
स्वप्नवत्तीसी 
स्वयंभुछन्द 
स्वयंभुव्याकरण 
स्वरूपानन्द 
स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा 
हनुमतरास 
हनुमानपुराण 
हरिवंशपुराण 


» पिद्यानुवाद) 


होलिकार्चारत 
होलिका रेणुजरित 
होली रास' 


सकलकीत्ति 
गुणभद्र 
गुणचन्द्र 
समन्‍्तभद्र 
शाकटायन 
रूपचन्द्र 
वादीभसिंह 
भगवदीदास 
स्वयंभुदेव 


7 
दीपचन्द शाह 
जयछन्द छावड़ा 
ब्रह्म जिनदास 
दयासागर 
खुशालचन्द काला 
जिनदास 
घवल 
रदइघू 
सालिवाहन 


बन्धुवर्मा 

दौलतराम कासलीवाल 
पुण्यसागर 

श्रुतकीत्ति 

धर्मकीत्ति 

ब्रह्म जिनदास 

जिनसेन प्रथम 
वादिचन्द्र 

जिनदास 

ब्रह्म जिनदास 


आभार 


शेरे३० 
४२१८ 
३।४२३ 
२।१८८ 

३॥२४ 
४२६० 

३॥३४ 
४२६६ 
४१०१ 
४१०२ 
४२५४ 
४२५२ 
३३४१ 
डौरेरर 


 डारे०्रे 


४३१८ 
४११९ 
४२०१ 
४२६२ 
४३११ 
४२८२ 
४३२१ 
शेड३े२ 
३।४र४ 
३॥३० 
रोड 
डीछ३े 
डी।८ड 
३।३४२ 


: परिशिष्टकी दोनों अनुक्रमणिकाएँ डॉ० सुदर्शनलालजी जेन प्राध्यापक 
काणी हिन्दूविध्वविद्यालयने तैयार की हैं, इसके लिए उन्हें हृदयसे धन्यवाद हैं। 


४९६ : तीघंकर महावीर ओर उनकी आचार्यपरम्परा 





डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषायार्ग, एम.ए. ,पी. एच. डी. डौ, लिट, 
उदय . पौषकृष्णा द्वादसी सन्‌ १९१५. आजरपुर (राज.) 
अवसान : माघकृष्णा ट्वितीया सन्‌ १९७४, पटना (बिहार) 


जटिल संघर्षों में से उभरता व्यक्तित्व, 
शैज्ञव में पितृ-वियोग । नाना के संरक्षण में 
राजाखेड़ा में प्रारम्भिक शिक्षा ।तत्पहचात 
स्वयंपाठोी और स्वावलंबी जीवन । लगभग तीस 
वर्षो तक ज्ञानार्जन में सतत संलग्न । 

शताधिक शोध-निबंधों के प्रणेता । 
व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और समीक्षा- शास्त्र 
से लेकर पुरा-कथाओं और भक्ति-साहित्य तक 
को विषय बनाकर सेंतीस पुस्तकों के यशञस्वी 
लेखक । हिन्दी - संस्कृत की अनेक पुस्तकों/ 
पत्रिकाओं के सफल सम्पादक ।मरणोपरान्त 
अनेक अप्रकाशित शोध-निबंधों का दो खण्डों 
में प्रकाशन । 

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश शासन, 
श्रमण-संघ और विद्वत्परिषद द्वारा सम्मानित । 
अखिल भारतीय प्राच्य-विद्या . सम्मेलन में 
“जैेन-विद्या विभाग” के अध्यक्ष । अनेकों 
सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं से 
सम्बद्ध । एक दर्जन से अधिक शोध-छात्रों के 
पो.एच.डी. उपाधि हेतु निदेशक । 

चर्चित कृतियों : भारतीय ज्योतिष / 
मंगलमंत्र णमोकार / आदिपुराण में प्रतिपादित 
भारत / संस्कृत-काव्य के विकास में जैन कवियों 
का योगदान / प्राकृत भाषा और साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास / हिन्दी जैन साहित्य 
परिशीलन / तथा यह “तोर्थकर महावीर और उनकी 
आचार्य परम्पए”/ आदि । 


प्रथम खण्ड : ग्यारह परिच्छेद 
४. तीर्थंकर परम्परा और महावीर / जन्म-जन्म की साधना / समसामयिक 
परिस्थितियों / विचारक एवं सम्प्रदाय. / महावीर की जन्म-भूमि / जन्म 
&». एवं किशोरावस्था / युवावस्था : संघर्ष एवं संकल्प / तपश्चरण और कैवल्य 

प्राप्ति / गणधर / समवसरण / प्रभावित राजन्यवर्ग / निर्वाण / निर्वाण-स्थली/ 
देशना-ज्ञेय तत्व / ज्ञानतत्व / धर्म और आचार / समाज - व्यवस्था आदि। 

प्रत्येक विषय का विशद और साधार प्रतिपादन । महावीर की जन्म- 
भूमि वैशाली और निर्वाण-भूमि मध्यमा पावा पर विस्तृत विवेचना और 
देशना के अंतर्गत “दिव्यध्वनि” और “अर्द्ध-मागधी”क वैज्ञानिक विवेचन। 
द्वितीय खण्ड : दो परिच्छेद 

प्रथम परिच्छेद में महावीर के पशचातवर्ती तीन केवली और पॉच 
श्रुतकेवली भगवन्तों के साथ अंगधारी श्रुतधधर आचायों का इतिहास-सम्मत 
परिचय । आचार्य कुन्दकुन्द का विस्तृत इतिवृत्त । 

दूसरे परिच्छेद में आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दि-पूज्यपाद, 
पात्रकेसरी, अकलंक, विद्यानन्दि, वीरसेन और जिनसेन द्वितीय आदि । 
तृतीय खण्ड : दो परिच्छेद 

प्रथम परिच्छेद में प्रबुद्गाचार्यों के व्यक्तित्व और कृतित्व का सविस्तार 
प्रतिपादन । जिनसेन प्रथम, गुणभद्र, पाल्यकीर्ति, वादीभर्सिह, महावीराचार्य, 
अनन्तवीर्य, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, लघु अनन्ततवीर्य, वीरनन्दि आदि प्रायः 
पचास तथा द्वितीय परिच्छेद में वृहत्‌ प्रभाचन्द्र, पाइर्वदेव, भुवनकीर्ति, 
ब्रम्हजिनदास, सोमकीर्ति, भास्करनन्दि, अभिनव धर्मभूषण आदि लगभग 
पचास परम्परा-पोषक आचार्यो / ग्रन्थकारों का सप्रमाण परिचय । 
चतुर्थ-खण्ड : चार परिच्छेद 

प्रथम परिच्छेद में संस्कृत भाषा के कवि-परमेष्ठी, धनंजय, असग, 
हरिचन्द्र, चामुण्डशाय, अजितसेन, विजयवर्णी, आशाधर, अर्हदास, आदि। 

द्वितीय परिच्छेद में अप्रभ्नंस भाषा के चतुमुख, स्वयंभूदेव, त्रिभुवन 
स्वयंभूदेव, पुष्पदन्त, धनपाल आदि पेंतालीस कवियों का इतिहास । 

तृतीय परिच्छेद में हिन्दी तथा उसकी सहयोगी अन्य देशज भाषाओं , 
मराठी, तमिल और -कज़ेंड़ के कवियों और लेखकों के कृतित्व की चर्चा। 

चतुर्थ परिच्छेद में आचार्यपरम्पता की उपलब्ध पट्टावलियाँ । 

इस प्रकार तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा का समग्र, 


संक्षिप्त किन्तु प्रायाणिक परिचय प्रस्तुत करने का एक आचार्यकल्प विद्वान 
का सफल प्रयास । 


